भागवत-धमे 


अथवा 


जीवन की इताथंता 


[ श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंध का लोकसुलभ अनुवाद एवं टीका ] 


श्री हरिभाऊ उपाध्याय 


१६५१ 


सत्साहित्य प्रकाशन 


प्रकाशक 
मार्तरड उपाध्याय 


2 पेरता साहित्य मंडल 
नई दिल्‍ली 


पहली वार--जनवरी, १६७१९ 
मृल्य 

अजिल्द ; सा पांच रुपये 

सजिन्द ; साहे छ; रुपये 


सुम्रक 
न्यू इरिड्या प्रेस 
नई दिल्‍ली 


अस्तावना 


श्रीमज्ञागवत सब पुराणों में सिरमोर है। अत; यह महापुराण कहा जाता है । महद्दा- 
भुनि व्यास जिन्होंने वेदों का सम्पादन, ब्रह्मसूत्रों की तथा महाभारत की रचना की है, इसके 
भी रचयिता माने जाते हैं। इसकी रचना व प्रचार कलिकाल के दुःख व दुरवस्था से मलुष्य-जाति 
को छुडाने या बचाने के उद्देश्य से हुईं है। वेद, वेदान्त तथा महाभारत के सम्पादन व प्रणयन 
करने पर भी वेदव्यास के मन में एक प्रकार का असनन्‍्तोष बना रहा। उन्हें सन में यह अनुभव 
होने लगा कि मेरे जीवन-कार्य से कुछ कसर रही प्रतीत होती है । इसका कारण व उपाय खोजने 
के लिए वे शान्तचित्त से विचार करने लगे । समाहितचित्त होने पर उन्हे स्फूर्ति हुईं कि कलिकाल 
के जीवों के उद्धार के लिएु सरल मार्ग--भक्ति को विशद्‌ करो । भगवत्‌-शरण, भसगवज्ञाम-लीला 
संकीतन का प्रचार करो | कर्मकाए्ड और योग-साधन आदि छ्लिष्ट-सार्ग कलिकाल में सुसाध्य नहीं 
है । इस प्रेरणा से उन्हे आत्मसन्तोष हुआ जिसका फल यह मधुर रसमय ज्ञान-गद्ा श्री मद्‌- 
भागवत है । 

इसमे सिद्धान्त-रूप से एक-सात्र परमात्मा नारायण के अ्रस्तित्व को स्वीकार किया गया 
है ओर उसीके प्रति अपने सारे जीवन को समपंण करने, उसीमें तछ्लीन व तन्‍्सथ रहने का उप- 
देश दिया गया है। संसार के समस्त दुःखों से छूटने व अखण्ड सुख पाने का यही सबसे उत्तम, 
सरल व सुसाध्य उपाय कलियुग के लिए बताया गया दहै। अ्रतः इसका दाशनिक सिद्धान्त श्रद्वेत 
और साधन या मार्ग भक्ति है। इसके प्रमाण पद-पद पर खुद भागवत में ही भरे पडे हैं। कहते 
हैं कि भगवान्‌ ने ब्रह्माजी को पहले सूत्र-रूप में भागवत का सिद्धान्त बताया; वह चतुश्श्लोकी 
भागवत के नाम से प्रसिद्ध है । उसमें भगवान्‌ के निगु ण, सग्रुण, जीव, जगत्‌ सबकी एकता का 
प्रतिपादन है-- 

अहमेवाससेवात्रे नान्‍्यद्‌ यतू सदसत्परम। 
पश्चादह यदेतब्च॒योउवशिष्येत सोउस्म्यहम्‌॥ (२६३२) 

सृष्टि से पूर्व में ही था, मे केवल था, कोई क्रिया न थी । उस सप्तय सत्‌ श्रर्थात्‌ 
कार्याव्मक स्थूल भाव न था, असतू--कारणात्मक सूच्म भाव न था । यहाँ तक कि इनका 
कारण-भूृत प्रधान भी अन्तमु ख होकर सुर मे लीन था। सृष्टि का यद्द प्रप॑च में ही हैँ और प्रलय 
में सब पदार्थों के लीन हो जाने पर सें द्वी एक-मात्र अचशिष्ट रहूँगा। 

इसी एक सत्य अह्य तत्व को भगवान्‌”, अहा?, 'वासुदेव! & कहा है । 


जन आऑज+न+ ++>+-++-+>++ न 


9 वर्दान्त तत्‌ तत्त्वविदस्तत्व यज्जानमदयम | 
ब्रह्म ति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते ॥ (१-२-११) 





चार : 


इसी तरह उनकी भ्राप्ति का एक-मात्र मार्ग भक्ति बताया गया है-- 
न साधयति मां योगो न सांख्य॑ धर्म उद्धव । 
न स्वाध्यायस्तपो त्यागो यथा भक्तिमेंमोर्जिता ॥ (भा०१३१३४।२०) 

भगवान्‌ कृष्ण उद्धव से कद्दते हैं-- 

मेरी सुदढ भक्ति सुझे जिस प्रकार प्राप्त करा सकती है उस प्रकार न तो योग, न 
साल्य, ते घर्मं, न स्वाध्याय, न तप और न दान ही करा सकता है। भागवत्त में भगवान्‌ के 
अनेक श्रवतारों की, उनकी लीज्ञाओं व चरित्रों की तथा अन्य कथाओं को निमित्त बनाकर प्यास 
भगवान्‌ ने इन्हीं दो बातों - अद्वेत व भक्ति को पाठक के सन पर अंकित करने का सफल्न यत्न 
किया दे । 

भागवत में काव्य व साहित्य के ग्रुणों की काफी मात्रा द्ोने के कारण यद्द ज्ञान, 
विज्ञान, शाख, इतिहास, कवित्व भौर कल्पना से मिश्रित बहुत रोचक अन्थ बन गया है । 

इसकी रचना-शेली पौराणिक है । आधुनिक ऐतिहासिक व आलोचनात्मक दृष्टि से 
इखेंगे तो शायद पूरा सतोप किसीकों भी न हो सके । यह भक्ति-प्रधान अन्य है, श्रत, इसे एक 
मक्त की दृष्टि से ही देखना व उससे लाभ उठाना चाहिए । हॉ, इसमे ऐसी सामश्री ज़रूर दे 
जिससे इतिहास, काव्य, कथा, दर्शन, सब के प्रेमियों को थोड़ा-थोडा लाभ मिल सकता है । 

मेने, इसे भक्त की भावना के साथ ही साथ एक सुधारक की दृष्टि से भी पढ़ा है । 
पुराणों की रचना जिस काल के लिए की गई थी चद्द श्रव नही रद्दा । चह पद्धति अब पढ़े-लिखे 
लोगो की उतनी युक्ति-युक्त व हृदयज्जम नद्दी मालूम दोतो जितनी आधुनिक विवेचक पद्धति मालूम 
होती है । अव मैंने अपने विवेचन में आधुनिक बुद्धिगम्य शैज्ञी का दी अवल्म्बन 
किया है । फिर यह विवरण केवल ११वें स्कनध का है। जहाँ तक ज्ञान विज्ञान, धर्म, नीति, 
भक्ति-निष्ठा व आचार से सम्बन्ध है, इसे सारी भागवत का उपसहाराध्मक स्क॑ंध कह सकते हैं । 
कथाओं को, वंशाचलियों को तथा इतर उपाख्यानों को छोड दे तो सारी भागवत्त का द्वी नहीं सारे 
श्रार्य शास्त्रों का निचोड़ इस एक ही स्कघ में आ जाता है भर इसीलिए मेंने अ्रपने विवरण के 
लिए इसीको झुना है। भागवत का, खासकर उसके ज्ञान-विज्ञान आदि का लाभ आधुनिक 
समाज किस प्रकार उठा सकता है, इस बात को महेनज़र रखकर सेंने यह विवेचन 
किया है। में यद्द नहीं कहता कि भागवत्तकार के कथन को मेंने ज्यों-का-त्यों रखने या विशद 
करने का प्रयत्न किया है, पर यह में नि.शक रूप से कह सकत्ता हू कि भागवतकार ने जिन दो 
उम्भों--अछ्लैत व भक्ति पर अपनी विशाल इसारत खड़ी की है उन्हीं पर मेंने भी अपने इस विवेचन 
का श्राधार रक्खा है । उनके मर्स की, हार्द की, मेंने हर तरह रक्षा की है, नहीं बल्कि आधुनिक 
समाण व जगत्‌ को उपयोगी होने-योग्य भाषा च शली में रख कर उसको अधिक लोकप्रिय 


ज्ञान विशुद्ध परमार्थमेकमनन्तर त्ववद्ित्रह्म सत्यम्‌ | 

प्रत्यकू प्रशान्त भगवच्छुब्द सज यद्‌ वासुदेव कवयो वर्दान्त || (५।१२॥११) 
जञानमात्र पर व्रह्म परमात्मेश्वरः पुमान। 

दृश्यादिमिः प्रथर्मावेर्भगवानेक ईयते ॥ (भाग ० स्कन्ध ३३२२६) 


( उपनिषदों मे परब्रह्म, योग में परमात्मा, ईश्वर, साख्य में पुरुष, भक्ति-शास्त्र में भगवान्‌ 
कहा जाता है। ) 


;: पांच 


बनाने का यत्न किया है। आधुनिक जगत्‌ की समस्याओं का विचार करते हुए सैस्वलन्त्र:रू((8 ह 
इस नतीजे पर पहुंचा कि समाज की रचना की यदि कोई न्याययुक्त, सुख-शान्तिग्रद, सकतरूर, 
स्वातन्त्य रक्षक, विकासशील, सजीव पद्धति हो सकती है तो वह भ्रद्देत-सिद्धाल्त पर द्वी कायम 
की जा सकती है, और यदि कोई दृत्ति मजुष्य व समाज को अपने लच््य तक पहुंचा सकती है, 
सुख, आनन्द, शान्ति प्रदान कर सकती है तो वह -भक्ति-दृत्ति ही है। भले ही इस अद्वेत-सिद्धांत 
को श्राप सामाजिक भाषा में समता का सिद्धान्त कहें व भक्ति-बृत्ति को लगन, एकनिष्ठता, तन्‍्मयता 
प्रेमपरिपूर्णता कहें । सुके इन दो तत्वों का साक्षात्कार जितना भागवत में हुआ उतना किसी ग्रन्थ ; 
में नही हुआ, और यह बात मेरे हृदय में अ्रच्छी तरह अंकित दो गई, कि क्‍यों श्री वल्लभाचाय 
ने इसे व्यास भगवान्‌ की 'समाधि-भाषा? कहा है | मजुष्य व समाज की सर्वोच्च अभिलाषाशों की 
पूर्ति के लिए इन दो से बढ कर कोई उत्तम साधन नहीं हो सकता । मेरा यह सनन्‍तव्य या आशय 
इस पुस्तक में पाठकों को तरह-तरह से विशद्‌ द्वोता हुआ दिखाई देगा | यहाँ इसकी अधिक चर्चा 
करने की जरूरत नहों है। 

जगत्‌ में दो विचार के लोग थे, हैं ओर रहेंगे । एक आस्तिक--ईश्वरवादी, दूसरे ना- 
स्तिक--अनीश्वरवादी । समाज से हम एक दल का बहिष्कार करके केवल दूसरे का द्वी विचार नहीं 
कर सकते । दोनों की व्यवस्था, उन्नति, सुख का विचार हमें करना होगा तभी वह समाज-व्य- 
वस्था सम्पूर्ण व उपयोगी हो सकेगी । इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर मेंने इसमे इन दोनों 
सिद्धान्तों का विवेचन इस तरह से किया है कि दोनों वर्ग को लाभ पहुँचे । आस्तिकों के लिए 
झाध्यात्मिक व धामिंक भाषा, नास्तिकों के लिए सामाजिक-लौकिक भाषा का श्रयोग किया है | 
इन दोनों भाषाओं का कलेवर भत्ते ही जुदा हो, मेरे नज़दीक इनकी आत्मा मे कोई अन्तर नहीं 
है । दोनों को जोडने वाली कडी मुझे स्पष्ट दीखती है, श्रतः दो भाषा बोलकर भी मैंने एक ही 
आशय को प्रकट किया है । यदि इसके द्वारा मेरे बुद्धिवादी, अनीश्वरवादी, आलोचक-बुद्धि पाठक 
उस मूल स्रोत तक पहुँच पा तो मुझे बहुत संतोष होगा । साथ ही यदि भावुक, भक्त, 
धार्मिक- वृत्ति के पुरुष आधुनिक जगत्‌ की समस्याओं के महत्व व हल को इसके द्वारा समझ व 
ग्रहण कर सके तो मेरा श्रम बहुत-कुछ सफल हो जायगा। 

प्राचीन हिन्दू-ससाज वर्णाश्रम-व्यवस्था वा चातुर्वेश्य पर खडा था। वह अब तितर- 
बितर हो गया, हो रहा है, और शायद उसी रूप में अब न उठ सके । पर ज्ञिन तत्वों पर वह 
खडा था, वे अ्रब भी उपयोगी हैं और रहेंगे । उन्‍्हींके सहारे नवीन समाज की रचना बडे मज़े 
में की जा सकती है, यह मेरा विश्वास है और उसीको इसमें समझाने का यत्न किया गया है। 
समाज-रचना के जो अन्यान्य तत्त्व व यौजनाय पेश की जा रही हैं उनकी तुलना, छानबीन करके 
मेंने अपना विचार स्थिर व पुष्ट करने का यत्न किया है । 


प्राचीन समय में अनेक कारणों से 'संन्यास! आश्रम रूढ़ किया गया था | उसका मूल- 
भूत सिद्धान्त तो आज भी सुझे सही व उपयोगी मालूम होता है, परन्तु इससे कर्म-योग व कर्म- 
संन्यास का एक विवाद उठ खडा हुआ था, ज्ञो कि अब दब गया है और प्राय: सभी लोग कर्म- 
योग की मद्दत्ता को एक स्वर से स्वीकार करते हैं । क्म-योग की अनिवार्यत्रा, उपयोगिता व 
व्यावद्ारिकता को ध्यान में रखकर तो मैंने भक्त के जीवन को कर्म-प्रधान माना व समझा है, तथा 
वेसा ही पाठकों के सामने उपस्थित करने का प्रयत्न किया है। ह हु 


के के हो 
+ श्र + 


मनुष्य के सामने व्यक्तिगत प्रश्न हैं उसकी सुख-सम्द्धि या शान्ति-सन्तोष-समाधान का 
व सामाजिक प्रश्न है समान की सुब्यवस्था का । ये दोनों इस तरह हल द्ोने चाहिएं जिससे इनमें 
विरोध न दो, व परस्पर सहायक-पूरक द्वो सक। व्यक्ति व समाज दोनों में, आख़िर व्यक्ति को दी 
प्रधानता देनो पढ़ेगी, क्योंकि समाज आख़िर व्यक्तियों के ही लिए तो है । हमारी प्रत्येक सामाजिक 
व्यवस्थां का लच॒य व्यक्ति का चरम उत्कषं द्वी हो सकता है। इसीलिए हमारे प्राचीन घर्म-प्रन्थों 
व शास्त्रों में जीवन की व्यक्तिगत साधन। पर बहुत ज़ोर दिया गया है, व सामाजिक व्यवस्थाओं 
को अपेक्षाकृत गौण स्थान मिला है। चर्णाश्रम-ध्यवस्था में दोनों के द्वित का ध्यान रक्खा गया है 
व उनका सामजस्थ क्रिया गया है। आश्रम--व्यक्तिगत जीवन को बनाने के लिए, वर्ण--सामाजिक 
संगठन व सुब्यवस्था के लिए । इस अन्थ में मैंने इस वात को भी अपनी निगाद् से श्रोकल नही 
होने दिया है । 
बचपन में में 'भागवत-सप्ताह? में पोराणिकों के मु ६ से भागवत की कथायें सुना करता 
था । रोचक मालूम होती थीं । जब अपने गाँव से उड़कर काशी पढ़ने के लिए पहुंचा तो “शआ्रार्य- 
समाज! व 'सनातन-घधम्म' के शास्त्रार्थोा का युग था | सनातन-घर्मियों म॑ भी बुद्धिवादी विचारक पैदा 
हो गए थे औौर वे पोराणिक कथाश्रों व कृष्ण की लीलाझों की श्रालोचना-विवेचना करने लगे थे । 
बकिम बाबू का कृष्ण चरित्र', वे्य का 'महाभारत-मीमांसा” व 'कृष्ण तथा राम चरित्र” आदि पढ़ने 
को मिले । इस समय भागवत्त के बारे में, उसके समग्र बिना पढ़े ही, ऐसा ख़याल बन गया कि यह 
कृष्ण की झशछीलता की हद तक पहुचने वाली लीलाओं से भरी पुरुतक है | इसलिये कभी पढ़ने 
की रुचि नहीं हुईं | किन्तु सन? ४२ की जेल्न-यात्रा में सारी भागवत दो बार पढ़ने का अवसर झा गया । 
मद्दाराष्टर के प्रसिद्ध सन्‍त एकनाथ ने हृश्ती ११वें स्कंध पर विस्तृत भाष्य ओोबी” नामक छुन्द में 
लिखा है। वद बहुत सरस, सुबोध, विवरणात्मक व हृदयग्राही है । उसका नाम ही “एकनाथी 
सागवत' पड गया है | एकनाथ व तुकाराम के प्रति मेरी श्रद्धा-सक्ति बचपन ही से हो चली थी । 
जब कुछ घटनाओं व व्यक्तियों के कारण मेरे 'छुई सुई! हृदय को आघात पहुंचता व में विकल हो 
उठता तो मेरे पू० स्व० चचा मुझे एकनाथ व तुकाराम की शान्ति, सहन-शीलता व छ्षमा-वृत्ति का 
उदाहरण देकर शान्त किया करते । ये दोनों शान्ति के मानो अ्रवतार ही थे। मेरे जीवन पर इनके 
आदर्श व उदाहरण का गहरा असर पढा है व पढ़ रहा है| एक रोज़ एकनाथ मद्दाराज नदी से 
स्नान करके घर लोट रहे थे तो एक मुसलमान ने शरारत से उन्पर थूक दिया | वे फिर शान्ति- 
पूर्वक स्नान करने चले गये । लौटती बार फिर उसने थूका । इस तरह ११ बार थूक छुकने पर भी वह 
बिना छुब्ध हुए स्नान करके लौंटे। जब आख़िरी बार शायद थककर उसने नहीं थूका तो 
एकनाथ ने स्नेह-पूर्वक उससे पूछा--““सैया अब फी बार तुमने मुझे गंगा-स्नान का अ्रवसर क्यों न 
दिया ? मेरा कोनसा कसूर हो गया १” वह झुसलमान तो उनके चरणों पर गिर ही पढ़ा; मेरे भी 
हृदय में एकनाथ सदा के लिए बस गये । 


तुकारास की पत्नी बढ़ी ककंशा थी | उनके बनाये श्रभगों--पद्मों को वह चिढ़कर चूल्दे 
में जज्ञा दिया करती । तुकाराम बडी शान्ति से इन उपद्वर्वों को सहकर फिर अपने सजन-भाव में 
लग जाते । एक वार उनकी भैंस एक की बाड तोडकर खेत में घुस गई । वह व्यक्ति त॒काराम से बहुत 
चिढता व जल्ञता था। तुकारास भेंस खोजने उसकी तरफ पहुँचे तो उसने याद की काँटेदार 
झाढ़ियाँ उखाड़कर उन्हें इतना पीटा कि लहूलुहान कर दिया। शाम को तुकाराम ने अपनी कथा 


सात : 


में उस व्यक्ति को गेर हाज़िर देखा तो दोडे उसके घर पहुँचे भर बोले कि साई श्रेफयश् व्ये-सेरी 
भैंस ने किया, तुमने भी उसको दण्ड दे लिया, अब कथा में क्यो नहीं श्राते ? भगवान्‌ से किस बात्त 
का पैर है ? मेरा ओर कौनसा कपूर बाकी रद्द गया जिसकी यह सजा दे रहे हो ? 
जेल मे॑ अभ्रवसर मिला तो एकनाथ चरित्र, व तुकाराम चरित्र ही नहीं 
एकनाथी-भागवत व तुकाराम-गाथा भी चाव व भक्तिभाव से पढी । भागवत पढ़कर यह 
प्रेरणा हुई कि हिन्दी में १३वें स्कन्ध का एक विस्तृत शज्वाद तेयार किया जाय । उसके बाद ही 
डा० भगवानदासजी लिखित पुरुषा्थ” नामक पुस्तक सरुता-साहित्य-मण्डल से मिली । उससे 
उन्होंने भागवत्त के पद्यानुवाद की प्रेरणा की है | मुझे याद पडता है कि अपने औदुस्बर' में 
( १६१२-१३ मे ) मेंने डाक्टर साहब के भागवतानुवाद ( पद्म ) का कुछ अंश, प्रकाशित क्या 
था । इन सब प्रसंगों से भागवत की ओर रुचि तथा श्रद्धा और बढ़ गई । श्राज्ोचक दृष्टि से भी 
कुछ स्थलों को छोड दे तो कहना होगा कि सार! अ्रन्थ एक अनुपम रत्न है, और एकादुश 
स्कन्‍ध तो उसका सुकुटमणि या सार-सर्वस्त्र है। 
यह ११वां स्कन्‍्ध श्रीकृष्ण व उनके भक्त उद्धव के संवाद के रूप में लिखा गया है, 
जेसा कि भगवदूगीता श्रीकृष्ण व श्रज न के सम्भाषण-रूप में है। इसलिए इसे उद्धव-गीता भी 
कहते हें | ४ | 
भागवत के सम्बन्ध में गाँधीजी अपनी आत्मकथा! पृ० ३६-३७ में लिखते हें---“आज 
में समझता हूँ कि भागवत ऐसा अन्थ है कि जिसे पढकर धर्म-रस उत्पन्न किया जा सकता है। 
मेंने उसका गुजराती अनुवाद बड़े चात्र से पढा था। परन्तु मेरे २४ दिन के उपवास मे जब भारत- 
भूषण मालचीयजी के श्रीमुख से मूल संस्कृत के कितने ही अंश सुने तब मुभे ऐसा क्वगा कि 
बचपन से यदि उनके सदुश भगवदूभक्त के मुंह से सागवत सुना होता तो तभी से मेरी प्रगाढ़ प्रीति 
उसपर जस जाती ।” 
अपने को भगवान्‌ के समर्पण कर देने का मार्ग --भक्ति-मार्ग--श्रीकृष्ण ने गीता से 
दिखलाया दे। पौराणिकों के अनुसार तो वह बहुत प्राचीन साग है और नारद इसके प्रणेता या 
प्रवतक हैं । उनके भक्ति-सूत्र प्रसिद्ध हैं । किन्तु गीता व भागवत के एकादश स्कनन्‍्ध दोनों के 
अउपदेशक श्रीकृष्ण दी हैं। यदि ऐतिहासिक दृष्टि से महाभारत च भागवत दोनों के रचयिता एक 
द्वी व्यास हों तो गीता मे जहाँ श्रीकृष्ण ने आत्म-समपंण-योग का संकेत करके छोड दिया है 
वहाँ भागवत में उन्होंने उसपर काफी ज़ोर दिया हैं व नाम-संकीतंन-नामक आगे का सूत्र भी 
जोड दिया दै | अ्रतएव भागवत कोरा भक्ति-मार्गपरक नहीं, बल्कि उसमें भी नाम-जप या संकीर्तन 
की ओर विशेष ध्यान दिलाया है, क्योंकि भागवतकार की राय में भक्ति के अन्यान्य साधनों की 
अपेज्ा नाम-जप या संकीतंन बहुत ही सरल साधन है । इसके तत्त्व के विवेचन व उपयोगिता पर 
सी भागवतधर्स में रोशनी डाली गई है । 
अद्वेत-सिद्धान्त के दो पहलू हैं--ध्यक्तिगत, सामाजिक, व्यप्टिगत और सम्टिगत । 
व्यक्तिगत रूप में वह व्यक्ति को सबसे ऊंचा उठा देता है, सब्रसे बढा बना देता है, इसके भ्रागे 
उसके आदर्श की कक्षा खतम हो जाती है। सामाजिक दृष्टि सें वह व्यक्ति को समाज रूप ही 
यना देता है। चह कहता है कि सब कुछ आत्मा ही है शौर सबमे एक ही आत्मर है । 


* आठ 


सब्र कुछ आत्मा ही है--यह तो परम सत्य बताया । तब सवाल द्ोता है कि जगत्‌ में 
तो सिन्‍त-भिन्‍न उस्तुएँ दीखती हैं यह सब कुछ एक ही--आत्मा दी--केसे है ? तो कहते है 
कि सबके भीतर एक ही आत्मा पिरोई हुई है । व्यक्ति जब सोचने या मानने लगता है कि सब 
कुछ में हुँ---आस्मा दै--तो उसकी उड़ान की हृद नहीं रहती--यह परमसत्य उसका अन्तिम 
आदश हो गया। अपने लिए यह सत्य ही उसका परम झालम्बन हुआ । अब वह संसार के नाना- 
रूप पदार्थों को देखता है तो उसके श्रन्द्र भी उसे अपने द्वी दर्शन होते हैँ तो उनमे उसका 
साम्यभाव दृढ हो जाता है। यह समभाव ही जगत्‌ के प्रति उसके देखने की दृष्टि, बृत्ति या 
भावना हुई । इससे उप्तके व जगत्‌ के वेषम्य या भेद में सामक्षस्य और अभेद-संवध हो जाता 
है । इस समभाव को हस्लाम में वन्घु-भाव कहा गया दै। ईसा के दया-भाव से भी यदही-समता 
का भाव काम करता हुआ दिखाई देता है । आधुनिक अन्तर्राष््रीयवाद या विश्वबन्धुत्व--भी इसी 
का दूसरा नास है । सास्यवादी जिस वर्गदीन समाज की कल्पना करते हैं वह इस 'सम-भाव! का 
ही एक अंग है । गॉाँधीजी की अहिंसा भी इसीका दूसरा नाम है, या इसीकी प्रेरणा का फल 
है । उनके रामराज्य को बुनियाद यही है। भले ही इनमें से कुछ लोग इस श्राध्यात्मिक तत्त्व या 
सत्य को स्वीकार न करते हों, परन्तु इसमे कोई शक नहीं कि इस अरध्यात्म-दर्शन, समभाव या 
सर्वात्मभाव में इन सबका समावेश बडे मजे में हो जाता है, ये सब उसीके बच्चे मालूम होते 
हैं। व्यक्तियों, देशों, जातियों, समूहों व समराजों मे परस्पर समर्ती-भाव रहे, समता को नींव पर 
ही इनके पारस्परिक सबंधों की निश्चिति व स्थिरता रहे, इस भावना, नीति या सिद्धान्त की 
उपपत्ति 'सर्वात्मसाव? से जितनो अच्छी तरह, युक्तिसंगत व बुद्धिगम्य रूप से दो सकती दे, या 
सगति लग सकती है, उत्तनी किसी दूसरी नीति या सिद्धान्त से नहीं । इसका भी विवेचन इस 
पुस्तक में स्थान-स्थान पर मिलेगा । 


यह मान लेने पर भी कि समभाव या आत्मभाव हसारे पारस्परिक सम्बन्ध को तय 
करने, व समाज व्यवस्था को कायम करने के लिए उचित व अच्छा सिद्धान्त है, यह प्रश्न बाकी 
ही रहता है कि उस व्यवस्था का ढाँचा केसा हो १ सारी दुनिया के लिए पुक ही ढाँचा होया 
अलग अलग ? अभ्रत्षग-अलग हो तो उसका आधार क्या रहे ? संसक्ृति, श्रार्थिक परिस्थित्ति, 
सौगोलिक स्थिति या धर्म-संस्था ? इसका जबाब भी इस पुस्तक में यथा-प्रसंग पाठकों को 
मिलेगा । 


जेंसा कि मैंने ऊपर कहा है, भागवत में ज्ञान, इतिहास, काव्य और कर्पना सबका 
सिश्रण है। स्वंजनसुलभ और लोकोपयोगी बनाने की दृष्टि से ही सागवतकार ने अन्य पुराणों 
के जेसा रूप इसे दिया दै। अब आधुनिक जन समाज को यदि इससे पूरा लाभ पहुँचाना हो तो 
उसके ज्ञान की नये सिरे से छान-बीन करनी होगी, इतिहास को करपना से अलग छॉटना होगा, 
और काब्य को उसके स्थाव पर बिठाना होगा। और इन सब चीजों को आछ्ठुनिक जगत्‌ के चौखटे 
में विठाना होगा, व बसी द्वी भाषा बोलनी होगी जेसी कि श्राजकल की दुनिया समसः सके । चु*कि 
मेरा विषय इस समय सारी मागचत नहीं है, सिफे ११ वा स्कन्घ है, मेरी खोज या छानबीन इस 
सीमा से आगे नहीं जायगी । फिर मैंने यह अनुवाद इतिहास या काव्य-साहित्य की दृष्टि से नहीं 
बढ्कि व्यक्ति व समाज की उन्वति--श्री किशोरल्लाज्रभाई की भाषा में धारण, पोषण व सत्व- 
सशुद्धि--की दृष्टि से किया है, अतः तत्पोषक विवेचन ही इसमें अधिक दिखाई देगा। अपने इस 


नो 


रु कक 5, औआएा, 97६ ह 
उद्देश्य या सीमा को लक्ष्य में रखकर द्वी मेने इस अन्थ का नाम जीवन की 'अतप्नता#रैक रक्सी "हे 


सुरूसे यदि पूछा जाय.कि मलुष्प जीवन की क्ृतार्थता किसमें है ? तो में कहूँगा कि 
अद्वलेतसिद्धि मे है। और पूछा जाय कि उसका श्रेष्ठ उपाय कया है तो में निःखंकोच कहूँ- 
गा--भक्ति-भाव से अपनी उद्देश्य-सिद्धि में लगना--तदनुकूल काय करना । काय या कर्म तो 
मनुष्य सदा करता ही रहता है व रहेगा भी ; मुख्य प्रश्न यही है कि वह किस भाव से व किस 
लिए कर्म करे। यदि कर्म अ्रच्छा भी हो, पर भाव या उद्देश्य घुरा हो तो अम्त्तमय कर्म भी विष- 
रूप हो जायगा; किन्तु यदि उद्देश्य अच्छा व भावना पवितन्न--बृत्ति शुद्ध हों और देववशात्‌ बुरा 
सी कर्म होगया तो वह अवश्य बहुत जल्दी शुभ में परिवर्तित हो सकेगा व हो जायगा। “नहि 
कल्याणक्त कश्चिद्‌ दुर्गंतिं तात गच्छुति! उसका दुष्परिणाम थोडा होगा व उसे हँसते हुए सहने 
का बल कर्ता को मिल जायगा । 


यो तो कार्य-सिद्धि के लिए उद्देश्य की पविन्नता, उच्चता, भावना की निर्मलता और 
प्रबल्नता तथा कर्म की निर्दोषता व कुशलता तीनों की त्रिपुटी श्रपेज्षित है। परन्तु पहली दो बात॑ 
यदि सिद्ध हों तो तीसरी को अ्रपने-आप उनके अनुरूप बनना ही पडता है। अत. यदि इसमें ज्ञान 
व भक्ति का ही अधिक विवेचन मिले तो उससे असन्तुष्ट होने की ज़रूरत नहीं दै। भागवत में तो 
ज्ञान से भी भक्ति की महिमा व विस्तार अधिक बताया है । भागवत माहात्म्य में भक्ति की 
श्रेष्ता--ज्ञान और वेराग्य से, यहाँ तक कि मुक्ति से भी--बडे सुन्द्र व रोचक रूपक के द्वारा 
दिखाई गई है। 

१६४२ की जेलन-यात्रा में इसके २३ अ्रध्याय लिखे गये । श्रब जाकर इसके १८ 
अध्यायों का यह पूर्वार्ध प्रकाशित हो पाया है । इसे छुपत्ते-छुपते भी एक साल से ऊपर हो गया । यदि 
यह पाठकों को डपयोगी मालूम हुआ तो उत्तराध भी छापने का प्रबंध किया जायगा । यद्यपि 
इसका मूल आशय प्रस्तुत करने की तो ज़िम्मेदारी मेरी ही है--जेसा मेंने समझा बेसा पाठकों 
के सामने पेश किया है; परन्तु इसको पह्लवित करने और सजाने के लिए सुभे कई ग्रन्थ पढ़ने पढ़ 
हैं। पिछले जेल-जीवन में जो कुछ पढ़ पाया उसका पूरा-पूरा लाभ मेंने इसकी रचना में उठाया है। 
अब तो उन तमाम अन्थों के वा उनके रचयिताओं के पूरे नाम-घाम भी याद नहीं रहे । उन सबके 
प्रति मै अपनी कृतज्ञता प्रकाशित करता हूँ । 


गाँधी-आश्रम, हृट्ट डी (अजमेर) 


कार्तिक पूर्णिमा, २००७ बि० -“ए5रिभाऊ उपाध्याय 


विषय-सूची 


मंगलाचरणु 


ह? ही & कक दुड ०८ (७ (प २७ 


श्रीकृष्ण अंतिम कसौटी पर 
भागवतत-घर्मे का मर्म 
साया, ्रह्म ओर कर्से 


अवतार 

पूजा-बविधि 

उद्धव की चिन्ता 

दत्तात्रेय का शिष्य-भाव (१) 
१) १९ (२) 
9 १9 (३) 


संसार भिथ्या है ९ 
भगवान्‌ का कौन १ 
भक्ति का हादे 
परमात्मा, जीव, जगत 


, भक्ति व ध्यान-योग 


सिद्धियाँ 
विभूतियों 


, वर्णाश्रम-धर्म 
, वानप्रस्थ और संन्यास 


११ 

दे 
१०६ 
श्रर 
श्शेप 
१६४ 
१८१ 
१६१ 
१६६ 
श्श्र 
रर७ 
रजर 
२६६ 
३२० 
३२६ 
३३० 
३५४७ 


।९२# 


3» 


मंगलाचशए[ 


दिकालाद्नवच्छिन्नानन्त-चिन्मात्र.. मतये । 
स्वाजुभूत्येक-साराय नमः शान्ताय बल्नणे ॥ 
देश और काल से असर्यादित, अनन्त, चिन्मात्र जिसका स्वरूप है, जो 
अपने अनुभव के सार-रूप में प्राप्त होता है उस शान्त ब्रह्म को नमस्कार है। 

ये शेधाः सम्न॒ुपासते शिव इति ब्रह्म ति वेदान्तिनों। 

बोद्भाः बुद्ध इति प्रमाण-पटवः कत्तोति नेयायिकाः ॥ 

अहंनित्यव जैनशासनरता करमेति मीमांसकाः । 

सो5यं वो विद्धातु वाज्छितफलं त्रेलोक्यनाथों- हरि! ॥ 


शैव लोग जिसको 'शिव! के नाम से, वेदान्ती ब्रह्म? के नाम से, बौद्ध लोग 
“बुद्ध” के लाम से, प्रमाण-पढ़ नैयायिक 'कत्ता” के नाम से, जैन-सम्प्रदाय के लोग 





-देश--चिद्‌ अ्रस्ु का भास जिसमे हो वह देश है या सारा ब्रह्मारड जिसमे व्याप्त है उसे 
देश कहते हैं। स्थूल रूप से उसे आकाश कह सकते है। 


२-काल--जिस समय मे चिद अरणु का भास हो वह काल है। देश मे जब एक स्थान से 
पदार्थ दूसरे स्थान में गति करते है तो उसमे जितनी देर लगती है उसे काल कहते 
| आयु की सीमा को भी काल कहते है। ईश्वर की सहारक शक्ति भी काल 

कहलाती है । न 


३-चिन्मात्र--खित्‌ का अथ क्रिया व ज्ञान है। चिन्मात्र-्जो क्रिया व जान-स्वरूप है। 

४-ब्रह्म--का अर्थ है फेंलने या व्यापक होनेवाला। जो सबमे व्यापक है वह ब्रह्म है। 
“बृह्त्वाद्‌ बृ हृणत्वाच तदूतहां त्यभेधीयते ।” ( विष्णुपुराण ) 'बूहति बृ'हयति-इति 
तत्पर ब्रह्म ।! (रहस्याम्नाय ब्राह्मण) 

४-शैब--शिव के उपासक शैव कहलाते हैं। इनका सिद्वान्त है कि अपर-शान-रूप वेद केबल 


भक्त का--ऐहिक सुख-भोग का--साधन है, परन्तु पर-ज्ञान-रूप शिव-शास्त्र मुक्ति 
का एकमात्र उपाय है। 


उ 
अत”! के नाम से तथा मीमांसक कर्म? के नाम से उपासना करते है वह तीनों 
लोकों का नाथ हरि हमें इच्छित फल दे। 
नमोस्त्वनंताय सहस्रमूतेये सहस्रपादाज्ञ शिरोरुवाहवे । 
सहसनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहख्रकोटीयुगधारिणे नमः | 
जो अनन्त है, जिसकी ( जड़-चेतन नाम-हूपात्मक ) हजारों मूर्तियां है, 
जिसके हजारों पांव, आंखे, सिर, हाथ और नाक हें, जो करोड़ों युगों को धारण 
करनेवाला है उस शाश्वत पुरुष* को मेरा नमस्कार है । 
नमो त्रह्मण्य देवाय गोत्राह्मण-हित/।य च | 
जगद्डिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ॥ 





( ० ८ 6 43 यु छत हे सह! ;्‌ + 
१-अहतू--जन-धर्म में सवेज, राग-दवंप के विजयी, नैलोक्य-पूजित, यथास्थितार्थवादी तथा 
सामथ्यवान्‌ सिद्ध पुरुषों को अत” कहते हैं। 


२-पुरुष--परमात्मा, विराट रूप ईश्वर ) 


पा ३-गो-आह्मण--गो' का साधारण अर्थ गाय है परन्तु यहा सारे घरेलू पशुओं--ऐसा व्यापक 
अथ लेना चाहिए | 


ब्राह्मण” में समस्त सजनों व सत्पुरुषों का समावेश हो जाता है। 


भागवत-धर्म 
जीवन की कृताथता 


( श्रीमद्भागवत का ११वां स्कन्ध ) 
अध्याय २ 


श्रीकृष्ण---अन्तिम कसोटी पर 
[महापुरुष संसार मे बुराइयों वो मिदाने व भलाई को फेंलाने के लिए आते है। इस 
उदं श वी पूति के लिए वे जरूरत होने पर खुद अपने आत्मीयों का भी त्याग करने में नही 
हिचाक्चाते | अपने उद्देश के प्रति एकांग्रवा व अपने पराये के भेद से परे रहने की उनवी 
वत्त की यही कसौटी है। श्रोरामचन्द्र का सीता-परेत्याग प्रसिद्ध ही है। श्रीकृष्ण भी इस 
कसोटो पर अपने को खरा उतारते है। |] 
श्री शुकदेवजी परीक्षित से बोले--/हे राजन्‌ ! बलरामजी के सहित तथा 
यादवों से घिरे हुए श्रीकृष्णचन्द्र ने दैत्यों को मारकर और (कौरव-पाण्डवों मे) 
घोर युद्ध ( महाभारत ) कराकर प्रथ्वी का भार उतार दिया था॥ १ ॥” | 
यह प्रसिद्ध है कि अ्रधम के उच्छेद व धर्म की स्थापना तथा सज्जनों की रक्षा व दुर्जनों को 
दण्ड देने के लिए श्रीकृष्ण का अवतार हुआ था। उन्होंने खुद बल्रामजी से कहा था-- एव 
हि नो जन्म साधूनामीश शर्मकृत्‌” (भा० स्क॑० १० अ० ४ श्लो० १४१ ) भागवत, गीता, श्रादि 


१ “थे ब्रजवासी मेरे शरणागव है। ये मुझे ही अपना एकमात्र आश्रय व रक्षक समभते 
हैं। छतः मै अपने योग-सामर्थ्य से उनकी रक्षा करू गा | यही मेरा ब्रत है।” 
इन्द्र--“धर्म को रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए आप दण्ड धारण करते है।” 
“जो असुर केपल अपना ही भरण-पोषण करनेवाले ओर प्रथ्वी पर महान्‌ भार को 
उत्पत्ति के कारण हैं उनका नाश कर॑ने के लिए तथा अपने चरणु-चिह्लो का अनुवर्तन करनेवाले 
भक्त जनो की रक्ञा के लिए. ही आपका यह अवतार हुआ है |” 
सुरभ---“हम सब ब्रह्माजी की प्रेरणा से आपको अपना इन्द्र मानकर अभिषेक 
करेगी | है विश्वात्मन्‌ , आपने प्रथ्वी का भार उतारने के लिए ही भूमएडल मे अवतार लिया है।” 
“धास्तव मे तो भगवान्‌ अब्यय, अ्रप्रमेय, निगु णु और गुणों के आधष्ठान है, मनुष्यों 
के कल्याण के लिए ही उनका सग़ुण रूप से अवतार होता है ।” 
परीक्षत---“भगवन्‌ , जगतृपति भगवान्‌ कृष्ण ने धर्म की स्थापना और अ्रधम के 
उच्छेद के लिए ही अपने पुणे अश से अवतार लिया था |”? --'भागवत | 
“परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्क्ृताम । ; 
धर्म-सस्थापनार्थाय सभवामि य॒ुगे युगे॥ ( गीत) 


प्र भसागवत-बर्म था जीवन की कृताथता 


ग्रस्थों से इसके प्रमाण भरे पड़े हैं । धार्मिक पुरुष यह मानते हैं कि सर्व शक्तिमान्‌ भगवान्‌ _समय- 
समग्र पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए जन्म लेगे हैं। वे अपने सबच्चिदानन्द-रूप परस ऐमस्रय से 
उतर कर भनुज या दूसरे जीवरूप में आते हैं | इसलिए उप्ते अवतार कहते हैं। जो छुद्धिवोदी हैं 
या आध्यात्मिक तत्वों पर विश्वाप्त नह्टों करते वे ऐसे विभूतिमान्‌ पुरुषों को “सहापुरुष” के नाम से 
सम्पोधन करते हैं । उनका मत है कि ऐसे पुरुषों को बाद के लोग, खासकर चे जो शास्त्रों व 
पुराणों में विश्वास करते है, या जो भावुक हैं “अवतार” मानने लगते हैं । यदि यह बात खच है 
कि ईश्वर घट-घट में व्याप्त है--घट-घट में चह राम रमैया--तो सखार का प्रत्येक पदार्थ, जिसका 
कोई न कोई नाम्त या रूप ( आकार, शकज्ञ ) है उस ईश्वर का ही अश य। रूप है, यह साने बिना 
गति नहीं है। तो फिर सभी को, भूत-मात्र को, प्रत्येक जड़-चेतन पदार्थ को अचतार क्यों नहीं 
कहते १ इस अर्थ में सब अवतार ही हैं; परन्वु जिसमें भगवान्‌ के छुः गुण--ज्ञान, बल, ऐश्व्य, 
कीति, शक्ति और तेज सच्च या कुछ विशेष रूप से प्रक८ होते हैं डसीको श्रामतौर पर अवतार 
कहते हैं। भु 

इस परम्परा के श्रनुसार श्रीकृष्ण “ने अनेक देत्यों को मारा, कोरव-पाणडव दोनो भाई 
बन्धुओ से महाभारत का युद्ध कराया, जिसमें अत्याचारी कोरवों को हार हुई | अब वे अपने शेष 
कतंब्य का विचार करने लगे। 

“इसके लिए श्रीकृष्ण ने पाण्डब्ों को निमित्त वनाया था, जो कि--कपट-च त, 
अपमान और द्रौपदी के केश खींचने आदि के कारण अपने शत्रुओं (कौरवों) हारा 
अत्यन्त कुपित कर दिये गए थे | उनकी सहायता से ढोनों ओर से युद्ध मे आये 
हुए राजाओं को सारकर भगवान ने प्रथ्ची का भार हर लिया |? ॥ २॥ 

श्रीकृष्ण को पृथ्वी का भार हरना मंजूर था। लेकिन भगवान्‌ हों या महापुरुष, सदा दूसतों 
को निम्तित्त बनाकर उत्तकी सहायता से, उनके द्वारा अपना कार्य किय्रा या कराया करते हैं। भग- 
वान्‌ समाज को जो-कुछ भज्ञाई या सुधार करना चाहते हैँ वद्द मनुष्यों के द्वारा ही होता है । दृष्टि 
की तरद्द या सूर्य के तेज की तरह वह आसमान से नहीं घरस पड़ता। उसकी इन प्राकृतिक शक्तियों 
से हमे नाना प्रकार के बल, प्रेरणा अ्रवश्य मिलती हैं, परन्तु प्रत्यक्ष कार्य तो मनुष्य या जीव अर्थात्‌ 
चेतन व्यक्ति के द्वारा ही दोतां है | श्रीकृष्ण को अपने जीवन-कार्य की सिद्धि के लिए पाण्डच 
अच्छे साधन मिल गये। महाभारत के द्वात्त न केवल श्रत्याचारियों का विनाश हुआ, बल्कि 
कृष्णाजु न-संबाद के रूप में सगवद्‌गीता जैसा श्रनमोल अन्थ-रस्न भी संसार को प्राप्त हुआ । 

जब्र हस कोई काम करना चाहते हैं तो पहले उसका संकल्प मन में उठता है फिर बुद्धि उसकी 
अनु चित-ड।चतता का निर्णय करके कार्य-योजना सुकाती है व अनुकूल साधन जुटाने तथा भप्रति- 
कूल्त/ओं को मिटाने की प्ररणा करती है। जो कार्य-सिद्धि के लिए उत्सुर रहता है चह सदेव एका- 
भरता व एकनिष्ठा से डसीकी घुन में लगा रदह्दता है । दिन-रात उसीके सोच-विचार, उधेछ-छुन 
जोड-तोड में लगा रहता है। उसके सकल्प की प्रबलता वायुमण्डल में तदलुकूज्न तरंगे पेंद्ा करती 
ह व वे न जाने कद्दो-कहाँ, किस-किस पर, अपना असर डालती हैं | तदनुकूल्न प्रेरणाए व वृत्तियाँ 
मनुष्य के मन में पंदा करती हैं और वे व्यक्ति उसी प्रकार काम करने में जुट जाते हैं । ये ही दमारे 
» सद्दायक, साधन या साध्यम सिद्ध होते हैं | हमारा संकप जिन्हें जान व अनजान में प्रिय होता हे, 





१ दिति के पुत्र, आसुरी सम्पत्ति से युक्त, अत्याचारी व दुराचारी लोग 


अध्याय १: श्रीकृष्ण अन्तिम कसौटी पर 


वे अनुकूलता उत्पन्न करने में लग जाते है, जिन्हें अषिय व नापस्नन्द है वे प्रतिकूलती बेशक 27) 
विरोध-प्रतिकार मे जुठ पडने हैं | अह प्रिय ओर अप्रियता सर्वदा निरपेत्ष, शुद्ध 'भॉवितयए नहीं 
होती । अक्सर मनुष्प का स्वार्थ उसमें मिल्ला रहता है। हमारे संकल्प या योजना से जिसके 
स्वार्थ पर चोट पढती है बह विरोधी होता है, जिनका स्वार्थ सधता है, इृष्ट-प्रिद्धि होती है वद्द 
साथी हो जाते है । जैसा हमारे मन में अच्छे व बुरे संकवपों का युद्ध सदेव होता रहता है बसे 
ही भौतिक संसार में भी अच्छी व बुरी शक्तियों, राम व रावण, ईश्वर व शेतान, देवी व आसुरी 
सरपत्तियों का युद्ध होता रहता है । ह 

यहाँ श्रीकृष्ण को जो पाण्डच सद्दायक मिले वे सो कोरवों के छात्र से कुपित थे । ये धार्मिक, 
स्यायप्रिय, पापर्भरुच सदाचारी थे | इसके विपरीत कोरव धर्माज्ञाओं के विपरीत चलनेवाले, 
अन्यायी, पाप-प्रिय व अभिमानी थे। वे कपट-जुए से महाराज युधिष्ठिर को हराके द्रौपदी का 
अपमान भरी सभा में कर चुके थे । यद्यपि उल समग्र भले लोग भिन्न-भिन्न कारणों से चुप हो रहे, 
कमजोर व असहाय बनकर उस सती का अपमान चुप-चाप देखते रहे; परन्तु सबके दिल पर चोट 
जबरदस्त लगी | पाण्डव तो इसका प्रतिकार करने की सोच ही रहे थे । द्वोपदी के हृदय में दिन- 
रात उस अपमान की ज्वाला धधकती रहती थी | वह उसका बदला लेने के किसी भी प्रसंग को 
चुकना नहीं चाहती थी । अतः श्रीकृष्ण ने इतको अपनी कार्य-सिद्धि का सुपात्र समझा व उनकी 
सहायता से अनेक दुष्ट पुरुषों को खतम कराके समाज में दुब्ब त्तियों के प्रति तिरस्कार व सद्वृत्तियों 
के प्रति प्रेम व आदर बढ़ाया | साथ ही संसार को यह शिक्षा सी दी क्रि यदि हमारा उद्देश शुभ 
है, पवित्र है, तो बड़ी-सेबडी जोखिस उठाने में भी न हिचकिचाना चाहेए व यदि अत्य,चारी 
हमारे बन्धु-बान्धव भी हों तो भी उनको परास्त करना ही उचित है। 

“अपनी भ्ुजाओं से सुरक्षित यादवों द्वारा प्रथ्ची की भारभूत अन्य राजाओं 
की सेना का संहार कर अप्रभेय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ने विचारा कि यद्यपि (दूसरों 
की दृष्टि मे) प्रथ्वी का भार उतर गया है तो भी से उसे नहीं उतारने के समान 
ही समभता हूँ; क्योंकि अभी मेरा असह्य यादव कुल तो बना ही हुआ है ।” ॥३१॥ 

महाभारत के पहले, व महाभारत के सिलसिले में अनेक दुष्टों व उनकी सेनाओं को प्तिटाकर 
भी श्रीकृष्ण को सन्‍्तोष न हुआ । उनकी दृष्टि में अभी एथ्वी का सस्पूर्ण भार नहीं हटा था। 
अभी खुद उनका ही यदुकुल बाकी था, जिससे बडे-बडे सदान्ध, असंय्मी, दुब्येसनी लोग भर गये 
थे । कपूर आग को सुलगाने सें निमित्त होता है, परन्तु वह आग फिर सारे कपूर को ही खा जाती 
है । इसी तरह जिस यदुवंश के सहारे उन्होंने ९८थी से दुष्टों का निकन्द्न क्रिया था, वही यादव 
अब दुनिया को तबाह करने सें प्रवृत्त हो रहे थे । 

जिसका हृदय शुद्ध होता है उसे अपने में तथा अपने बाहर थोडी भी गंदगी असझाय हो 
जाती है। जो बलवान या विद्वान्‌ है उसे निरबंत्नता या मुर्खता बरदाश्त नहीं होती। जो पुर्या- 
त्मा होता है डसे संसार का पाप असह्य हो जाता है व तबतक डसे शान्ति नहीं मिलती, चेन नहीं 
पडती, जबतक कि वह जड-सूज्त से न उ्वाड दिया जाय । श्रीकृष्ण ने ओर तो तमाम दुष्टों को 
दण्ड दे डाला; परन्तु खुद उनके धर से हो जब दुष्ट्ता छिपी च घुसी हुई पाई ततो्‌ उन्होने डसे भरी 
मिटाने का संकरप कर लिया । जिसे बादरी छुराई बरदाश्त न हुईं वह घर की छुराई को कैसे सह 
सकता है, भले ही उसे मिटाने में अपने सारे वंश-परिवार का ही क्षय क्यों न हो जाय ? जो सह 
सकता है, समर लो वह छुराई से छणा नहीं करता । सस्पुरुष या महापुरुष के सामने तत्व, सिद्धान्त, 


६ भागवत-धर्स या जीवन की कृताथता 


धर्म, नीति, उद्दे श, आदर्श, का प्रश्न रहता है। इनकी सिद्धि या स्थापना के सार्ग सें मनुष्यों का--- 
इष्ट-मिन्र, सगे-संबधी, क्सीका मोह वे बाधक नद्दीं होने देना चाहते। व्यक्ति व समाज की 
स्थिति, पुष्टि व उन्नति नियमों, आदर्शों, सिद्धान्तों पर ही हो व रह सकती है| व्यक्ति तो इन 
तत्वौँ--नियमो आ्रादे को सब्चात्षित करने व इनसे सब्चालित होने के ज्षिए है। व्यक्तियों के या 
समाज के प्रति कत्तैच्य का भाव होना एक वस्तु है, व सोह होना दूसरी। कर्त्तव्य का आधार 
नियम व नीति पर है जब कि मोह हमारे स्वार्थ च सुख की भावना से उत्पन्न द्ोता है। कर्तव्य मे 
हमारे प्रिय च्यक्ति के शुभ, उन्नति, का भाव निह्वित होता है, हमें उसके लिए कुछ त्याग करने, 
कप्ट उठाने की जरूरत है। मोह में हमारी भावना उस व्यक्ति से या उसके साधनों से अपना 
स्वार्थ साधने की, अपने आनंद-भोग की, अपनी प्रेय-सिद्धि की रह्दती है | पहले में दम उसके 
उपयोगी पढ़ते हैं, दूसरे में हम उसका उपयोग अपने लिए करते हैं । अत श्रीकृष्ण ने इस मोह 
से ऊपर उठकर, अपने मद्दान्‌ व श्रेष्य जीवन-कार्य की सिद्धि के क्षिए, श्रपने तमाम प्रियजरनों के 
नाश का उपाय सोचा | 
“नित्य मेरे आश्रित रहनेवाले ओर चैसव से उच्छुल्लल हुए इस यदुकुल का 
दमन किसी दूसरे से किसी तरह भी नहीं हो सकता । इसलिए बांसों के बन से 
उत्पन्न अग्नि के समान इनमें पारस्परिक कलह उत्पन्न कर में शान्ति-पूबेक 
अपने धास को जाऊँगा |? ॥ ४॥ 
उन्होंने मन में कहा--ग्रे यादव केवल्न उच्छुछुल, स्वेच्छाचारी द्वी नहीं हैं, बल्कि खुद मेरे 
कुल्न के व मेरे ही आश्रित भी हैं । जो वसव मेंने इनकी उन्नति व सदुपयोग के लिए जुटाया था 
उप्तीसे उढ्टे ये मदान्ध हो गये हैं । इसको जिस्मेवारी से में बच नहीं सकता । मेरे 'स्वजन' होने 
के कारण दूसरा कौन इनके दण्ड के क्षिए अप्रसर होने का होसत्ञा करेगा ? और शायद्‌ कोई सफल 
भी न द्ो। तब यही उचित है कि में खुद ही इनके विध्वंस का उपाय सोचूँ । भज्ते ही लोग यद्द 
कहें कि जेसे बाँस अपने ही वश को जला डालता है वसे ही कृष्ण ने अपने ही वंश का विनाश 
कर दिया। महाभारत में कोरव-पाण्डवों को--भाई-बन्घुओं को---क्षड़ाकर ही इसे समन्‍्तं'ष न हुआ । 
खुद अपने घर में सी आग क्षणा दी । यह ऐसा ही बखेडिया--विध्वंसक है । परन्तु में जानता हू 
कि मेरां उद्द श पविन्न है । दुनिया के लोग बाहरी आचार, बाहरी फल को देखकर राय बनाते हैं, 
श्रालोचना करते हैं, परन्तु जो मर्मज्ञ हैं, अन्तद ष्टि हैं, ज्ञोगों को उनके कार्यों व उद्दे शों को पह- 
चानने की वास्तविक शक्ति व योग्यता रखते हैं, उन्हें कदापि मेरे इस कार्य में गल्वफहमी नहीं 


दो सकतो। समाज को सुधारने के ज्षिए, स्वस्थ बनाने के लिए, बिगड़े अंगों को कठोर चित्त से 
काट द्वी डाज्ञषना पड़ता है। सब के लाभ के क्षिए थोढ़े का बल्षिदान जरूरी हो जाता है। श्रत्त में 
हो भ्रकेला इनके दमन में सफल हो सकता हू । और खुद सुकीको यह जिम्मसेवारी लेनी चादिए। 
तभी झुमे शान्ति मिलेगी और तभी में सुखपूर्चक निज-धाम को जा सकूँगा | क्योंकि मरते समय 
मेरा यह काम यदि बाकी रह गया, यह संकल्प अधूरा रह गया तो मुझे; शान्ति न मिलेगी । 
जीवन-कार्य पूरा न हो पाया तो यद्द कसक सन में वनी रहेगी | सरते समय जिसके सन में यदद 
सन्तोष रहे कि मैंने अपने सब कर्तव्यों को पूरा कर लिया उसीको आखिरी शान्ति मित्रती है। 
“है राजन्‌ , सत्य सकल्प और सबे-समर्थ परमेश्वर भगवान्‌ कृष्ण ने इस प्रकार 


९ “गुणी गुण वेत्त न वेत्ति न्गि णो, बली बल वेत्ति न वेत्ति निबेलः |” 


अध्याय ? : श्रीकृष्ण अन्तिम कसौटी पर 


निश्चय कर ब्राह्मणों के शाप के बहाने अपने कुल का संदार कर डाला+ ता शा शा? 

महापुरुष सत्य-संकल्प हुआ करते हैं। वे जो संकल्प करते हे वह सत्य--सफल---हों जोर्ता है या 
उन्हें उसके सफल होने का श्राव्म-विश्वास रहता है। भक्त ओर आस्तिक इसे परमात्मा की देन-- 
“ह्वत्य संकल्पाचा दाता भगवान्‌ । सर्व मनोरथ करी पूर्ण” समभते हैं| बुद्धिवादी इसे इस तरह 
सममाते हैं--सत्य संकहप हमेशा दूसरों के, समाज या समष्टि के, उपकारी होते हैं | अतः उनकी 
तरंगे सारे समाज्ञ में अनुकूल प्रति-तरंगे उपजाती हैं, जिससे अधिकांश समाज का बल उसे प्राप्त 
होता है । अनुकूलताएं दिन-दिन बढती जाती हैं, प्रतिकूल्॒त।एं घटतो जातो है ओर अन्त में परास्त 
हो जाती हैं । दोनों में शब्दों का ही अ्रन्तर है, भाव एक है | बुद्धिवादी के संकल्प जिस्र चायु- 
मण्डल में तरंग उपजाते हैं उसीका अ्रध्यक्ष या अधिष्ठाता, भक्तों के शब्दों में, ईश्वर दे । 

अतः श्रीकृष्ण को यह निश्चय था कि मे इस शुभ काय में अवश्य घफल द्वोऊँगा; क्योकि 
इसकी क्षमता भी वे अपने में मानते थे । जिन्होंने महाभारत में श्रगणित नर-संहार कराया उन्हें 
थोडे से यादवों का विनाश करने में क्या दिक्कत हो सकती थी १ तब उन्होंने उसका एक अप्रत्यक्ष 
उपाय सोच। । मुझे अपने देवी बल को प्रेरित करने के लिए कोई भमिमित्त जरूर चाहिए। यदि 
सीधे राज-दण्ड-शक्ति से काम लेना चाहेूँ तो सम्भव है पिताजी व बलदादा का समर्थन न मिले । 
पिताजी इस वंश-विनाश को नहीं देख सकंगे व बलमैया तो स्वयं भी मद्य का व्यसन रखते हैं । 
ऐसी दशा में कोई और ही तरकीब निकालनी चाहिए | अतः उनके इस संकल्प से यादवों के मन में 
एक कुचेष्टा करने की बुद्धि पेदा हुई | अथवा बुद्धिवादी की भाषा में -यादवों के कुकर्मो ने ही 
उनके मन में अपने विनाश के लिए दुश्चु द्धि की प्रेरणा की । उन्होंने एक ब्राह्मण ऋषि को चक्रमा 
दिया, जिससे क्रुढ होकर उन्होंने उन्हें शाप दे डाला। 

जो ब्रह्म को जानता दो, ( ब्रह्म जानावीति ब्राह्मणः ) जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो गया हो, जो 
ब्राह्मी स्थिति को पहुँचने के योग्य हो, वह ब्राह्मण है । बडी साधना व तप से मनुष्य इस स्थिति 
को पहुँचता है। साधना से उसे ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है कि उसके मुह से जो निकल जाता 
है वह सच द्वो जाता है। पतन्जलि के योग-सूत्रो ( विभूतिपाद ) मे ऐसी सिद्धियों के उदाहरण 
व उपाय बताये गये हैं। मेस्मिरिज्म व हिप्नाटिज़्म--मो द्विनी विद्याओं में--भी संकल्प-सिद्धि ही कास 
करती है। एक दी सकलप का निरंतर चिन्तन, जप करते रहने से उसमें एक महाम्र्‌ बल का सब्चार 
होता है । एक सतत तरंग-प्रवाह वाताचरण में डठता रहता है जिसके प्रत्युत्तर के रूप में वेसी ही 
तरंगें साधक के अन्तःकरण में प्रविष्ट होकर उसकी भावना को फल्लीभूत करती हैं । 

जब किसी निर्मल चित्त, सरल हृदय व्यक्ति को कोई धोखा देता है, उसके साथ कपट-व्यव- 
हार करता है, तो उसे ओरों की अपेक्षा ज्याद। आघात पहुँचता है । जो खुद कपटी होते हैं उन्हें 
दूसरों के कपट से सहसा इतनी चोट नहीं पहुँचती । अतः जब यादवों ने उन ऋषि को धोखा देने 
की चेष्टा की तो उनके शुद्ध चित्त से सहसा उनके अशुभ की सावना प्रकट हो गई । या यों कहें कि 
उनका जो भावी अ्रशुभ उन्हें अपनी-भविष्पद््शिनी या दिव्य-दृष्टि में दिखाई दिया उसकी घोषणा 
उन्होंने कर दी । वास्तव में मनुष्य फल तो अपनी द्वी करनी का पाता है, दूसरे तो उसमे निमित्त- 
भर हो जाया करते हैं | इस तरद्द शाप दुण्ड और प्रतिफल दोनों हो सकता है। 


“संसार के सांदर्य को तिरस्कृत करनेवाली अपनी मूर्ति से लोगों के नेत्रों को तथा 
अपनी दिव्यवाणी (उपदेश) से उन वाशियों का स्मरण करनेवाले भ क्तजनों के चित्तों 
को अपने वशसे करके और अपने चरण-चिहोंसे उनका दर्शन करनेवालोंकी अन्य 


सागयत-घर्म या जीवन की छतार्थता 


है| 


क्रियाओं को रोक कर (मुग्घ करके) तथा अपनी कविजन-कीर्तित क्मतीय कीति 
का लोक में इस विचार से विस्तार कर कि इसके द्वारा लोग अनायास अजाना- 
न्थकार के पार हो जायेंगे! भगवान्‌ अपने धाम को चले गये ।” ॥ ६-७॥ 
शक्षीकृष्ण यदुवंश के इस प्रकार विनाश के बाद स्वधाम को चले गये। उनका रूप संसार के 
समस्त सोदर्य को मात्त करता था। मद्दापुरुष। के चेहरे पर एक दिव्य तेज छाया रहता है जिससे 
वह सुन्दर व सनोमोहक दो जाता है| यह तेज उनके शोर का, पराक्रम का, दुर्दसनीयता का चिह्न 
है और सादर्य उनके चित्त की प्रसन्नता, भ्रात्म-सन्तोष. समाधान, स्नेह का। “'क्रीकृष्णचन्द्र का 
सौन्दर्य तो पुराण प्रसिद्ध है ।” उनका रूप सादर्य द्वी लोगों को लुभाने के लिए काफी था, परन्तु 
इसके साथ दी उनकी बाणी भी दिव्य उपदेशों से भरी हुई है जिसका प्रमाण गीता तथा भागवत 
का यद्द स्कन्ध प्रत्यक्ष है । दोनों के द्वारा वे भक्तों के चित्त को वश में कर लेते थे | इससे संसार में 
उनकी कीति असर हो गई है ओर कवियों के कीत॑न का विषय बन गई है। उनकी कीर्ति-क्था, 
उनका सारा जीवन-चरिन्न इस श्रकार का ज्ञान, उपदेश च रफूर्तिमय है कि जिसे सुनकर व देखकर 
लोग अ्रनायास अपने भ्रज्ञान को हटा लेते है । जब श्रीकृष्ण को इस प्रकार अपनी समस्त चघरित्न- 
लीला से कृतार्थता अनुभव हुई तभी वे श्रपने धास को चले गये। क्योंकि अब संसार में डनका 
कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहा था। संसार की दृष्टि से डसकी उपयोगिता समाप्त हो गईं थी। श्रत्त 
बुद्धिमान्‌ पुरुष उस वस्तु को छोड़ देते हैं जिसकी उपयोगिता नष्ट द्वो चुकी हो । मद्दापुरुष और तो 
ठीक अपने जीवन तक को निरुषयोगी समझ चुकने पर छोड देते है । > 
राजा परीक्षित ने कहा--“भगवन्‌, जो याठव बड़े ब्राह्मण-भक्त, उदार और 
नित्य गुरुजनों की सेवा करनेवाले थे तथा जिनका चित्त सदा छृष्ण मे ही रत 
रहता था उनको ब्राह्मणों का शाप कूसे हुआ ??॥ ८॥ 
श्रीकृष्ण के दस अ्रदूख्रुत कर्म को देखकर--चिप्र-शापकी बात सुनकर --परीक्षित को बड़ा आाश्चय 
हुआ । उसे लगा--जो इतने सत्पुरुष-जैसे थे उन्हे कुमति केसे उपजी ? सखत्पुरुषों को उनके अच्छे 
संस्कारों घ आचारों के कारण सनन्‍्मति ही सूभटी है, तो यह विपरीत कार्य यहां केसे हुआ १ 
“हें द्विज़ श्रेष्ठ वह शाप जैसा था ओर जो उसका कारण था, कैसे उन एक- 
चित्त यादवों में फूट पडी, ये सब वातें मुझसे कहिए।” ॥ ६ ॥ 
जब मनुष्य को आरचर्य व जिज्ञासा होती है तो डसका निवारण या समाधान हुए बिना डसे 
शांति नहीं मिलती | श्रत' परीक्षित ने उस घटना को व उश्षके कारणों को जानना चाद्दा। 
श्री शुकवेबजी वोले--“हे राजन, ऐसा ( अति सुन्दर ) शरीर धारण कर 
जिसमे सम्पूर्ण सामग्रियो का समावेश है, पूर्ण काम होने पर भी लोक में अनेकों 
मंगल कृत्य करते हुए तथा श्री द्वारकापुरी मे रहकर लीला विहार करते हुए उदार- 
कीति भगवान्‌ कृष्ण ने अपने कुल का नाश करने की इच्छा की, क्योंकि अच 
उनके लिए यही एक काये शेप रह गया था |” ॥ १० ॥ 
श्रीकृष्ण पूर्णकाम थे। उनकी सब इच्छाएँ पूर्ण द्वो चुकी थीं । उन्दोंने नेक सगल कृ्य किये 
थे। उनके शरीर में सकल सोद्र्य-साम्री एकत्र थी। महापुरुषों के जीवन मे शुभ के साथ सो््य 
मिला रहता है। इस सोदर्य से ही उनमे अदूसुत आकर्षण आ जाता है। यह केवज् रूप सोदय 
नहीं है, हृदय-सादर्य भी हैं । हृदय उनका मधुर, सुकोमल भावनाश्रों से भरा रहता है वही सोदर्य 


अध्याय ? : श्रीकृष्ण अन्तिम कसौटी पर 


के रूप सें उनके मुख-मण्डल पर दमक जाता है। ऐसे श्रीकृष्ण ने अपने कुल्न-नाशे'काल्आरथीजन 
किया, क्योंकि इसमें उन्हे अपने कुल का व संखार का मंगल मालूम होता था। 

“ऐसे अनेकों पुर्यप्रद मंगलसय कम करके, जिनका गान जगत्‌ के समस्त 
कलिसल को नष्ट करते हैं, जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण यदुराज वसुदेवजी के गृह में 
(यदुकुल संहारक) काल रूप से निवास करने लगे उस समय ( जो लोग भगवान्‌ 
की इच्छा से उनकी लीलाओं मे सहायक होकर आये थे वे ) विश्वामित्र, असित, 
कण्व, दुर्वासा, झ्ंगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद आदि 
मुनिजन भगवान्‌ से बिदा होकर (द्वारका से निकट ही) पिण्डारक क्षेत्र मे जाकर 
रहने लगे ।?? ॥ ११-१२॥ 

हस समय श्रीकृष्ण ने मानो काल-रूप धारण कर लिया । उनकी विध्वंसात्मक शक्ति शअ्रपने 
श्रन्तिम कार्य को करने के लिए तेयार हो गईं थी | जब ऋषियों ने देखा कि अब द्वारका उजडने 
वाली है तो वे पास ही एक केत्र में चले गये । जब यादव वहां नहीं रहेंगे व श्रीकृष्ण भी इह- 
लीला समाप्त कर देंगे तब ये ऋषि लोग डस (ुग्नास? में रहकर क्‍या करते ? चे तो श्रीकृष्ण के 
जीवन-कार्य मे सद्दायक होने के लिए आये थे, उसे पूरा होते हुए देख चहांसे बिदा होगये । 
“एक दिल वहां खेलते हुए यदुबंश के कुछ उद्दरढ राजकुमारों ने स्त्रियोचित 
बस्त्राभूषणों से जाम्बवती-नंदन साम्ब का स्त्री-वेप बनाकर उन सुनीश्वरों के पास 
जा अति बिनीत पुरुषों के समान उनके चरण छूकर पूछा--हे विग्रगण, यह श्याम- 
लोचना सुन्दरी गर्भवती है, यह्‌ आपसे एक बात पृछना चाहती है; किन्तु स्वयं 
पूछने मे इसे लज्जा मालूम होती है (अत: हमारे ही मुख से यह प्रश्न करा रही है ।) 
हे अमोघ-दर्शन मुनिगण, यह पुत्र-कामा वाला अब प्रसव करनेवाली है, आप 
बतलाइए, यह कौनसी संतान उत्पन्न करेगी १ (पुत्र या कन्या १)” ॥ १३-१४-१४ ॥ 
“हे राजन्‌ उनके द्वारा इस प्रकाश धोखे मे डाले जाने पर मुनियों ने कुपित 
होकर कहा-रे मन्द-सति बालको, यह एक सूसल जनेगी जिससे तुम्हारे कुल 
का नाश हो जायगा ।” ॥१६॥ 
“यह सुनते ही वे बालक अत्यन्त डर गये और उन्होंने तुरंत ही साम्ब का पेट 
खोलकर देखा तो वास्तव में उससे एक लोहे का मूसल मिला ।” ॥१७॥ 
“तब वे चिता से घबराये हुए यह कहकर कि हम मन्द भाग्यों मे यह क्‍या 
किया, लोग हमे क्‍या कहेंगे ? उस मूसल को लेकर घर को चले गये।” ॥१८॥ 
* तदन्तर वे यादव-कुमार जिनके मुख की कांति अति सलीन हो गई है, उस 
मूसल को लेकर राज-सभा मे आये और समस्त यादवों के समीप राजा उम्रसेत 
से वह सार प्रसंग कह सुनाया |” ॥१६॥ 
“हे राजन्‌, ब्राह्मणों का अमोघ शाप सुनकर औंर मूसल को देखकर ससस्त 
ह्वारकाबासी विस्सित होकर भय से व्याकछुल हो गये [? ॥२०॥ है 
चु'कि ब्राह्मणों का शाप खाली नहीं जाता, अपने कुल के भावी विनाश के भय से यादव 
व्याकुल्न हो गये व उसके निवारण का उपाय खोजने लगे । श्रीकृष्ण का वह संकढप ही मानों यह 
मूसल-रूप में प्रकट हुगश्रा । 


५१८ .,... भागवत्त-घर्म या जीवन की कृता्थता 


“तब यदुराज अम्रसेन ने उस मूसल का चूरा कराके उसे और बाकी बचे हुए 


लोहे के टुकड़े को समुद्र मे फिकवा दिया ।” ॥२१॥ 

अपने मन में शायद वे निर्श्चिंत होगये कि श्रव कुछ बिगढ नहीं सकेगा; परन्तु प्रकृति के नियम 
था भगवान्‌ की लीला अपना काम करती द्वी रहती दे । उसने बडी अ्रच्चिन्ध्य व विचिन्न रीति से 
यहा अ्रपना काम किया | 

“उस लोहे के ढुकड़े को कोई मछली निगल गई तथा सूसल का चूरा तरंगों से वह- 
कर समुद्र तट पर लग गया | उससे वहां एरका पौधे उपज आये | मछुओं ने समुद्र मे 
जाल फैलाकर उस मछली को दूसरी मछलियों के साथ पकड लिया और उसके पेट में 
जो लोहे का दुकडा था उसे उस ( जरा नामक ) व्याथ ने अपनी बाण की नोंक पर 
लगाया ।” ॥ २२-२३ ॥ 

“इन सब बातों को जानने वाले भगवान्‌ ने, उस विप्रः्शाप को बदलने मे 
समर्थ होकर भी, उसे अन्यथा न करना चाहा, प्रत्युत उन काल-हूप प्रभु ने उसका 
अनुमोदन ही किया |” |, २४ ॥ 

खुठ श्रीकृष्ण का दी यह संकल्प था कि यदुवंश का विनाश हो, अतः जब उन्होंने यद्द मुसल 
वात्ती शाप घटना सुनी ऐो उन्होंने उसका अनुमोढन ही किया । उनमें विप्र-शाप को व्यर्थ कर देने 
का सामथ्य तो था, परन्तु विप्र-शाप ने तो वही काम किया था जो उन्होंने चाह्ा। क्योंकि उस 
समय उन्होंने कांक्र-रूप धारण कर रखा था । 


अध्याय २ 


भागवत-धर्म का मम 


[ इस अव्याय में बसुदेवजी ने नारदजी से भागवत-धर्म जानना चाहा। नारदजी ने 
जनक व नो ऋषियों के सवाद के रूप मे उसका प्रवचन किया । “कवि! ने १२ और “हरि! ने ११ 
छोको मे क्रशः भागवत-धर्म का और मक्त का लक्षण बताया है। 'सब कर्मों को परमात्सा 
नारायण के अरपंण करना” अर्थात्‌ भक्ति मागवत-धर्म का मम है। 'नाम-सकीर्तन! उसका सरल 
साधन तथा भगवत्पे मं, विषयों में वेराग्य ओर भगवत्स्वरूप का बोध उसका फल हैं। हरि! ने 
“जों सबमे अपनेको व अपनेमे सबको देखे” उसे श्रेष्ठ भक्त बताया, है। जो “योग्यता? देखकर 
व्यवहार करवा है उसे मध्यम व जो केवल अ्र्ा-विग्नह (प्रतसा आदि) की पुजा करता हैं स्थल 
व बाहरी आचार व व्यवहार को महत्व देता 'हैं वह साधारण हैं। ] 
श्री शुकदेवजी बोले--हे कुरुकुल-नन्दन, भगवान्‌ की भुजाओं से सुरक्षित 
द्वारिकापुरी में देवर्षि नारद श्रीकृष्णोपासना की लालसा से प्रायः सदा'ही रहा 
करते थे । हे राजनू, सब ओर झुत्यु से घि। हुआ ऐसा कौन इन्द्रियवान्‌ प्राणी 
. होगा जो भगवान्‌ मुकुन्द के सुरवर-संसेव्य चरण-कमलों को न भजेगा ९? ॥१-२॥ 
“एक दिन नारदजी बसुदेवजी के घर पधारे। वसुदेवजी ने उनकी पूजा की 
व्‌ सुख-पूबवेक आसन पर बेठाया । फिर देवषि को प्रणाम कर वे इस प्रकार कहने 
लगे--? ॥ ३॥ . ह 
इधर तो वद्द शाप-घटना हुई, उधर॑ एक दिन नारदजी चसुदेवजी के घर' आये । नारद 
श्रीकृष्ण के ऐसे भक्त थे कि छाया की तरद्द सदेव उनके निकट मौजूद रहते थे । जो जिप्का प्रेमी 
या भक्त होता है वह सदैव उसे अपने नजदीक ही दीखता है। 
पुराणों में नारदजी ब्रह्मा के मनसपुत्र माने गये हें। उनका चरित्र विज्ञक्षण चित्रित 
किया गया है। वे इधर-उघर बहकाकर लड़ाने वाले बताये गये हैं। मुझे नारद भगवान्‌ की ऐसी 
शक्ति सालूम होती है जो भगवान्‌ का अभीष्ट सिद्ध करने के क्षिण सदा तैयार रहती है। यदि 
जमाने से काम बनता हो तो बात जमाते हैं, नहीं तो बिगाडकर भी भगवान्‌ का कार्य साधते हैं । 
मानस-पुत्र' होने से वे मन की तरह एक जगह नहीं ठहरते | ये परम-भक्त, विद्वान्‌ व ग्रायक थे । 
“नारद पा्वराज्र!, नारद भक्तिसूत्र', नारद रूटतिः, “नारदीय पुराण” इनके बनाये मुख्य म्रंथों 
में हैं । 
श्री शुकदेवजी कह्दते हैं कि कौन ऐसा प्राणी होगा जो भगवान्‌ को भजना न चाहेगा ? 
प्रत्येक प्राणी दुःख को मिटाना व सुख को पाना चाहता दै। वह अपनेको छुढ़ापा, रोग व स््यु 
का शिकार हुआ देखता है| वह सोचता है कि में इनसे केसे छूटूँ और चिरस्थायी- सुख को प्राप्त 


हे भागवत-धर्म या जीवन की क्ृताथता 
करूँ । बहतों का, खासकर साधु-सन्‍्तों व भक्तों का अनुभव है कि भगवान्‌ की शरण जाने से 
सब बाहरी साधनों के अ्रवल्लम्बन को गौण मानकर अपने हृदय में बसे परमात्मा पर विश्वांस रख 
कर काम करने से उस सुख की उपल्वव्धि हो सकती है। जब यह एक इलाज मनुप्य के लिए 
सुगम है तो फिर मलुप्य क्यो न उसका आश्रय लेगा ९ 
वसुदेवजी बोले--'हे भगवन्‌ आपका आगमन समस्त पुरुषों के कल्याण 
के लिए ही हुआ करता है। जेसे कि पुत्रों के लिए पिता-साता का व दीन-दुखियो 
के लिए महात्माओं का आगमन होता है ।” ॥४७॥ 
सत्पुरुषों के जीवन का उद्देश ससार के कल्याण के श्रलावा दूसरा नहीं होता । सभी जाति, 
धर्म च देश के लोग इस सस्य को स्वीकार करते हैं। माता-पिता जो पुत्रों पर स्नेह रखते हैं उसमें 
तो उनके भावी सुख की आशा छिपी रह सकती है, परन्तु सत्पुरुष तो सदेव दीन- दुखियों की 
भज्ताई में दी रत रहते हैं । उन्हें उनसे बदला पाने की और अपने सुख स्वार्थ में सहायक द्वोने की 
आशा-अ्पेज्षा नहीं रहती । चास्तव में तो जब तक हमारे मन में अपने स्वार्थ की या सुख की 
भावना है तब तक हमारी गिनती सत्पुरुषों में नहीं हो सकती | जब हम प्राणि-मान्न के स्वार्थ च 
सुख को अपना द्वी स्वार्थ-सुख़़ समझने ल्गंगे तभी हम उस पद के अधिकारी हो सकेंगे । नारदजी 
ऐसे द्वी सत्पुरुषों में शिरोमणि थे । 
भूतानां देव-चरितें दुःखांथ च सुखाय च। 
सुखाये वहि साधथूनां त्वाइ्शामच्युतात्मनाम ॥५॥ 
“देवताओं के चरित्र तो प्राणियों के सुख-दुख दोनों के कारण होते हैं, परन्तु 
आप जैसे भगवत्माण साधु-पुरुषों के आचरण उनके सुख ही के लिए होते 
हैं।?॥ ५॥ ह 
सत्पुरुष देवताओं से भी बढ़कर होते हैं । देवताओं में वो राग-ह्वं प पाया जाता है। असुरो 
के साथ उनकी क्षढाइयाँ व छुल्न-कपट प्रसिद्ध ही हैं। उनके कार्मो में उनका अपना स्वार्थ मित्रा 
रहता है । जिनसे उनका स्वार्थ या ह्वित टकराता है उन्हें वे सम-दृष्टि से-नहीं देखते | इसीसे उनके 
कार्य ससार के लिए अकेले सुखदायी नहीं होते | परन्तु साधु पुरुष, सज्नन तो भगवान श्रर्थात्‌ 
सारी जड़-चेतन समष्टि को ही अपना प्राण सममते हैं। अत न तो उनका आचरण दु ख देने 
के उद्देश से द्वी होता है, न उसका फल ही प्राय. ऐसा निकलता है। सज्जनों के आचरण से कभी- 
कभी कुछ ज्लोगों को दु ख पहुँचता हुआ या द्वानि द्वोती हुई देखी जाती है। परन्तु इसकी जिम्मे 
चरी उनपर नहीं होती । हमारे ेतु पर जितना हमारा अधिकार है उतना फल-सिद्धि पर नहीं। 
फल-सिद्धि पाँच बातों पर श्रवलम्बित रद्दती दै--स्थान, कर्ता, साधन, क्रियाएं और अन्त में देव । 
अर्थात्‌ किस स्थान या देश में कम हुआ है, कर्म करने वाले व्यक्ति यानी कर्त्ता की अधिकार- 
पात्रता कितनी है, उसने कौन से साधनों से काम लिया है, किस-किस प्रकार की क्रियाएं या 
उद्योग उसने किया है, इनके अलावा देव अर्थात्‌ अपने पिछले अज्ञात कर्म व तत्‌-पम्चन्धी दूसरों 
के अच्छे-बुरे सकलप व कम जिन तक मारी बुद्धि व जानकारी की पहुँच नहीं हो सकती उनके 
प्रभावों का समूह । फिर स्री जो सत्पुरुष द्ोते हें वे अपने निर्मत्न द्वेतु के कारण उपयुक्त कर्ता माने 
जाते हैं । देशकाल का विचार विवेक में शामिल है और सत्पुरुष विवेकबान ही हुश्रा करते हैं । 
वे सदा शुद्ध ही साधनों का अवज्षम्बन करते हैं, गन्दे, अष्ट, पापयुक्त साधनों की वे सदा निन्‍्दा 


तु 


अध्याय २ : भागवत-धर्म का मे े १३ 


करते है । क्रियाये भी उनकी शुद्ध सात्विक होती हैं, अर्थात्‌ इस बात को ध्यान में रखकर कि 
उनके द्वारा ह:ख किसी को न पहुँचे व सुख सभी को मिले, की जाती दें । अतः डसकी विधि 
निर्दोष होती है । ओर यद्दी सब कारण हे जिससे सत्पुरुष को आचरण या कम मे अ्र्धिकितर सिद्ध 


मिलती हुईं देखी जाती है । 


(५२३ (आप 
दवता-वज्ञान 
पश्चिमी ४ का (् ४5. बे [कप के 63. का 
पश्चिमी विद्वानों की राय है कि प्राकृतिक शक्तियों जसे सूये, वायु, आदि को बेदिक साहि- 
त्य में देवता कहा गया हैं| पर चास्तव में एक परमेश्वर की भिन्न-भिन्न शक्तियो को देवता माना 
अप को 9 8 श् हे क्र 
गया है। यास्क की सम्मति से देवतागण एक ही झुख्य देव की मुख्य-मुख्य शक्तियों के प्रतीक हैं । 


“महाभाग्यात्‌ देवताया एक एवं आत्मा बहुधा स्तूयते। , 
एक स्यात्‌ मनोडन्ये देवा: प्रसद्भानि भवन्ति | (निरुक्त ७७, ८-६) 


-.. देवता का अर्थ है प्राण-शक्ति-सम्पन्न । इन्द्र, वरुण, सविता, उषा श्रादि देवता हैं। 
वे बल-रूप हैं। अविनश्वर शक्ति-मात्र हैं। सकल देवताओं के भीतर सकल कार्यो के अन्तर मे 
ऋत्‌ श्रर्थात्‌ कारण-सत्ता रहती है। विश्व में सुब्यवस्था, प्रतिष्ठा, नियमन का कारणभूत तत्व 
“ऋत्‌ ? है। ऋत सत्यभूत त्रह्म है । या यो कहिये कि व्यापक तत्व “ऋत्‌! हैं और केन्द्रित वल्व 
सत्य है। इन सूच्म-रूप देवताओं के स्थूल रूप की भी कल्पना हमारे यहां की गई है। 


ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु, अग्नि, सोस आदि वेदिक देवता हैं । रृष्टि की उत्पत्ति के समय जो 
नाम-रूपात्मक ज्योति प्रकट हुई उसे इन्द्र कहते है । यदह्द सृष्टि-रूपी यज्ञ का एक भाग हुआ। 
दूसरा भाग है यज्ञ में अन्न को आकर्षित करने वाला सूत्र । उसे विष्णु कहते हैं । तीसरा भाग दे 
अन्न, जिसे सोम कहा है। अ्रबः तत्व की दृष्टि से विचार करे तो स्थिति-तत्व ब्रह्मा है ! गति- 
समुच्चय को स्थिति कद्दते हैं । जब वस्तु चारो ओर गति करती है तो वह स्थिर हो जाती है । 
गति-तत्व इन्द्र है। यदहदी जब किसी वस्तु को आकर्षित करता है तो इसे “विष्णु! कहते हैं । अर्थात्‌ 
“आगति' भाव में वह विष्णु है। अब स्थिति-तत्व के गर्भ मे जो गति (इन्द्र) दे वह श्रग्नि दे । 
इसी तरह स्थिति-गर्भित आगति (विष्णु) सोम है। सृष्टि के मूल मे एक अक्तर-ठत्व है। अक्षर 
डसे कद्दते हैं जिसका नाश न हो, जिसमे कमी या हट-फूट न हो । यह अक्षर-तत्व गत्यात्मक है। 
निरन्तर गति करता रहता है। यही पाँच भावों में परिणत होकर ब्रह्मा, इन्द्र आदि पाँच देवता बन 
जाता है । जैसे गति-सम्ुुच्चय रूप में ह्मा', शुद्ध गति के रूप में 'इन्द्र', शुद्ध आगति के रूप मे 
“विष्णु?, स्थिति-गर्सिता गति के रूप सें अग्नि! व स्थिति-गभिता आगति के रूप मे “सोम! नाम 
घारण कर लेता दे । 


'गीतामन्थन!कार बताते हैं--- 


“हम साधारणतया विश्व की परम-शक्ति को ब्रह्म, चेतन्य, पुरुष तथा श्राप्मा आदि चेदन्ती 
नामों से अथवा इंश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, भगवान्‌ इत्यादि भक्ति-मार्गी नामों से पहचानते हैं । 
परन्तु यह जो मूल वस्तु है उसके ल्षिए शक्ति शब्द के बदले देव? 'देवता? 'देवतः आदि शब्द भी 
पाये जाते हैं । इससे हम परम-शक्ति को ब्रह्म आदि नामों से पहचानते हैं | इस प्रकार शाक्ति घ देव 
एक ही अर्थ के शब्द हैं । 


१9 भागवत-धर्म या जीवन की कऋृतार्थता 


इस परम देव, परम शक्ति परमेश्वर द्वारा संसार में उत्पत्ति, स्थिति व संहार का काम 
चला करवा दै। अर्थात्‌ परमेश्वर इन तीन कामों को करनेवाल्नी अरवीन्तर (उप) शाक्तियाँ अथवा 
देव हैं जिन्हें क्रश॒ बह्मदेव, विष्णुद॒व, मद्रादेव (शिव) इन नामों से पुकारने का रिवाज है। 
पुराने ग्रन्थों में शक्ति के बदलते 'देव” शब्द का प्रयोग साधारणत' हुआ है। जेसे मेघ-शक्ति को 
इन्द्रदेव, जन्न-शक्ति को वरुणदेव, पशथ्चन-शक्ति को वायुदेव कहा जाता हैं। बल्कि इन्द्रियों की 
शक्तियों को भी देव कद्दा गया है। अ्रत ढेव कोई प्रकाशवान्‌, रूपवान्‌, पुरुष अथवा स्त्री-अआाकार 
की कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं वरन्‌ जिस प्रकार बिजली में, गर्मी में ओर इन्द्रियों में जुदा-जुदा 
शक्तियां हैं उसी प्रकार भिन्‍न-भिन्‍न देवताओं का अर्थ है भिन्न-भिन्न शक्तियाँ।”? । 

एक और कल्पना भी देवताओं के विषय में है। ब्रह्मदेव ने ब्रह्म-तत्व या ब्ह्य-विद्या के 
श्राधार प्र सृष्टि की व्यवस्था की। उसके उन्होंने कई विभाग बनाय्रे जिसमें एक का नाम 
पुराणों के अनुसार 'पाद्म-भुवन-कोष' है। उसमें उन्होने दो संस्थाएं बनाई देव-त्रिज्ञोकी व आसुर 
त्रिलोकी । यह ब्रह्मदेव की दूसरी स्ुप्टि थी जो लोक-सुष्टि कदज्ाई | इससे पहले वे एक मन्त्रात्मक 
चेद-सृष्टि भी कर चुके थे | लोकस॒ृष्टि के बाद उन्होंनि प्रजाओं का विभाग करके प्रजा-सृष्टि व 
प्रजा को प्रकृति के नियमानुसार चल्ञाने के लिए धमम-सपष्टि बनाई | इसके लिए अग्नि, इन्द्र, वरुण 
थ्रादि प्रकृतिस्थ देवताश्रो के नमुने पर भौस देवता निर्माण बक्ये गये हैं । हैहय, कालकेय, दौोह द, 
मोर, बृत्र, नमुचि, त्वष्टा, बृधाकपि, आ्रादि असुरों की भी व्यवस्था की । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
शूट, इन चार वर्णो का एवं अ्रन्व्यज, अन्त्यावसायी, दस्यु, स्लेच्छु, इन चार अवर्णों का विभाग 
किया । चातुंण्य के साथ-साथ व्यक्तियों के विकास के लिए ब्रह्मचर्य आदि धार झाश्रर्मों की भी 
च्प्रवस्था की | 

8० अशात्मक भारतवर्ष को ठेव-त्रिज्ञेकी का मनुप्य-ज्ञोक माना गया। वेवस्वत मनु 
सम्राट्‌ व अग्नि वाइसराय बनाये गये | शर्यणावत्त (शिवांलत्रिक पर्वत) से आरस्भ कर हिमाज्य तक 
का सारा प्र न्त भौम-त्रिल्लोकी का अन्तरिक्ष लोक माना गया । वायु यहा के शवसोनपात (चाइ- 
सराय) बनाये गये । यहा की प्रजा यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, पिशाच, गुद्यक, सिद्ध,विज्ञर आदि 
विभागों में विभक्त की गईं । 

जयपुर के स्व० श्री मघुसूदनजी ओमा के मतानुसार रुष्टि के विकास में तमोयुग, प्राणी 
युग व आदि-युग के बाद एक मणिजा नाम का युग झाया जिसमें मानव-सभ्यता का एुक प्रकार 
से पूर्ण विकास हुआ। आाम-निर्माण, कृषि-कर्म, कपास, रेशम आदि के चस्त्रों का निर्माण, 
पचायती-व्यवस्था, ज्ञोक-सत्तात्मक शासन, वापी कृपतढागादि का निर्माण, उद्यान-ठपवन आदि 
की व्यवस्था, गन्धव-विचाह-पद्ध ति, दान-क्रिया-अर्थ-शिह्प के अधार पर मानव-समाज का चार 
भ्गों में विभाजन, विविध उेज्ञानिक आविप्कार आदि इस युग की प्रधान-प्र धान विशेषतायं हैं। 
इस युग की चार श्रेणिया साध्य, महाराजिक, आभास्वर, तुषित इन नामों से प्रसिद्ध थीं। आगे 
चलकर देव-युग में आविष्कृत होने वाली वर्ण-ब्यवस्था का मूल यही चार श्रेणिया थीं । परम 
वज्ञानिक-ज्ञान-प्रधान 'साध्य” लोग उस युग के ब्राह्मण थे। मद्दाराजिक प्त्रिय, आभासुर चेश्य 
व शिदप-विद्या ें पारगत, समाज सेवा में नि स्वार्थ-ब॒ुद्धि से सलग्न तुषित उस थुग के शुद्ध थे। 
इन चारों जातियों का नेतत्व गाध्य जाति के ही द्वाथों में था। अपनी अपूर्च प्रतिभा के बल से 
इसने प्राकृतिक तत्वो की परीक्षा द्वारा सर्वप्रथम यज्ञ-विद्या ((१९778779) का श्राविष्कार 
किया था। इन्हींके द्वारा आविप्डृत यज्ञ-विद्या के आधार पर आगे जाकर ( देव -यग में ) भोम 
देव-ब्यवस्था के अ्रवर्तक “ब्रह्मा? के आदेश से उनके ज्येप्ठ-पुन्र 'अथर्वा! ने ब्रह्म को मुज बनाते हुए 


अध्याय २ : भागवत-धर्स का से (९५ 


ा 


देव-त्रि्ञोकी में यज्ञ-विद्या का प्रचार किग्रा था। वेव-युग से पहले सम्पूर्ण विश्व में साध्यों का ह्दी 
प्रशुत्व था। ये ईश्वर-वादी भोस देवताओं के विरोधी भी थे | झ्तएव आय-साहित्य में पूर्व देखाः! 
सुरद्विषः इत्यादि नामों से प्रसिद्ध हुए। साध्य-जांति का ईश्वर-सत्ता पर विश्वास न था; वे केवन्न 
प्रकृति-सिद्ध क्षणिक विज्ञान के उपासक थे । जो स्थान श्राज क्षणिकवादी नास्तिकों को मिल 
रहा दे वही साध्यों का था। वे अभिमान के साथ सानते थे कि प्रकृति के नियत नियमों से ही 
विश्व-रचना हुई है। उन नियमों फो सली प्रकार समझकर ठीक पद्धति थे कास करने पर मनुष्य 
भी नवीन विश्व का निर्माण कर सकता है। इस विज्ञान के आधार पर नवीन सूर्य, चन्द्रश 
आदि भी घना सकते हैं | इनके प्रभाव के कारण सणिजा-युग “'साध्य युग' के नास से प्रसिद्ध हुआ। 
मणिजा उस समय के मानव-समाज की सामान्य संज्ञा थी। इस काल में सदूवाद, असदूवा 
सदसदूवाद, व्योमवाद, अपरवाद, रजोवाद, अंभिवाद, आवरणवाद, श्रहोरात्रवाद व संशयवाद 
नाम से ऋग्वेद में प्रसिह १० भिन्न-भिन्न वाद प्रचलित थे । इनसें परस्पर संघण थे कलह हो रहा 
था । वब तुषित जाति में जन्से महापुरुष ब्रह्मा ने दुश वादों का खंडन करके एकत्व -मूलक ब्रह्मदाद 
की स्थापना की । उसने सिद्ध किया कि ईश्वर-सत्ता के बिना इन वादों की कोई भी प्रतिष्ठा नही रद्द 
सकती । ब्रह्मचाठ की स्थापना करने के कारण द्वी इस महापुरुष को ब्रह्मा उपाधि से विभूषत किया 
गया, यद्दी देव-रुग के प्रवत्त क हुए । 

उस युग में यह नियस था कि जो विद्वान्‌ जिस तत्व की स्व-प्रथम परीक्षा करता था उसे 
उसी नाम से विभूषित किया जाता था। वशिष्ठड, अगस्त्य, मत्स्य, अन्रि, स्ुगु, अंगिरा आदि 
वस्तुतः तत्वों के नाम हैं । जिन महापुरुषों ने इन तत्वों की परीक्षा की वे एवं उनके वंशधर भी 

उन्ही नामों से प्रसिद्ध हुए । 

एकेश्वरवाद की स्थापना के अनन्तर ब्रह्मा ने, प्रकरति-सिद्ध नित्य ब्रह्मा के अनुसार, यहाँ भी 
पूर्वोक्त प्रकार की सृष्टि संस्थाएं प्रतिष्ठित कीं । इसके अ्रन्तगत ज्ञोक-सृष्टि मे दिवन्नित्नोकी” एवं 
असुर त्रिल्ञोकी? बनाई गई । हिमाल्षय-प्रान्त एवं प्राग्मेर (पासीर) यहां का स्वर्गज्ञोक हुआ | इन्द्र 
यहां के शवसोनपांत बनाये गये । यहां की प्रजा देवता कहलाई । 

इसी प्रकार अ्रफ्रीका, अ्रमेरिका, योरोप नाम के तीन महाप्रान्त असुरो को दिये गये--यही 
असुर-त्रिज्ञोकी कहलाई । 

देव-युग में देव व देवयोनि-सेद से दो श्र णियां थीं। स्वर” में रहनेयाक्ली प्रजा देव! 
किया 'दिवता? नाम से प्रसिद्ध थी | एुवं शरयंणावत पर्वत से आरम्भ कर हिसालय पर्यंत हिमालय 
की श्र णियों में निवास करने वाली जाति देव-योनि नाम से प्रसिद्ध थी । यही देव-युग मे अंतरिक्त 
'लोक था। इसमें रहनेवाज्नी जाति विद्याधघधर, अप्सरा, यत्न, राक्षस श्रादि नामों से प्रप्तिद्ध थी । 
“सिद्ध”- जाति सें ही सांख्य-दर्शन के प्रणेता महासुनि 'कपिल?! का जन्म हुआ था | इसीसे इनकी 
शान-विद्या, 'सिद्ध-विद्या? के नाम से व्यवहृनत हुईं 

देवयुग-काल्न में देव-ल्लोक में (स्वर्ग) आदित्य, सूर्य इत्यादि नामों से प्रसिद्द इन्द्र, घाता, 
भर, पूषा, अर्यसा, त्वष्टा, वरुण, अंशु, विवस्वान, सविता, विप्सु, मिन्न ये #२ देव-जातियां 
प्रसिद्ध थीं। इन बारह सूर्यो किचा आदित्यों में विवस्वान्‌! नाम की जाति को विशेष गौरच प्राप्त 
था। इसी जाति-विशेष के पुरुषो को आगे जाकर भारतवर्ष का साम्राज्य मिला था। इन्हीमे 
प्रबल प्रतापी स्वयम्भू ब्रह्मा के मानस-पुन्न स्वायम्थुव नास के विचस्वानू आदित्य सूर्य-चंश के 
आदि प्रवतेक हुए । स्वयम्भू ब्रह्मा योग्य व्यक्तियों को अपना दृत्तक पुत्र बना लेते थे | यही दृत्तरू 


१६ भागवत-घर्म या जीवन की ऋृताथंता 


पुन्न पुराण-इतिहास से मानस-पुत्र नाम से प्रसिद्ध हैं। जेसे भ्॒गु चरुण के औरसपुत्र थे किन्तु 
आगे जांकर ब्रह्मा के मानस-पुत्र कदलाने लगे । 

देव-ब्रिल्लोकी में रहने चाली प्रजा के उन्होंने पाच वर्ग बनाये--ऋषि, पितर, देवता, 
देवयोनि व सलुप्य । प्राकृतिक प्राण तत्व ऋषि कहलाता दैं। वसिष्ठ, विश्वामित्र, आदि पघब प्राणा- 
व्मक ऋषि हैं, सुष्टि-प्रवर्तक सौलिक तत्व हैं । जिन्होंने अपने तपोयोग से प्राशात्मकः जिस ऋषि- 
तत्व का श्राविष्कार किया वे उसी नाम से प्रसिद्ध हुए । ये प्रथिचवी (भारत) अंतरिक्ष स्वर्ग सबसें 
भ्रमण घ विचरण करते थे । ब्रह्मा, ऋषि, ठेव, ब्राह्मण, विप्न इनफे पाँच अवातर विभाग थे | 


इस ऋषि-प्राण को यज्ञ -तत्व कहते हैं। यज्ञ में यत्‌ +जू दो विभाग हैं। यत्‌ गति-तत्य 
है, यही प्राण है, जू स्थिति-तत्व है, यही 'वाक? कहलाता है। प्राण-ऋषि के व्यापार से वाक्‌ ह त 
होकर अप्‌ स्वरूप में परिणत हो जाती है । यही ऋषि-प्राण की यौगिक अवस्था है। अनेक भौलिक 
(ऋषि) प्राणों के रासायनिक संयोग से उत्पन्न होने वाज्ला यौगिक श्रात्म-प्राण, फिंवा सोम्थ प्राण 
ही 'पितर' है। ऋषि से स्व-प्रथभ इस सौग्य-प्राण-रूप पितर का ही विकास द्वोता हैं। जिन 
मनुष्यों के अतरात्मा में इतर प्राणों की श्रपेत्षा पितर प्राण विशेष रूप से विकसित था, ये ही मनुप्य 
देव-युग में 'पितर”ः नाम से प्रसिद्ध थे। यद्द एक स्चतंत्र-जाति थी | यही पितृ-ज्ञेक श्राज दिन 
'मन्नोलिया? नाम से प्रसिद्ध है । इस पितर प्रजा पर स्वायम्भुव विवस्वान्‌ के कनिष्ठ पुत्र वेवस्वत 
यम! का शासन था । 


यह पितर प्राण 'स्सेह व तेज! भेद से दी भागों में विभक्त हुआ। स्नेह-तत्व 
शगु कहल्ाया, तेज-तत्व अंगिरा। झ्ुंगु की श्रवस्था--विशेष-रूप दाह्य सोम के सम्बन्ध 
से अगिरा--क्षग्नि ही प्रज्वज्षित होकर सूर्य रूप में पस्णित हुआ। इस सोमाग्निसय ज्योतिध॑न 
सोर-प्राण का नाम ही देवता हुआ । यह देव-प्राण ही आगे जाकर ८ बसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य 
प्रजापति वषटकार-सेद ख ३३ विभागों में परिणात हुआ्ां। यही ३३ प्राकृतिक नित्य-प्राण देवता 
क्दज्ञाये । जिन मनुप्यो के अंतरात्मा मे जिस प्राण देवता का विकास था वे उसी नाम से प्रसिद्ध 
हुए । जिस थुग सें स्वयस्भू के द्वारा यह अपूर्च अन्वेषण होकर प्रथ्वी पर सनुष्यों में ही देव-व्यवस्था 
प्रतिण्ठित हुईं वही देव युग क्हृत्नाया । हिमालय पर्वत की श्रेणियों से उस पार ( ४७॥ अ्रज्ञांश से 
६० तक ) का स्थान स्वर्ग कहज्ञाया जैसा कि “उत्तरे ध्िमवत्‌ पाश्वें पुण्ये सर्वगुणान्विते! इस्यादि 
भारत-वबचनों से स्पष्ट है । इसी स्वर्गलोक में यह जाति निवास करती थी। १२ श्रादित्यों में से 
प्रसिद्ध इन्द्र नासक देव-जाति के व्यक्ति विशेष-इन्द्र समय-समय पर स्व्र्गाध्यक्ष चनाये जाते थे । 
ये इन्द्र स्वर्ग के स्वाराट शासक थे । 
किन्तु यहाँ 'देवता? से अभिप्राय सुरक्ञोक या रवगंवासी उ््याक्तयों से दे--पोराणिक देवताओं 
से है। सुख की कामना से जो ज्ञोग साधना या तप करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं । स्वर्ग में ता 
ठेवता ही रहते हैं | पुण्य क्षीण होने पर, सुख-काल की अवधि पूरी होने पर वे फिर वहाँ से 
दूसरे ज्ञोक या स्थान को जाते हैं | उनमें से कई नरक में भी जाते हैं--दु ख भी भोगते हैं। यह्द 
सुख-दु ख-भोग*का फेरा तबतक लगा ही रहता है जबतक कामना या वासना से प्रेरित होकर वे 
कर्म करते रहते हैं। जहाँ कामना-वासना है, वहाँ राग-द्वेष का डेरा पड़ा हुआ ही सममिए । जहाँ 
राग-ड प है, वर्दाँ स्वतः को अशान्ति, सन्‍्ताप, परिताप व दूसरों को समय-प्र सगानुसार दुःख भोग 
बना ही हुआ है | इसीलिए वसुदेवजी ने साझुओं को देवताश्रों से मी श्रेष्ठ ठहराया है। 


ही 


अध्याय २: भागवत धर्म का सम १७ 
लः. ७२ ज हल 4 चर 
प्रजनच्ति ये तथा द॒वान्द्वा आप तथव तानू्‌ | 
छायेव कर्म-सचिवाः साधवों दीनवत्सलाः ॥ ६॥ 
“देवताओं को तो जो लोग जिस प्रकार सजते है वे उन्हे वैसा ही फल देते हैं । 
वे छाया की तरह कर्मो का अनुसरण करने वाले है, किन्तु साधु जन ( स्वभाव से 
ही) दीनों पर कृपा करनेवाले होते हे |” ॥॥ 
उबता तो न्याय की तराजू हाथ में लेकर बेठते हैं, व कर्म देख-देखकर उसका वैसा फल 
देखे हैं । परन्तु सत्पुरुष दया की नाव लेकर निकलते हैं और संसार-सागर मे गोता खाते हुए 
असहाय मनुष्यों को उबारतें हैं। भले के साथ भलाई करना कोई बडी बात नहीं है । छुरे के साथ 
बुराई दुनिया से श्रामतोर पर की जाती है। परन्तु सत्पुरुष समाज की इस सामान्य सतद्द से ऊपर 
उठे हुए होते हैं । वे छुरे के साथ भी भलाई ही करते हैं। थे सारे व्यक्ति को सेव घुरा नहीं 
भानते । व्यक्ति के जो कर्म बुरे होते हैं उन्‍्दीकी निन्‍दा करते हैं व व्यक्ति पर तो सदा अपने 
दुयासृत की वृष्टि ही करते हैं | जहां मानवता है वहां न्याय को भूमिका तो आमतौर पर अपेक्षित 
ही रहती है ।। ज्यों-ज्यों मनुष्य का विकास होता है त्यों-स्यो वह दया-भूमिका की ओर अग्मसर 
होता है। न्याय में अपने व सामने वाले दोनों के स्वार्थ या हित का विचार रहता है। दया सें 
अपने सुख-स्वार्थ की विस्म्टति व दूसरों के, खासकर दीन-दुखियों के, उद्धार व सहायता का भाव 
रहता है | दया-भाव से ऊपर की भूमिका आत्म-भाव--आत्मवत्‌ स्वभूतेषु--अ्रद्वे त-स्थिति है। * 
४ ब्रह्मन्‌ ( यद्यपि आपके दर्शन-मात्र से मैं पवित्र हो गया हूँ तो भी ) आपसे 
भागवत-घर्मो के विषय मे पूछना चाहहा हूँ, जिनका श्रद्धापूबक श्रवण करने से मलु- 
प्य सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है ” ॥७॥ 
चसुदेव ने नारदजी से धर्मं के विषय में प्रश्ण क्या | यह सब तरद्द से डचित ही था। 
एक तो वे बूढे द्वों चले थे व दूसरे जब सत्पुरुष का समागम हो तो धर्म व ज्ञान की चर्चा ही करना 
उनसे यथोचित लाभ उठाना है। हिन्दू-धर्म की आश्रम-व्यवस्था के अनुसार चौथेपन में सर्व-संग 
व्यागकर जीवन को भगवानूसय बनाकर रहने का विधान है। परन्तु यह कोई आवश्यक नही 
है कि मनुष्य अपने जीवन के अन्तिम समय में ही भगवान्‌ की ओर अग्नसर हो । जैसे बुढापा 
मानव की आयु के विकास की अन्तिम सीढ़ी है वेसे ही वह ज्ञान व अनुभव की भी है। धर्म का 
ज्ञान मनुप्य को तभी से मिलना चाहिए जबसे उसकी बुद्धि उसे ग्रहण करने के योग्य होने लगे। 
धार्मिक संस्कार तो बचपन से द्वी शुरू हो जाने चाहिए; बल्कि हिन्दू-समाज में तो गर्भा्धान से ही 
शुरू हो जाते हैं । यह प्राचीन लोगों के दौध व विशाल अनुभवों का परिणाम है| ठेठ जड से ही 
उन्होंने मनुष्य को ठीक बनाने का उपाय किया है। 
घर्मं से अभिप्राय यहां कर्म-काण्ड या धार्मिक बाहरी विधि-विधान या क्रिया-कल्लाप से 
नहीं है, बल्कि उस नियस या मार्ग से है जिससे मनुष्य की शआरत्यन्तिक दुःख-निम्ग॒त्ति होकर वह 
परम शान्ति व सुख का अनुभव कर सके । धर्म का यद्द वेयक्तिक पहलू हुआ । धर्म का सामाजिक 
पहलू यद्द हैं कि उसके ह्वारा समाज का उत्थान द्वोता रहे । भागवत-धर्स* से अमिप्राय यहां 
शाश्वत, सनातन-धर्म से है किसी सम्प्रदाय-विशेष से नहीं । 
१ भागवत-धर्म--पाशरात्र और सात्वत धर्म के नाम से भी प्रसिद्ध है| भ्रागवत के “नारा- 
यणीयोपाख्यान! मे पहलेपहल पाश्रात्र-सत का विवरण मिलता है। उसमे जीव ब्रह्म के ऐक्य 


भागवत-धर्म या जीवन की कृतार्थता 


7 


धर्म का यह दावा दे कि पद्द मनुष्य को सब भयो से मुक्त कर देगा। परन्तु शर्त यद्द है कि 
श्रद्धापूवंक उसका अनुसरण क्या जाय | जब धर्म का विवरण श्रद्धापूचक सुना जायगा तभी 
उसके आचरण की स्फूर्ति मनुप्य फो हो सकती हद । यहां श्रद्धा में ठोना भाव किये गये हैँ (१) मन 
जगाकर सुनना व जो समर में आरा गया उसपर दद़ता के साथ श्रमक्ष करना (२) यदि अपनी 
समर में न श्रात हो तो श्रद्धेय आरस्मजना के उपदेश पर विश्वाल रखके चजत्नना । दूसरे श्रर्थ में 
“्रद्धेय आप्त” का चुनाव अच्छा ऐना चाहिए । जो हमें सदेवौँसत्पथ की थ्रोर श्रम्नसर करता रहे, 
सदेव जिसके मन में हमारे हित की ही भावना रहे, जो घर्म-अधर्म, कर्तेम्य अ्कतेब्य, नीति-अ्नीति 


न कक्‍ज-+नलन+-चछ ब्ब्न- 


का प्रतिपादन है परन्तु वह घिवतवाद की ने मानकर परिगाम-वाद की मानता है। इसमे परखहा 
अद्वितीय, हःखरहित, निस्सीम, सुखानुभव रूप, अन्वादे, अनन्त है। सब प्राशियों मे निवास 
करनेवाला, समस्त जगत्‌ मे व्याप्त रोबर स्थित शेनेबाला, निरवद्य तथा निर्बिवार है। उसवी 
समता उस महासागर से की जाती है जो तरग रह्त होने से नितान्त प्रगान्त है। पदगुगुन्योग से 
यह भगवान्‌ है | समम्त भूतवासी होने से वही 'पासुदेव” है तथा समस्त आत्माओं में श्रेप्ठ होने 
मे वही परमात्मा? है | इसी प्रकार गुणा की विशपता के वारणु बह अन्यक्त प्रधान, अ्रदनन्‍्त, आप - 
मित, अचिन्त्य ब्रह्म रिरण्यगर्भ, शिव आद शामोसे विरूयात £ | निर्गु ण तथा सशगुण दोना 
भाव स्वीकृत है| अ्र-प्रातत गुणा से हीन होने फे बारण गुण तथा परटगुण यक्त होनेसे 
संगुण है। जगत्‌-त्यापार के लिए कल्पित इन छुः गुणा ऊे नाम ये 7 ; जाग. णक्त, ऐश्वये, बल, 
यो तथा तेज । अ्र-जड़ स्वात्म-सम्बन्धी ( स्वप्रकाश ) नित्य, सर्वाबगाही गुण को शान कहते # | 
जान ब्रह्म का स्वरूप भी है व गुण भी | शक् से श्रभिप्राय है जगत का उपादान वारण, तथा 
ऐश्वय का अ्रथ है स्वातन्ब्य परिव्‌ हिंद जगत्‌-क्त तू । जगत्‌ वा निर्माण करने भे भगवान को 
वनिक भी परिश्रम नहीं होता । इस अ्रमाभाव वो बल चह्ते ह. तथा ऊदगत्‌ के उपादान दोने १२ 
भी विकार-रहितता को शास्त्रीय सभा 'बीय! है। जगत्‌-सु प्र मे सहकारी वी अरनपेन्षा (अनावश्य- 
ऊता) को तेज कहते ह। इस प्रकार ब्रह्मा जगनत्‌ का उभयनवध कारणु है| उपादान भी ओर 
निमित्त मी | 


भगवान्‌ की सामान्य शक्ति का नाम लक्ष्मी है। प्रलयदशा मे भगवान तथा लक्ष्मी वा 
नतानत ऐक्य नही होता | वे मानो एकत्व धारण करते ह | घर्म तथा धर्मी को भात शाक्ते तथा 
शुक्तिमान मे समभाव-सम्बन्ध माना गया है) 


भगवान्‌ को आत्म-भूता शक्त आरभवाल मे किसी अचिन्त्य कारण से कही उन्मेष प्राप्त 
करती है ओर जगत्‌-र्वना-व्यापार से प्रवृत्त रोदी है। सष्ट-काल मे इसके दो स्प हो जाते ह-- 
क्रिया-शक्ति वथा भूति-शक्ति | भगवान्‌ के जगत्‌ उत्मन्न करने के सकल्प को क्रिया-शक्ति ओर जगत्‌ 
फ्री परिणति की सजा भूत-शक्ति है| लक्ष्मी इच्छा-शक्ति व सुदर्शन क्रिया-शक्ति है। इन दोनों के: 
ग्रभाव में भगवान्‌ स्वय कुछ नहीं कर सकते। लक्ष्मी-शक्ति के प्रथम आविर्भाव को 'शुद्ध सृष्ठि? 
एुणोन्मेष्र कहते है, जब तरग-रहित प्रशान्त ममुद्र मे प्रथम बुद-बुढ के समान परब्रह्म में जानादि 
पटगुग॒ प्रथम उदय होते है | 

भगवान्‌ जगत्‌ के परम मगल के लिए अपने ही आप चार रूपो की सृष्टि करते ह। (१) 
ज्यूट (२) विभव (३) अर्चावतार व (4) अन्तर्यासी अवतार ( इनका विबग्णश आगे अध्याय ४ 
फछोक १७ में देखिए | ) 


कि ए 
अध्याय २ , भागवत-धम का सम १६ 


पाप-पुण्थ का आवश्यक ज्ञान रखता हो व तदनुसार -अ्रपना जीवन बनाता रहता हो उसे हम 

अपना आप्त मान सकते है । 
“मैंने ढैब-माया से मोहित होकर अपने पूव जन्म में मुक्ति-प्द भगवान्‌ का 
सन्‍्तान के लिए ही पूजन किया था, मोक्ष के लिए नहीं |” ॥ ८ ॥ 

वसुदेव को अपने पिछले जन्‍्म-कर्म पर पश्चात्ताप-सा हो रद्दा है। या तो विचारशीद 

मनुप्य हर अवस्था में, खासकर कष्टो घ कर्तब्य-मूढता के विशेष अवसरों पर; अपने जीवन का सिंहा- 

बल्तोकन करता दी रहता है। परन्तु बुढ़ापे में जब कि डसे झ॒त्यु नज़दीक आती दिखाई देती हद 

तत्सम्बन्धी तथा उसके बाद क्या होगा, इस विषमक विचार ज्यादा जोर से आ्राने लगते हैं! 

वे पिछले जीवन का सिंहावलोकन करने के लिए मजबूर करते हैं। वह सिहावलोकन उसे आगे 


भक्ति व शरणागति मंगवान्‌ को पाने का सुलभ साधन है। गीता व्‌ श्रीमद्भागवत 
भागवत-पर्म के प्रधान ग्रन्थ माने जाते हैं। पिछले एक हजार साल मे भारत के सब मागो में साधु- 
सन्‍्तो व भक्तों ने सुख्यतः इन्टो दो अन्थो का आश्रय लेकर भमक्ति-पथ का प्रचार किया है | गीता 
के मुकावले में भागवत का प्रचार, बडा ग्रन्थ होने के कारण, कम है। भागवत स्पष्ट शब्दों से 
अद्दे त तत्व का ही प्रतिपादन करती है। इसके अनुसार भगवान्‌ निगु ण॒, सगुण, जीव तथा जगतू-- 
सब वहीं हैं। अद्दय तत्त्व सत्य है। उसी एक आःढृवीय परमार्थ को ज्ञानी लोग ब्रह्म, योगीजन 
परमात्मा, और भक्कगण भगवान्‌ के नाम से पुकारते हे। वही मूलरूप मे निगुण और उपाध से 
मगुण १हलाते है | सत्वगुण की उपाधि से अवच्छिन्न होने पर वही निगुण ब्रह्म प्रधानतया विष्गु, 
रुद्र, ब्रह्मा, तथा पुरुष--चार प्रकार वा सगुण रूप धारण करता है | शुद्ध सत्वावच्छिन्न चेंवन्‍्य को 
विष्णु, रजोमिश्रिव को ब्रह्मा और वमो मश्नित को रुद्र, तथा वुल्4-बल रज-तम से म.श्रव कं। 
पुरुष कहते हैं। परत्रह्म ही जगत्‌ के ।स्थप्यादि व्यापार के लिए शिन्न-भन्न अबतार धारण करते है। 
पुरुष से मिन्न-मन्न अववार उदय होते है। भगवत्‌-प्राप्त का एकमात्र उपाय भक्त ही है। यहीं 
मुक्त का प्रधान साधन है | ज्ञान व कर्म भी भक्त के उदय होने से हो साथक होते है | वे परम्पर 
या मुक्ति के साधक है, स्वतन्त्र या प्रत्यक्ष रूप से नहीं। कर्म-फल भगवान्‌ के अ्र्पण कर ढेना 
उनके विषदन्त को तोड़ ढेना है| 

भक्ति दो प्रकार की है--साधनरूपा वसाध्य-रूपा | साधन भक्ति ६ प्रकार की है। साध्य- 
रूपा या फल-खूपा भक्ति प्रे ममयी होदी है जिसके सामने भक्त मुक्ति को भी नहीं चाहता। सक्तेप 
में यही भागवत-घधर्म की रूप-रेखा है। बसे तो सारी भागवत मे इसीका रिरूपण किया गया है। 

सन्त एकनाथ ने भागवर्त-धर्म का मम इन शब्दों मे प्रकट किया है--“दारा, सुत, ग्रह, 
प्राण, सब भगवान्‌ को अर्पण कर देना चाहिए । यही पूर्ण भागवत-धर्म है। मुख्यतः इसीका 
नास भजन है |” 

“साधु-सन्तो से मेत्री करो, सबसे पुराना परिचय (प्र म) रखो। सबके श्रेष्ठ सला बनो। सबसे 
साथ समान रहो।” 

“भगवान्‌ की आचार-सहित मक्ति सब योगों का योगद्वार, वेदान्त का निज भंडार और 
सकल सिद्धियोँ का परम सार है |”? 

गृहस्थाश्रम मे रहकर भी जिसका चित्त मेरे (सगवान्‌ के) रग मे रस गया ओर इस 
कारण जिसकी गहासक्ति छूट गई उसे गहस्थाश्रम में भी मेरी प्राप्ति होती है और निज बोध में ही 
सारी सम्पत्ति मिल जाती है। 


रे भागबत-वर्म या जीवन की ऊताथंता 


प्रगति में सद्ायता व उस्साह देता दे ! यदि उसके शुभ कर्म श्रधिक हें तो भविष्य के लिए बढ 
निश्चिन्तता व शानित श्रनुभग काने तगता दे । यदि बुरे श्रधिक है तो श्रवर्ते अ््रिक शुभ कर्म 
में प्रवृत्त होने की प्रेरणा मिलती है । 5 
वसुदेवजी महसस करने लगे कि मने तो भगपान्‌ फा पूजन केपल सनन्‍्तान के लिए किया 
था। जब स्वरायभ्ुत्त मनु का राज्य था तय मे सुतपा नामक प्रजापति था व देयकी, मेरी पत्नी, का नाम 
पृश्नि था । ऋह्माजी ने जय मुके प्रजा उत्पन्न काने की शथ्राज्ञा दी तो मेने टश्चर के सदशश पुस- 
प्राग्ति के लिए घोर तप किया, जिससे प्रसन्‍न घोकर भगवान ने ऐसा ही घर दिया घोर भ्राज थे 
श्रीकृष्ण के रुप में मेरे घर की शोभा बढ़ा रत है | मुझे उस समय ससार का अनुभव नही था 
और सनन्‍्तान भी नहीं हुई थी। इसलिए मोहयश यही घर माग लिया | लेकिन से समझता ४ फि 
मुझे सोत्त का वर मागना चाहिए था, जिससे मे ससार की तमाम श्रापत्तियो, दु यो, क्लेशों से 
छुटकारा पा जाता । सर तथ भूल को तो श्रय उसे खुधार लेना चादिए । यह पिचार कर उन्होंने 
नारदजी से धर्म-मार्ग बतलाने के लिए प्रार्थना की । 
“अत है सुब्रत, हमसे ऐसा स्पष्ट उपदेश ठीजिए कि हम आपको निमित्त बना 
कर नाना प्रकार के दु खो से प्रण और सब ओर अ्रमो से व्यात्त इस ससार से! 
अनायास ही मुक्त हो सके ॥६॥ 


संसार सुसमय है या दु समय, इसके जिपय में दो मत है। जो सुसमय मानते फे 
डनकी दुक्षील यह दे कि यदि ससार सचमुच्र ही द॒.समय होता तो मनुष्य जीपित रहने का इतना 
उद्योग न करता, श्राव्म-दृत्या कर लेता | वे कहते है कि संसार में सुर स्वत सिद्च हैं। दुख 
श्रागन्तुक है । सुस्य के विपरीत जब कोई स्थिति होती दर तो दुख महसस दोता हे। हमारे 
जीवन की सुस की व हु स॒ की घष्ठियों का द्विसाव क्गाव तो सुर्य का ही पत्नढा भारी श्रढेगा । 
हु सवादी कहता है कि हर श्रादमी सुग्य के लिए. छुटपटाता है | हससे साथित द्ोता है कि हु. 
अधिक है । यदि सुस्त स्वभावसिद्ध दें तो आगन्तुक हुस्की निवृत्ति के लिए. मनुप्प हतना 
प्राकाश-पावाल एक नहीं कर ढालता । मोक्त की कल्पना भी दु पर के एुट्कारे के रूप में ही 
हैं। भ्रधिकाश लोग मोक्ष चाहते हूँ । इससे सिद्ध होता है कि हु पर श्धिऊ है । 

चाद्दे सुस्त श्रधिक हो घा दु,स, इसमें शक्र नही कि ससार में हु, ये भय है शोर मनुष्य 
चाहता हैं व यह उचित भी है कि बद्द उनसे छूटे । यसुदेयजी ने श्यपने जीयन में प्रत्यण ही भिन्‍न- 
भिन्न प्रकार के दु खो व भयो का प्रनुभव किया था। वियाद्द द्ोते ही क्रेदसाने मे डाल दिये 
गये, उनके श्राठ पुत्र सार डाले गये, मथुरा छोड़कर ठेठ द्वारका में जाफर रहना पड़ा। कोरव 





संसार विश्व या जगत्‌ू---“जीव-समाप्ठ आर प्रकृत अयवात्‌ जान्‍समाट के स मलणु 
को जगत्‌ कहते €।! परवतंन या एक भाव से दूसरे भाव में जाना ( एतताए० ) ही ससार ना 
स्वरूप है। नियत परिवर्तनशील वा परेणुम्यमान भाव ही जगत्‌ है। प्रवुत्ति-आविर्भाबाद वियार 
या परेणाम ही जगत्‌ का स्वभाव है। जगत्‌ वा अब्यभिचारी धर्म है। एक मुह के लिए भी 
जगत प्रद्गत्ति-शन्य नही है। च्णकाल के लिए भी कोर्ट जागातक पदार्थ एक भाव भे, ( परेवर्तन 
हुए बिना ) अपने स्वरूप में, नहीं रह सकता ।” 
__ससार! व “जगत! दोनो गातसचक है! । यह बाह्य जगत्‌ मल-रूप से देश, कवालच 
वम्तु के सिवा कुछ नहीं। 


अध्याय २ : भागवत-धर्म का समे घ्ाः 


पाण्डब्रों का दारुण युद्ध देखा, अब यादवों के नाश का इश्य सामने उपस्थित है, ऐसी दशा मे उन्हें 
शान्ति की श्रावश्यकता थी । अतः उन्होने नारदजी से यही चाहा किये उन्हें तमाम भय 
द.खों से छुटकारे का मार्ग दिखावें । फिर वह सार्गे सरल हो, अनाग्रास ही जिससे काम बन जाय। 
शुकदेवजी बोले-“हे राजनू , बुद्धिभान वहुदेबजी के इस प्रकार प्रश्न करने 
पर भगवान के गुणों द्वारा भगवान का स्मरण कता दिये जाने के कारण देध ्षि 


नारद उनसे ग्रसन्‍न होकर बोले”? ॥ १०॥ 
नारइजी बोलें-“हे याद्वश्रेष्ठ, आपका यह विचार बहुत ही उत्तम है। क्योंकि 
आप सबको पवित्र करनेवाला भागवत-घर्स पूछ <हे है। बसुदेवजी, श्रवण, 
बारबार पठन, स्मरण, आदर अथवा अनुमोदन किये जाने पर यह ,सागवत-धम 
विश्व के द्रोहियों को भी तत्काल पत्चेत्र “कर देता है। जिन परम-कल्याणकारो 
भगवान्‌ नारायण का नाम व लीलाओं के श्रवण-क्रीतेत से मनुष्य पवित्र हो जाते 
हैं उनका आज आपने मुझे स्मरण करा दिया है। यह मुझ पर बड़ा उपकार 
किया हे?॥ ११-१२-१३॥ 
नारदजी को वसुद्ेव की धर्म-जिज्ञासा पसन्द श्राई | क्योंकि भागवत-घर्म ओर वो “ठीक मन्ुप्य 
ही नहीं सारे विश्व के द्वोद्टियों को भी तत्काल पवित्र कर ठेता है । जो भले व साधु पुरुष हें, सच 
पूछिये वो धर्म व व्यवस्था की उन्हे क्या जरूरत है ? उनका तो सारा जीवन ही धर्ममय, नियमित 
व व्यवस्थित रहता है। घर्स या सदाचार की वास्तविक श्रावश्यकता उन्हींके लिए है जो अज्ञान, 
मोद्द, स्वार्थान्धता के चक्कर में पडकर दूसरों का ब्रोह करते हैं व परिणाम-स्वरूप स्वतः अ्रनेक 
प्रकार के कष्ट भोगते हैं । दूसरे धर्म सज्जनों को सद्गति व दुर्जनों को श्रधोगति देते हैं; यह 
भागवत्त धर द्वी है जो दुजनों को भी पवित्र बनाने का श्राश्वासन देता है। जिनका हृदय दोष, 
पाप छुकसे, परपीडन, अत्याचार आदि से कलुषित हो जाता है उन्हे उद्धार के कष्टकर मार्ग 
पर चलने का साहस व उत्साह नहीं होता । उनमे इतनी शक्ति भी नहीं रह जाती । इसलिए सरल 
साय की आवश्यकता हुई | नारद्रजी कहते हैं कि भागवत-घर्मे से बढ़ैकर कोई सरल मार्ग नही है । 
अपने को सब तरह भगवान्‌ के अरपंण करके संसार में रहना! भागवत-धर्म का मुख्य सिद्धान्त है । 
महाएुरुर्षा के सदगुणो, सत्कार्यों के श्रवण, स्मरण से हमारे मन में भी चेसी ही स्फृति 
पंदा होती है । इसलिए उनके श्रवण-सनन का माहात्म्य है। तब स्वत: भगवान नारायण के 
गुणों का श्रवण करने से नारदजी का प्रसन्‍न होना स्व्राभाविक ही था । 


“इस विषय से महात्मा राजा विदेह और ऋषस-पुत्रों के संवाद-रूप प्राचीन 
इंतहास का उदाहरण दंता हू”? ॥१४॥ 
राजा जनक (विदेह) ज़ीवन्मुक्त माने जाते हैं | ऐेतिहासिको का कहना है कि “विदेह! 
किसी एक राजा का नास नहीं था, बल्कि राजा की पदवी या विशेषण था। उस गही पर बेय्ने 
वाले सभी राजा विदेद्द कहलाते थे । हमें यहाँ प्रयोजन भागवत-घममम के तात्पर्य से है, ऐतिहासिक 
निणुय से नहीं । 
“स्वायम्भुव मनु के जो प्रियतश्नत नामक पुत्र थे उनसे आग्नधि का जन्म 
हुआ तथा आग्नप्रि के नाभि व नामि के ऋषभजी हुए।” ॥ १४५॥ 


भागवत-घर्स या जीवन की कृताथता 


पं 
रॉ 


इन्हीं ऋषभदेव को जैन लोग अपना श्राद्यतीर्थंकर * मानते है । ब्राह्मण-धर्म मे थ २४ 
अवतारों में गिने गये हैं, हस तरह जन तथा ब्राह्मण दोनो घर्मों में ऋषभदतर का झादर क्या 
जाता है । 

।] हा कः व बज | कया जन का. ५ ९ 
कहते हैं, ऋषभजी* भगवान्‌ वासुदव के अंश थे, उन्होने मोक्ष-धर्म का 
उपदेश करने के लिए ही अब॒तार लिया था। उनके सौ पुत्र थ और वे सभी बंद 
के पारगामी थे | उनमे सबसे बडे भरतजी थे जो भगवान्‌ नारायण के परम भक्त 
थे। उन्हींके नाम से यह अद्भधूत दश भारतवष? नाम से विख्यात हुआ 
है |? ॥ १६-१७॥ 
१ धर्म-प्रचारक सिद्ध पुरुषों को जेन लोग तीवकर कहने ह। 
२ इनका विस्तृत जीवन भागबत के ५ व॑ म्कन्व में ( अ० ४-8 ) टाग्बए | 
3, कुछ लोगों की राय है कि दुष्यन्त-पुत्र भरत के नामस इसका नाम भारतवर्ष पडा | 
श्री जयच्त न्द्र विद्यालकार का भी कुकाव इसी बात की ओर है। ऋषमभ-पत्र मरत को या तो दे 
कल्पत व्यक्ति मानते हैं या प्रागे तह्सिफ | 

पुराणों में जम्बुद्वीप' शब्द प्राय आता है। पालि मे “जम्बुद्गीप! सदा “भारतवंष' के ही 
अर्थ में आता है। 

प्राचीन प्रथा के अनुसार मारतवर्ष के पाच स्थल (विभाग) थे। भार्त का प्राचीन्वाल 
कुछ थोड़े दिनों या बरसों का न य। उस समृचे क़ाल में भारत के भौगो।लक विभाग ओर प्रदेशों 
के नाम एक-से न रहे थे | जातिकृत ओर राजनेतिक परवर्तना के अनुसार भौगो,लक सज्ञाए व 
परिभाषाएं भी बदलती रही हैं| तो भी बहुत-सी सज्ाएण व परिमापराए अनेक युगो तक चलती 
रही हैं | 

मध्यदेश ( सरस्वती व दृपह्नती-वर्तमान सरसुती व घाघर जं। पजाब म हैं, इनके काटे 
से कम-से-कम प्रयागराज तक का प्रदेश ) बीडधर्म की आचार पर्डात (विनय) के अनुसार 
आजकल का बिहार भी मध्यदेश का अश बल्कि मुख्य अश है, ओर उसकी प्रवी सीमा 
कजगल कस्बा ( सथाल परगने का बीकजील ) तथा सलिलाबती नदी ( आधुनिक सलई ) है जो 
माड्खशड के पहाड़ो से मेदिनीपुर की तरफ बहती है| नपाली लोग इस मध्यडेश के निवासियों 
को ञ्राज मी मदेसिया या मधेसिया कहते है और उनके मदसियों मे बिहार क लोग भी न्श्विय 
से शामिल है। मध्यदेश की दक्खिनी सीमा प्राय. पारियात्र या विन्ध्याचल माना जाता था | 
उस मध्यदेश के प्रच, दक्खन, पश्चिम और उत्तर के स्थल क्रमश प्राची, दक्षिणापथ, अपरान्त 
या पश्चमदेश और उत्तरापथ कहलाते थे । 

जब प्रयाग तक मध्यदेश माना जाता था तब काशी मिथिला (उत्तर-बहार) और उसके 
पूरवी छोर पर का अर गदश ( आधुनिक भागलपुर जिला ) तथा उसके साथ बगाल, आसाम, 
उड़ीसा के सब प्रदेश प्रब (प्राची) में गिने जाते थे । अब भी पश्चिमी बिहार की मोजपुरी बोली 
की एक शाखा जो उसके सबसे पच्छिमी हिस्से मे बोली जाती है, 'प्रबी? कहलाती है। पच्छुमघालो 
के लिए वही ठेठ प्रब है | वे उस इलाके के लोगों को पुरविया कहते है जबकि और प्रब बगाल 
के रदने वाला को बगाली। ठेठ नेपाल (काठमाण्ड्) की भी कामरूप (आसाम) के साथ साथ 


घझ 


(्‌ः (्‌ः 
अध्याय २ : भागवत-घर्म का सम २३ 


मोक्ष कहते है--तापतन्रय ( आ्राधिभौतिक, श्राधिदेविक, आध्यात्सिक ) से सदा के लिए 
छुटकारा पाने को । कहीं-कही पुनर्जन्म से छुटकारा पाना भी मोक्ष का द्ेतु बताया गया है । 
आनन्दरूप ब्रह्म की प्राप्ति तथा शोक निवृत्ति! को भी मोक्ष कहा हैं (चे०्प०प०१६७) मोक्ष ज्ञान का 
फत्र हैं। संसार के समस्त बन्धनों का कारण अविद्या---श्रज्ञान है। भारत के सभी दर्शन-सम्प्रदाय 
इसे एक-रूप से मानते हैं | योग सूत्र ( २। £ ) में अविद्या की व्याख्या इस प्रकार की गईं है-- 
अनित्य, अशुच्ि, दुःख और अनात्मा को क्रमशः नित्य, शुचि, सुख तथा श्रात्मा मान बेठना अ्रविद्या 
है । यही सारी अस्मिता, राग-ह ष तथा अभिनिवेश-क्लेशों की जननी द्वै। वस्तु या पदाथे के 
वास्तविक स्वरूप का निश्चय न कर पाना अविद्या का सामान्य लक्षण है | 'सर्वज्षता का संकोच 
या अल्पज्ञता? भी अविद्या है। अविद्या से छूटने का उपाय विद्याज्ञान हैं। यही बन्धनों से छूटने 
का, मुक्ति का--एकमात्र उपाय है । नानात्व के ज्ञान से-बन्धन--संसार--है । एकत्त्र के ज्ञान से 
मुक्ति है । 


ध्ल्ड बज 8 2 2 मम आज कब 


परी ठेशों मे ही गिनती होती | दक्षिण कोशल (छुत्तीसगढ) कभी प्रव में और कभी दविग्वन मे 
(दक्षणापथ) मे गिना जाता | 

आडावला और सह्या ठ्र को एक रेखा मान ले तो उसके पच्छिम के प्रदेश श्रर्थात्‌ मारवाड, 
सिन्‍्घ, गुजरात और कोकण अपराग्त या पच्छिमो आचल मे गिने जाते। वैसे मध्यदेश ओर «* 
पन्छिम की ठीक सीमा '"वसभ थी, किन्तु बह कौम्सो जगह थी उसका पता आज हमे नहीं है । 
बहुत सम्भव है कि वह सरस्वती के (वेमशन? या अदर्श' (गुम होने की जगह) की देशान्तर- 
ग्वा में कोई जगह रही हो और सरस्वती नदी के तट पर प्रथूदक नगर (कर्नाल जिले के पिहोवा) से 
उत्तर तरफ के प्रदेश 'उत्तरापथ' में साम्मलित थे | पिहोवा लगभग ठीक ३०३० अनक्षाश रेखा पर 
है इसलिए प्रथूदक से उत्तर का अर्थ करना चाहिए---३० ३० अज्ञाश रखा से उत्तर। इस प्रकार 
उस रेखा से उत्तर के वे प्रदेश जो ठेवसम की :शान्वर रेखा के पच्छुम भी थे, उत्तरापथ में ही 
गिने जाते | पजाब, कश्मीर, काबुल, बलख सब उत्तरापथ में श।मिल होते | दर्स बोलोन पिहोवा को 
अक्षाश-रेखा के तक ही दक्खिन है, इसलिए उमके उत्तर अफगानिस्तान उत्तरापथ में था और 
उसमे दक्खिन कलात पच्छिम मे | 

मच्यटेश, पुरब व प/च्छुम वी सीमाओं पर एक जगली प्रदश की- सीमा थी जो आज मी 
वहुत-कुछ बची हुई है। वह मगध को दक्िखिनी पहाडियो से शुरू होकर मध्य गोदावरी के अ चल 
मे बस्तर तक फंली हैँ | प्रबी घठ का घोवन गोदावरी मे लाने वाली शपरी व इन्द्रावती नदियों 
के बीच का दोआब बस्तर का जगली प्रदेश हैं। उसके पाच्छुम वेण॒गगा के कांठे में आधुनिक 
महाराष्ट्र के चादा, नागपुर ओर भण्डारा जिले हैं। प्राचीन काल में वे भी जगली प्रदेश के अ्रश 
थे । छत्तीसगढ़ के द्वारा ये गोदावरी तट के जगल प्रदेश माडखंड या छोटा-नागपुर के जगलो 
से जा भमिलते और उस लम्बी वन-मेखला को बना देते हैं जो बिहार, उडीसा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र 
और आन्म् (तेलगण) की सीमाओं पर अबतक बनी हुई 

विन्ध्याचल के पच्छिमी छोर पर अर्थात्‌ मध्यदेश, अपरान्त और दक्षिणापथ की अथवा 
आधुनिक राजस्थान, गुजरात व खानदेश की सीमाओ पर भी एक जगली प्रदेश था जिसमें अब 
भी भील लोग रहते है। 
.. सव० श्री ओभाजी (जयपुर) के मतानुसार ब्रह्मदेव ने प्रथिवी को पद्म मानकर आठ भागों 
मे विभक्त किया, जो पुराणों में पाक्म भुवनकोष नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस विभाग में देवजिलोकी 


> प्र भसागवत-धर्म या जीवन की ऋतार्थता 


ऋषभरेव ने सोक्षमार्ग का डपदेश व प्रचार किया । ,इसके आधार पर जैन-धर्म का काफी 
विक स आ्रागे चलकर हुआ है । इनके सभी पुत्र ज्ञानी व पडित थे । वेद से अशिप्राय यद्दा सारे 
ज्ञान विज्ञान से विशेषकर ब्रह्म-विद्या से है । उनमें भरतजी भक्ति-मार्गी थे--सगवान्‌ नारायण में 
उनकी परम भक्ति थी । “जल में व्याप्त जो चेतनरूप हे उसे नारायण कहते हैँ !” जल का अर्थ 
जीवन भी है। अत इसका भावार्थ द्वो सकता है---जो जीवनमय है, रसमय है, (जल की तरह) 
पविन्न करने वाला है | जज्ञ एक महाभूत भी है, अत महाभूत पर सत्ता चलाने वाज्ञा भी किया 
जा सकता है । श्रद्वौत्त सम्प्रदाय के लोग भगवान्‌ नारायण को दी अपना आद्य आचार्य मानते है । 
श्री शंकराचार्य तक उनकी अआचार्य-परम्परा हस प्रकार है--श्री नारायण, श्री ब्रह्मा, वशिष्ठ, शक्ति, 
पराशर , व्यास, शुकदेव, गौडपादाचार्य व शंकराचार्य । सासान्यत नारायण” से भगवान्‌, ईश्वर, 
विष्णु का भाव लिया जाता है। 

व आसुर-चिलोकी नामक दो सस्थाए बनाई गई। ६० अर शात्मक भारतवर्ष को वेवन्रिलोकी का 
मनुष्य-लोक माना गया | भारतवर्ष की मन्यरेखा उज्जैन हैं, पूर्वी सीमा चीन-सम॒द्र (मलोसी- 
पीतसमुद्र) पश्चिम की सीमा महीस,गर (मेडीट्रेनियन समुद्र), दक्षिण-सीमा निरत्तुब्ृत्त--स्थानीय 
लका, उत्तर सीमा शर्यणावत ( शिवालिक पर्वत ) थी। इस महांविशाल भारतवर्ष के सम्राद्‌ 
बैवस्वत मनु बनाये गये । मनु के सबंध से ही यह लोक मनुष्यलोक, एवं यहा की एजा मानव 
नाम से प्रसिद्ध हुई। अग्नि देवता यहा के अधिष्ठाता, शवसोनपात्‌ (वाइसराय) बनाये गये। 
सनुष्यलोक का भरणु-पोषण करने के कारण ही यह अग्नि 'भारत” कहलाये जेसा कि “अग्ने 
महा आंस ब्राह्मण भारतेति! (यजु ० स०) इत्यादि से सिद्ध हे । भारत ञअग्नि द्वारा शासित होने से 
दही यह लोक भारतवर्ष कहलाया था, एवं यहा की प्रजा भारतीय कहलार। मनु के पुत्र इच्त्वाकु 
ने अपने १० भाइयों में वाठकर भाग्तवर्प के १० भाग कर दिये। 

यह सं,मा किंवा सीमा विभाजक शर्यणावत पवद्य निरक्ष ठेश से लगभग २७॥ अच्षाश 
पर है । ईरान ( आर्यायण ) अरबस्तान, काबुल (कुमा) कन्धार (गान्धार) बलख (वाल्टीक, जो कि 
ट्बयुग में वरुण की राजधानों थी) बुखारा, (पुप्कर--जो कि ब्रह्मा बी निवास-मू!म थी) आदि 
सब प्रान्त मारतवर्ष के अवयव है। 
“उतत्त्‌ भारतवर्ष चतु. सस्थान सनितम्‌ । 
ठक्षिणा परतो हास्य पूर्वण च महोदधिः ॥ 
श्मिवानुत्तरेणास्य काम्मुकस्य यथागुणुः ।” (मार्कश्डेय पु० आ० ३४) 
“गज्रसमुद्रात्त्‌ वे प्‌र्वादासमुद्रात्त पश्चिमात्‌ | तयोरेवान्दर गिर्याराय्यावर्त प्रचक्षते ॥? 
[ मनु० २-२२ ] 
१ श्रीमद्भागवत (२१०।१०-१ १) में 'नारायण? की व्युत्पत्ति इस प्रकार बतलाई गई है--- 

“जब विराट पुरुष ब्रह्माड को फोड़कर निकला तो अयन (नेवास स्थान) की इच्छा से इस शुद्ध 
सकल्प पुरुष ने जल की सुष्टि को | पुरुष च्रथात्‌ “नर! से उत्तन्न होने के कारण जल का नाम नार 

; । उस अपने रखे हुए नार में वह पुरुष एक सहल वष रहा अत, उसका नाम नारायण हुआ ।” 

बिप्सु पुराण (३४६) में लिखा है--- 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वें नरसूनवः | 
अआयन तस्य ता. प॒व॒ तेन ारायणः स्मृतः ॥ 


( 
अध्याय २: भागवत-धर्म का समे २४ 


“उन्होंने इस सुकभोगा प्रथ्िवी को त्यागकर, बन में जा, तपस्या-द्वारा 
श्रीहरि की उपासना की और तीन जन्म पश्चात्‌ मोक्ष-पढ प्राप्त किया?? ॥१८॥ 
प्राचीन भारत में राजपाट, गृहस्थ जीवन को छोडकर वन सें जा तप करके ईश्वर या मो 
प्राप्ति की प्रणाक्षी व उसके उदाहरण बहुत पाये जाते हैं । संन्यास" या घेराग्य की यद्द परम्परा 
अत्र भी जारी है, हालांकि अब उसमें व[स्तविकदा कम व बाह्याचार--ढोंग अधिऋ रह गया है । 


श्राजकल की बहुतेरी खाधुओं की जमातें व संन्‍्यासियों का कुण्ड इसीका परिचायक ह्ै। 
परन्तु भरतजी सच्चे मोज्ञ-लाधक थे। मोक्ष तबतक असंभव है जबतक कि पहले तो बुद्धि को 
आत्मज्षान या ब्रह्मज्ञान न हो, दूसरे उस ज्ञानानुरूप जीवन या वृत्तियाँ न बन जायँ, दूसरे शब्दों 
में ग्रास्मनिष्ठता था ब्रह्मनिष्ठता न प्राप्त हो जाय । देवी सम्पत्ति) श्र्थात्‌ सात्विक गुणा के विकास 
के बिना ऐसी निष्ठा किसी प्रकार नहीं हो सकती । सभी के लिए यह एक जन्म में साध्य नहीं 
हो सकता * | इसकी अवधि मलुष्य के संस्कारों पर, वृत्तियों पर श्रवलम्बित रद्दती है। मोछ्त-प्राप्त 
कितनी दुलंभ है, उसके लिए कितना पुरुषार्थ करने की जरूरत है, यद्द इसी बात से साबित द्वोता 
है कि वेद-पारगामी भरतजी जेसों को भी मुक्ति पाने के लिए तीन जन्म लेने पढ़े । 


१ संन्यास--विपय-सुख की खोज से निवृत्त होने का नाम “सन्यासः हैं। संन्यासी 
विपय-सुख को छोडकर आत्म-सुख की प्राप्ति के लिए च्रेश्ठ करता हैं। उसके सुख का पता विषय- 
लोलुपी को नहीं लग सकता । उसकी दृष्ट में सारण जगत्‌ सुखमय हो जाता हैं। उसको आत्मार्नद 
अपार होता है | प्राचीन काल में जब भारत में वेंदिक धर्म तथा जैन व बौद्ध धर्मों का बोलबाला 
था, अधिकाश भारतवासी निजानन्द का अनुमव करने के लिए, सब प्रकार के विषय-सुख का 
परित्याग कर सन्यास ग्रहण किया करते थे | शकराचार्य ने इसे सस्था का रूप दिया व भारत कें 
चार कोनो में श गेरी, शारदा, ज्योति; व गोवर्धन चार मठ स्थापित किये। सन्यासियों के १० 
माम गिरी, पुरी, भारती, तीर्थ, आश्रम, सरस्वती, चन, अरण्य, पर्वत, सागर हैं। 
श्री कि० घ० भश्नवाला के मतानुसार जब कर्मकाण्ड और उपनयनादि संस्कारों की 
विधियों का इतना महत्त्व था कि उनकी न पालन करनेवाला समाज में निन्‍्दा या दंड-पात्न 
समझा जाता था, तब जो व्यक्ति अपने जीवन के सच्चे ध्येय की सिद्धि में इन्हें बाधक मानता था 
वह संन्यास लेकर इनकी जिम्मेवरी से बरी हो जाता था। अब कोरे नामवेशधारी सन्यासियों को 
बहुतायत होने से व देश-काल बदल जाने से वे कहते हैं कि सन्य,स-प्रथा अनावश्यक हो गई हैं । 
सन्यास के मूल में स्थित त्याग, अपरिग्रह, सादगी, अनासक्ति, बेरग्य, ब्रह्मचर्य, सुमा-शान्ति- 
नम्नता की भावना दवथा तप आर आत्म-जान संबंधी व्याकुलता की वे सराहना करते हुए उन पर 
तो जोर ठेते है; किन्तु इस परिपाठी को अनुपयोगी मानते हैं । 
५ ( देखिए जी० शे० खड ४, सन्यास-प्रकरण ) 


२ देवी सस्पत्ति--गीता के १६ वें अध्याय में देवी सम्पत्ति के लक्षण बताये गये हैं--. 
अभय, सत्व-सशुद्धि, ज्ञान व योग में स्थिरता, दान, दया, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलवा, अर्िसा 
सत्य, अक्ोघ, त्याग, शांति. चुगली न खाना, प्राणियों पर दया, लालच न होना, मदुता, लजा, 
प्रचंचलता, तेज, च्षुमा, धृति, पवित्र आचार, द्रोह का अभाव व निर्मानिता (छो० १ से हे तक) 

३ “जनेक जन्म समिद्धस्ततों याति परागातिम * 


भागवत-धर्म या जीवन की कृताथ ता 


/प्जे 
दा) 


अन्य बातों को छोड़कर जब किल्ली एक ही वस्तु पर संप्रमया एवाग्रता की जाती है व 
उसके मार्ग में आनेवाले तमाम मोहाँ, कष्टों, संकदों, कलेशों को शाति के साथ सहकर अपनी 
पाधना में अडिग रद्दा जाता है, तब उसे तप कहते हैं' । किसतो सदुद्दश के लिए तप किय्रा जा 
पकता है। जो अपनी शआआत्मा को सऊचितता से ऊपर उठाकर सर्वव्यापक बनाना चाहते हैँ वे 
पधर्वव्यापक ब्रह्म, पोराणिकों की भाषा में, हरि, रास, कृष्ण, नारायण, विष्णु श्रादि की उपाप्तना 
करते हैं। आत्मा की हस सर्वव्यापकता--सिद्धि का ही दूसरा नास मोक्ष है। “उपासना” का 
शब्दार्थ तो 'समीप द्वोना” 'सद्श होना' है, परन्तु अन्र कक्षणार्थ से वह भक्ति, साधना, तप 
आदि भावों में भी व्यवह्ृत होता दे | यहाँ अभिपाय भक्ति से ही दे । 

“उन शेष ॒निन्नानवे से से नौ इस भूमण्डल के सब ओर नवों द्वीपों के 
अधिपति हुए और इक्यासी कर्मतंत्रों के रचयिता ब्राह्मण हो गये |? ॥१६॥ 

प्राचीन काल में यह सारा भूमंडल नवद्वीपों से घितर हुआ माना जाता था । 

'तन्त्र! का अर्थ वह शास्त्र है जिसके द्वारा ज्ञान का विस्तार किया जाता हैं ( तन्यते 
विस्ताय॑ते ज्ञानमनेन इति तन्त्रम्‌ ) अर जो साथकों का तज्ञाण या रक्षा करता है। शव-सिद्धान्त में 
कन्‍्त्र फी च्युत्पत्ति इस प्रकार दी गई है-- 

तनोति विपुक्ञानर्थान्‌ तत्व-मंन्त्र-समन्वितान्‌ । 
न्नाणं च कुरुते यस्मात्‌ तन्त्रमित्यभिधीयते ॥ 

अतः तन्त्र का व्यापक अर्थ शास्त्र, सिद्दान्त, अनुप्ठान, विज्ञान, विज्ञान-विषयक प्रन्थ 
भादि हैं । शंकराचाये ने सांख्य को ( रुट्ृतिश्चतन्त्रार्या परमर्षि प्रणोता ) तनन्‍्त्र माना है। और 
मद्दाभारत सें न्याय, धसं-शास्त्र योग-शास्त्र आदि तनत्र माने गये हें। “न्याय तन्तन्नाण्यनेका 
लि तैस्तेरुक्तानि बादिभि.', “यतयों योगतन्त्रेडु यान्‌ स्तुवन्ति द्विजातय" ॥ किन्तु यहाँ तन्त्र से 
अभिप्राय उन धार्मिक या कर्मकाण्ड-दविषय्रक ग्रन्थों से है जो यन्त्र मन्त्र आदि से युक्त एक खास 
पाधन-सार्ग का उपदेश देते हैं । तम्त्रों का दूसरा नाम आगम दै। तन्त्र जीवात्मा को परमास्मा 
के साथ मिलाने की व्यावहारिक साधना है। भूत-सिद्धि तथा विभिन्न प्रकार के न्यास उसके खास 
श्रंग हैं । इसमें शरीर को भगवान्‌ या भगवती का आघप्तन मानते हैं। उसके साथ श्रपना तादात्म्य 
फरना पड़ता है। आगे चलकर पूजन की सारी साभग्नी के साथ शपनी तनन्‍्मयता सिद्ध करनी 
एछ्धती है। सरल भाषा में कहें तो प्राप्त ज्ञानानुकूल जीवन बनाने के विधि-विधानों और साधनों 
का नाम तन्‍त्र है। 

“तथा नौ परमाथे का निरूपण करने वाले महामाग मुनिवर हुए; जे 


आत्म-विद्या में श्रम करने वाले, दिगम्बर ओर अध्यात्म-विद्या में कुशल थे ।”? ॥२०॥ 





१ निरालम्बोपनिषत्‌ के अनुसार “ब्रह्म सत्य हें और जगत्‌ मिथ्या हैं इस प्रकार के 
श्रपरोज्ष ज्ञान-रवप अग्नि से ब्रह्मादि के ऐश्वथ को क,मना-सिद्धि के सकल्प-बीज को दग्ध कर 
”ना ही तप हैं। 

“तपस” क्‍या हूं  आच', 'गर्मी' जो शक्ति या गति का एक रूप हैं। गर्मी से गते पेंदा 
होती है । श्रतः “तपस” हूँ शक्ति को अपने प्रयोग के योग्य बनाके सज्चेव रखना। सभी लोग 
शक्ति-सचय के लिए तपस्या करते हैं और अभीष्ट पा सकते हैं । 


(ः ९ तन 
घ्रध्याण २7 : भागवत-धम का संस ७ 


ध्य क्ति के अपने संकुचित, भोदिक, शरीर सुख-सम्बन्धी इच्छा व भाव को (स्वार्थ! तथा 
परोपकार, समाज-संत्रा, दय -बुक्ति, म नसिक था आध्यात्मिक सुख के भाव को परमार्थ कहते हैं । 
मोक्ष के आर्थ में भी 'परमार्थ! शब्द का ब्यवद्दार होता है। यहां परम थर से अ्श्निप्नाय अ्रत्म-विद्या 
से है। जिस विद्या का संबंध आत्मा से, आस्म-जान से हें वह 'आत्म-विद्या!ः व जिसका संबंध 
स्थूल जगत्‌ के मूल था कारणभृत्त सूचम तत्व या चस्तु-तत्व-विज्ञान से हैँ वह श्रध्याव्म-विद्या 
है। यहाँ तीनों शब्दों से एक ही ग्रशय-ब्रह्म-विद्या या बह्म-ज्ञान है । 

उन्होंने बह्य स्याग को पराकाप्ठा पर पहुंचा दिया था। वस्त्र तक छोड दिये थे-- 
दिशाओं को ही उन्होंने अपना वेश मान लिया था, अतः वे दिसम्बर हुए । जेनियों में पुक 
सम्प्रद.य भी 'दिगम्बर! नाम से दें । ईसा पूर्व तीसरी सदी में श्वेताम्बर तथा दिगम्बर नासक दो 
सम्प्रदाय जनियौों में हों गये । प्र/चीन संघ नग्नता के आदर्श को मानता था लेकिन सुधारक 
सागध संघ ने श्वेताम्बर (सफेद कपड़ा) धारण करने का विधान किया । दोनों के तस्वज्ञान में भेद 
नहीं है--सिर्फ आचार में दी है । दिगस्वरों में धार्मिक-नियमों की उम्नता और श्वेताम्बरों में मानव 
कमजोरियों के ख़याल से डदारता या शिथिलता कर दी गई है। दिगम्बरियों के सतानुसार केवली-- 
केवलज्ञान-संपज्षू--भोजन नहीं करता, न स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। उन्हें मोक्त के क्षिए 
पुरुष जन्म लेना पडता हैं। दिगस्बर-संप्रदाय के साधु नंगे रहते हैं, वेरागियों में भी नागा 
साधुओं की एक जमात है । यों जैनियों के “नंगे! साधुओं का मजाक उड़ाया जाता है। समाज की 
ओर से कहीं-कहीं इस प्रथा के विरुद्ध आवाज भी उठाई जाती है। परन्तु विचार करने से मालूम 
होगा कि 'नग्नता! की साधना कोई साम्ूली बात नहीं है। कृत्रिम साधनों से जननेन्द्गविय को 
निर्वीर्य बना डालता 'नग्नता? की साधना नहीं, विडस्बना है। शम, दम और तितिज्षा के द्वारा 
जब सब इन्द्रियों पर हमारा आधिपत्य दो जाता है तभी ऐसी स्थिति प्राप्त हो सकती है । 
सच्झुच जो समाज मे निर्विकार रहकर नंगा रह सकता है वह मद्दान अ्दूभुत पुरुष है। “नग्नता' 
का अर्थ हैं श्र-मिश्न अनावुत सत्य । जो भीवर-बादर सत्य से पारेपुर्ण होगा डसीको नग्न रहने का 


अधिकार प्राप्त हो सकता दे । 


८उन्तके नाम ये थे--कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुछ, पिप्पलायन, आदविहवत्र, 
द्र मल, चमस और कर-साजन |? ॥२१॥ 


“वे रत और असत्त्‌ रूप सम्पूर संसार को अपने से अभिन्‍न भगवद्र प 

देखते हुए पृथ्वी पर विचरते थे ।? ॥र२९॥ 4 
'सत', “असव के दो-दो अर्थ मिलते दैं। (१) खत! याने जो 'है? श्र्थात्‌ .दीखता ६” 
और “असह? माने जो “नहों है” “नहीं दीखता है!। (२) 'सत्‌' अर्थात्‌ जो वास्तव में 'हे” और 
सर्व-काल में रहता है (जो दीखता है वह नहों) और 'असत्‌? धर्थात्‌ जो दीखता है पर वास्तव 
में ऐसा नहीं हैं। हमें जो कुछ दीखठा है वह नाम-रूपात्मक संसार या सारी घाहझ्य-सष्टि है । इसके 
सीतर, इस सृष्टि का कारण-रूप ठत्त्व छिपा हुआ है । अठः बाह्य सृप्टि व्यक्त! ञोर आन्तर तत्व 
जिसे आत्मा 'कहते हैं. अच्यक्त” कहा जाता दे | अब्यक्त आत्मा का ही च्यक्त-रूप यह जगत डे । 


ः | हि $८ श 
१ वस्तु या पदार्थ का असली व मूल रूप जिसका विमाजन न हो सके, आर जो रद 
बकार के मिश्रण से राहत हो, थे ला. स्वतन्त्र हो, तत्व बहलाठा है । 


ण्प भागवत-धर्म या जीवन की कृतार्थता 


इस तरह भीतरी और बाहरी दोनों जगत्‌ से उन्होंने अपनी एकता सिद्ध कर ली थी । उन्होंने सारी 
जद़-चेतन-स्टृष्टि में अपने को मिला दिया था । इतना आत्म-चिस्तार उन्होंने कर किया था। श्रतः 
सबको सगवद्ग प देखने लगे थे । वे भगवान्‌ की सरूपता को प्राप्त हुए । 


“ये जीवन्मुक्त महात्मा जिनकी स्वेच्छागति की कहीं रोक-टोक नहीं थी, 
देवता, सिद्ध, साध्यगण, गन्धर्व, यक्ष, किन्नर और नायगों के लोकों मे तथा 
मुनि, चारण, भुतनाथ, विद्याघर, ज्राह्ण ओर गोओं के स्थानों मे यथेच्छ 
विचरने लगे |? ॥२१॥ 

जीवन्मुक्त के दो श्रर्थ हैं--(१) वह जो जीते जी मोक्ष को प्राप्त हो गया (२) वह जो 
लीपन से अर्थात्‌ संसार के श्रावागमन-चक्र से छूट गया । मुक्ति के बारे में भी दो कत्पनाएं हें-- 
एफ तो यह कि शरीर के रद्दते हुए द्वी मुक्ति हो सकती है । दूसरे यद्द कि शरीर छोड़ने के बाद दी 
छुक्ति संभव है । 

देवता, सिद्ध, भ्रादि जातियों के नाम हैं जेघा कि पदले बतायाजा चुका है। उन्हींके 
नाम से ये लोक विख्यात हुए हैं । किन्नर मुख तथा शरीर की श्राकृति से कुच-कुछ मलुष्य के 
छान प्राणी थे । नृत्य-कल्षा में निपुण थे । नाग-जाति की कन्याय॑ सोंदर्य के लिए प्रसिद्ध थीं । 
घजु न द्वारा खाणटडव वन जल्ाये जाने पर नाग-लोग दिरली के आस-पास से इधर-उधर भाग 
चिकले । आसाम की पहाड़ियों में रहने वाली नागा जाति शाय्रद इन्द्वींमें से हो। जयपुर राज्य 
में नागा एक साधुओं की जाति है जो बढ़े घीर है । उनकी एक सेना ही बनी हुई है। ये दादू- 
पन्‍थी हैं । जन्मेजय का किया सर्प-यज्ञ नाग जाति के ल्लोगों का स्वाइुकार था । 

मौन-साधना से मनन करनेवाले को सुनि, विरुदावली के रूप में वंश-इतिहास को सुनाने 
घाले चारण कहलाते थे | भूतनाथ सम्भवतठः भूत-प्रेत-विद्याश्रों के जानकार थे व विद्याघर ककल्षा- 
कारों की एक जाति थी । 

“एक बार वे अजनाभ-खण्ड (भारतवर्ष) मे महात्मा राजा निमि के यहां 
जो ऋषियों द्वारा यज्ञ करा रहे थे अचानक जा पहुंचे? ॥२४॥ 

ये राजा निमि “विदेह” ही थे, जिनका जिक्र ऊपर आ चुका है। 

“उन्त सूर्य सदृश्य तेजस्वी महा भागवतों को देखकर यजमान ( राजा ) 
ब्राह्मण गण और ( मूर्तिमान आहवनीय आदि ) अग्नि सबके सब खड़े हो 
गये |” ॥श्श। 

मद्दा भागवत के दो श्रथ॑ द्वो सकते दें । (१) भागवत-घर्म के अनुयायी (२) भगवान्‌ 
के भक्त । 

यजमान कह्दते हं---यज्ञ का अनुष्ठान करनेवाले को। आ्राजकत्न घर के मालिक (र्नि080) 
के धर में इसका प्रयोग होता है। मराठी में सन्नी अपने पति को यजमान कहती है। 

अग्नि कई तरह के कार्सों में आती हैं। उनके अनुसार उसके कई भाम पढ़ गये हैं | जो 
अग्नि दृवन सें काम आती है उसे आहवनीय कद्दते हैं | यहां मतत्नब या तो श्रग्नि के भ्रधिष्ठाता 
व्यक्ति स्रे है, या फिर यह काज्य भाषा है । 


अर आस, मे 
खाध्याय २; भागवत्त-तम का सत्च १६ 


नप और ज्ञान के कारण वे बहुत नेजम्वी दीखते थे। विभुदिसान पुरुषों के सुख-सण्डल के 
श्रास-पास एक प्रभा-मण्डल् या तेजोवलय छाया रद्दता हे | वह उनके ज्ञान, तेज व प्रकाश का 
ग्रलक होता हैं । मद्दापुरुषों के चित्रा मं श्रक्सर बह ।दखाया जाचा है । 

“महाराज बढंहल आमना पर वराजसान उत्त नारायश-परायण मुनिगण 
का अति प्र सपृ्र क यथायोग्य पूजन किया | अपने शरीर के तेज के कारण ब्रह्माजी 
के पुत्रों के समान उन नो योगीश्वरों से राजा जनक ने अति ग्रमन्न चित्त से नम्नता 
प्रचक पूछा ।? ॥ २६-२७ ॥ 

घह्य ने जब सुप्टि-रचना शुरू की दो पहले १० मानस पुत्र उत्पन्न किये--सरीचि, क्रत्रि, 
अगिरा, पुलह, क्रतु, भ्ुगु, वसिषप्ठ, दक्ष ओर तारद | यहाँ निमि, जनक, विदेह तीनों से एक ही 
व्यक्ति का अभिषाय है। 
विदेह वोले--“भगवन्‌, आप लोगों को सें साक्षात्‌ भगवान्‌ सछुसूदन के 
पाषंद द्वी समभता हूँ; क्‍योंकि भगवान्‌ विष्णु के पार्षद संसार के प्राणियों को 
पवित्र करने के लिए घूमा करते है ।” ॥ रे८ ॥ 
दुर्गा सप्तशती के अनुसार 'मधु? नामक देस्य को मारने के कारण भगवान्‌ सछुसूदन कह- 
जाते हैं। भगवान्‌ का परम धाम वेकुण्ठज्लोक कहक्षाता है । सागवतकार कहते हैं कि उसमें उनके 
पापंदगण निवास करते हैँ | यह सब प्रकार के फ्लेश, मोह भोर भय से रहित हैं | शुद्ध सत्व का 
निवास है। वहां काल्न की दाल नहीं गलती, न कोई विकार ही है, न मोहिनी माया का लेश है । 
चहां सुरासुर-पूजित सगवत-परायण पार्षदगण निवास करते हैँ। उन पाषंदों का श्यामता लिये 
कण हे कक » ४२५ 
हुए धचल्ल शरीर है । कमल के समान नेत्र हैं, शरीर पर पीताम्बर हैं, सभी के चार-चार भुजाएं हें। 
ते बडे ही कान्तिमान है | वे सदा लोकोछार के लिए जगवत्‌ मे बरूमा करत है। घन्‍्द, सुनन्‍्द, सुबलल 
प्ररण, जय, घिजय श्णदि उनमें सुख्य है । 

“जीव को प्रथम तो यह क्षण-भंगुर मनुष्य-शरीर ही मिलना मुश्किल है (जो 
कि मोक्ष का साधन है) 'और उसमे भी भगवद-भक्तों का दर्शन तो में और भी 
दुलभ रामभता हैँ ।? ॥ २६ ॥ 

शरीर-बल्ू चेतन्‍्य जीव कद्दलाता है। (ममेवांशों जीवछोके जीव-भूतः सनातनः । इति 
स्मृतिरियं जीव: प्रतिधिम्बः परमाध्मनः ॥) 

इसे भत्यगास्‍्मा भी कहते हैं | परमात्मा के तीन ग्रुण था विशेषण हँ---सत, चित , शान॑ 
जीवाप्मा में सिछ दो--सत्त , खित--पाये जाते हैं । ज्ञीच सुख-दुःखमब हैं। जीव अणु, बिन्द 
परमात्मा विभ् (सिन्धु) है । या यों कद्दे कि परमाष्सा की संकुचित केन्द्रस्थ श्रहन्ता का चाम जीव 
है । श्री शंकराचाय की सम्मति में शरीर धथा इन्द्रियः पसम्दए के श्रध्यक्ष और कमफल के भोक्ता 
भ्राव्मा फो ही जीघ कहते हैँ | देश-फाल से मर्बादित परमात्मा को जीवात्मा कहा जाता है। माया 
के परिणास-स्व॒रूप स्थृत्त श्लौर सूच्म शरीर-सद्दित आत्मा जीव कहलाता ३१। जीव परसेशख्वर की 
पराप्रकृति भर्थाव्‌ उद्कृप्ट विभूति या अ्रंश है । हसे चेन्नन भी कहते हूं । (गीता) जैन धर्म में ज्ीज 


भागवत-घर्म या जीवन की कताथता 


आत्मा? का बाचक है । जैनी जीव को सामाग्यतः दो प्रकार का सानत हैं बह, (संलारी) और 
मुक्त | भ्रामतार पर जीव उसे कहते हैं जिसमें चलन-वलन-फ्रिया दिखाई पढ़े।'* 
सृष्टि 9 प्रकार की है--उद्निज्न, स्वेदज, अण्डज, जरायुज | श्र्थात्‌ पृथ्वी को फोडकर 
मिकलने वाले जीव--बृक्ठ, वनस्पति आदि, अण्डा फोडकर निकलनेबाले--सुर्गी, कबूतर, पक्षी आदि, 
पसीने तथा नमी से पद होने वाले क्ृमि कीट आदि, जरा यानी मिद्ली या जेर को खोलकर निक- 
कनेवाले पशु, मनुप्य आदि । पृथ्वी पर सलुष्य स्वॉपरि रृष्टि है | इसमें मन, बुद्धि का विकास 
सबसे अधिक पाया जाता हैं । कई योनिय/--श्रेणियं:---में विकास प्रात्ता-पाता या भटकता हुआ 
ज्ीच मलुष्य-योनि में आता हैं । घह अज्ञान, कामना व कर्मो के कारण ऊँची-नीची योनिया में 
भ्रमता हुआ अपनी वास्तविक गति फो नहीं जान पाता |! ( भागवत १०२६।३३ ) इसीलिए 
यह दुलेभ माना जाता है । फिर मलुष्य-देह में ही वह सुकृत का अधिकारी दे । इसक्षिए मानव- 
देह का विशेष महत्व है। यह देह सदा कायम नह्दी रहती । देख -देखते गिर जाती है । इसलिए 
इसे हण-मभंगुर (अस्थायी) कहा हैं। जनकराज कहते हैं कि भलुष्य-देद से भी भ्रधिक दुल्लभ हे 
साधु सन्‍्तों का, भर्कतों का दर्शन । गीता में भगवान्‌ ने कद्दा है कि “मनुप्याणा सहस्य पु कशिचित्‌ 
यठति सिद्धयये । यवतामपि सिद्धाना कश्चिन्सा वेत्ति तरुवत-? । 
इन्हींके लिए तुलसीदास ने कहा है--'बिछुरत पुक प्राण हरि लेहीं? | फिर घूमते-फिरते 
'तीर्थराज” कद्दा है । किसी कत्रि की उक्ति है-- 
“सज्जन सड्ो मा भूत्‌ यदि सद्नो मास्तु पुन. स्नेह. । 
स्नेहो णदिं मा चिरहो यदि विरहो मास्तु जीवितस्य ॥” 
व ऐसे दुलंम पुरुषों में थे । 

“अत. हे निष्पाप मह्यबाहो, में आपसे यह पूछता हूँ कि संसार में आत्यन्तिक 
(निस्सीम) कल्याण--किसमें है ९ क्योंकि इस जगत्‌ में महात्माओं का आधे क्षण 
का सत्सग भी मनुष्यों के लिए बड़े भारी खजाने के प्तमान है |” ॥ ३० ॥ 

“यदि हमारे सुनने योग्य हो तो हमें चह भागवत-घर्म सुनाइए जिससे प्रसन्न 
होकर अजन्मा भगवानू--अपने शरणागत भक्त को अपना स्वरूप तक दे डालते 
हैं।? ॥ ३१॥ 

जनकजी का विनय यहा देखने योग्य हैं । कहते हैं कि हम सुनने के भ्धिकारी हों तो 
सुनाइए । पान्नता क लिए सबसे पहले दार्दिक जिज्नासा देखी जाती हैँ फिर चढ़ता, तदलीनता । 
बौद्धिक योग्यता, संस्कार भी देखे जाते हैं । जो जिसका पात्र नद्दी हुआ दे उसे वद्द वस्तु देने से 
डसका दुरुपयोग ८ खुद को द्वानि ही हो सकती है ! 
श्री नारदजी बोले--“वसुदेवजी, निमि के इस प्रकार पूछने पर उन महा- 
त्माओं ने प्रसन्‍नता-पूवषक घन्यवाद देकर सभासद और ऋत्विजों सहित राज़ा 
निमि से कहा।? ॥ ३२॥ 


१ जीव का विस्तृत विवेचन झआागे अ० ६, छी० १६ में दखिए4 


छः - 
अव्याय २: भागवत-घम का मम 


राजा जनक ने नौ प्रश्न किये--- 'सागवत-घर्स! क्या है ? सगव्दूभक्ति! किसे कहते हैं कहते हैं ! 
माया! का स्त्ररूप क्या ह ? उससे 'तरने का उपाय” क्‍या है? 'परब्रह्म” क्या वस्तु हे ? कम! 
किसे कहते हैं ? 'अबतार-चरित्र” कौन कौनसे हैं ? अभक्तों को क्या गति! होती हैं ? और किस 
ग्रुग मे 'कौनसा धर्म मानता! चाद्विए १” चवों ऋषिपों ने एक-एक प्रश्न का अलहदा डत्तर दिया 
है । पहले कवि बोले-- 

“हे राजनू, इस संसार में तो भगवान्‌ अच्युत के चरण-कमलों की नित्य 
उपासना को ही सर्वथा सय-शून्य मानता हैं, जिससे कि उनका भी सम्पूर भय नष्ट 
हो जाता है, जिनकी बुद्धि असत्‌ (देहादि) में आत्म-भावना के कारण विचलित 
हो गई है ।? ॥ ३३ ॥ 

श्रच्युत-जिसमें कोई त्रुटि, गिरावट या विकार न हों। असत्‌-सत्‌ से डल्लदा है । आत्मा 
सत्‌ अर्थात्‌ सदा रहनेवाज्ञा हे । इसके विपरीत देहादि भौतिक प्रपश्च बनता-बिगड़ता आता-जाता 
है, विनाश या परिवर्ततनशील है । इस तथ्प को समर लेता ही ज्ञान है। इसके विपरीत जो 
द्रेह्मदि को आत्मा श्रर्थात्‌ जीव मानकर उन्हींके लिए जीवन-ब्यापार करते हैं उनकी चुद्धि भठकती 
ग्हती है । हरि कद्दते हैं कि भगवान्‌ की भक्ति में ऐसा बल है कि ऐसे अ्रमित लोगों को भी 
सनन्‍्मार्ग पर लाकर सय-रहित कर देती हैं । ह 

यहाँ असत्‌ (देहादि) में आत्मभावना रखने की भूल को अ्रच्छी तरह समझ लेना चाहिए । 
यह भूल मनुष्य क्‍यों करता है ? मनुष्प जैसा संकल्प करता दै वेसा परिणाम उसके सामने आता 
है, जो उपके लिए बन्धनकारक हो जाता है। जब हम यद्द संकल्प करते हैं--मानने लगते हैं कि 
यह शरीर ही सब कुछ है, इसका सुख ही श्रन्तिम सुख है, तो यह देह-बुद्धि हमें आत्मा से दूर 
करतो चली जाती है और फिर संसार के इन्दों, कगडो अनिष्टों से त्रस्त होते रहते हैं । देह-भाव 
से पहले भिन्हें हम अ्रपना समझते है डनके प्रति ममता, जिन्हे ग़ेर समझते हैं उनके प्रति अरुचि 
उत्पन्न होने लगती दहै। यही राग-ह्वेष है। यही कलह, मूगडे, उत्पात की जड़ है। इससे बचने 
का सरल उपाय यद्द है कि हम अपनी इन्द्रिप्रों व विषय, को भगवान्‌ में लगादें । योगी इन्द्रियों 
का निरोध करते हैं, ऊिन्तु हम--भक्त उन्हे भगवान्‌ को सेवा पूजा में, भगव.न्‌ के कार्यो में, लगा 
दे । योगी जिन विषयों को त्यागते हैं उन्हें इस भगवान्‌ के अपंण करदें। योगी को ऐसा त्याग 
करते हुए दु ख व कष्ट सहन करना पढठा है, किन्तु भक्त उन्हें भगवान्‌ के अ्रपंण करते हुए नित्य 
मुक्ति का अनुभव करता है। दारा, सुत, गृह, प्राण---सब कुछ भगवान्‌ के श्रपेण करता ही भ्रागवतत 
धर्म है व यही भगवान्‌ का भजन है। 

“अज्ञ पुरुषों को: भी तुरन्त आत्मलाभ कराने के लिए जो उपाय भगवान्‌ ने 
बताये है उन्हींको भ.गवत-धर्म समझो” ॥ ३४ ॥ 

“है राजन्‌ ( उन भोगवत-धर्मो का) आश्रय लेने पर मनुष्य कभी प्रसाद मे 
नहीं पड़ता । उस पर कभी विघ्नों का आक्रमण नहीं होता। वह इस संलार मे 
आँख मू'दकर दौड़ने पर भी न तो कहीं फिसलता है, न गिरता ही है ।” ॥२५ ॥ 

भक्ति के लिए केवज्ञ भावना, भावुकता की जरूरत है जो कि मनुष्ष-मात्र में होती है 
ज्ञान-मार्ग चुद्धि का विषय है व तीचण-बुद्धि वाज्नों की ही उसमें पहुँच हो सकती है। योग साधना 


डे भागवत-धर्म था जीवन की कृतार्थता 
में बहत फ्लेश है। फर्म-मार्ग में विवेक की--योग्यायोग्य विचार को--आऔर बड़ी सावधानी की जरूरत्त 
है । परन्तु सक्ति-मार्ग में सब-कुछ केवल भगवान्‌ पर छोड देने की ज़रूरत है । फिर बेखटके दोकर 
ससार-सागर सें देरते रहो । यह अपढ़-कुपढ़, बालक-तचुद्ध, स्न्नी-पुरुप, पतित-पीडित सबके छ्षिप्‌ 
सुलभ दहै। किसीके लिए इसका दरवाजा बन्द नहीं है । सरलता, सुगसता व सर्व-लोक-सुलभस्ा 
इसका विशेष ग्रुण है | यढ ऐसी नाव दे जो द्ूबती नहों | बल्कि यो कहें कि बिना त्तरे ही पार 
होना हे । बिना प्रयास के ही भिद्धि पाना हैं । 

इसमें खास बात यद्द दे कि भगवान्‌ का भक्त निश्चिन्त हो जाता है । न बह प्रसाद मे 
पड़ता है, न उसे किसी बात का खटका रद्दता है।जो अपने अरहकार के चल पर चलता दे वह 
अपनी ही बल बुद्धि पर भरोसा रखकर चक्नता है । साथ द्वी वह अपने को अठ्पवत्त भी मानता 
है । इससे निश्चिन्चता का अनुभव नहीं करता । वद्द फलाफल के चक्र में पढ़ता रद्दता है और 
कर्माकर्स के जाल में फँसता जाता है । इसके विपरीत जिसने अपनी नाव भगवान्‌ पर छोड दी है -- 
“किश्ती खुदा पे छोड़ दो, लंगर को तोड़ दो? वह अ्जीव सस्ती, निद्ध न्द्वता, निश्चिन्तता का आनन्द 
व सुख प्राप्त करता है। सन में सदू भावना रखकर सदेच शुभ कम व सेचा-परोपकार के कार्य करता 
रहता है व बेफिक्र रहता है कि भगवान इसका सुफल अवश्य देगा। न भी दे तो वह किसी 
उलभन में नहीं पढ़ता । और जो कुछ शुभाशभ फल मिलता है उसे खुद ग्रहण न करके 
भगयान्‌ के अर्पण कर देता है । इससे उसके सुख-दुःख के प्रभावों से बच जाता है और बचा 


रहता है। 


“कायेन बाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्धधात्मना वानुस्ृत ग्वभावात्‌ 
करोति यद्यत्सकल परस्मे नारायणायेति समपयेतत ॥” 


४५इस धर्म के पालन करने वाले को चाहिए कि शरीर से, बाणी से, मन से 
इन्द्रियों से, अहँकार से अथवा अनुगत स्वभाव स जो कुछ कर्म करे वह सब 
परमात्मा नारायण के ही लिए है--इस प्रकार समपंण कर दे ।?? ॥ ३६ ॥ 


१ रामकृष्णु परमहस का कथन है कि ईश्वर का नाम-गुण-कीतेन करना और उन्हीके चरणों में 
मन को लगाये रखना ही भक्ति हैं। कलियुग में मक्तियोग ही सहजमार्ग है। (यज्ञ यागादि युक्त) 
कर्मयोग बढ़ा कठिन हूँ। शास्त्रों में अनेक प्रकर के केम-काएड का विधान है | अब उनका युग भी 
नहीं है । आयु कम हैं। फिर फल-कामना छोडकर अ्नासक्त भाव से सब कर्म करना महा कठिन 
हैं। जान-योग मी इस युग में महान्‌ कष्ट-साध्य हैं| जीव का अन्न-गत प्राण हैं, आयु कम है । 
फर दह-बुद्धि किसी तरह छुटती नहीं । देह-बुद्धि के नष्ट हुए बिना ज्ञान होना ऋृूसभव हैं। शानी 
कहता हैं---में ब्रह्म हू, शरीर नहीं, मुझे ज्षुधा-तृषा, रोग-शोक, जन्म-मरण, सुख-दुःख, कुछ भी 
नहीं हैं /! यदि रोग-शोका्दि का बोध हो ती ज्ञान कहा १ हाथ में काठ चुम गया है, बढ़ी पीड़ा 
हो रही ६, फिर भी कहता हैं कि हाथ में काय नहीं लगा । इसलिए में कहता हैं कि इस युग में 
हक ही सह्ज है | ज्ञानयोग व कर्मयोग द्वारा भी ईश्वर-दर्शन हो सकता हैं परत है 
महा कॉठन । क्र 


“ज्ञानयोग अपने शत्रु से सामने होकर लड़ना है, मक्तियोग क्ले में बैठकर लड़ना है ।” 


| ९ 
अब्याय २ सभागवत-वस का मसे न 


वि कक] 


मलप्य किसी-न-किसी भावना से प्ररित होकर किसी-न-किसी उष्तेश्य के लिए कर्म करता 


| पहिले मन सें कोई इच्छा सफुरती है, फिर बुद्धि उसका निश्चय करती है और काय सें प्रेरती 
हस कर्म की सिद्धि में मनुष्य अपनी सब इन्द्रियों को व सारी शक्तियों को लगाता है। जो 


उच्छाये स्फरती हैं वे कभी संस्कारों से, कभी अहन्ता से, कभी विपय सुख से, कभी प्रतिहिसा से 
कभी पवित्र सेवाभाव से व कभी दीन-दया से प्रेरित होती है । जिस किसी कारण से, जिस किसी 
सावना से, आपने जो कुछ किया है वह सब भगवान्‌ के अपण कर दीजिए | यादें श्राप हाथ से 
दान देते है तो यह समम्िए कि दान पाने वाला नारायण है, दान की वस्तु नारायण है, देने की 
क्रिया सी नारायण है व देने वाला भी नारायण ही है। इस प्रकार नारायणमय हो जाना ही 
सद्या समर्पण है | जानी ज्ञान के द्वारा व तपी ठप के द्वारा जिस श्रद्गोद स्थिति को पहुंचते हैं वही 
यह हैं । इस छोटी-सी तरकीब से मानो अ्रनजान सें ही हम कहां-से-कह्ां पढुंच जाते हैं। या ऐसी 
भावना रखिए कि में तो केवल काम करने वाला यन्त्र हूं । जिसके लिए ये सब कास कम्ता हूं चह 
मेरा श्रन्तर्यामी, दुदयवल्क्षम है| इनकी सब्र जिम्सेवारी उसपर है। सुझे इनका कोई फल भी नहीं 
चाहिए । विच्ा डस आरानन्दुकंद के मुझे किसी फल की जरू(त ही नहीं है । इस भावना से कर्ता- 
पन के असिम न, अहन्ता-समता, सुखसोग में श्रासक्ति, राग-हंप सब बडी अ्रासानी से छूट 
जाता है व सन्चुप्य परमात्मा की शरण में अपने को निर्भय, अठम्य, निश्चिन्त, अशोक, दची तेज 
व प्रसाद से युक्त अनुसव करता है । इसका यह अथ नहीं कि इससे हमें कोई फत्न नहीं मिल्लता । 
त्रल्कि कई गुना ज्यादह सिल्ल जाता हे। कैकिन च कि हसते उसकी अभिलाषा या आसक्ति छोडदी 
है श्रतः उसमे हमें लोभ या लोलुपता नहीं होती जिससे कि मनुष्य दु ख, सय, शोक चिन्ता से 
पड़ा रहता है । 'लोभ सलानि पापानि! फिर भक्तों को तो भगवान्‌ ने पहिले ही अ्राश्वासन दे 


5 
“ते 


रच्गचा हू । 


6 ४ 650७ 


लवधर्मसान्‌ परित्यज्य मामेक शरण ब्रज | 
अहं त्वा सचंपापेस्यों मोक्षय्रिप्यामि सा शुच ॥ 


ज्ञान द्वारा सोक्ष के लिए पहिले बेराग्य चाहिए। कर्म द्वारा सोक्ष के लिए अनासक्तियोग । 
अर्थात चित्त की लमता दोनो में अपेक्षित है। वेराग्य और अनासन्धि दोनो निषेधात्मक है । दोनों 
कहते हैं 'छोडो? | पर छोडकर ग्रहण क्‍या कर ? ज्ञान से आत्मा को पाते है जो स्थूत्न तो ठीक 
सूच्म इन्द्रियों मन-बुद्धि श्रादि का भी विपय नहीं दे | कर्म से चित्त-शुद्धि होती है, जीवन बनता 
है । परन्तु कर्म किसके लिए १ ओर चित्त-शुद्धि के बाद क्या ? पहिले का उत्तर भक्ति-मार्ग ने 
दिया--एरमेश्वर के लिए । दूसरे का उत्तर गीता ने दिया हे--ज्ञोक-संग्रहार्थ कर्माचरण । भक्ति ने 
कटद्दा--वरास्य, श्रनासक्ति, चित्त-शुद्धि चित्त को समता सब चाहते हो तो अलग-अलग साधनों को 
भहण करने की जरूरत नहीं ह। एक मेरा पल्ला पकड़ लो। मे तुमको सूचम द्वी नही, स्थृूत्न इन्द्रियो 
से अनुसव कर सको, ऐसी अदभुत वस्तु बताती हू । वह है भगवान्‌ के सगुण रूप की उपासना । 
पडयुणयुक्त भगवान्‌ की पूजा-अचा करो | उन्हींकों अपना जीवन समप॑ण करो | अपने झआराध्य, 
लच्य के रूप से उन्दीको स्व्रीकार करो । यद्द कितना ऊँचा, कितना दिव्य ध्येय है ? सांसारिक सुख- 
भोशण, देश-लेवा, स्व॒राज्य-प्राप्ति, परोएकार, विश्ववन्डुत्व, वर्ग-हीन-समाज, राम-राज्य इन तक 
इमारी झादश समाप्त हा जाता है| परन्तु सक्त का आदेश हससे भी ऊंचा हे । देश, भूमएडल व 


28% भागवत-धर्म या जीवन की कृताथता 


सरिे विश्व के प्रभु तक उसने छुल्लांग मारी है। सग्रुण के बाद फिर निगुण थरा गणातीत तक 
पहुँचना एक श्रागे का ही कदम है । ध 
“जो पुरुष भगवान्‌ से विमुख है उसको उनकी माया से भगवान के स्व्ररूप 
की विम्मृति और ( मैं देह हँ--ऐसा ) विपरीत ज्ञान हो जाता है। फिर आत्मा के 
अलावा दूसरी वस्तु की सत्ता का अभिमान होने से भय पल्‍्ले पडता है, अत बुद्धि- 
मान्‌ पुरुष को चाहिए कि अपने गुरुदेव मे इष्टुद्धि सबके उन श्रीहरि को ही अनन्य्र 
भाव से भजे ।” ॥ ३७॥ 
जिनका सन भगवान्‌ की तरफ नहीं है वे शरीर व शरीर-सुख को ही सब कुछ सममते है । 
भगवान्‌ को जानने, उनतक पहुंचने की उन्हे इच्छा द्वी नहीं होती । उनके भोगाटि के संस्कार 
इतने प्रयत्न द्वोते हैं कि वे भगवान्‌ की तरफ उसे झुकने ही नहीं देते । यह भगवान्‌ की माया दी 
है कि भगवान्‌ का ही एक अ्रश या रूप होकर जीव उसीसे विम्ुख हो जाता है । श्रपन अश्रसली 
सगवान €प को भूक्ष कर प्राप्त शरीर को ही सच्चा रूप मान लेता हैं| इस प्रकार उसकी बुद्ध 
अप्ट हो जाती दे श्रोर विपरीत ज्ञान होने क्षगता है। फिर जो सबका निर्भय, निशक स्थान 
चात्मा है उसे छोड़कर वह्द दूसरे पदार्थ श्र्थात्‌ देद्द में श्रभिमान रखने लगता हें जिससे दुख व 
मय के सागर में गोते खाता है । जहां शरीर थे उसके सुस-भोग का लच्य है वद्दा भय व 
दु ख मोजूद ही रहेगे । जहा कोई पेहिक कामना द्वोगी वहां क्रोध ज़रूर थ्रा जायगा । कामना- 
सिद्धि में विष्न उपस्थित हुआ तो जिसे हम उसका कारण समान लेते दें उसपर क्रोध श्रात्ता है । 
क्रोध से प्रति-हिसा, बदला लेने की इच्छा होती है । प्रति-द्विसा के जवाब में हमारे साथ प्रति-हिंसा 
द्वोने लगती है । अब तो भय वदुःख के लिए राज-मार्ग ही ख़ुल गया | अतः मनुष्य को उचित हैं 
कि सुख-भोग के आदर्श को छोडकर भगवत्प्राष्ति के श्रादर्श को स्व्रीकार करे, जो ससार के सभी 
आदशों से ऊँचा, मद्दान्‌, विशात्ञ व पविन्न हैं । 


लेकिन श्रीहरि दीखं केसे ? मिलें केसे ? जबतक चित्त तन्मय नहीं हो जाता, न तो वे दीख 
हक 5 कते न , लक देच बिक 
ही सकते हैं न मित्र ही सकते हैं। तबतक क्या करे ? उसका भी सरल उपाय बताते हैं । गुरुदेव मे 
इष्ट-बुद्धि रक्‍्खो। ऐसा व्यक्ति हूँ ढ़ क्ञो जो ज्ञान, भक्ति, सदाचार, विवेक मे तुमसे बहुत बढा-चढा हो, 
व जिसके साथ तुम्हारा ऐसा सबंध हो कि तुम्हारे हित की ही सदा चिन्ता रक्से। तुम्हे भी जिसपर 
इतना विश्वास हो कि यह कभ्री मुझे गुमराह न करेगा। ससार में इसे कोई स्वाथ-साधथना बाकी 
च् €्‌ क € ० बे [ 
नहीं रही हैं, अतः न सुमसे अपना स्वार्थ साधेगा, न मुझे स्वाथ-साधन में ज्ञीन होने देगा । फिल- 
हाल उसे अपना इृष्ट या शआराध्य मान लें । उसे भगवान्‌ का प्रतीक या प्रतिनिधि मान द्व॑ । यदि 
सच्चा व योग्य सदूयुरु हाथ लग जाय तो फिर भगवान्‌ के लिए अलग प्रयास करने की ज़रूरत 
नहीं है । कबीर तो गुरु को भगवान्‌ से भी पहले प्रणाम करते है--- 
गुरु गोविंद दोनो खढ़े, काके लागूँ पांय। 
बलिहारी है गुरू की, जिन गोविंद दिया बताय । 
भक्त तुलसीदास, ज्ञानी ज्ञानदेव व ज्ञानी भक्त एकनाथ आदि ने भी गुरु की महिमा बहुत गाई 
है | “जिनके कारण में इस ससार-रूपी जाल से पार हुआ वे मेरे सदगुरु मेरे हृदय में हैं: हसलिए 
विवेक पर मेरा विशेष प्रेम है। जेसे आख में अंजन लगाने से दृष्टि फैज्ञती है और देखते ही भूमि 


क- ( प्‌ >> 
अध्याय २ : सागवत-घसम का सम दर 


में गढा हुआ द्रच्य दिखाई देता है श्रथवा जसे चिन्तामणि के हाथ लगने से सम्पूण मनोरथ पूण 
होते हैं घैसे ही श्री निवृत्ति-ज्ञानदेव के बडे भाई व गुरू के कारण मेरे सब मनोरथ पूण हुए हें। 
इसलिए जो चुडिमान हैं उन्हे चाहिए कि गुरु-सेवा करें ओर कृताथ हों। त्रिभुवन्न में जितने तीध 
हैं उन सबका पुण्य जेंसे समुद्बस्नान से प्राप्त हो जाता है, किंवा अमख्त-रस के स्वाद से जसे सत्र 
रसों का आस्वाद मिल जाता है उसी न्‍्यायालुसार में बारम्बार श्रीगरु की ही वंदना करता हू ।” 
“चन्दोीों गरु-पद-कंज, क्रपासिधु नरख्प हारे। 
महामोह तस-पु'ज, जासु चचन रविकर निकर ॥?? 


( तुलसीदास-रामायण 2 


“अज्ञानान्धर्य लोकस्य ज्ञानान्जन-शलाकया। 
चक्तुरुन्‍्मीलितं, येन तसस्‍मे श्रीगरवेनसः ॥? 
“ब्ह्यानंद॑ परम खुखद॑ केचलं श्ान-सप्रूत्ति । 
इन्द्रातीतं गगन-सद्ृश तत्वमस्यादि लक्ष्यमम्‌ ॥?! 
एक नित्य विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम, 
सात्रातीत॑ त्रिगुण-रहितं सदगरु' त॑ नमासि ॥ 


श्रीप्ररविद लिखते हें “जिस प्रकार पूर्ण योग का परम शास्त्र प्रत्येक मनुप्य के हृदय में 
छिपा हुआ सनातन वेद है उसी प्रकार उसके परम पथ-प्रदु्शक ओर गरु वे ही शअ्न्तर्यामी 
जगह रु हैं जो हृसारे अन्दर ग॒प्त रूप से विराजमान हैं। हस पूर्ण-योग की सिद्धि के मार्ग में 
इन अन्तर्यामी गरु को जो योग के इंश्वर, सब यज्ञों और कर्मा के प्रभु, प्रकाश, भोक्ता और लच्य 
हैं, पूर्ण रूप से वरण करना अ्रत्यन्त श्रावश्यक है । आरम्भिक अवस्था में हमें चाहे किसी भी रूप 
से उनके दर्शन हों इसमे कुछ श्राता-जाता नहीं, क्‍योंकि अन्त में तो यह अनुभव होता ही है कि 
भगवान्‌ सब-कुछ हैं ओर सबसे अधिक हूं ।” परन्तु कनफुकवा ढोंगी गरुओं से बचने की सर्त्त 
ज़रूरत है । 


भक्ति-मार्ग विधेयात्मक है | इसमें परमेश्वर की भक्ति का विधान इश्तीलिए किया गया 
है कि वह स्वोपरि शक्ति ओर स्वांगपूर्ण आदर्श हे। जो ऐसी किसी सत्ता या गरु-स्थान को न 
मानता हो चह अपनी भक्ति या समपंण की भावना के लिए किसी दूसरे तस्त्व, सिद्धान्त, वस्तु, 
स्थान अ्रांदि को शआाराध्य या प्रतीक बना सकता हैं। जेसे सत्य, न्‍्याथ, समता, स्वराज्य, वेद 
भारतवर्ष, आदि । क्योकि भक्ति चित्त की एक वृत्ति हे । उसे कोई आश्रय चाहिए | यदि तन्मयता 
के साथ वह किसी एक श्राश्नय को पकड लेती हे तो फिर सबके भूल आश्रय, झाधार तक वह 
पहुँचे बिना नहीं रहेगी । अतः देश-भक्ति का परसेश्वर-भक्ति से विरोध नहीं हे; बल्कि मातृ-पितृ 
भक्ति, गुरुभक्ति की त्रह वह भी भगवद्धक्ति की सहायक ही है, उसका एक शअ्रंग है--बशतें कि 
भक्त की शुद्ध च एक-निष्ठ भावना उससे हो । 


१ भक्त, उपासना का स्वरूप समभने व गुरु की योग्यता की परीक्षा जानने के लिए श्री 
क्रि० घ० सश्न॒त्राला-लिखित 'जीवन-शोधन' का चोथा खण्ड 'भक्ति-शोधनः अवश्य पढ़ लीजिए । 
इसका हिन्दी अनुवाद हो चुका ह। शीघ्र ही नवजीबन मुद्शु,लय, अन्मदाद्ाठ, से प्रकाशित 
गा । 


३5 भागवत-धर्म या जीवन की कृताथेता 


“यह द्वात-प्रपंच वास्तव मे न होने पर सी इसी प्रकार परमाथ-रूप भामता 
है जैसे स्वप्न और मनोरथ के पदार्थ न होते हुए भी चिन्तन करने वालों की बुद्धि मे 
सत्यवत्‌ प्रतीत होते हैं, झत विचारवान्‌ को चाहिए कि बह पहले कर्मों के सकल्प- 
विकल्प करने वाले चित्त को रोके तभी उसे अभय-पदढ की प्राप्ति होगी ।? ॥ १८ ॥ 


संसार में हम दो चीज़ देखते हैं--एक तो यह सारा विश्व जो नाम-रूपात्मक है, घ॒ दूलरे 
वह शक्ति जो इस सारे में निहित व इसका संचाज्नन करती दिखाई देती है। इन ढो को एथक 
सममना द्वोत है । या यों कहिए कि शरीर-स्थित जीव व वह्माएड व्यापी आत्माँदों को अल्ग- 
अलग समझना ह्वौत है। यहां द्वे त-प्रपंच से अभिप्राय इस इन्द्रात्मऊ संसार से है। यह वास्तव 
मे नहीं है फिर भी है? ऐसा भासित होता ऐहै। अब्यक्त ब्रह्म का व्यक्त रूप यह जगत्‌ है । झहा 
चैतन्य का मह्दान्‌ समुद्र है जिसमें आग की चिनगारियों की या विद्युत्‌ की लहरों की तरह 
स्फुरणा होती रहती है, क्षोभ या स्पन्दन होता रहता है । जब क्षोंभ हुआ, त्तरग या स्फुरण उडी, या 
स्पन्दन का प्रसरण हुआ तो विश्व बन गया, जब वरग बेठी, शान्त हुई स्पन्दन का संकोच हुआ, 
ज्ञोभ मिटकर शान्त अवस्था प्राप्त हुई तो विश्व मिट गया, ब्रह्म-गुण।तीत-शेष रह गया | इस ऋ्रह्म 
की दृष्टि से स्फुरणाओं या तरंगों को ढेखें तो वे अस्थायो, क्षणिक विनाश-शील, ब्रह्म का केवल एक 
अग झअतणएुव अ-वास्तविक, अ्रसत्‌, नहीं ऐसी ह। इसे पारमार्थिक दृष्टि कहते हैं। इसी दृष्टि से 
जगव्‌ मिथ्या, भासमान हे | स्फुरणाओ, तरगों या जगत्‌ की दृष्टि से देखे तो जगत्‌ ब्रह्म से भिन्न 
मालूम होता है । दो-पन का अ्रजुभव होता है, हाज्ञांकि तत्वरूप में, अ्ंगागीभाव से, दोनों परस्पर 
एकसम्बद्ध हैं। यह बहा की व्यावहारिक सत्ता अर्थात व्यवहारपुरती दिखाई देने वाली सत्ता है । 
पारमार्थिक सत्ता असली निग ण बह्य है। चेंकि हम जगत मे हैं, जगत को देखते हैं, परिवर्तन 
होते हुए भी उसमें एक पत्ता यह वस्तु वही है ऐसा सान सर्वदा रहता हैं, अ्रत हमरे ध्यवहार 
के लिए वह 'हे' ही । इसमें हसारा सारा व्यवह्ार-ब्यापार चल्ता है। इस व्यावद्ारिक या प्राति- 
भासिक जो है? नहीं, पर भासित द्ोतो ह--सत्ता अर्थात्‌ ससार को ही यहां ह्वो त प्रपन्न कहा हैं, 
जो कि वास्तव में 'असत्‌! 'अ्रविद्यमान! है । 


जबतक हम स्वप्न देखते ह तबतक स्वानगत वस्तुओं या दृप्यो को हम सत्य ही मानते 
हैं । ज्ञाग्रत होने पर हमें वे असत्य मालूम होते हैं । मन से जिस पदार्थ का हम -प्रान करते ्वं उच्च 
समय तो बह प्रत्यक्ष मालूम होता है, परन्तु भ्यान हृटते ही चद्द असत्य, गायब्र हो जाता हे । इस 
प्रकार मानव-जीवन एक महान्‌ लग्बा स्त््॒त या मनोरथ है | इसमे दम अपनी इहन्द्धियो द्वारा जो 
कुछ देखते या अ्रभुभव करते हैं वह हमें सत्य मालूम होता है, वयोक्ति हम अ-ज्ञान रूपी नींद से 
सोथे हुए हैं। जब ज्ञान--यह कि जगत्‌ ह्णिक हैं, यह परसेश्वर का ही व्यक्त-रूप है, ये दो 
नहीं, वास्तव में एक ही है, में भी परमात्म-रूप ही हु, जीवात्मा परमात्मा से भिन्न नहीं है-.रूपी 
जागृति होती है तो ये सारे अनुभव मिथ्या मालूम होते हैं और एक सत्य, बढ, परसेश्वर, पर- 
सात्मा ही सब जगह व्याप्त सालूस द्वोता है । यह सब हमारे सन की क्रिया है । मन जो संकल्प 
फरता है वही आगे चत्म हर प्रत्यक्ष होता है! भगवान्‌ के सन में सकत्प-प्रेरणा हुईं फ्रि 'एक से 
अनेक होऊँ! और यह विराट-विश्व बन गया । यही हाल मनुप्य के मन का है। संकल्प-विकल्प 
ही मनुष्य को कर्म मे प्रेतित करते है । इनका उतार-चढ़ाव जबतक जारी रहेगा तबततक मलुप्य 
शान्ति समता एकता 'सत्सता, समाधान का पअ्रनुभव नहीं कर सकता | दूसरी और बातों से 


+ 





अध्याय २: भागवत-घर्स का मर्म 3७ 


जबतक भन को, संकल्प-विकल्पों को, रोका नही जाग्रगा तब्रतक बह किसी णुक लच्ष से नहीं 
लगेगा । परमात्मा ही हमारा महान लच्य है। श्रतः परमास्मा सें उसे लगाने के लिए पहले व्यथ 
के, मिरर्थक संकल्प विव रुूप। को रोकना चाहिए, जिसमे ऊट-पटाग कर्मों में प्रदृत्ति ही न हो | एक- 
मात्र भगवान से ही मन क्गा रहे | ऐसा करने से वह शीघ्र ग्रवय-पद को प्राप्त हो जायगा । 


५तथा लोक मे जो चक्रपाशि भ्गवान विप्शु के कल्याणकारी जन्स आर 
कर्म है उन्हें सुनता हुआ एयं उनकी विचित्र लीजाओं के अनुसार रकखे गये नामों का 
नि संकोच होकर गान करता हुआ असंग भाव से ससाग मे (बिचर ।7 ॥ ३६ ॥ 
पुराणों के अनुसार विष्णु, भगवान्‌ को तीन शक्तियों से, ( रूष्ठटि का ) पालन-पोषण करने 

वाली शक्ति हैं। वेद-विज्ञान के अनुसार अव्यक्त परमात्मा मे जब विकार हुआ, तो कुछ भाग 
सघन, स्थूत्र होने लगा । उसकी प्राथमिक क्रिया से जो भेद, अन्तर हुआ वह चर! कहलाया न 
शेष भाग “अक्षर! रहा | क्षर भाग द्रव्परूप लेकर विश्व का उपादान कारण बना । अक्षर क्रेया- 
वान होने से निमित्त-कारण-रूप मे रृष्टि-कर्ता हुआ । किसी वस्तु को बनाने सें जो सामग्री लगती 
हें, जिस चीज़ से वह बनाई ज्ञाती हैं उसे उस वस्तु का उपादान-कारण व जिस व्यक्ति या शक्ति 
के द्वारा बह बनाई जाती दै उपते उपका निम्नच-काण मानते दैं | अक्षर बक्ष ने क्षर हृह्य से जो 
सष्टि रची उसमे पहले प्रतिष्ठा, फिर उ्प्रोति व पश्चात यज्ञ-ऐले तीन प्रकार हुए। यह खष्टि क्रिया- 
रूप गांति-मया थी । प्रात्तेश्ठा स्थिति को ऊह्ते ह। गति-समसुच्चत् का साम दी रिथति है । जब पदाल 
चारो ओर गति काता हो तो वह स्थिर रहता है। स्थिति का अर्थ है पदाथ की सत्ता-सातन्र । उसके 
बाद ज्योति प्रकटी, जिस व नाम, रूप, कम बने | फिर यज्ञ उत्पन्त हुआ। यह थज्ञ तत्त्व विष्णु, 
अग्नि, सोस, सय्र है| सारी खष्टि, खुष्टि-ब्यापार परमात्मा का एक महान यज्ञ ही है। यह यज्ञ 

अन्तादान-विसर्गात्मक है, स्थिति-लयत्मक है. विप्खु यज्ञ-रूप, अन्न का श्राकर्षक सूत्र है, मिसस 
यज्ञ सिद्ध होता है | यह पालक तत्व है । सोम अच्त है जो आहुति का काम देता हैं, अग्नि वह 
चस्तु है जिसमे आहत डाली जाती हू । इस दरह् अग्नि लोम तो हुआ यज्ञ, व विष्णु हुआ उसके 
ल्लिण अन्त का अक्ेण करने वाला जिसके बल यज्ञ जारी रहता है । अतः इस महान्‌ रूष्टि व्या- 
पार से सृष्टि को कायम रखने वाला तत्व विष्णु है। दूसरी भाषा में कहे तो झग्नि व सोम यज्ञ 
का वस्तु-रूप है व विप्णु (बह्मा तथा इन्द्र खद्दित) श्रन्तर्यामी संचालक रूप है। ' 





$ गीता विज्ञान--भाष्य-भृमका मे इसका (नरूपणु इस प्रकार किया गया है---“परबह्म 
या अव्यय के दो विभाग हुए। पक्षुर व क्षुर। श्रक्तर से क्षर का विकास हुआ है। ये दोना एक 
चने के दो दला जैसे है । एक उल अपारणामी है, वही अ्मृत-प्रधान अक्षर है, दसरा दल परणामी 
ट. वहों बल्न-प्रधान क्षर है। अक्षर पराप्रकृति व क्षर अपराप्रकृति भी कहलाते है। दोनो की कलाएं 
एक-सी है। फके इतना ही है कि अक्षर की कलाएं नित्य माव के साथ-साथ परिणाम-रहित हैं । उनसे 
कार (बकार पदा नहीं होता, इसके विपरीत ज्षर-कलाएं परिणास की जमनो है । इन कलाओं से ही 
विकार उत्तन्न हुए ह। कलाएं पाच हैं --ब्रह्म. विष्णु. इन्द्र, अग्नि, सोम । 

अच्तुर ब्रह्म पर, या यो कहिए कि अक्षर की अम्तप्रधान ब्रह्मनकला पर प्रतिष्ठित क्षर की 
सत्यु-प्रधान “ब्रह्म! कला से जो विकार उत्तन्न होता है, वह “प्राण! नाम से प्रसिद्ध है। अन्तर को 
अग्त-प्रधान विष्णु कला पर प्रतिष्ठित क्षर की सत्यु-प्रधान विष्णु-कला से उत्पन्न विकार “अ्राप 
नाम से प्रसिद्ध हुआ | अक्षर की अमृत-प्रधान “इन्द्र” कला पर प्रतिष्ठित ज्षर की मत्यु-प्रकान इन्द्र- 


संघ. : भागवत-थर्स या जीवन की झतार्थता 


यहां विष्छु से अभिप्रायथ सगवान्‌ को स्थिति या पाज्रक शक्ति से हे, जिसके जन्म-कर्म 
ससार के कल्याण के लिए हुआ करते हैं । इस विष्णु शक्ति का उत्तम व सुबोध विवेचन “गीता- 
मन्धन' कार ने क्या हे । वे लिखते हें .--- 

“आत्मा ज्ञानरूप धोने के कारण संकल्या का जनक है और सत्य-रूप होने के कारण हसके 
लकरूप सत्य द्वोते हैं । श्रत ऋषियों ने श्रात्मा को सत्य-काम, सत्य-मकल्प कहा है । किन्तु प्राणी- 
जन अपने चित्त की अशुद्धि, चब्बलता और श्रध्यवस्थितता के कारण इस सत्य-सकल्यता, सत्य- 
कामता को नहीं जानते । और इसलिए वे अपने को पामर, अ्रज्ञान एवं श्रसमर्थ-सा जानते हैं। 
किन्‍्त ज्यो-ज्यों चित्त को शुद्धि बढ़ती जाती है वह स्थिर तथा स्व्रस्थ बनता जाता है, स्यो-्स्यो चह 
अपनी सत्य-कामता व सत्य-सक्ल्पता को पद्चचानने लगता दे व सेमकने लगता ह कि मेरी जो- 
कुछ स्थिति द्वै वह मेरी कामना व सकन्‍्प का ही परिणाम हे । 

विश्व-व्यापी यह परमात्मा इस तरद्द श्रनेक प्रकार के कामो और सकदढपो का आ्राधार-भूत 
है| ये काम-संकलप विविध गुण, शक्ति तथा परस्पर मेल, विरोध रखने वाले होते हैं। ऐसे अनेक 
सकहपो के परिणाम-स्वरूप यह श्रनेक प्रकार की स्वग्टि उत्पन्न और नप्ट होतो रहती है | परमात्मा 
के अ्राधार पर विश्व में पाई जाने वाली कामनाश्र। में एक स्थिर, सात्विक, शुद्ध कामना ऐसी भी 
है जो यह इच्छा रखती दे कि समार में सदैव घर्म को विजय हो, अधर्म का विनाश हो सत्पुरुषो 
का उत्कर्ष दो, असुरों का पराभव हो ओर विश्व का पालन दो, और श्रपनी इच्छा की सिद्धि के 
लिए क्रियावान द्वोने का सकलत्प करती रहती हे । ऋषिगण जिसे विष्णु के नाम से पहचानते हैं 





कला से प्रादुभू त विकार 'वाक! नाम से प्रसिद्र हैं। अक्षर की अम्रत-प्रवान आग्नः कला पर 
प्रतिष्ठित छऋर की मत्यु-्प्रधान अग्न-कला से प्रादुभु त विकार “अ्रन्नाढ! नाम से प्रसिद्ध हैं। एब 
अक्षर वी अम्रत-प्रधान सोम?! कला पर प्रातिष्ठित क्र की मत्यु-प्रधान सोम-कला से समुद्भत 
बिकार “अन्न नाम से प्रसेद्ध हुआ । 

साख्य-शास्त्र में इन पाता विकारों को गणभूत “तन्मात्रा' कहा हैं। आय-विजशान-शास्त्र 
इन्हे “वकार-क्षर कहता हैं| प्राण विकार शब्द तन्मात्रा है | भ्रपो विकार स्पश तन्मात्रा, बाक, 
ब्रकार रूप-तन्मात्रा, अन्नाद विकार गन्धतन्मत्रा, एवं श्रन्न वकार रस-तम्मात्रा हूं । 

उक्त पाचा विकार--अ्रथवा तन्मात्राएं उत्न्न होने के अनन्तर ऋणु-मात्र भी स्वतत्र नहों 
रहते | बल्कि पाचो की परस्पर आहुति मिश्रण हो जाता है। यही प्राथमिक यज है। अग्नि में सोसा- 
हुति होना ही यज्ञ है | जिसमें छाहुति होती हैं वह सक्रेत परिभापा में आग्न हैं। यही यो 
एव जिसकी आहुति होती है वह सोम € | अग्नि अन्नाद हैं, सोम अन्न है। चू कि पाचों मे पाचो 
की थ्राहुति होती है, उक्त परिभापानुसार पाना ही अन्न-अ्न्नाद बन जाते है। इसी आधार पर 


अ्रति का “सवमन्न -सवमन्नाद,” यह नियम व्यवस्थित हैं । 
प्राण को योनि-रूप अग्नि समक्तिएछ, आप, वाक, अज्न, अ्न्नाद चारो को रेतो-रूप आह्ति 


द्रव्य समिए,। इनकी आहुति से जो पश्चात्मक प्राण विकसित होगा बह “पश्चोक्षत प्राण! कहलाएगा 
यही आगे जाकर भौतिक सर्ग-सृष्टि का कारण बनेगा | अतएव इसे 'विश्वस्ट्प्राण! कहा गया है | 
यह पश्चीकरण प्रक्रिया ही यज्ञ-क्रिया है| 

पसहयशज्ञाः प्रजा सप्टवा' का यही वेज्ानिक अर्थ है। विश्वसट्मूर्ति, यही स्वाहुत यज्ञ, सब 
सष्टियो का मूल प्रवत्त क माना गया है। जंसा कि 'तस्माग्रश्ञात्‌ सबहुत ऋच; सामानि जजिरे। 
इत्यादि मन्त्र-चर्णुन से स्पष्ट € | ( खण्ड २, ४० र८१-८२ ) ह 





( ९ 3६ 
अध्याय २: भागवत-धर्म का समे य 


वह इस पाह्नन-कर्त्ता संकल्प का ही नाम है। यद्द शुद्ध, सात्विक व कल्याणकर है; अत. विविध 
रूप से संसार में सिद्ध होता है | एथ्वी पर जब-जब धर्म की ग्लानि होकर अघमे का जोर बढता 
है, साधु पीडित व दुजन बलवान होते हुँ तब्र-तब परमात्मा में स्थित इस संकल्प में ोम होता हे 
झोर बह क्रियावान होकर प्रक्ट होने का प्रयत्न करता है। फिर जिस प्रकार ध्रधर्म का्‌ विनाश 
होकर पुनः धर्म की स्थापना हो, उसी प्रकार स्थूल्न रूप में प्रक. होता है ।” (अ० ४ ोक ४-८) 
यही अचतार कहा जाता है । ह 
इस तरह विष्णु या परसात्सा के ब्रेष्णवी संकल्प के कई अवतार हुए हैं । क्षण पक 
पूर्णावतार माने जाते हैं । अवतार अनेक नामो स हुए हैं व उन्होंने अनेक ज्ञीलाए की हैं। कवि 
कहते हैं कि मनुष्य उन नामों का उच्चारण व संकीर्तन करता रहे । भगवान्‌ में मनको रमाने का यद्द 
सरक्ष तरीका है । नाम-घुन में मनुष्य बहुत जरूदी एकाग्रता व तन्‍्मयता का अनुभव करने क्गता 
है कलश व अम-युक्त ध्याव-धास्णादि से भो जो तल्लीनता सहसा नहीं प्राप्त दीतो वह नाम 
सकीर्तन की मस्ती से प्राप्त हो जाती है। सभी भक्तो ने नाम की महिमा गाई है। तुलसीदास ने 
तो नाम को राम से भी बडा बताया हे । 
“राम एक तापस तिय तारी, 
नास अमित खल कुम्ति उधारी ।” 


अन्त में इस भय से कि नाम गुण गान करते हुए भक्त कहीं ससार के मोह आसक्ति में व फस 
जाय, कवि चेतावनी देते हैं कि वह विषयों के संग से बचा रहे । इस एक खतरे से बचना बहुत 
जरूरी है। 

“इस प्रकार के त्रवत (आचरण) बाला पुरुष अपने परम प्रिय प्रभु के नाम- 
संकीतंन से अनुराग उत्पन्त होजाने पर द्रवित चित्त होकर संसार की परवा न कर 
कभी खिलखिला कर हँसता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी गाने लगता 
है, कभी उन्मत्त के समान नाच उठता है ।” ॥४०॥ 

अब भक्त भगवान के रंग से रंगने लगता है तो संसार की श्रर्थात्‌ क्ञोक व्यवहार या निन्‍दा 
की परवा नहीं रहती । कोई घुरा-भज्ञा कहे तो उससे चिढ़ता नहीं, उद्विग्न नहीं होता । भ्रपनी द्वी 
घुन में मस्त रहता दै। निन्‍दा करने वालो को भी वह भगबद्ध प ही देखता है। भगवान्‌ की 
भिन्न-भिन्न लीलाओ का चिन्तन करता रहता है | अतएव सिनन-भिन्‍न भात्रों से अभिभूत होता 
रहता है, जिससे हँसने, रोने, गाने की भिन्‍न-सिल्‍न चेष्टाएं प्रकट होती रहती दें । चिन्तन मनोसय 
दीने के कारण बाहरी दुनिया उसे उन्‍्मत्त--पागल ससझने लगती है। किन्तु वह अपने मन में 
हढ़ता से एुक केन्द्र को साधे हुए रहता है। मनुष्य जब एक बात में तरत्लीन हो जाता है तो 
स्वभावतः दूसरी बातों की ओर से ध्यान छुटकर उदासीनता आरा जाती है। इससे ल्ञोग उसे सनका 
खब्ती, पागल कह्दने लगते हैं। वास्तव में इनमे कई लोक-विज्नक्षण पुरुष होते हैं। ऐसा पुरुष 
जब प्रेम से प्रभावित होने लगता है तो अ्रपने को ग्रेममय देखने लगता है। उसकी भीतरी-बाहरी 
सब्र इन्द्रियाँ, सब अवयव, प्रेमरूप हो जाते है । ज़ब वह साम-संकौ्तन करने लगता है तो फिर 
नासमय या नामीसय हो जाता है | बच्चा बहुत दिन के वियोग के बाद जब माता से मिलता है 
तो वह उसकी गोद में इस तरद्द जा बेठता है मानो मातामय्र हो गया है । वह अपने शरीर की 
सुध-चुध भूल जाता है। इसी तरह जब किसीके दुःख, हू श, कष्ट की बात सुनता देखता या 


४७. 


भागवत-बवर्स था जीवन की फहूतार्यता 


ट 
कि 
६) 


अनुभव करता है तो वह कहुणामय हो जाता है, व श्लापो से यामू काने लगो हैं। महास्मा 
गांधी के सामने जब किलीका दुप था पिपत्ति श्रा जाती है ता वे था अनुभव करने लगत ह कि 
यह कष्ट सुकपर श्रा पड़ा है शोर वे विदज् हो जाते 6। जब हम दूसरा दी भायनाश्रा था श्रारमा 
में इतना घुल-मित्न जाय तभी इस स्थिति का अ्रनुभव कर सकते हैँ | हली तरह क्रिसीके हर्ष को 
देखकर या उसकी कल्पना या भावना से बद्द दृपन्सित्त होपर नाचने-कदने लगता है । शरीर-युक्त 
होते हुएु भी बद्द भावनामय, भावासिभृत द्वो जाता है। जब भक्त भगवान के फरीर्तन में मग्न 
दोजञाता है, स्वप्न से भी उसकी मग्नता नहीं हृटती तब हृरिनास का स्मरण हात ही या मुसल से 
निकलते दी वह गठढगढ हो जाता है | जब्र उसे यह गयाल होने लगता हैं कि पश्ररे मे अ्रपने प्रियतम 
भगवान्‌ से बहुत दूर पड गया ह तो विकलता से रोने लगता 6। जब यह्त ख्याज्ञ अता हे 
कि भगवान्‌ श्राय्े है, सामने सड़े है, सुके पुज्ञा रहे है तो पह धर्प से अपने इस साभाग्य पर नाच 
उठता है। थोढी शराब पीकर जन्म मनुष्य नाचने-फूदने ज्गता हैं तब जिसने भगवद्यम की, जड- 
चेत्तन-विश्वप्रेस की सदिरा पी ली यह उसमे मन्त हो रहे ता क्या झाश्चय है १ जब यह विचार 
मन में थ्राता है कि अरे मे तो उसी चेतन्य परमात्मा का पग्रश ड़ उसीका एक रूप हू फिर भी 
केसा पामर श्रपने को समझता हू ता मन में श्रपार ग्लानि होने लगता है व अपने श्राप पर हसने 
लगता हे । सतल्त्र यह्‌ क्लि जिस एक लच्य क्र यान में यह देप गया है. इलस सम्परद्न सिन्‍न- 
मिन्‍न भागों में श्रमगानुसार वह इतना निसगन * हो जाता के कि डसे उस फ ल, वस्तु-स्थिति का 
या दसरी बाहरी बातो का व प्राचागका भयान नहीं रहता । इस एकाग्रता में ही जोनन वे जीवन- 
कार्यो की सफलता है । जब इस एकाग्रता का कोई ऊेन्‍्द्र नहीं रहता तब मनुण्य पागज्ष एो जाता 
ह । बाज लोग यह मानते हई कि ऐसे भसाव-विशेष में समस्त हो ज्ञाना ही जोपन की क्ृतार्थता दे । 
ऐसे लोगो के लिए श्रत्र रुछु पाना या साधना बाकी नहीं रहदा | वे भूल करते हैं। बरास्तव से 
समस्त भात्रो की परिसमाण्ति भगवान में कर देना जोयन की कृत्तार्बता ह--भारधिशेष की नहीं ! 
परन्तु जीवनभर ऐसी रिथति बनी रहना जरुरी नहीं है। साधन-फाल मे शर्थात जब भगवान्‌ य 
भक्त के बंध्च का पर्दा फाश नहीं हुआ हू तबतक भागों का ऐसा उतार-चढात्र श्ाता रहता है । 
यह बृत्तियो की चन्चलता का चिह्न है। सम्पूर्शत भगवान में लान हो चुकने पर बद्द समुठ की 
तरह शान्त, श्रचल, गम्भीर, प्रसन्‍त हो जाता है नत्र भक्त मुक्त या सिद्ध पर्दयी को पाजाता है । 
फिर उसके सब जगत-च्यवद्दार, जीवन्मुक्त विदरेह के जसे होन लगते हैं। ज्ञानी व भक्त दोनो 
की थ्रन्तिम दशा या स्थिति यह एक ही है । सिर्फे प्रधशहार व चाररिसक साग॑ भिन्‍न-भिन्‍न है । 
भावना-प्रधान व सरल साधना चाहनेवाले व्यक्ति भक्ति से प्रारस्भ करते ह---बुद्धिम्रधान व 
श्रम-कप्टप्रिय योग स | श्रस्तु । इस प्रक्रार जब उसकी वृत्ति एकाग्र हो जाती है तब--- 
“आकाश, वायु, अग्नि, जल, प्रथ्रिवी, नक्षत्र, प्राणि, दिशाएँ, बृक्ष आदि 
नदियाँ आर समुद्र जो सी है वे सव भगवान हरे का शरीर ही है, एसता सानकर 
सचको अनन्य साव से प्रशाम कर ।” ॥४१॥ 

थूत्त मात्र सें नारायण-भाव रखकर सबके प्राते नम्न होकर रहे । बेदान्त से इसीको बह्म- 
भाद की साधना कहते हैं। यहा भक्त भगवान्‌ से अपने को अल्लग मानता है, चहा जीवात्मा 
परमात्मा से जुदा नहीं है। इस भाव से मनुष्य को यन्त्र-तन्त्र सर्वन्न सगवान ही भगवान दिखाई 
दते हैं । वह जिस किसी वस्तु को देखता है वही चेंतन्‍्यमय, भगवानूमय दिस्वाई देती है। श्रातिश- 
बाजी में बारूद के जोर से कह तरह के खेल उछलने व नाचने लगते हैं। लोग सममझते हैं कि 


ल्‍ ए 0 
अध्याय २: भागवत-घधर्म का ससत ४९ 


असल मे यद्द बारूद का खेल दे । उसी तरह वह दुनिया के चलते-फिरते लोगो व वस्तुओं को 
देखकर यह समभता व मानता है कि ये उसी चेतनसत्ता से घूम-फिर रहे हैं, जिससे कि में । अद. 
उनमें वह आत्मीयता-अद्नौ तभाव अलुभव करने लगता दै। उसके नज़दीक न हिन्दू हिन्दू, न 
सुसलमान मुसक्षमान, न पारसी पारी, न राजा राजा, न रंक र॑ंक, न पशु पशु, न पेड़ पेड | इन 
सबको वह एक दी चेतन प्रभुमय देंखता है और सबके प्रति समभाव से रहता है । अतः भक्ति 
कोरी वैयक्तिक साधना नहीं है। वह सामाजिक, मानवीय, विश्वजनीन भी है । भगवान्‌ जैसे सर्चे- 
च्यापी के श्रप॑ण अपने को करने की भावना में समाअ, मनुष्य-जाति व सरे विश्व के प्रति समऐेण 
भाव अपने श्राप आजाता है। उसकी व्यक्तिगत साधना चुपचाप इस तरह समप्टिगत हो जाती है । 
भक्त होने का अर्थ समाज व मानव्र-जाति को भूल जाना नहीं है बल्कि बढ़े लक्ष्य की सिद्धि के 
लिए कुछ काल तक उसे गोण समम्ना है। जब भगवान्‌ की प्राएित हो जाती है, भक्त भगवान्‌ सें 


 फ 


 #. 


मिक्क जाता है, उसकी भावना सर्वव्यापिनी हो जाती है तब उसमें सप्ताज व मानव-जाति के 
कल्याण की अनन्त गुना शक्ति आग जाती है, व वह उसकी सेवा था उद्दार-सुधार के लिए वास्त- 
विक अधिकारी हो जाता है। जो भक्त भगवान्‌ को चाद्वता है वद्द उसकी सृष्टि, प्रजा-सन्तति को 
कैसे भूल सकता है ? उनके दु खों, छू शा, विपत्तियों, भयों को देखकर केसे शान्ति से छुप बैठ 
सकता है ? हां, संसार के मोहो, विषयभोगो में वह लिप्त नहीं द्ोता । इसी अर्थ में वह संसार से 


अलिप्त रहता है । 

“जो भगवान्‌ का भजन करता है उसको परमेश्वर से प्रेस, उनके स्वरूप का 
अनुभव और अन्य वस्तुओं से वैराग्य ये तीनों बाते एक-साथ प्राप्त होती है, जिस 
प्रकार भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ ही तुष्टि, पुष्टि व ज्षुधा-निवृत्ति तीनों 
एक-साथ प्राप्त हो जाती है ।” ॥४श॥ । 


दो जीवों को परस्पर आकर्षित करने चाली जो शक्ति है, डसे प्रेम कहते हैं । इसका अन्तिम 
परिणाम दोनो का एक-दूसरे में घुज्-मिक्ष जाना है। यह प्रेम जब प्रगाढ़ होता है व सामने वली 
व्यक्ति हमारे लिए पूद्य, आदरणीय व इृष्ट द्ोता है तो भक्ति का रूप धारण कर लेता है। नाम- 
संकीर्तन या नाम-धुन से पद्दले ठो भगवान्‌ के प्रति प्रमभ उमडता हे फिर विषय-भोगों से श्ररान्त 
होती है, जिससे मन केवल भगवान्‌ में द्वी केन्द्रित हो रहता है। तब उसे भगवान्‌ के स्वरूप का 
बोध होने हूगता है। जब वह भगवान्‌ को पहचानने लगा तो उसे शानित मालूम होने ल्गेगी। 
क्योकि तब चबन्नल सन स्थिर द्वोता जायगा | मन की स्थिरता ओर व्यवस्थितता का ही दूसरा नास 
शान्ति है। स्थिरता से बृत्ति में समता आती है, यह शान्ति का पूर्व स्व॒रूप है। समता जब स्थिर 
हो जाती है तो वही शान्ति है । 


भूख लगने पर जब हम पहला कौर लेते हैं तो बडे संतोष (तुप्टि) का अनुभव द्वोता है 
ओर खाने में रुचि बढ़ जाती है । सगवन्‌ की भक्ति का भूखा भक्त जब पहले राम-नाम की छुल 
लगाता हैं--“रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम ।” “राधा कृष्ण जय कुक्ष बिहारी, 
मुरलीधर गोवर्धनघारी” 'जय जय रामकृष्ण हरि! विट्वन्न-विट्वल'---तो शुरू में ही वह भ्रगवस्पेस 
का रसपान करने लगता है, यही उसकी तुष्टि है। जब अन्न पेट से गया तो दूसरी सब बातों 
की तरफ से ध्यान हट गया । भगवान्‌ के मधुर-प्रेस-रस की प्रगाईता से मन से विराग उत्पन्न होने 
लगा, यह पुष्टि हुईं । पेद भर खा लेने से भूख मिट गई । यहां भगवान्‌ के प्रेस से छुक जाने पर 


५ भागवत-धर्म या जीवन की कृताथ्थता के 


कि] 


उनके स्वरूप का ज्ञान हुआ, इससे उसकी भक्ति-भूख चुकी । अब वह तृप्ति, शान्ति का श्रजुभव 
करने क्षगा । 


जब एक बांत में सन लग जाया है तो दूसरी बातों की शोर से श्रपने आप ध्यान हट जाता 
है | यही विराग की घुनियाद है। श्रच्छी बातों में मन लगाने से बुरी बातों के प्रति विराग होता 
है। घुरी बातों में मन क्षगाचेंगे तो अ्रच्छी बातों की तरफ से विराग हो जायगा। चुढिमान्‌ मनुष्य, 
जो सुख चाहते हैं, व दु खों से त्रस्त है अच्छी बातों में मन ज्ञगाते हैं । उन्होंने संसार की तमास 
अच्छी बातों के समूह को 'भगवान्‌” परमात्मा? श्रादि नाम दिया है। अ्रत जब यह कहते है कि 
मगवान्‌ से प्रेम करो व दुनिया से विराग रक्खो तो उसका अर्थ होता द्वे कि संसार की सब अ्रच्छी 
बातों, अच्छे भावों, अच्छी शक्तियों से प्रेम करो व घुरी बातों से मन दृटालो । इस तरह जब हमारा 
प्रेम व भक्ति भगवान में दृढ द्वो जाती है तो उससे तुष्टि, पुष्टि व शान्ति--एकनाथ महाराज के 
शब्दों मे 'भक्ति! 'विरक्तिः व “प्राप्ति! तोनों एक साथ प्राप्त होते हैं| 'भक्तिः का अर्थ है भूत-मात्र 
के प्रति प्रेम, -चिरक्ति! का श्र्थ है शुद्ध, निस्सार, छुरी बातों से भ्ररुचि व 'प्राप्ति? से मतज्नब हैं 
भगवान्‌ की प्रतीति-जड़ चेतन विश्व के रूप में श्रपना रूप देखना, केवल कुटुम्ब, जाति 
देश, व समाज व मानव-मात्र में ही नहीं, जीव-मान्न में ही नहीं, बल्कि जड्-चेतन 
सप्टिमान्न में अपने को विल्लीन कर देना। स्वार्थ-स्याग, या आत्म-त्याग क्री यह पराकाष्ठा 
है। जो यद्द कहते हैं कि व्यक्ति को समाज में ज्ञीन हों जाना चाहिए, यदी व्यक्ति जीवन 
का उत्कर्ष है, वे देखें कि भागवत-घमं का आदर्श उनसे कितना समरस ही नहीं बल्कि आगे बढा 
हुआ है। 


“इस प्रकार हे राजन, भगवान्‌ अच्युतत के चरणु-कसलों का निरन्तर भजन 
करने वाले भक्त को भगवत्प मे, विषयों में वेराग्य, तथा भगवत्स्वरूप का बोध थे 
सब अवश्य प्राप्त होते हैं और बह साक्षात्‌ परम शान्ति को प्राप्त हो जाता है |” ॥७३१॥ 


इस तरह राम-घुन की रट जब निरन्तर लगी रहती है तो पूर्वोक्त तीनो ज्ञाभ शऔर 
निश्चित द्वो जाते हैं व अन्त में भक्त साक्षात्‌ परम शान्ति--अखणड सुख--को पा जाता है । 
मानो शान्ति-स्वरूप ही हो जाता है । 


यहां याद रखना चाहिए क्लि नाम-संकीत्तन या धुन भगवानू---अपने इृष्ट या आराष्य--- 
में मन लगाने का सरल साधन है। परन्तु जिनका दृष्ट कोई देश, वस्तु, तत्त्व या प्विद्धान्त 
आदि हो वे क्‍या करे ? वे अपने ध्येय को सदा-सव्वदा याद रक्खें---एक क्षण के लिए भी भ्रपनी 
आंखों से उसे ओसक्ष न होने दे | जेसे गोपियों के मन मे कृष्ण समा गये थे--- 


नाहिं न रह्मो हिय मँँह ठोर । 
नन्‍्द नन्दन अछुत्त केसे आनिपु उर और । 
चन्नत, चितवत, दिवस जागत, सुपन सोवत राति | 
हृदय में व स्थाम मुरति, छिनन इत-उत जाति ।। 
जित देखो तित स्थाममयी है । 
स्थाम कुजवन, जमुना स्यामा, स्थाम गगन घन घटा छुई 
सब रंगन में स्थाम भरों है क्ञोम कददत ग्रद्द बात नई 


422 ०४९४ 


+९ ली ७ 
अध्याय २ . भागवत-धर्म का सम £ 9३ 


में बौरी की लोगन द्वी की स्याम पुतरियां बदल गई हें। 
चन्द्रमा रविसार स्थाम दै सुगमद स्थाम काम विजई हैं ।॥। 
नील-कण्ठ को कणठ स्थाम है मनों स्थामता बेल बई है। 
श्रति को अक्षर स्थाम लेखियत दीप शिखा पर स्थामतई है। 
र देवन की कौन कथा दे अलख ब्रह्म छुवि स्थाममयी है ॥ 
श्रीकृष्ण की भनोहर मूर्ति व काली-घु'घराली अलको को एकटक देखते रहने में श्राख की 
पलक को बाधक जानकर गोपी से डनको बनाने वाले ब्रह्मा को मूर्ख---अरखिक---कहे बिना नहीं 
रहा जाता है--“कुटिल कुन्तल्ं श्रो मुखब् ते। जड उदीक्षतां पच्मकृदू इशाम्‌ ।”--यही उन्तका 
साम-स्मरण हुश्रा | दिन-रात अपने ज्च्य की सिद्धि के लिए साधन जुटाने, उनकी योग्या- 
योग्यता की छानबीन करने, लक्ष्य के स्वरूप का निश्चय करने, अपने कार्यक्रम को पूरा करने के 
जोड-तोड सिदढाने में उनका समय व शक्ति लगानी चाहिए । 
* बाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायां। 
हस्ती च कमंसु मनस्तव पादयोर्निः 
स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगतू प्रणामे 
दृष्टिः सतां दुशन5स्तु भवन्‍तनूनाम्‌ ॥? 
भक्ति का अ्रसत्वी मर्स या स्पिरिट यही है कि मनुप्य किसी शुद्ध व ऊंचे ध्येय के लिए. श्रपने-आप 
को समर्पण करदे व्‌ द्विन-रात प्रेम-अन्लुराग-उत्साहपूर्वक उस्रीकी सिद्धि में लवलीन रहे । इससे 
उन्हे भी भगवद्भक्त की तरह तुष्टि, पुष्टि व प्लुक्ति तीनो का लाभ होगा । आज समाज या देश 
की सेवा मे, स्वराज्य-प्राप्ति के ज्षिण, हरिजन--खादी, ओषधि-वितरण आदि सेवा-कार्या में जो 
लोग तन-मन से लगे हुए हैं, नाना प्रकार के कप्ट, असुविधाय, अ्पवाद सहते हुए अपने उच्द श्य 
की सिद्धि मे लगन से जुटे दुए हें वे सब भक्त-श्रेणी में आ जाते दे । हां, भगवद्भक्ति का 
आदर्श सबसे ऊंचा है यदि वह्द सच्चे व व्यापक श्र में जैसा कि पहले बता चुके हैं, लिया जाय । 
भक्त सगवान्‌ से कुछ नहीं चाहता । पहले तो वद्द भगवान्‌ को चाद्ता है, उसके किए 
दूसरी सब बातें छोड देता हे। फिर भगवान को चाह भी कूद जाती है, क्योकि वह भगवान-मय 
हो जाता है। जबतक वस्तु दूर रहती है तबतक उसकी चाह द्ोती है, जब वस्तु व में एक-रूप 
हो गये तो चाह किसकी रहेगी ? इस तरह भक्त चाहे या न चाददे यदि उसका सर्वापंण सच्चा हे 
तो उसे सफलता, सुख, शान्ति श्रवश्य मिल्षते हैं। उसने अपने शरीर-सुख की चाह छोड़ दी 
है | अपनी कोई महदत्वाकांक्ता नहीं रक्‍्खी । श्रव दुनिया में उसका रूगडा किससे व क्‍यों द्वो ? 
उसकी सफलता, शान्ति में बाधाये क्‍यों आदव ? वद्द जो कुछ सोचता है, करता है वह भगवान 
के लिए---संसार की सेवा के लिए । इसमे जो लोग बाधा डालते हैं संसार के द्वित में ज्ञीन 
शक्तियों का विरोध व॒प्रतिकार उन बाघाओ को हटा देता दें। इससें समय दकूग सकता है, पर 
सिद्धि निश्चित है । इसमें देर दो सकती दे, पंधेर नहीं । 
“राजा निमि बोले--झब आप भगवदभक्त का बणन कीजिए | डसके 
जो धर्म हैं सल॒प्यों से जैसा उसका स्वभाव होता है, वह जैसा आचरण करता 
है जो कुछ बोलता है और जिन लक्षणों के कारण चह भगवातस को प्रिय होता है 
चह सच बतलाइणए |?” ॥४५४४॥ 


प्र 
पट 


नहा हु कस 
९ भागवत-धर्म या जीवन की कृताथता 


जब सागवत्‌ धर्मो का परिचय पा लिया तो अब वे भगवत्‌ भक्तों से पहचान कर लेना 
चाहते हैं। जबतक कोई नमूना सामने न हो तबतक कोरे बौद्धिक ज्ञान या निश्चय से श्राचरण 
से उत्साह नहीं होता | अत. भर्कों के क्षण पूछुना इस बात का सक्रेत है कि जनक राजा घर्स 
का परिचय पाकर ही सनन्‍्तुप्ट नहीं हो जाना चाहते---हुस कान से सुना व उस कान से निकाल 
दिया--ऐसे नहीं है. वे सच्चाई व उत्सुकता के साथ उनका पालन भी करना चाहते हैं । आचरण 
ही, पाक्तन ही ती मनुष्य की सच्चाई का सबूत दे । * 
गीता में भी श्रज्ञ न ने श्रीकृष्ण से 'स्थित-प्रञ्ञ' के कक्षण पूछे हैं। स्थित-प्रज्ञ के आदर्श 
में प्रज्ञा के स्थिर होते पर जोर है तो भक्त हे श्रादर्श में 'सर्वापंण” पर स्वात्मिभाव' पर । पहला 
बुद्धि कों लच्य करके है. दूसरा भावना को । जब बुद्धि स्थिर होती है तो सबमें आत्म-भाव होने 
लगता है | इस प्रकार यह भी कह सकते हैं कि जैसे-जैसे सर्वात्मभावर होता जाता है वेस-वैसे बुद्धि 
था प्रज्ञा श्पने भाप एिथिर होने क्षणती है । श्रागे चक्ककर तो छुद्धि च भावना यह भेद ही खतम 
हो जाता है। केवक्त स्थिति, स्वभाव, स्वरूप द्वी शेष रह जाता है। अर्थात भक्त, भगवान्‌, नर 
नारायण दो जाता है | श्रत स्थित-प्रज्ञ का, गणातीत का, भक्त का, ज्ञननी का, सिद्ध का, शादश्श 
ऊँचा व अच्छा दे या महामानव का, निर्वाण का, अर्हित का--यदह विवाद ही फजुल्ष हे। जो 
गआ्रादर्श जीवम को पूर्यता की श्रोर ले जाता हो वह सच्चा है। इस दृष्टि से प्रत्येक आदर्श को 
देखना चाहिए व अपनो मन.प्रदृत्ति, संस्कार, स्वभाव, रुचि, विक्रास आदि का विचार करके जो 
आदर्श ठीक लगे वष्ठद चन लेना चाहिए | इसमें महत्त्व की बात दे दृष्टि का सह्दी होना, व साधना 
वन्मय हो जाना । 
श 
हरि बोले--“जो समस्त प्राणियों मे वतेमान आत्मा के भगवदूभाव को 
देखता है---यह जानता है कि में परत्रह्मस्वरूप और सब पढार्थों मे व्यापक हू-- 
तथा जो अपने भगबत्स्वरूप मे ही समस्त प्राणियों को--अध्यस्त--देखता है वही 
भगवदभ क्तों में श्रष्टठ है।? ॥४५॥ 
अत्र दूसरे बन्धु, दरि, इसका जवाब देने के लिए प्रस्तुत होते है। सबसे पद्दले उन्होंने 
श्रेष्ठ भक्त का ज्त्तण बताया। भक्त की श्रन्तिम अभिलाषा है भगवान्‌ मे मिज्न जाना-- 
“दिया हमने जो अपनी खुदी को मिटा, 
वह जो परदा था बीच सें अब न रहा । 
रहा परदे में श्रब॒ न बह  परदानशीं, 
कोई दूसरा उसके सिव्रा न रहा।”? 
8सीको दूसरी भाषा से कदें तो सबमें भगवान्‌ को व भगवान्‌ में सबको देखना है। वह अपने 
को भगवान में तर भगवान्‌ को अपने में सवंदा देखता है। वह्द मानता है, में ही परमात्मा हू । 
परमात्मा सुममे है, मुमसे श्रलग नहीं । उसका मेंपन जो केवल उसके शरीर, कुटम्ब श्ादि में 
सीमित था, अ्रब सारे विश्व, ब्रह्माण्ड तक ब्याप्त हो गया है । अत्त जिसमे अहन्ता का लेशमात्र 
| रह गया है, जीव-भाव निकलकर शिव-भाव आ गया है, जेसे घी या घी के कण में कोई 
ग्रेद नहीं हे, पिघलने पर दोनों एकरस-एकजीव हो जाते हें वैसे ही जिसकी म्थिति भगवान में 
हो ज/ती हैं वह भक्ता में, योगियों में, ज्ञानियों में श्रंप्ड, सर्वोपरि उत्तम है। ऐसी शअद्धोत 
बेर सिद्धि श्रेष्ठ भक्त का प्रथम लक्षण है | 


अध्याय २ * व्‌ जे रण 
व्याय २ भागवत-वर्स का सम 


“जो भगवान से प्र)म. उनके भक्तों से मित्रता, अज्ञानयों पर कुँता ओर 
भगवान से हे प करने बालो की उपेक्षा करता है वह मध्यम भक्त है।” ॥४६॥ 

पहले नम्बर का भक्त सबसे एक्भाव को देखता है | यहे दूसरे नम्बर का कर जल 
रखने वाज्षा हैं। भगवान को , उनके भक्तो को, अ्ज्ञानियों को, भगवान्‌ के द्रोही को-“सबका-7 
खुद भ्रपने को भी--अलग-अ्त्नग देखता हैं। इसकी दृष्टि मे अभी सबके कर्माकी योग्यता- 
अग्रोग्यवा का भाप है | जो जिस योग्प्र दे बेसा ही उसके साथ यह व्यत्रहार करना चाहता ह । 
मुंह देखकर तिलक लगाता है | आत्मत्व, श्रभेद इसकी कसोंटी नही है | मुल प्रणा नहीं | 
जो सबको शआरत्ममथ देखता है वह सबके प्रति प्र म से सराबोर रद्दता है । जो छुछ करता है डनके 
प्रति प्रेम से प्रेरित होकर करता है । भले ही वह साधुपुरुष हो, दुषट-दुरात्मा हो, जग में उसका 
शत्र या विगेधी समझा जाता हो। यह दूसरा सध्यम भक्त भगवान्‌ के भक्तों का सत्कार करेगा, 
उनसे नेह लगावेगा, लेकिन जो भगवांन को नद्दी मानते या उसकी नन्‍्दा करते हूं, उनख 
असहयोग रवखेगा, डनकी उपेक्षा करता रहेगा, यदि उनका अहित नहीं करेगा तो उनके द्वित म॑ 
भी प्रवत्त नही होगा 'साहब सलामत दूर की श्रच्छी!, इस तरद्द रहेगा । जो नासमक है, अपठ 
अज्ञानी हैं, उनपर वह कृपा जरूर रक्‍खेगा । 

“और जो भगवान के अर्चाविग्नह-प्रतिमा आदि की पूजा में ही श्रद्धा स 
प्रचत्त होता है, उनके भक्तों की अथवा अन्य किसीकी पूजा मे भ्रव॒त्त नहा हांता 
बह साधारण भकक्‍त कहा गया है |” ॥४७॥ 

अब तीसरे नम्बर का--साधारण-भक्त श्राया--यद्ध केवल भगवान्‌ की मूर्ति श्रादि की 
पूजा-अर्चा में निमग्न रहता है । यह नोंसिखिया हुं--अ्रभी भक्ति-माग में प्रवेश ही हुआ हे ; 
इसका मन श्रभी बाहरी उपचारों में ही लगता हैं । श्रभी भक्ति की स्पिरिट में नहां घुल्ता है | 
प्रतिमा में ही बह भगवान का निवास मानता हैं । अत. दूसरे जीवो या मलुष्यों की पूृजाम 
प्रचुत्त नहीं होता। इनमे अभी उसकी भगवदभावना नही हुई है ।- अतः यह प्रारॉम्भक 
भक्त हश्रा । 

“इन्द्रियों के द्वारा विषयो का प्रहणु करता हुआ भी 'यह सब भगवान्‌ की 
साया ही है? ऐसी दृष्टि रखकर जो न उनसे ह प करता है न उन्हें पाकर खुश ही 
होता है, निश्चय ही वह भगवदभकक्‍्तों से उत्तस है|”? ॥४८॥ 

अब फिर उन्होने उत्तम भक्तों के सबिम्तर लक्षण बताना शुरू किये। यह भक्त विषय्र- 

भोग तो करता हैं, पर उनमे लिप्त नहीं होता, उनसे प्रभावित नहीं होता, श्रतः उसके मन म 

उनके था लोगो के प्रति राग-द्वेप नहीं पेदा होता, न उनके सुख-दुःखो का ही भागी होता है । 

यह सब भगवान की माया या प्रारव्ध का फल' है ऐसा समभकर वह तटस्थ रहता हैं । खुख* 

गगपास श्राते हैं तो इन्कार नहीं करता, नहीं श्राते या चले जाते हैं तो दुखी नहीं होता 

उसके लिए विषयो का भोग व त्याग दोनो मिथ्या है। इस प्रकार विषय-भोग सम चित्त का 
समानता या तटस्थता उत्तम भक्त का लक्षण है । 

“जो हरिचरण में तल्‍्लीन रहने के कारण क्रमश: दह, इन्द्रिय. प्राण, मन 

गीर चांद्ध के सासारंक धमे, जन्स-म रण, क्षुच्रा, भय, तृष्णा ओर पारश्रमाद स 
मोहित नहीं होता वह भगवदभक्ततों से श्रेष्ठ है।” ॥०६॥ 


भागवत्त-धर्म या जीवन की छृतार्थ ता 


ज्ड 
९ै। 


विपय्र-भोगों से तटस्थता तो ठीक बह देद्दादिक जन्म-मस्णादि सांसारिक धर्मोंसे भी 
मोहित नहीं द्वोता; इनके प्रभाव मे नहीं शाता । क्योकि उसका ध्यान तो ईश्वर के चरणों में 
लगा हुआ है । वद्द उसीमें गरकाब हो रहा हैं । जिसके मन ने मद्दामहिसान्वित अ्रखण्डेश्वये 
सम्पन्न भगवान को ग्रहण कर लिया है उसपर फिर इन्द्रियों के धर्म अपनी सत्ता केसे चक्ता 
सकते हैं १ 

हाथ, पांच आदि १८ इन्द्रियाँ' कदक्ञाती हैं । हृज्ध्रियों से युक्त जो हमारे शरीर का 
ढाचा हैं यह देह कहक्नाता है। १० इन्द्रियां बाहरी हू । इसी तरह भीतरी इन्द्रिया 
भी ६, जिन्हे मन, बुद्धि, चित्त, श्रहंकार ( अत करण चतुष्टय ) कहते हैं। शरीर के 
भीतर हृदय, फेफडे, मून्नपिण्ड (गुर्दे), जठर, यकृत (जिगर) छ्लीद्दा (तित्की) छोटी बढ़ी शत, 
श्रादि छोटे-बडें श्रवयव भी हैं जो शरीर की स्थिति, पोषण व सचाज्ञन का काम करते हैं। इनका 
सम्बन्ध वाह्ररी जगत से नहीं होता, जैसा कि कर्मेन्द्रियों व ज्ञानेन्द्रियों का होता दै। ठेह, 
इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राण ये मनुष्य के था जीव के बन्धन के पाँच कारण हैं। क्षपा, तृषा, भय 
कल श, जन्म, मरण ये मनुप्य के ससार-धर्म हैं । श्रर्थात प्रत्येक मलुप्य के साथ ये जगे द्वी हुए हैं । 
परन्तु उत्तम भक्त इनसे दुखी व प्रभावित नहीं दोता। वद्द भगवद्भजन में या श्ंगीकृत सेवा- 
कार्य में इतना तललीन द्वो जाता है कि उसे भूख-प्यास का भान ही नहीं रह्ता। उनके मन का 
स्व॒तन्त्र अस्तित्व ही मानों नहीं रहता | उसमें होत-भाव स्फुरित नहीं होता । श्रत, उन्हें भव-भय 
बाधा नहीं पहुँचाता | जब्तक देह-भाव कायम है तभी तक मन में श्रनेक तृष्ण.ए उठती हैं। भक्त 
उनसे अलिप्त रद्दता है, क्योंकि डसका देहभाव नप्ट हो जाता हैं । उसे इन्द्रिय-क्तेश भी नहीं 
होते । इन्द्रियो का प्रत्येक कर्म उसके लिए बह्म-स्फुरण हो जाता दै। आँख से यदि कुछ देखता है तो 
वह च्श्य नारायण का रूप हो जाता हैं । कान से जो-कुछ सुनता है वद्द नारायण-ध्वनि होती है। 
किसी वस्तु को छूता है तो उसे भगवान्‌ के स्पर्श का श्रनुभव होता है । चद्द वस्तु उसे जड़ नहीं 


१ इन्द्रिया--जीव की भिन्न-नमन्न क्रिया-शक्तियों क प्रकट होने के शरीरस्थ साधनों को 
इन्द्रिया कहते हैं | ये यो १० है किन्तु मन भी एक अन्‍्तरन्द्रिय माना जाता है, अतः ११ कह 
मकते हैं। इनमे पाच--अआख, कान, नाक, जीम, चमडी नानेन्द्रिया हैं, जो वाह्यजगत्‌ का ज्ञान 
मन को देती है, और ४ कर्मन्द्रिया--बाणी, द्वाथ, पाव, गुदा, लिग हैं, जो मन की प्रे रणानुसार 
उसके आदेश का बाहरी जगत्‌ में पालन करती है । जीव मन के सार्फत इन इन्द्रियों से काम 
लेता है| 
मन--का कार्य, सकल्प विकल्प करना है। यह रजोगुण-प्रधान है| 
बुद्धि-कार्य-अ्रकार्य , कर्तव्य-ग्रकर्तत्य, मला-बुरा का निर्णय करने वाली शक्ति। यह सत्य 
गुण-प्रधान है। 

चित्त--प्र रक शक्ति चेंतन्य की ज्ञान व क्रिया-शक्ति शरीर में आकर जब शाता, कत्तों, भोक्ता, 
इच्छावान , बासनावान , भावनावान बनती है तब उसे चित्त कहते हैं। विप्रयो का 
अनुसन्धान करने वाला । 

अहकार--भेद-बुद्धि, अपनी त्वतत्र प्थकता अस्तित्व का भान। श्री मश्न॒वाला के मतानुसार 
प्रत्येक नामरूप मे स्थित स्वरूप चृति 9080]09 व बत्याधात-घर्म (ए ९५॥8087206) 
चास्तव में मन दी के ये चार रूप कम-भेट से है| 


रू 
अध्याय २ “भागवत-घर्म का सर्म ४७ 


नस 


बल्कि विन्मात्र-चैतन्यमय मालुम होती है। छाया को यदि पालकी में बेठावें तो उसे उसका क्‍या 
मुख-दुःख होगा ? आकाश मे यदि कोई तत्लत्रार चक्षावे तो आकाश पर उसका क्या अखर हीगा १ 
भक्त यह मानता ही नहीं कि मेरा जन्म हुआ हैव में मरूगा। पानी के गढ़े में सूथ-प्रकाश 
ढीखता है। क्‍या प्रकाश यह मान लेता है कि मै पानी का गढा है ? इस तरह भक्त को देंह-जनित 
सुख-दुख बाधक नद्दी होते । 

“कामना और कर्म के बीजों, वासनाओं का जिसके चित्त मे उद्भव नहीं 
होता और एकमात्र भगवान्‌ वासुदेव का ही जिसे सहारां है बह निश्चय ही 
भगवद्भत्तों मे श्रेष्ठ है ।7॥#०॥ 

अ्रब भक्त भर आगे बढता है। शरीर-धर्मों के प्रभाव से अपने को बचा लेना एक बात है, 
कामना व कर्म के ख़ब बीजों को मिटा देना दूसरी बात है । किली कामना को लेकर ही कर्म होता 
है, शरीर-घर्स प्रकट होते हैं । तो श्रब भक्त उन धर्मों या कर्मों के मूल को ही काट देता है। कामना 
व वासना को ही स्याग देता है। स्वतन्त्ररूप से श्रपनी कोई इच्छा नही रखता । भगवान्‌ की मद्दान्‌ 
इच्छा में उसने अपनी इच्छा मिला दी है । श्रब तो भगवान्र्‌ इच्छा करते हैं, वह नहीं । वह जो 
कुछ करता है भगवान्‌ के इच्छानुसार करता है। अत. वह कर्तापन के बन्धन से नदी बँधता. 
फत्न-भागी नही होता । उसके सुख-दुःख, हष॑-शोक से बच जाता है । जब वह इच्छा नहीं करता 
तो उनका फल-भोग भी नहीं करता | श्रच्छा फल्न हुआ तो भगवान्‌ के श्रपण, बुरा हुआ्ना तो 
भगधान्‌ के श्रप॑ण । वह एकमात्र वासुदेव को ही कर्ता, भोक्ता सब कुछ समझता हैं । बल्कि उसकी 
कामना-वासना भगवान्‌ का द्वी रूप ले लेती दै। तब तो न वासना का भय रहा न उप्के फल्ञ- 
भोग की चिन्ता रह्दी । ! 

साधारण कामना “कामना! कहक्षाती है, व विशेष भोग की कामना वासना! कह- 
लाती है । 


“जिसका जन्म अथवा कम से तथा वर्णु-आश्रसम अथवा जाति के कारण 
इस देह मे अहंभाव नहीं होता वह अवश्य भगवान्‌ को प्रिय होता है ।? ॥४१॥ 
कामना-वासना ही नहीं, अब वह अहंभाव 'में है', इस भावना को मिटा देता है, उसे 
हरिचरण में लीन कर देता है । यह शरीर मेरा है, यह शरीर में हूँ, मे जन्मा हूँ, में कुछ करता हैँ, 


में ्रमुकवर्णी हूँ, श्रमुक आश्रमी हूँ, श्रमुक जाति का हूँ, ऐसा अभिमान था भाव नहीं रखता । 
के # जप 
वह 'सबे जात गोपाल की! द्वो जाता है । ' 


इन सकुचितताश्रो, सीसाश्रों से वह परे और भगवान्‌ की सत्र व्यापकताओं सें लीन होता 
जाता दे । 


वह जन्म लेकर भी नहीं मानता कि मेरा जन्म हुआ हैं। सोने का यदि कुत्ता बनाया जाय 
तो कुत्ते का आकार होते हुए भी वह्द अपने को कुत्ता नद्दी मानता । उसका अभिमान नहीं रख 
सकता। वह श्रनेक कर्म और क्रियाएँ करता है तो भी अपने को उनका कर्त्ता नहीं मानता। सूर्य 
श्राकाश में उगता है तो भी श्राक्मश श्रपने को सूर्य का कर्ता नहीं मानता। देहादि से जो कुछ 
हुआ करता है उसकी जिस्सेदारी वह अपने ऊपर न लेकर भगवान्‌ पर ढात़ देता हैं। इस तरह 
जब भक्त का देदामिमान बिलकुल नण्ट द्वो जाता हैं तब भक्त जो कुछ करता हैं भगवान्‌ को प्रिय 


बन 


(डर भोगवत-थर्म या जीवन की कृताथता 
ही होता ह। उसकी जो हच्छाएँ ध्ोती हैं, भगवान्‌ उनका रूप धारणा कर लेता है| उसके सुम्ब में 
2) वह अपने को सुप्री अनुभव करता है । वह जहाँ कहीं जाता है भगवान्‌ उस रास्ते में अपने 
को विद्धा देता दे। भक्त जिस पदाथ को चाहता है चह पदाथ भगवान्‌ यन जाता है। माँ को जसे 
सद॒व यह चिन्ता रहती ह कि बच्चे को कही नज़र न क्षण जाय हसी तरह भगवान्‌ भक्त की चिन्ता 
रखता है। देहार्शिमान जाने से भक्त का देष्ठ सुद भगवान ही हो जाता है । 

वर्ण से मतलब यहो शराह्यण, क्षत्रिय, घेन्‍्य, थह्व से है, परन्तु व्यापक श्र्थ में, गोरी 
पीलो काली, जाति से भी ज्षिया जा सकता है। इसी प्रकार श्राभम से श्रभिप्राय मह्चर्य, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ और सन्यास से हें, परन्तु जीवन की सभी श्रवध्थाएँ बाजक, युवा चुढ़ापा ली जा सकती 
ह। जाति से अ्भिप्राय त्ेली, कुम्हार, नाई, नागर, श्रीदिच्य श्रादि से है, परन्तु सन्नी, पुरुष, पशु, 
पक्षी आदि से भी क्षिया जा सकता ह | मतलब यह कि यह श्ररूप से महान, अगु से विभु होता 


ज्ञाताड | 
“जिसका धन में अथवा शरीर में यह अपना ह, यह पराया है? ऐसा भद- 
भाव न हो जो ससस्त प्राणियों से समन प्र आर शान्त-चन हो, निश्चय ही बह 
सगदभक्तों में श्रेष्ठ है ।” ॥५०॥ 
अब भक्त ओर ऊपर उठा | जाति, चर्ण शग्र्वात मनुप्य-जाति ही नहीं. जग के समस्त 
प्राणियों फो समच्टि से देखता है, और भेद-भाव नप्ट होता चला ज्ञाता है | देह श्रोर उसके खब- 
घन, दारा भ्रादि में ही मनुष्य की प्रधान श्रासक्ति होती दे । श्रासक्ति से यह सवार नाव उत्पन्न 
होता है कि इनका उपभोग में ही करूँ । कहीं दूसरा हनका उपयोग या उपभोग न फरले, इस 
भय से उनके प्रति स्वामित्व की भावना उम्पन्न होती ह । यही अ्रपना-पराया भेद्र सानने की जड़ 
है। भक्त ने जब अपने को भगवान के '्यपंण कर दिया, व्यक्ति ने जब भपने को किसी उच्च डद्देश 
सा कार्य के द्वाथा में साप दिया, तब किसी दूसरे विषय से उसे रच ही नहीं, तो झ्ासक्ति कहाँ से 
हो ९ न अपने-पराये फा भेठ, न स्वामित्व की भावना | सच झोर उसकी समान दृष्टि है, को 
ग-द्गेप नहीं, इसलिए किसी प्रकार की चंचजता पिकलता, प्रव्यप्रस्थितता नहीं, सब जगह 
शान्ति ही शा्त का राज्य है । 
आग की चिनगारी शोर आग में जसे कोई फर्क नही रहता बेसे ही भक्त थार भगवान्‌ में 
बे न बे हिने कप #2 
भेद नहीं रहता । बाय हाथ की चीज़ जसे दाहिने हाथ को दी जाय तो च्यक्ति यह शचुभव नहीं 
करता कि चह चस्तु फ्िसी दूसरे को दी गई है, हसी तरह जीव-मात्र के प्रति उसके मन की भावना 
हो जाती है ? भोर इससे उसको अपूर्च शान्ति का श्रनुभव होता है । 
/त्रिभुवन के राज्य-वेभव के लिए भी जिसका भगविचन्तन नहीं छूट 
« मकता, भगवान्‌ से ही मन लगाये रखने वाले देवता आडि भी जिन्हें खोजा करते 
हैं उन भगवच्चरणारविन्दों की सेवा से जो आधे पल के लिए भी विचलित नहीं 
होता वह भगवद्भक्‍्तों में अग्रगण्य है |” ॥४३॥ 
अब भक्ति की, साधक की, सेवक की, सुधारक की परोक्षा शुरू होती ६ | क्ञोभ भौर भय 
दो उसके रूप दवोते हैं । भय पर मनुप्य एक बार द्वावी हो जाता है, परन्तु लोभ-सुन्दरियों, घन- 
दौलत, पढ-ऐम्वय, राज्य-चंभव का लोभ छुटना बहुत मुश्किल है । राज, समाज, गुरु, देखता का 


ए शी 
अच्यय २ : भागवत-घर्म का समे 9६ 


काप, दण्ड, जेल. फॉसी, वध, धन-दौंक्षत का अपहरण, निन्‍दा, बदनामी आदि भय के साधन 
है । थे सब एक-एक करके उसके सासने शथआ्रा जायें तो भी वह भगवान्‌ के चरणों को, अपने प्रिय 
लक्ष्य को नहीं छोडता । जब इसमें पास हो जाता है तब वह वेंपष्णवों से, भक्तों से या खाधकों में 
श्ग्रगण्य हो जाता है | 

सारे त्रिभुवन की संपत्ति उसके सामने लाकेर रख दी जाय तो भी भगेचान्‌ के आगे वह 
तुन्छ मालुम होती हैं । 

“भगवान्‌ विष्णु के डरू विक्रम बड़-बड़े ह॒गों वाले चरणों की अंगुलियों के 
नख-रूप मशणियों की शीतल कान्ति स जिसका कामादि ताप शान्‍्त हो गया है 
भगवान्‌ की शरस में पड़े हुए पुरुषों के उस हृढय में पुनः वह्‌ ताप केसे हो सकता 
है ? रात में चन्द्रमा के उदय होने पर भी क्‍या सृ्य का ताप ठहर सकता 
हैं |” ॥४श॥ 

परीक्षा के बाद अरब. भक्त को आश्वासन दिया जाता हैं। भक्त कहीं इस शंका में या 
चिन्ता में न पड जाय कि इतने भरयों व प्रलोभनों के चक्कर में कहीं मेरे कामादि ताप फिर बढ़ न 
जाय॑ । फिर मन के विकार, दोष, कमजोरियाँ हावी न होने क्गे जिससे सव क्रिया-कराया ग़ुड-गोबर 
हो जाय । तो यकीन दिलाया जाता हैं, ढारस बँधाया जाता हे कि जिसने सच्चे दिल्ल से, पूरी लगन 
से भगवान्‌ के चरण पकड लिये हैं उसे फिर ऐसे ताप में नहीं जत्नना पडता। “नहिं कद्याण कृत 
कंश्चित्‌ दुर्गति तात गच्छुति ।! जब श्रज्ज न के मन से इसी प्रकार की शंका हुईं तो भी कृष्ण 
भगवान्‌ ने उसे ऐसा ही अआ्राश्वासन दिया था । 

“जो विवश होकर अपना नाम उच्चारण किये जाने पर भी संपूर्ण पाप- 
समूह को ध्यंस कर देते है साज्षात्‌ वे ही हरि प्रम-पाश से अपने चरणु-कमलों के 
बंध जाने के कारण जिसके हृदय को कभी नहीं छोडते वह भगवद्भक्तों में श्रष् 
कहा गया है ।” ॥५४॥ 

पहिला आश्वासन अरब ओर दृ़ किया जाता है । अरे लाचारी से, अचानक, यहां तक कि 
शत्रु-भाव से भी जिन्होंने भगवान्‌ को याद किया उनके संपूर्ण पाप नप्ट कर डाले । तो फिर जिम 
- प्रिय भक्तों ने उसके चरण-कमल्नों को अपने प्रेम-पाश से बाँध रक्‍्खा है, उन्हें कैसे अधर सें, 
अकेला, पाप, दु ख, शोक, ताप में छोड सकते हैं ) जिसने पाहन पसु, विटप विहँग, अपने कर 
किये हैं--वह श्रएने परम भक्तों को केसे भच-लागर में इबता हुआ छोड सकते हैं ? “योज्सो 
विश्वभरों देव स्व भक्ततान किमुपेक्ञते ११ 


अध्याय ३ 


हि. 


माया, ब्रह्म ओर कम 


[ इस अध्याय में राजा निमि ने भगवान्‌ वी माया ओर उससे तरने वा उपाय तथा 
त्रह्न व कर्म का स्वरुप पूछा है। पहली बात का जबाब अन्‍्तरिक्ष ने, दूसरी का पबुद्द ने, तोसरी 
का पिप्पलायन तथा चौथी का आविर्शेत्र ने दिया है| श्रन्तरिन्ष कहते ह ;--आउडिठेव वारायण 
ने अपने स्वरुप-भूत जीवो के भाग व मोक्ष के लिए अपने रे पश्चम्ता से यह सारी संधष्टि रची | 
फिर सबमें खुद ही जीव-स्प से प्रवष्ट हुआ । बाद में विधयोपभोग से शरीर की आत्मा सानवर 
जीव उसमे थआसक्क हो जाता है, जिससे वासनायुक्त कर्म करता हुआ सुख-दु,समत्र फल भोगता 
है | महा-प्रलय पयन्त ससार मे मठकता रहता है | फिर प्रलय के समय वह विराट पुरुष अप 
ब्रह्म एड-शरीर को छोड़कर सच्रमरूप (अ्रन्यक्त) में लीन हो जाता है। जगन्‌ वी उलात्त, स्थिति 
लय करनेवाली गुणम्यी यही मगवान्‌ की माया है । फिर प्रयुद्ध ने बताया--#त्री, पत्र, घन श्रादि 
को नश्वर समऋकर इनमे मोट न रखना चाहिए शरीर शब्द-ब्रहा--ब्रेद--त था परब्रहम मे परि 
निष्ठटित शान्वाचत्त गुद की शरण ले। फिर देवी सम्पत्तवों बी साधना करते हुए अपने वो 
जो कुछ प्रिय हो वह सब परमात्मा के श्रपंण कर दना चाहिए। दस तरट प्रेम, भाक्त के द्वारा 
नारायणु-परायण शोकर पुरुष अ्नायास दस दुस्तर माया को पार कर लेता ९। तद्रनन्तर 
पिप्पलायन बोले---सृष्ठि के आदि में एक ब्रह्म ही था। सत्‌ असत्‌ उसक परे जो कुछु है सब 
वही है। वह एक ही ब्रह्म ससार में विबव रप से दिखा. द रहा है| वह जाने स्वरूप है। भक्ति 
से जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब उसे ग्राप्म तत्व स्पष्ट रुप से भासने लगता है। फिर आवि्धेत्र 
ने कहा--कर्माकर्म का प्रकरण गृढ है | यह वेदा से ही जाना जा सफ़्ता है। निसंग होकर 
ईश्वरापंण भाव से कम करते रहने से मनुप्य ज्ञान की प्राप्त कर लेता है। प्राशभक अवस्था मे 
भगवान की प्रतिमा की यंवानवाध पूजा अच्दा, ध्यान आदे कर। दस प्रवार जो भगवान श्री 
हरि का पूजन करता है बट शीघ्र मुक्त छो जाता है। ] 

राजा ने कशा--“भगवन्‌ , अब मे बड़े-बडे मायावियों को भी मोहित 
कर देने वाली भगवान्‌ विप्णु की साया को जानना चाहता हू। आप लोग उसका 
वर्णन कीजिए | में संसार-ताप से संतप्त एक मरण-धर्मा मलुप्य ह। इसलिए उस 
ताप को मिटाने की जो एकमात्र ओपधि है उस हशिकिथाम्रतरूप आपके सुखा- 
रबिन्द से निकले हुए वचन को सुनते हुए मेरी ठृप्ति नहीं होती ।”? ॥१-२॥ 

संसार-ताप से अभिप्राय यहा संसार के त्रिविध दु.खों व क्लेशो से हैं। यह मान लेने 
पर भी कि ससार में दुःख की श्रपेष्षा सुख अधिक है या सुख स्वत'-सिद्ध है, दुख आगमन्तुक है, 


अध्याय ३ : माया, ब्रह्म ओर-कर्म ४१ 


४ 


जबतऊ मनुप्य दुःख का अनुभव करता है तब्नतक उसे दूर करने का उपाय वह करता ही हैच 
करना भी चाहिए | ज्ञानियों, अनुभवियो श्र खाघु-संतों-भक्तो का कहना हैँ कि वह एकमात्र 
भगवान्‌ की शरण जाने से ही हट सकता है । न्‍्यायोचित उपाय करते-कराते भी जो ताप बच 
रहे अपने काबू के बाहर हो जाय, उसे शान्तिपूर्वक फ्रिसी दूसरे को उसका जिम्मेदार या निमित्त 
न ठहराते हुए सद्द लेना चाहिए । और दुःखों के साथ ही जब मनुष्य अपने आस-पास नित्य 
सेंकडो-हजारों जीचो को मरते देखता हे तो डसे सद्दज ह्वी इस कप्ट से छूटने-छुटाने की प्रेरणा 
होती है । भगवान्‌ बुद्ध को संसार के इन्हीं रोग, घुढापा, रृत्यु आदि कष्टों ने विरक्त करके उनके 
निर्वाण का मार्ग खोजने में प्रवतत किया था। . . 

भागवत धर्म व भक्तो के लक्षण जानने के बाद स्व॒स्रावतः उन्हे यह प्रेरणा हुईं कि 
सुझे अब इसका उपाय करना चाहिए । तो सबसे पद्दले संसार व उसके बन्धन--सोह्-साया--- 
उसमें बाधक होती हुई दिखाई दी । उन्होंने पहले भगवान्‌ की इस अद्भुत शक्ति या माया का 
' डी स्वरूप समर लेना चाहा | 


अन्तरिक्ष ने कहा--“सर्वमूतात्मा आदिदेव नारायण ने अपने ही स्वरूप- 
भूत जीवों के भोग व सोक्ष के लिए अपने रचे हुए पंच-भूतों से ही नाना प्रकार 
की उत्कृष्ट व निक्ृष्ट भूत्ों की खट्टे की है।! ॥१॥ 


साए-स्वना 5 
यह सारा सुप्टिचक्र भगवान्‌ की माया ही हैं। शतः अ्रन्तरित्ष ने पहले रष्टि की 
प्पत्ति, स्थिति, क्षय का तत्त्व बताया। पहली बात यह बताई कि यह रुष्टि भगवान्‌ को रची 
ई है । इसके विषय सें मुख्य दो मत ससार में फेले हुए हे । एक तो यह कि प्रकृति से ही अपने 
आप सृष्टि उत्पन्त होती हैं । उसक सिवा ससार में कोई दूधरा दक्तत या शक्ति नहीं हे। दूसरा 
यह कि भगवान्‌ जो प्रकृति का स्वासी हे, रूष्टि रचता है । किसी वस्तु की रचना में तीन चीजे 
होनी चाहिएँ---(१) रचना में सहायक (कोई तर्व-शक्ति या व्यक्ति) (२) सामग्री जिससे वरुत 
बनाई जाय (३) वह शक्ति था क्रिया या व्यापार जिसके बल्न पर वह रची या बनाई जाय । इन 
तीनों को लेकर अनेक वाद व मव-सतान्तर हो गये हैं। भारत से पहले लोकायत चार्वाक्‌ या बाहस्पत्य 
नामक एक मत प्रचलित था, जो बृहस्पति द्वारा चत्नाया माना जाता हे। यह एक प्रकार से 
आधानक विज्ञानवादियाँ की अगणी मं शअाते हँ। विज्ञानवादी उसी वस्तु को सत्‌ मानते हैं 
जिसका ज्ञान इंण्द्रियों के द्वारा हो सके । उनकी राय में इन्द्रियो के द्वारा प्रत्यक्षीकृत जगत ही 
सत्‌ हैं, अन्य पदाथ नितरां असत्‌ हूँ । जगत की उत्पत्ति तथा विनाश का मल कारण (प्रकृति का) 
स्वभाव है । वस्तु-स्वथभाव जगत की चिचित्रता का कारण है, अन्य कुछ भी नही “अपरे 
लोकायतिकः स्वभाव जगतः कारणमाहु: | स्वभावादेत्र जगत विचितन्नसुत्पद्यते, स्वभावतों विलय 
याति ।--भट्टोत्पाल्त बह्मसंहिता ५।७। कौ दीका) चार्वाकों के मत सें पथिवी, जलन, तेज, चायु 
ये चार ही तत््त जगत्‌ में हैं। थे ही अपनी आशणविक (अखसु की) अपस्था मे जगत के सूल 
कारण हैँ | यह विश्व श्रकस्मात्‌ सम्मिलित होने वाले पूर्वोक्त चार तत्चो-- भूतों--का निचय 
समूहन-सातन्न है । श्राधुनिक विज्ञानी कहता है कि सृष्टि या विश्व का जो अनुभव हमें निरंतर 
होता हूँ चह सूल-रूप से देश, काल य वस्तु के सिवा ओर कुछ नहीं। शक्ति के विश्वब्यापक 


9 भागवबत-धर्म था जीवन की कृताथता 


<प् 


महासमुद्व के हम एक सूचम जीवाण हैं । वस्तु सत्ता ( 70&0067 ) देश और काक़ के प्रन्चगत 
बक्रों के विविध और अनंत समूद्दों का नाम है । शक्ति गति व प्रकाश-स्वरूप हैं । गति उसझ्ष 
धर्म व प्रकाश उसका रूप (आ्राकार) दे । 'ससार! “जगत” “सृष्टि? ये शब्द ही गति-सूचक हदें । 
यह प्थिवी गतिसयी है । ४-२ से श्रधिक प्रकार की गतियां इसकी है । कोई जड़ पदार्थ भी 
सर्वथा गतिद्वीन नहीं है । भ्रस्येक पदार्थ कणों से बने हैं। वे सजीव-अजीत दो प्रकार के हैं । 
इनमें धीमी द्वत सब प्रकार की गतियां पाई जाती हें,। अजीब में भी सूचम कण हैं । एक-एक 
परमाणु अनेक सद्ृश्त मील प्रति सेकण्ड प्रदक्षिणा करते हैं। यह विशाज्काय बह्याण्ड व 
सूच्मातिसूचम अण सब महा भयानक निर तर गतिशील हैं। फिर प्रस्येक परमाणु अनेक पिद्य त्कणो 
में बना है । वे दो प्रकार के हैं--ऋणाण (0]60007) व धनाख (? 0000) घनाणु के चारों 
और ऋणाशु प्राय, एक सेकणड में एक लाख अस्सी धज़ार भील तक के बेग से परिक्रमण करते 
हैं। धनाणु , परमाणु का केन्द्र हैं। ऋणाण उसके आसपास चक्षर छगाते हैं। जो ऋणाण वहा 
मे हूट कर छिंटकते चक्षते हैं, घारा-रूप से, सूर्य से, अग्नि से, या विद्यत से आते हैं। ऋणायणु 
प्रमाशुओं से बने हैं | प्रमाणु भी स्त्रय॑ एक मण्डल हैं जिसके भीतर कर्षाणु चक्कर ज्ञगा रहे 
हैं और कर्षाणु सर्माण्ु का एक मण्डक्त हैं। पहन सग्गणशुओ को भत्ति अ्रग्नतिम, श्रप्ममेय, 
अखिन्त्य द्वो सकती हैं । प्रकृति की इस श्रवधि तक पहुचने में कल्पना की उड़ान भी थक 
जाती है। कण की सृच्मतम भ्रवधि को यदि हम सूल-कण कहें तो अंतिम मूज-कण भी गल्निका 
ही द्दिमीसृत (दिम-रूप बना हुआ) रूप होगा श्रथवा गति ही मूल-पदढ़ार्थ के रूप मे परिणत 
हो गी । इस द्विमीभूत गति के परिक्रमण, परिभ्रमण, परिधृर्णन पं प्रदुज्षिणा से सारा विश्व 
विरचित हुआ है । समस्त सृष्टि गतिमय है और गति वास्तव में अ्रव्यक्त शक्ति है । जिसे इसने 
गति का हिमीभूत रूप कट्दा है, जहा कल्पना व सन की पहुचू नहीं है, अच्यक्त शक्ति है। 
उसी अ्रव्यकत शक्ति से, उसी सामग्री से पस्तु-मात्र की सत्ता हैं. जिसे दस साधारणतया अचर 
जद बस्तु-सत्ता कहते हैं.। 


इस वर्णन से हम इस नतीजे पर पहुंचते ह कि विज्ञान-मत में प्रकृति श्रर्थात अव्यक्त 
शक्ति से ही यद्द सृष्टि बनती-बिगड़ती है और उसको बनाने वाल्ली सामग्री भी प्रकृति के सित्रा 
दूसरी नहीं हैं । 


>> 


वस्तु जिस पदार्थ से बनती हे वह उसका कारण साना जाता है व कारण से जो वस्तु 
बनती हैं वद्द उसका कार्य कद्दा जाता है । रूष्टि कार्य है | इसका कारण हमें खोजना है। कारण 
दो श्रकार के होते हैं, निमित्त ओर उपादान । जो वस्तु के बनाने में सहायक द्वोता हे चह निमित्त 
कारण--इसे कर्त्ता भी कद्दते हँ--ओर जिस सामग्री से वस्तु बनती था बनाई जाती है उसे 
उपादान कारण । जो क्ञोग परमास्मा को सुष्टि-कर्त्ता मानते हैं उनमें कई मत हैं । आदि कारण तो 
प्राय सभी मानते हैं, पर कुछ उसे निमित्त कारण, कृछ उपादान कारण, श्र कुछ निमित्त व 
डउपादान दोनों कारण सानते है। जरा हसको स्विस्तर समझ ले | 


सृष्टि या विश्व किसी अ्रव्यक्त शक्ति या तत्त्व का व्यक्त रूप है । (अ्रव्यक्ताहक्तय 
सर्वा “अच्यक्षादीनि भूतानि?) तृच्च बिना बीज के नहीं होता । कार्य बिना कारण के सम्भव नहीं । 
जो रूप (आकार) या नामात्मक संसार हमें दीखता या भास होता है क्या यही इसका अंसकी, 


अध्याय 3 : माया, ब्रह्म और कर्म ४३ 
। 

व समस्त, सम्पूर्ण रूप है ? इसका उत्तर हस यही दे सकते हैं कि श्रसली व सम्पूर्ण रूप के 
बारे मे हम कुछ नहीं कह सकते, हमे जो प्रत्यक्ष दीखता या अनुभव होता है उसीके बारे में हम 
कह सकते हैं । ऐसा मी प्रतीत होता है कि जो कुछ टीखता दें, जाहिर है, इसका सच्म, अव्यक्त 
रूप भी होना चाहिए । जैसे बीज में सारा वक्ष अ-प्रकट रूप से मोंजूद- रहता है उसी तरह इस 
नाम-छप|त्मक जगत का भी बीज-रूप कुछ होना चाहिए । उस्ीमे यह सारा जगत अश्रव्यक्त-रूप 
से छिपा या समाया हुआ दोना चाहिएु | एक मत यह है कि इस च्यक्त जगत्‌ का अव्यक्स सक्च्स 
रूप परमात्सा है । इसीको क्ञोग परमेश्वर, परम देव, परस चेतन्‍्य, परम पुरुष, परात्पर, परम्ह्म 
परम तत्त्व, पुरुषोत्तम, वासुदेव, भरावान्‌ तथा कई तल्लोग नारायण द्वरि, राम, विष्णु, कृष्ण आद्रि 
अचतारी नामों से भी पुकारते हैं । तो प्रश्न यद्द होता हैं कि यह (१) व्यक्त केसे हुआ ? (२) किसने 
क्या १ (३) क्यों हुआ १ (४) उसका रूप धर्म, गुण, घटक (बनाने वाला) द्रव्य क्या हे १ 
पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि व्यक्त ओर अ्रव्यक्त होना उसका स्वेभाव धर्म हैं । दूसरे का उत्तर 
है बह अपने इस स्वभाव्रधर्म के वशीभूत हो खुद ही, अपनी शक्ति से व्यक्त हुआ । तीसरे का--- 
व्यक्त होने की--एुक से अनेक होने की--हच्छा या प्रेरणा उसके स्वभाव से निद्धित हे, 
सहज भाव्र से!, केवज्न 'मनोरंजन?, “क्रीडा! या ल्ीजक्षा? शब्दों से जिसे प्रभिव्यक्त कर सकते है 
बह व्यक्त हुआ र्देज्ञत बहुसुयां प्रजायेब' । प्रकाश, ज्योति उसका रूप, गति, स्पन्दन, कम्प, ज्ञोभ 
उसका घ्म, सत-चित्‌ आनंद उसके गुण या विशेषण, और चैतन्य-रूप प्राण उस्चबका घटक हृष्य 
है| यह निश्चित है कि हम जो कुछ भी वर्णन कर सकते हैं वह केवल्ल व्यक्त रूप का । अव्यक्त के 
सम्बन्ध में केव्त्त एक अंश तक कढपना दी कर सकते हैं । वह भी इतनी ही कि उसका यदि कोई 
रूप माना जाय तो डसे हम “प्रकाश से विरुद्ध! कहकर “अंधकार', 'तम?, 'काला” श्पादि शब्दों से 
इ्थजिन कर सकते दें | इसी अव्यक्त श्रवस्था को लेकर--- है 
आअसीदिद तमोभूतमप्र ज्ञात लक्षणम! 
अप्रतक्‍य॑सनिर्देश्य॑ प्रसुण्तमिव सर्वतः ॥ * (मनु «) 
नाहो न राज्रिन, नभो न भूमि नासीत्तमों ज्योतिरश्च-नानन्‍यत्‌। 
श्रोन्नादि बुद्ध वाचु पत्र+यमेक प्राधानिक ब्रह्म पुर्मास्तदासीत्‌ ॥२३॥ बि० पु० अ० २ 
“श्रात्मेवेद लव॑स!! (छु।०) 'बह्म बर्द स्बम! (मुएड०) 
“इद सर्वे यदयसात्म!' (बृह०) तडेतदूबह्मापू्वमनपर मनन्तस्मबाशास! (बरद्द०) 
अच्यक्तंमत्तरे लीयते अ््षरं तससि लीयत्ते! (सुबाल० २) 
तम आसीत्तमसागृ5हमप्रइप्रकेत सक्तिले सर्व मा इृदम्‌ । 
तुच्छुपे नाभ्वापिद्चितं यदासीत्तमसस्तन्महिंना जायतैकम्‌ ॥ ( ऋऋ७ ७०।१२६।३ ) 


ना 


इसी अवस्था का वर्णन हमारे यहा महाकाली के. नास से किया गया है। आरस्भ में उस अश्रब्यक्त 
अप्रकाश या तम्र के सिवा दूसरा कुछु न था। जब उससे स्पन्दन द्वारा क्षीम होकर कोई रूप 
बना तो साथ ही शब्द भी हुआ । कहना नही होगा कि चद्दध रूप उस तमोसय हष्य से ही बना। 
अर्थात्‌ उस अव्यक्त परमात्म-द्ृव्य से ही बना । वह स्पन्दन, क्षोभ की शक्ति भी उसी अव्यक्त 
में, लीन, सोई था समाई हुई थी । यही प्रकृति या महासाया है । पहला रूप केवज्ञ प्रकाशमथ 
ही हो सकता था, यही महत्त या द्विरण्य गे कहा जा सकता हे । इसके बाद सष्टि के भिन्न-भिन्न 
पदार्थ बसे जिसे हस परमसास्मा झा विराट रूप कहते हूँ। इस स्थूत्न सह्ठि का जो अधीोश्चर हें, 


४ 


५४ भागवत-धर्म या जीवन की ऋृतूर्थता 


त्ध 


उसकी अर्थात परमात्मा की वह कल्पित या आरीपित शक्तित जो स्थल संसार का सजन, नियन्नण, 
नियमन्‌ , पालन वा विसर्जन करती है, ईश्वर कहलाती है। यह तीन तिविध शक्तियों का समूहन 
है । सजनात्मक बह्मा, पालनात्मक विष्णु, संहारक शंकर । इससे यह नतीजा निकलता है कि 
परमात्मा ही से सृष्टि उपजी है, उसीकी शक्ति से बनी है, उसीके द्वव्य से उसकी रचना हुई 

। उसीकी शक्ति से वह स्थिर रहती दे और श्रन्त में उसीक्षी प्रेरणा से उसीमें लीन हो 
जाती है। यह जो कुछ हे सो परमात्मा ही है, परमात्समय है । उससे भिन्न ससार में कुछ नहीं 
है । उसके स्पन्‍दन का प्रसरश सृष्टि की रचना व आऊइ चन सृष्टि के क्षय की क्रिया है। इन दोनों 
के बीच में जो समय लगता है वही सष्टि का स्थिति-काल है | 


सप्टि दो प्रकार की बनी--जढ़, वेतन। बसे झात्म द्वच्य या तत्व तो दोनों में है, किन्तु 
डसका प्रकटीकरण--चेतनतस्य--जिन चस्तुश्रों में प्रत्यक्ष प्रतीत होता है उसे चेतन व शेष को जड़ 
कद्दा जाता है । चेतन सें जीव व जीवों मे मनुष्यः सबसे श्रेष्ठ ज्ञात रचना है। ऊपर कह जुके हैं 
क्रि सृष्टि ईश्वर ने श्रपने मनोरंजन, कुतूहल, क्रीडा के लिए बनाई, ओर जबकि सृष्टि में--जीव 
अजीय सब--परसात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं तो यही कहना होगा कि परमात्मा ने सष्टि 
अपने या जीवों के भोग भौर मोक्त के लिए बनाई । दोनो का मतलब एक ही है । भोग से अभि- 
प्राय यहाँ संसार में आने व संसार का स्वाद लेने से, ओर मोक्ष से अभिप्राय संसार के हस 
बन्‍्धन---स्वादलिप्तता--से छूटने से हैं। आकाश, वायु, तेज, जल्न प्रथिवी में पाँच महामूत 
माने जाते हैं। भूत! का श्रथे है 'हुआ?। अर्थात सष्टि में जो-कुछ हुश्रा, बना या हैं वह सब “भूत 
है। ये पाँच बढ़ी श्रेणियों में विभकक्‍त कर दिये गये हैं जिन्हें पूर्वॉक्त पंच महाभूत कहते हैं ।'* 


यह श्ल्लोक भ्रद्देत वेदाल्त का समर्थक है । अरब प्रश्न यद्द है कि परमात्मा इस. सृष्टि में 
समाया छुआ किस रूप सें है ? तो परमात्मा के दो स्वरूप निश्चित हुए--एक अ्रव्यक्त, दूसरा 
व्यक्त । इसी तरह उसकी दो ग्रकृतियाँ या स्वभाव भी हैं--एक को पराप्रकृति कहते हैं, दूसरी 
को अपराप्रकृति ।“परा' का अर्थ हे श्रेष्ठ, ऊँची, सूचम, अपरा का दे कनिष्ठ, नीची, स्थूल । मूल 
स्वरूप या मूल प्रकृत्ति से नीचे उतर कर--उसे छोडकर--संसार रूप में आना, प्रकट होना 
परमात्मा की गिरावट, बन्धन, अवतरण, नीचे उतरना हैं। इस अपरा »कृति से उसका यह 
स्थल रूप, शरीर--जगत्‌ बना। लेकिन पराप्रकृति से चेतन या जीवरूप होकर वह सारे संसार 
में फेला । सांख्यसत में इसे पुरुष और प्रकृति इन दो वस्तचों के सेक्न के द्वारा स्पष्ट किया गया है | 
गीता में झ्ु० १९ श्लो० ७ से १३ व अ्र० ७ श्लो० ४, ७ में इसका जैसा वर्णन किया गया है 
वह 'गीवा-मन्धन'कार की भाषा में यहाँ दिया जाता हे--“परमात्मा श्रपनी प्रकृति के---अ्रथवा 
स्वभावभूत शक्ति के ही श्राधार पर इस प्रकृति के वशवर्ती हों समग्र जड-चिदात्मक विश्व 
धारंबार उत्पन्न करता है श्रोर लीन करता हैं ।” (श्रू० ८।७-८) 


+ 





$ श्री मश्नवाला ने अपने जीवन शोधन' मे वेज्ञानिक पद्धति से सिद्ध किया है कि 
पाच नहीं चार ही श्रे णी हो सकती हैं व काफी हैं। वे 'तेज! को स्वतन्त्र भूत नहीं मानते--यदा थीं 
के एक भूत से दूसरे भूत में परिणत होते समय उनमें उत्पन्न होजाने वाला आगन्तुक धर्म 
मानते है। (साख्य खण्ड) 





अध्याय ३ : माया, ब्रह्म और कर्म (2 


'पज्ेस तरह पानी के जुदा-जुदा बिन्दु पानी ही हैं और अलग-अलग' होने पर भी 
शामिल हो सकते हैं उसी तरह जुदा-जुदा जीव-रूप दिखाई देने वाले पदार्थ भी उस अच्युत बह 
के, यों कहना चाहिए कि अंश ही हैं । जिस प्रकार छोटा-छा बीज अपने में रहने वाली नेसर्गिक 
शक्ति.हारा आसपास की भूमि, पानी, हवा में से तत्व खींचक्र अ्रपने में से मुल, तना, डाले, 
पत्ते, फूल तथा फत्ष आदि का विस्तार करता है उसी प्रकार जीव के मूल में ही स्थित स्वभाव- 
सिद्ध शक्ति द्वारा वह चारों ओर फेली हुई प्रकृति में से आवश्यक तत्त्व खीचकर मन तथा 
पंचेन्द्रियों का विस्तार-करता है व रथल शरीर का निर्माण करता है। फिर जिस कार वक्ष से 
बविलग पड़ा हआ जीव वक्त को निर्माण कर सकने ज़ितनी सारभूत सामग्री अ्रपने में भर कर ही 
वत्त से जुदा होता है, जिस प्रकार वायु जहाँ चलती हैँ वहाँ से वहों की गन्ध को खींच लेती हे 
उसी तरह जीव शरीर से अलग होते समय स्थत्न शरीर को निर्माण करने वाली सचंम इन्द्रिया- 
_त्मक सामग्री अपने में भर कर अल्लग होता हे । मन की अध्यक्षता में रहने वाज्नी पब्चेन्द्रियों द्वारा 
बह विषयों को भोगता हे ओर इस भोग से हो अपने शरीर का निर्माण ओर उसी प्रकार विनाश 
. करता है ।”” (अ० १४७ $) 

“सर्वब्यापी परमात्मा दो प्रकार की प्रकृति अथवा स्वभाव का हे--एक अपर और 
दूसरी पर प्रकृति । इनमें से अपर प्रकृति के र् प्रकार के मेद्‌ विश्व में दिखाई देते हैं--प्रथ्वी, 
जल्न, वायु, अग्नि तथा आकाश नासक मसहाभूतों के तथा मन, बुद्धि और अ्रहंकार के रूप में । 
इन आठ प्रकारों से परमात्मा का कम-से-क्म एक स्वभाव उसकी अपर प्रकृति के रूप में जुढझा 
हुआ दीखता द्वे । इसके साथ ही परमात्मा का एक और स्वभाव भर जद्दाँ जहाँ अपर प्रकृति विश्व 
मे दीखती है चहा-बहों रद्दता हुआ जान प्रढता है । इसको परसात्मा का जीव-स्वभाव कहा जा 
सकता है । यह जोव-स्वभाव उसकी परप्रकृति कहलाता हैं । क्योकि यह स्थिर, ज्ञानयुक्त तथा 
एक-रूप है और अपर प्रकृति को आ्राधार देकर विश्व का धारण करता हे । इस विश्व का अस्तित्व 
इस चेतन जीचब प्रकृति के कारण ही है । इन दो प्रकृतियों के द्वारा परसात्मा ही अ्रखिल विश्व की 
उत्पत्ति तथा प्रल्यय का कारण है । इस परमात्मा के ऊपर, पीछे, अथवा उसे आंधार-*देने वाला 
दूसरा कोई तत्व नहीं बल्कि धागे में माक्ता के दाने--मनके--पिरोये होने के समान इस परश्मात्मा 
में ही अखिल विश्व पिरोया हुआ है ।” (० ७।४-७) 

जैसे पेड़ के जड़, तना, डालियॉँ, पत्ते, फूल, फल सब अलग-अलग होते हैं, परन्तु 
उनमें जीवन-रस एक ही होता हूँ उसी प्रकार एक परमात्मा ही जोव या रसरूप होकर सारी सष्टि 
में समाया हुआ हैं ।* इसीसे वह सवभूतात्मा कद्दा जाता हूँ । हि 


१ ध्यथोणैनाभिः स जते गह्मयते च! 
“यथा सुदीप्तात्‌ पावकात विस्फुलिगा ! ४ 
पु हन्ताहमिमास्तिखों देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे ब्याकरवाणि |! « 

५ » ( छा० 5।३॥२ ) 
“तत्‌ सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ । ह | 
“तदनुप्रविश्य संचत्यज्चा मवत्‌” (तैं०) के 
“ईशावास्यमिंद सर्वम! (ईशा०) 


95 भणइत-वर्म य, जीवन की कताथथता 


ऊपर जो प्रकृतिचादी व इंश्वरदादी ढा मत बताये गये हैँ उनमे सृष्टि रचना के क्रम 
या तस्वों में वास मतभेद नहीं दिखाई देता । असल मतमेद अन्तिम तत्त्व या भूल वस्तु के कारे 
में हैं। प्रकृतिवादी प्रकृति को म्र्॒ञ तत्त्व मानता है और इईश्वर्वादी परमात्मा को। दोनों इनके 
मूज्ष रूपों को अव्यक्त मानते हैं। मेरी राय में ईश्वरवाद प्रकृतिवाद के आगे की खोज या कदम 
हैं इसके आगे मृत वस्तु, श्रादि कारण, आदि शक्ति-संबधी कल्पना, विचार, अनुभव की दोढ 
ख्त्तम हो जाती है । अस्तु । 


“इस प्रकार पचमह,मूता स रचे हुए प्राणियो मे स्वयं ही जीवरूप से 
प्रविष्ट होकर बह अपने को ही (सन रूप स) एक ओर--बाह्य इन्द्रिय-रूप से-- 
दश भागों में विभक्त करके विषयों का उपभोग करता है । ॥ ४॥ 


इस श्लोक में यह समझाया गया ह कि परमात्मा क्रिस रूप म॑ स॒ष्टि सम विराजमान 
ह । और किस तरद्द वह्द सुप्टि का या विषयो का डपभोग करता है। पहले भाग का उत्तर ऊपर 
दिया जा चुका है | दूसरे भाग का खुल्लासा इस प्रकार है | जब हम कोई चीज बनाते हैं तो पहले 
उसके बनाने की प्रेरणा या सकर्प मन मे उठता है| हस प्रेरणा या संकल्प की शक्ति हमारे 
अन्दर मॉजूद है या रहती है। इस प्रेरणा के श्राद वस्तु का रूप---खाका--हमारे दिमाय मे 
बनता दे । यह कास हमारे मन का है, जो कि हमारी शक्ति का ही एक रूपया श्रश हैं । फिर 
रूप का निश्चय द्वोता हैं और उसकी योजना बनती हैं | यद्द कास भी मन का ही हैँ, परन्तु इस 
अवस्था सें उसका नाम बुद्धि हो जाता हैं । ईश्वर ने सुप्टि का खेल या नाटक खड़ा तो किया 
अब इसका मजा कँसे लूटे ) तो खुद ही ज़ीचरूप से इसमें प्रविष्द हुआ--'तमनुप्राविशद्विथु -- 
डसकी श्रात्म या प्राण-शक्ति ससार में संचरित हुई---ओर वह ११ भागों सें बैंट गया । पहला 
च बड़ा भाग तो सन छुआ । यह उसीके अपने महान मन का अशभूत छोटा सन हैं, जो जीच 
के अन्दर समाया हुआ है । शरीर में अकेला मन ता कुछ कर नहीं सकता, उपभोग के साधन-- 
श्रवयव---दाथ, पाँव , नाक आदि इन्द्रियाँ चाहिएं। सो परमात्म-शक्ति ने पाँच कर्मेन्द्रियाँ व 
पाँच जानेन्द्रियाँ बनाई । पिछली मन को विषयों का ज्ञान कराती है, और पहली उसके शआदेशा- 
नुसार क्रिया करती हैं। इन ज्ञान व क्रिया के रूप में मनन व उसके द्वारा परमात्मा बाहरी सृष्टि 
का श्रानन्द भअहण किया करता हैं । परमात्मा के इस अवतार क्रम का, या जी। की विभिन्न 
इन्द्रियों के विकास-क्रम का विज्नान-सम्मत वर्णन भागवत के स्कन्ध २, ञअर० ५० में इस प्रकार 
किया गया है --- ह॒ 


“विराट पुरुष की चेप्टा होने पर डनके ठेहान्तचर्ती आकाश से ओज (इन्द्गविय शक्ति), 
सह (सन. शक्ति) और बल्ब (शारीरिक शक्ति) की उत्पत्ति हुईं। और उनसे सृत्रास्‍्मा नामक 
सब का खुख्य प्राण हुआ । प्राण का वेगपूर्वक सब्चार होने से घिराट्‌ पुरुष को भूख-प्यास लगी, 
तब खाने-पीने की इच्छा करते ही पहले उसके सुख प्रकट हुआ।। फिर मुख से तालु और उससे 
रखनेन्द्रिय प्रकट हुईं । जब उन भूमा पुरुष ने बोलने की इच्छा की तो वाकहृन्द्रिय प्रकट हुई । 
श्वाध्त के लिए नासिका छिद्र और सँघने की इच्छा से प्ाणेन्द्रिय हुई । देखने की इच्छा हुई ता 

त्रगोज्कक, चच्चु इन्द्रिय प्रकट हुई व नेत्र के द्वारा रूप का अद्दण होने लगा। चलने की इच्छा हुई 
तो चरण उस्पन्न हुए, श्रादि” (सर्विस्तर घर्णान के ल्लिए भूज्न अन्धथ देखिए) 


अध्याय ३ : माया, ब्रह्म आर कर्म ७ 


६८. ६ * 3 व्त - 
“जीव आत्मा द्वारा प्रकाशित इन्द्रियों से उनके विषयों को भोगता हुआ 
था इस डत्पल्न किये हुए शरीरादि को ही आत्मा मानता हुआं उसमें आसक्त हो 


|| 


जाता है ।” ॥५॥ हि | 


विविध-सूप़्टि--जीव की इन्द्रियों में स्वतः कोई शक्ति नहीं है। वे केवल मिंनन- 
भेन्‍न शक्तियों--देवताओं--के निवास या प्रकाश-स्थान अथवा गोकक हैं । उनमें जो-कुछ शर्क्ति 
है बह जीवास्सा की है। डसीसे वे प्रकाशित या कार्यकारिणी होती हैं। इन इन्द्रियों के हारा * 
यह चेतन जीव नाना प्रकार के विषयों का प्रानंद लेता हुआ ऐसी अवसरों में पहुँच- जाता दे जब 
वह अपने उद्गम ,-सूत्त रूप आत्म-तत्व को भूलकर इस शरीर को ही आत्मा या सब कुछ लेभमेंने 
“लगता है। यही उसके अ्रज्ञान, अ्रविद्या का आरम्भ है, इसीको माया कहते हैं। श्रात्मा या 
भगवान की ओर से उसका ध्यान, स्सखृति, सूत्र छुूटकर अब शरीर, संसार, प्रपञच में लग जाता 
है । यही श्रासक्ति है। यहाँ से जीव की व'स्तविक अधोगति शुरू द्वोती वैसे तो जीव॑द्शा 
तक आने में भी परमात्मा की श्रधोगति ही है। वह अपनी असलियत से उत्तरीत्तर भिन्न--दूर--- 
दोता चला जा रहा, है.। पहले तो उसकी इच्छा, ज्ञान/क्रिया-शक्ति जाग्रत द्वोती है जिसके यौंग 
से चह जगत्‌ उत्पन्न करता है । जिन तरवों-को लेकर यह जगत बना है_ उसके तीन भाग होते 
हँ--(१) आत्मतत्त्वू, (२) विद्यातत्ब, (३) शिवतत्त्व। इन्हींको दूसरी भाषा में क्रमशः सत्‌, 
चित्‌:, ग्रानद कहते हैं | तीनों की समष्टि परमात्मा है । जगत्‌ के ये सब तच्व यों सूच्म रूप से-- * 
बीजरूप से परमात्मा में सोये था समाये २हते हैँ | _नका जाग्रत या प्रकट होना ही संसार फी 
उत्पत्ति का या परमेश्वर के अवतरण का सूत्रपात है। परमात्मा में इस पहले फ्ोभ या सृष्टि का 
नाम 'महत्‌! है । यह पद्ला अवतार है। इसे प्रधान या प्रकृति भी कहते हैं, जिसके तीन गुण 
हैं--सत्तत, रज, तस॒ ! जबतक ये तीनों गुण सस या शान्त रहते हैँ तबतक प्रकृति अव्यक्त रहती 
हैं, जब इनमें विषमता हुईं तो, 'महत्‌' कहल्ञाने,लगी । इसके बंद ग्रुण अ्रधिक एथक , विषम 
स्पष्ट हुए, प्रत्येक का अज्ञगात्र स्पष्ट दिखाई [देने लगा--यह एथकता 'अ्रहंकार' के नाम से 


सूचत हुं । यह दूसरी सात्टि या श्रवतार हुआ । अब “श्रहंकार! श्र्थात्‌ प्थक सत्ता। तीन गुणो--- 
सत्त्व, रज, तम--में मिलकर अलग-अलग नाम रूप धारण करती है। हे 


इन तीन गुणों को यदाँ हम जरा विस्तार से समर लें । गीता व सांख्य मत के अनु- 
सार अपने मे, दूसरों में अथवा पदार्थों में निर्मे्ता का, प्रकाश का, स्फूर्ति का, निर्दोषिता का 
तथा ज्ञान का जो-कुछ अनुभव द्वोता है वह सच्वगुण है। कर्म-प्रवृत्ति रजोगुण है । जड़ता 
तमोगुण का लक्षण है| यद्द चल्‍्चलता और प्रवृत्ति का शत्र है। प्रमाद, आलस्य और नींद में 
ही सुख मानता दै। आधुनिक विचारों में श्र० गौठ के मतानुसार स्थिति--अ्रस्तित्व--का 
निरंतर जड-रूप (70778) में बना रहना तमोगुण, इस स्थिति सें गति ही रजोगुण और गति 
का सामन्जस्थ सच्चगुण हैं। श्री सश्न वाला के मतानुसार पदार्थ-मात्र में जदता या निष्कियता 
का खयाल पंदा करने वाज्ला परिमितता का गुण 'तमोगुण”, पदार्थ-मातन्र में स्थित गाते, क्रिया, 
या कम्प (770007) का धर्म 'रजोग्रुर/ और परिमिति तथा गति में स्थित ज्यवेस्थिति 'सच्शक्ुर्‌ 
है! किप्ती भी परिभाषा को साने प्रकृति के तीनों गुण प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त मिलेंगे अरतु । 

अ्रद्दकार! का सेज्ञ जद झुख्यतः तमोग्रुण से हुआ तो भूत--पाँच या चार--उन्पन्‍्न 
हुए । जब प्रधानत” रजोगुण से हुआ तो शब्द, स्पर्श, रूप. रस, गन्ध आदि तस्मान्नाओं का-- 


श््प भागवत-धर्म या जीवन की कताथता 


ज्ञानेन्द्रियों के विषयों का (वित्तद्ीन पदार्थों में जो क्रियाएं चलती रहती हैं उनके प्रस्थेक वर्ग को 
धमान्रा? नाम दिया गया हैं) तथा पाँच कर्मेन्द्रियों का प्रादुर्भाव हुआ । जब सत्रगुण में मेल हुआ 
तो उससे एक हृद तक चित्तयुक्त स॒ष्टि निर्माण हुईं । इसमें पहले चित्त या मनया बुद्धि और 
उसकी विशिष्ट शक्तियाँ--ज्ञानेन्द्रियाँ--प्रकट हुईं । यह तीसरी सष्डि या श्रवतार हुआ। चौथी 
सष्टि अविद्या की है, जो जीवों की छुद्धि का श्रावरण ओर विक्षेप करती है। अरब हम पूर्वोक्त 
माया की सीसा तक भरा पहुँचे । यह प्राकृत सप्दि कही जाबी है।' इसके आगे पाँचवीं स॒ण्टि वेकृत 
या वैकारिक है। जबतक जीव की धारणा यद्द होती है कि यह जगत मेरा ही स्वरूप है तबतक 
वह विद्या व जब वह जगत्‌ को अपने से प्रथक्‌ , मिन्‍न अनुभव करता है तब अविद्या है। इसी 
अझविद्या या माया में अस्त होकर जीव संसार की आसक्ति में पड जाता है। जब जीव संसार में 
श्राया तो संसार के कर्तव्य उसके पीछे लगे ही । कुटुम्बियों, स्वजनों, इृष्टमिन्रों, समाज व देश के 
लोगों से चह तरह-तरह के ज्ञाभ उठाता है तो उन्हे लाभ पहुँचाना उसका कत्तव्य हो जाता है। 
परन्तु हमारी दृत्ति जब दूसरों से भ्रधिक लाभ उठाने की व उन्हें कम लाभ “पहुँचाने की होने 
लगती है तव उसे लोभ कहते हैं । हमारी इन्द्रियों या.मन को नये-नये - विषयों का--खान-पान, 

राग-रंग, मौज-सजा--का चरका क्षग जाता दे तो हमारी यद्द क्लोभ-बूत्ति बढ़ने लगती हे और 
इनके उपभोग की सरीसा दुट जाती है। दमें संसार के भोगों को उसी हद तक भोगने का अधिकार 
है जबतक कि थे दूसरों के मोगों में बाधक न हो। इस सीमा को जीव का लोभ ल्ाँध जाता है । 





१ प्राकृत-सुष्टि--तब भगवान्‌ के द्वारा सुष्टिरचना में प्रदत्त किये हुए ब्रह्माजी ने... 
अत्यन्त विशाल ब्रह्माएड-कमल के (भू:, भुवः, स्व: रूप से) तीन भाग किये। 


“धपहले सम्पुर्ण विश्व भगवान्‌ की माया से लीन होकर ब्रह्मरूप मे स्थित था । उससे 
ही अव्यक्त मूति काल-स्वरूप ईश्वर ने फिर प्रकट किया । यह जगत्‌ जैसा अब है ऐसा ही आगे 
रहेगा और इससे प्‌र्व भी ऐसा ही था। इसकी प्राकृव और बेंकृव-मेद से नो प्रकार की सृष्टि है 
तथा प्राकृत व वेकुत सष्ठि को मिलाकर एक दसवीं सष्टि और कही जाती है | सबसे पहली सष्टि 
महत्‌ तत्व की है। भगवान्‌ की सत्ता सेसत्व, रज, तम इन ठीन गुणों में विषमता होना ही 
महत्‌ तत्व है| दूसरी सृष्टि अहकार की है जिससे प्रुथिवी आदि पच्रभूत एवं श्ञानेन्द्रिय और 
कर्मन्द्रियों की उत्पत्ति होती है तथा जिसमें स्थृंल थूतों के उत्पन्न करने की शक्ति रहती है वह 
पश्चतन्सात्रा-रूप भूत-सूक्षम तीसरी सृष्टि है। चौथी सृष्टि इन्द्रियो की है जो ज्ञान व क्रियाशक्ति से 
युक्त शेती है। पाँचचीं सृष्टि सात्विक अहकार से उत्तन्न हुए इन्द्रिया/घष्ठाता देवताओं की है। मन 
भी इसी सृष्टि के अन्तर्गत है | छठी सप्टि तामिस्लाडि पाच प्रकार की अ्रविद्या की हैं, जो जीवो 
की बुद्धि का आवरण ओर विज्षेप करती है। यह छुः प्रकार की प्राकृत सष्टि है। अब वेंकृत 
सृष्टि सुनो । 

“स्थावरों की जो छु; प्रकार की सष्यि है वरी बेकृत सम मे प्रधान सातवीं सष्ट है । 

थावृर छः प्रकार के है--बनस्पति, ओषधि, लता, त्वकूस,र, वीरुष और द्र म। इनका आहार 
नीचे से ऊपर जाता है। इनकी ज्ञानशक्ति प्रकट नहीं हाती | इन्हें भीवर-ही-मीतर केवल स्पर्श 
का शान होता है ओर इनमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण होता है। आठवीं साथ तिर्यग्योंनयों 
(पशु, पत्ती आदि) की है। इनके श्रद्मगस भेद कह्दे जाते है। इन्हें काल का जान नहीं होता। 


। 


अध्याय ३ : साया, त्रह्म ओर कर्म ४६ 


छू, रे लक शो डे 
यही मोद्द या आरासक्ति में हुबोता दे । फिर तो मनुप्य था जीव की उत्तरोत्तर शअ्रधोगति होती 
जाती है| ८चतक जबतक कि फिर चह होश न सैंसाले---अविद्या से निकत्नक्र विद्या के क्षेन्न में 
न था जाने | शरीर को दो सब-कुछु न सानकर परमात्मा को ही सब-ऊुछ न समस्तने लगे । 


७-३७. 


“ओर फिर यह देही अपनी कर्मेन्द्रियों से वासनायुक्त कर्म, करता हुआ 
ओर उनके सुख्-दुःखमय फल भोगता हुआ संखार में भटकता रहता है। इस 
प्रकार विवश होकर नाना प्रकार की दु:ख देने वाली कर्म फलरूप गतियों को प्राप्त 
होता हुआ यह जीव महाप्रलय तक जन्म-मरण को प्राप्त होता रहता है. ।” ॥६-७॥ 

देही से मतलब है देह में रहने 'बाज्ञा अर्थात्‌ जीवात्मा । अब अपने जन्मस्थान व 
जन्मस्थिति को भूज्ञ जाने से वह संसार के विषय-भोगों सें लिप्त होकर नाना प्रकार के अच्छे- 
मुरे कर्स करता है। किसी भी विषय की साधारण इच्छा को कामना कहते है । कासना जब वस्तु 
या व्यक्ति-विशेष में केन्द्रित हो जाती हुँ तो वासना कहलाती है। कामना का संबंध सन से व 
वासना का के से है | जबतक हंस सन-ही-म॑न में कोई इच्छा या संकल्प करते हैं त्वतक वह 
कामना है| जब इसकी पूर्ति के लिए उद्योग करने क्षगे और दूसरे कत्तब्यरूप जरूरी कार्यों को 
भूलने था छोडने लगे तो यह अलक्ति की शुरुआत है। और इसका बीज है वासना । हमें एक 
सुन्दर गुलाब का फूल देखने की इच्छा हुई। यह साधारण कामना है। इसारी श्राँखों ने उसे 
देखा । उन्होंने उसके रूप को श्रपने में छिपा लिया । उसकी सुगन्ध से हमारी नाक मस्त होने 
लगी । अब फिर उस फूल को देखने-सू घने की इच्छा हुई। यही वासना का मूल, हैं। अब वह 
इतनी प्रवल हुई कि दूसरे निश्चित कार्यक्रम को बिगाड़ कर भी उसीकी प्राप्ति का उद्योग, द्ोने 
लगा--यह शआरसक्ति दो गई । कर्म-जनित संस्कार जो आत्मा सें बस जाते हैं वापना कहलाते हैं । 
जब मनुष्य वासनाथ्रस्त हो जाता है तो उसे कत्त व्य-श्रकत्त ब्य स॑ मूढ़ता होने लगती है। जिसमे 
उश्चका मन फैंस गया है उसे अधिक महत्व देने लगता है। फलतः दूसरे आवश्यक कत्त ब्यों से 
डदासीनता आने लगती है | इस त्तरह उस चासना के साधक व्यक्ति के प्रति अधिक अनुराग ८ 
उससे असहायक या बाधक होने या समझ लिये जाने वाले ध्यक्ति के प्रति विराग, अनाकर्षण, 





तमोगुण की श्रधिकता होने से केवल खाना-पीना ही जानते हैं। इन्हें केवल सूधकर ही पदार्थ का 
जान होता है ओर द्ृदय में किसी प्रकार की विचार-शक्ति नहीं होती। इनमें गो, बकरी, मैंस, 
कृष्णुमंग, सकर, नीलगाय, ससा, भेड और ऊँट ये नौ पशु द्विशफ (चिरे हुए खुरो वाले) होते 
है। गधा, घोडा, खच्चर, ये एक शफ (एक खुर वाले, पशु कहलाते हैं। कुत्ता, गीदड, भेडिया, 
बाघ, बिलाव, खरगोश, सिह, वानर, हाथी, कछुआ, गोंह और मकरादि पाच नख वाले हैं। 
कक, गिड, बटेर, बाज, मयूर, हंस, सारस, चकवा, कौआ ओर उल्लू आदि जीव पत्नी कहलाते 
6 | जिसके आहार का प्रवाह नीचे की ओर होता है वह मनुष्यों की एक ही नवी सष्टि है। थे 
सजःप्रधान कमन्यरायण और दुःख से ही सुख मानने वाले होते ह। स्थावर, तियक व मनुष्य च 
आग कहा जाने वाला देवसग बबंकृत साप्ठ है | बंकारेक देवसग की गणुना पहले प्राकृत सर्ग में 
कर आये हैं तथा समत्कुमार आदि ऋषिगण का कौमार सर्ग प्राकृत-बैंकृत दोनों प्रकार का हैं ! 

व-सरा आठ प्रकार का ईं>-वेवता, पिंतर, असुर, गन्धर्व, अ्रप्सरा, यक्षु-राक्षस खिद्ध-चरणु- 
बद्याधर, भूत-प्रेत-पशाय, किन्नरादि यह दसवी सूप्टि हुई (भा० स्कं० २।१०) 


. ६० भागवत-धर्म या जीवन की झतार्थता 


अरुचि झौर हं प होने लगता दे । इससे उसके विचार व चित्त की समता, - शान्ति दोंग्ारोज्ष हा 
जाती है व सुकर्म को कुकर्म व कुकर्म को सुकर्म सममने लगता है। गेसी दूषित इन्धा से अत 
ऊथ्पर्ॉंग कम होने लगते हं तो उसका श्रसर सारे वातावरण पर, श्रासपास के ज्ञोंगो पर होने 
क्षगता है, जिसका फल उसे जरूर भोगना पढ़ता है। कर्मात्र्म के श्रनुसार टसके फल भी सुख्ब- 
दु.खदायी होते € । विज्ञान का यह सिद्धान्त दे फ्ि हमारे किसी भो कमे का श्रसर वातावरण से 
होता व रहता है । भैले ही चह कम शारीरिक हो या' मानसिक एक,ूत में किया गया दो ता 
जन-समाज में । दमने क्रिसी पत्थर पर एक थपेड मारी +,हससे उसके परमाणुओ्रो को घका लगा । 
उनमें ऐसी क्रिया सूच्मरप से हुईं जिसे हम स्थूज्न श्रोखों से तो नहीं देश सकते किन्तु श्राचाय 
बसु के सूच्म यन्त्रो व प्रयोगो ने उनके प्रभावा को स्पष्ट श्रनुभव करके बता दिया है। उनवते 
खोजों के अनुसार पेढ़-पत्थर भी दृप-विपाद व सुख-दु.ख का अनुभव करते दँ ओर अपनी भू.पा 
में उसे प्रदर्शित करते है । उन्होने ऐस यन्त्र बनाये हैं जो उनके प्रभावों या परिणाम का कामज पर 
लकीरों या चित्रों में नोट कर देते हूँ । कई प्रयोगों व श्रजुभवों से उन्द्वान उनकी एक ऐसी लिपि 
बना जी ह जिससे वे तुरत जान लेते ६ कि यह भावना या विचार या पेदन। का सचक है । 
हमारी इस थपेदद,का प्रभाव उस पत्थर के परमाणुश्रा मे सच्म दृक्षचज्ञ उत्पन्न करक ही नहीं रद्द 
जाता । वायु से भी हमारे हाथ के द्विलाने से कुछ सत्नज्ञ पदा हुआ । उसकी तरसे चारो शोर 
असीम वायुमएदल में फेलीं | हसका कोई हृद-हिसाब हम नेद्ीीं जगा सकते । एक हृद तक कल्पना 
भर कर सकते दें | इसी तरद्द मन में जो विचार, भावना, सक्ल्प उठते है उनका भी तरग हमारे 
मस्तिष्क के ज्ञान-तन्तुश्रों में खक्नल पदा करके श्राकाश में सूद लहर उत्पन्न करती है और 
अननत श्राकाश में अ्रवन्त काल तक घूमती रहती हैँ । एक ताक्षाब से आप छोटो-सी ककरी दालेगे 
या उंगली ही ढाल ,देंगे या फूक भर दे दगेचो उसकी, लहर सार ताल में फेल बिना न 
रहेंगी किनारे से टकरा कर वे तरेगें फिर हमारी तरफ ल्ञटिंगी। यद्दी श्रसर हमारे जिचारों व 
कार्यों का द्वोवा है । पहले वे स्थूल व सूच्म जगत्‌ से अपना असर तरद्द तरह से फलाने हैँ । फिर 
वे असर क्ौट-लीट कर फिर दम पर श्रसर दालते दे । इसकों कम-फल कहते हैं। जैसे हमारे कम 
होते हैं---शारीरिक या मानसिक--चैसे ही वे जगत को प्रभावित करते है। श्रार फिर हमें पैसे 
दी फल हे जाते हैं । इसका यद्द श्र्थ हुआ कि हमारे अ्रच्छे बुरे कर्म का फल्न केबल हमींको नहीं 

ग्रेगना पड़ता, सारे -समाज व ससार को भुगतना पड़ता है । कर्म को पहल प्रक्रिया खुद हमारे 
अन्दर हुई, फिर बाहर फैली । अपनी दृद तक पहुंच कर फिर बाहिरी दुनिया में सफर करती हुई 
दम तक शआ्रई--हमारे श्रन्द्र दाखिल हुई | इस तरद्द दो-दो बार हम पर व जगत पर उसका 
श्रच्छा-तुरा असर हुआ । इन श्रसरों के मातहत मनुप्य इस जीवन भें ही नहीं ऋजता बल्कि अगले 
जन्मों में भी प्रभावित द्वोत्ताच भवकता रहता है। इन कर्मो के फलस्वरूप नाना प्रकार की 
गतियाँ उसे प्राप्त होती हैं । श्रोर ठेठ प्रतलय तक यद्द चक्षर चल्नता रहता है। शुरू में किसी मो 
कारण या प्रसंग से मनुष्य विचार या कर्म में प्रवृत्त हुआ दो, पर एक बार वासना के चकर से 
पढ़कर जद्दों शासक्ति में पढ़ा नही कि फिर एक विषय से दूसरे विषय में, एक श्रासक्ति से दूसरी 
असक्ति मे पड़ता-फँसता हुआ उनकी क्रिया्तिक्रिया का प्रतरय [तक श्रन्त नहीं आता। सिर्फ एक 
दी भ्रवस्था बीच मे ऐसी श्रा सकती है जब यद्द॒ताता रुक सकता हैं। वहद्द दे इस वासना व 
आसक्ति से छूटने की प्रेरणा घ प्रवृत्ति । वेह तभी हो सकती हे जब भनुप्य यद्द जानने व सममने 


गे हु हु | 
ल्‍प अध्याय 3 : माया, ब्रह्म ओर कर्म ६१ 


ज् 


लगे कि कहाँ से चलकर कहा फेस सरा । में तो- शुद्ध ५ आत्मा का चेतन्‍्य कण होकर इन देह- 
विकारों से गंदला जीव बन गया। अशार अपनी शअ्रसलियत को ही भूल गया। इसका विद्या या 
ज्ञान कहते हैं। यही मोह या माया से छुटकारे की ओरे प्रब्बात्त हैं । जब दृढ़ता व लगन स मलुष्य 
डम्म बात का उद्योग करके देदामिमान छोड आत्मावस्था में प्रतिष्ठित हो जाता है तब उसका 
छुटकारा या मोक्ष क्द्दा जाता है। नहीं तो उसे महाप्रल्षय तक ऐसे द्वी असख्य चक्कर खाये बिना 
गति नही है । हु 


प्रक्ञेय हो 3 

40 प्रक्षथ सप्टि के-वापिस परमात्मा में लीन द्वाते की अ्रवस्था को कहते हैं। परमात्म- ८ 
तत्व में निरंतर स्पन्दुन या कम्प द्ोता रहता है । स्पन्दन का फेल्लाव सप्टि की उत्पात्त व सिकछुडाबव 

लय है । निरन्तर स्पन्दन-धर्म के-काश्ण ही निरंतर उत्पात्त तर लय होता रहता है। यह स्पन्दन 

इसका आाकृब्चन व प्रसरण--यदह् नियस से, तालबद्ध हांदा है, जिससे उसके समय की नाप 

का खयाल विचारकों के मन मे आया। उन्होने, नाप के तरीके निकालकर सृध्टि के उत्पत्ति-लय 

की वर्ष-संख्या नियत कर दी-। उत्पत्ति व क्षयः के बाच में जो स्थिति-काल दे उसे आय-शोधका 

ने चार भागों में .बॉटकर सतयुग, त्रेता, द्वापर वे कालयुग चार नाम दुव् । सत्य भी कल्प, 

खण्ड, म॒द्दा श्रादि प्रकार के निर्धारित किये । * 


। (का 


फिर पद्चमूतों के प्रलय का समय उपस्थित होने पर अनादि और अनन्त 
काल_इस द्रव्य गुणात्मक--स्थूल सूक्ष्म रूप--ध्यक्त सूष्ि को--उसके कारणु-- 
७ अव्यक्त की ओर खींच ले जाता है ।? ॥5॥ 


जिस क्रम से स॒प्टि की उत्पत्ति होती है उसके विपरीत क्रम से डसका तय होता है। 
जब स्पन्दुन का सिकुदाव शुरू होता है तो समझना चाहिए कि व्यक्त सृप्टि अव्यक्त की और 
जाने लगी---अ्र्थात प्रलय की तैयारी होने लगी । एथ्वी, जल तेज, वायु व आकाश--इन ,पॉँच 
तस्त्रो का अपने स्वरूपो को छोडकर अद्श्य या श्रच्यक्त मे लीन होने का नाम प्रलय है [| काल 
अर्थात्‌ समय इस प्रक्नय का कारण है। जब स्पन्दन की प्रसरण-क्रिया का अ्रन्त आ गया तो यहददी 
समय आ्राकुम्चन-क्रिया के आरम्भ का है। यही काल का रूप व गति है [-भ्रह काल अनादि व 
अनन्त हैं। सर्य के आसपाध पथिवी की गति का द्िसाब लगाकर हमने अपनी सुविधा के लिए 
सेकणड. मिनिट, घण्टा, दिन, रात आदि में समय्र को बॉट लिया हैं। किन्तु यह उसके एक 
अंश-मात्र का हिसाब है। उसके पूरे स्वरूप की कल्पना परमात्मा की तरह द्वी असम्भव है । जब 
से परमात्मा ब्यक्त होने लगा तभों से काल की उत्पत्ति माननी होगी । अव्यक्त परमात्मा के साथ 
काल भी अव्यक्त स्थिति मे रहा। क्योंकि काल की गिनती, नाप यथा अ्रन्दाज क्सी ब्यक्त वस्तु के 
सद्दारे ही हो सकता है। व्यक्त वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई. घूमी, फिरी या गतिमान 


हुई तो जितनी देर मे यह क्रिया हुई उसे काज्ञ" कद्दते हैं | जगत्‌ की वस्तुएं निरन्तर गतिशील हैं, 


४ प्रलय--इस सबष्टि का काल, द्रव्य और गुण के द्वारा (नित्य, नेमिक्तिक व प्राकृत- 
भेद से) तीन प्रकार का प्रलय होता हैं । (माग० स्क> ३।5।१४) 

२ काल--“जो सल्वादि गुणा के मह्तृतत्वादि रूप परिणामों स परिच्छिन्न स। प्रतीत 
होता हैं, परन्तु वस्तुतः निर्विशेष और प्रतिष्ठा-रहित (आदि-अन्त-शत्य ) है उसीका नाम काक्ष 


घर भागवत-धर्स था जीवन की कृता्थता 


बल्कि गतिमय हैं | ये सारी गतियाँ जिस स्थान में हो रही हैं उसे 'देश” कहते हैं । यह स्थान" 
परमास्सा के आकार के सिवा दूसरा नहीं हो सकता । परमात्मा के शरीर या उदर को देश कहता 
चाहिए । उसमें इस सारी गतिमय, ध्ियामय अत निरंतर परिव्तत या परिणामशीक्ष सृष्टि का 
निधास या स्थिति है। स्थिति में परिवर्तनों के या गतियों के बीच का जो ससय है वही काल दे। 
बनन्‍्तुएं छोटी-बढ़ी सब प्रकार की हैं, ओर गति भी कम-ज्यादा सब प्रकार की पाई जाती हैँ | अतः 
काल भी छोटा-बढ़ा सब प्रकार का पाया जाता है । स॒ब्टि की उत्पत्ति से लेकर प्रतरथ तक के काजल 
फो मद्दाकाल कह सकते हैं, जबकि स॒प्टि के भिन्‍न स्वरूपों के या चस्तुओं के परिवतनों के बीच के 
स्थिति-काल को उसकी मात्रा के हिसाब से छोटा-बड़ा काज्न कद्द सकते हैं। स॒प्टि के जितने विस्तार 
की कल्पना की जा सकती है उत्तनी दी विस्तृत कल्पना काल की करनी होगी। यह सारी सृष्टि 
चू कि देश में अवस्थित दै अ्रतः काल को भी देश से सीमित मानना पढ़ेंगा। सच पूछिए तो 
सृष्टि के उत्पन्न होते ही--अरष्थक्त तस्व के व्यक्त होते ही--दैश व कात्त के अस्तित्व फो स्वीकार 
करना पढ़ेगा | लेकिन ये आये कहाँ से ? तो कहना होंगा-कि जिस तरह सारी सृष्टि अ्रव्यक्त मे 
विज्ञीन या सुप्त थी उसी तरद्द ये भी उस अव्यक्त में लीन थे । क्‍योंकि जब परमात्मा के सिवा 
दूसरी कोई हस्ती ही नहीं दे तो सब कुछ की अवस्थिति सूचम या बीज रूप से परमास्मा में ही 
साननी पड़ेगी, फिर सल्ते वष्द कोईं वस्तु हो, शक्ति हो, तत्व हो, भाव हो, नियस दो। वस्तुश्रों 
के या सृष्टि के उत्पन्न होने, स्थिर रहने और ज्य पाने या परिवर्तन होने का जो निश्चित्त क्रम 
समय, अवलोकन या अनुभव में आया उसे ही नियम कहते हैं । जब कई बार सृष्टि का उत्पत्ति 
व विज्ञय देखा गया तो यद्द कद्दा गया कि उस्पत्ति-प्रकय सृष्टि का नियम दै। इसी तरद्द नियमा- 


है | भगवान्‌ परम पुरुष इस काल को निमित्त बनाकर लीला से अपने आ्राप को ही उत्पन्न करते 
| 
हैं ।? (भा० स्क० ३॥१०११) 

“जो कार्य-रूप पृथ्चिवी आदि स्थूल पदायों का आन्तम भाग हैं (जसका और विभाग 
नहीं हों सकता) तथा जो कार्यावस्था को शअ्रप्रा'त अ्सयुक्त एवं नित्य है, उसे परमाणु जानना 
चाहिए । उनके परस्पर मिलने से ही मनुष्य को भ्रमवश साकार धस्तु की प्रवीति होती ह। 

“जिसका चरम अश परमाणु हैं उस अपने स्वरूप मे स्थित सम्पूर्ण कार्यथर्ग की एकता 
का सोम ही परम महान! है, जो सर्वदा निर्विशेष-रूप है । 

“इसी के समान परमाणु अआ्रादि सस्थानो में व्याप्त होने के कारण व्यक्त पदार्थों को 
भोगने वाले उत्पत्ति आदि में दक्तु अब्यक्त भगवान्‌ काज्न की भी सूछमता ओर स्थूलता का 
अनुमान किया जाता हैं| 

“जो काल परमार में व्याप्त रहता हूँ वह परमाणु-रूूप हैं, और जो सम्पूर्ण निविशेष 
कार्यवस का भोग करता है वह अति महान्‌ हैं।? (साग० स्क० ३॥११।१ से ४) 

“कोई पुरुष के प्रभाव को ही “काल” कहते है जिससे माया के कार्य-रूप देह मे 
आत्मत्व का अभिमान करके श्रह्कार से मोहित हुए और अपने को कर्त्ता मानने वाले जीव को 
निरन्तर भय रहता हैं। जिनकी प्रेरणा से शुर्णों की साम्यावस्थारूप नि्चिशेष प्रकृति में गति 

त्पन्न यु तर 
उत्पन्न होती हैं वह 'भगवान्‌ काल” हैं] इस अकार भगवान्‌ अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों 
के भीतर जीवरूप से और बाहर काल-रुप से व्याप्त है।" (माग० स्कन्ध रे, अ० २६, १६-१७) 


न्‍ँ 


द अध्याय ३ : माया, ब्रह्म और कर्म ६३ 


घुसार जब स॒प्टि के प्रलय का समय होता है तब यह सृष्टि अव्यक्त दशा की ओर खिंचने लगती ह्टै। 

प्टि में हम कुछ तो स्थूल रूप देखते हें ओर कई सूच्म शक्तियोया धर्म दिखाई पड़ते हैं । 
स्थूल रूप हैं मनुष्य, पहाड, समुद्र, सर्य आदि । सूचम शक्तियॉथा धर्म हैं बिजली, आकर्षण 
संचार श्रादि । स्थूज्न रूपो को द्रव्य, व सूच्स धर्मों को गुण कहते हैं। दोनों मिलकर व्यक्त सृष्टि 
कहलाती दै । भ्रव्यक्त से ही व्यक्त सब्दि प्रकट होती है, अ्रतः अव्यक्त उसका कारण है। प्रतय 
काल में व्यक्त स॒प्टि अपने अब्यवत कारण में लीन होने लगती है । 

“उस समय प्रथ्वी पर सौ वर्ष की घोर अनावष्टि होगी और उस काल में 
जिनकी उप्णता बढ़ जायगी वे सूर्य नारायण तीनों लोकों को तपाने लगेगे। उस 
समय शेषनाग के मुह से निकला हुआ अग्नि वायु से प्रेरित होकर पाताल लोक 
से आरम्भ कर सबको दग्ध करता हुआ उँची-डँची लपटों से चारों ओर फेल 
जाता है और संबर्तक नामक मेघ समूह' हांथी की सूड के समान मोटी-मोटी 
धाराओं से सौ बर्ष तक बा करता रहता है जिससे कि यह समस्त ब्रह्माण्ड जल 
में डूब जाता है ।” ॥ ६, १०, ११॥ 

विज्ञानवादी प्रलय की कल्पना को ठीक इसी तरद्द नहीं मानते । वे स्वष्टि में निरन्तर 

परिवर्तन को मानते हैं व खण्ड-प्रलय की कल्पना तक पहुँचते हैँ । शेषनाग की कल्पना हमारे यहाँ 


१ सवर्तक मेघ उसे कहते हैं जब बादल अपना रूप छोड़ देते है और केवल जल ही 
जल रह जाता है। 

२ वेज्ञानिक अभी इस बात का निश्चय नहीं कर पाये हैं कि यह विश्व सबत है या 
अनन्त । पश्चिमी ज्योतिपी अलबत्ता इसे सान्‍त मानते दिखाई देते है। यदि ऐसा न होता तो तारों 
की संख्या अनन्त होती ओर यह आकाश एक प्रकाश की तरह दिखाई देता, क्योंकि तारों के 
बीच में खाली जगह नहीं छूटवी । कूछ पदाथ-विशान-शास्त्री का कुकाव इसे अनन्त मानने की 
तरफ हैं जो कि अनुमान पर आधारित है ॥ वेज्ञानिकों भे सापेक््यवाद की कल्पना आइन्स्टीन 
ने निकाली है, जिसके अनुसार जगत्‌ स,न्‍्त हैं। हवबल के मतानुसार विश्व का आयतन 
( ०0७४6 ) रे८४,०००,०००,०००, बिलियन, बिलेयन, बिलियन घन मील है। यह 
वस्तु, आकाश या देश व काल के सिवा ओर कुछ नहीं ६। देश वा काल के अन्तर्गत 
चक्रो के विवध और अनन्त समूहों का नाम ही वस्तु-सत्ता है। आइन्स्टीन के अनुसार 
देश या आकाश में वस्तु-सत्ता के आधिक्य से सकोच्र वा वक्रीकरण और उसकी अल्पता 
से प्रचार वा विवतेन होता. रहता है। वेश वी विशेषता समाई है। समाई से ही हम एक 
ठेश की कल्पना कर सकते है। एक ही देश मे; एक काल मे दो वस्तु-सत्ता की समाई नहीं हो 
सकती | देश की समाई दर्ब्य, वेध व प्रस्थ (लम्बाई, चौड़ाई, ऊचाई) इन “तीन दिश।ओं मे 
विभक्त होती है । इन्हे देश के तीन तल भी कह सकते है] इसी समाई के अन्दर वस्त सत्ता 
गतिशील है। देश से ही अवकाश मिलता है और अवकाश के बिना गति असभव है। जैसे गति 
शक्ति का एक रूप है बसे ही अवकाश वा देश भी घारण-स/मथ्य है| यह भी शक्त का ही एक 
रूप है। इसे हम भगवान्‌ को पराप्रक:त कह सकते है। “य येद घायते जगत? | वस्तु की स्थित 
तो है ही, पर स्थिति का बना रहना, चौथी बात, परिमाण वा दिशा है। इसीकी काल कहते है 
बोई चस्त या घटना चाहे एक पल होती या बनी रहे ओर चाहे एक युग या कप तक देती रहे, 


६५ भागवत-धर्म या जीवन की कृतार्थ ता 


पूृथिवी को घारण करने वाले के रूप सें की गई है। निस्सन्देद्द यह कोई रूपक है। संभवत" 
पृथिवी के अन्दर किसी अग्निमय था विषमय सत्ता से श्रम्िप्राय है। इनका निवास पाताल में 
माना गया है । पाताल सबसे नीचे का लोक है। सृष्टि की कल्पना परमात्मा के विराद्‌ रूप में 


यह स्थिरता या सततता एक श्लग परिमाण है, जिसे बाल कहते 56। देश जेंसे वम्तु-सत्ता की 
मर्यादा है, काल उसी तरह घटना या कर्म की मयांदा है | गतिशीलता के औतप्रोत व्यापक होने 
के कारण वस्तु-सत्ता-मात्र घटनाओं का -समूह है और काल--परिसाणु--की मर्यादा मे निरतर्‌ 
स्थिति के कारण देश में मर्यादित है। देश, वाल व बस्तु-सत्ता की - यह एकनरूपता पर्पर- 
संमिश्रता ही सापेदंयवाद कहलाता है। इसके मत मे विश्व सान्‍त परन्तु अमयोदित है । पथिवी 
की सतह भी इसी तरह सान्‍त किन्तु अ्मयोदित है। आप नाक वी सीध पर घूमते चले जाइए 
तो सदा के लिए घूमते ही रहगे और आपके सामने नत्रीन स्थान आता ही चला जायगा | 
आपको पृथिवी की सतह का अन्त तो मिल जायगा पर म्थान का नहीं। विश्व या व्रह्मास्ड वी 
रूप ऊपर से एक बुद्बुद की तरह है, जो वम्तु-सत्ता, देश और काल से 'बना हुआ हैं योर जो 
सुकड़ता व फूलता रहता है। भीतर से विश्व को देखा जाय तो वह एक खाली सानन्‍्त स्थान देश 
या आकाश जैसा मालूम होगा, जिसमें २० लाख लोक या छोटे अल्यार्ड एक हजार मील फी 
सेकन्‍्ड के हिसाब से ऊपर-नीचे घूमते नजर आते है।"* इतने तो दूरबीन से देखे गये हे और 
सभवतः कई लाख ऐसे होगे जो उससे भी नहीं दिखाई देते हैं। पृथ्ची से ये हमे नीधरिया 
(९७४७९) (बादल से बने हुए तारा-पिण्डो को नीहारिका कहते हैं।) के रूप मे दिखाई दते 
हैं। श्राखों से जो तारे (इनमे कर तारे तो इतने बड़े है कि हमारी सैकडो हजार एंथ्वी उसके पेट 
मे समा जाय । बाज तो इतने विशाल है कि हमारो करोड़ो वरतिया उनमें अ्र८ सकती हैं। 2॑न 
वारो की सख्या तमाम समुठ्रो के बालु-कणा से भो अधिक है।) हमे दिखाई ते है वे हमारे इस 
छोटे ब्रह्मएड से सम्बन्ध रखते हे | हमारा यह सोर जगत (यू और उसके ग्रह) किसो सर्पिल 
नीहारिका से उत्पन्न हुआ हाना चाहिए। इमाग अपना यह ब्रह्माण्ड थग्राकाश में अन्य छोटे 
ब्रह्मास्डों की तरह बड़ी तेजी से घम रहा है। एक नीहारिका उस स्थान पर है जहां आर्द्रो व 
मृगशीर्ष नक्षत्र हे | उस व्यूह को ओरायन ( 07007 ) कहते हेँं। दूसरी नीहारिका या नभ- 
स्तूप--एडोमेडा--भाद्रपद नक्षत्र के पास दिखाई देता है | ओरायन हमारे सौर चक्र से कई लाख 
रुना बढ़ा है। ये अपने विम्तार की अपेक्षा इलके व पतले होते ह। इनके बीच में से तारे देग्व 
पड़ते हैं। ये विभिन्न आकार के होने ह | ये वाष्प-गेंस-रूप है। इनके कण आकर्षणु-नियम से एक 
दूसरे से बचे हुए है। 


वैज्ञानिका का विश्वास हैं कि आदि मे केवल आकाश था। इसी एक तत्व से ,अन्य 

सब द्रव्यों की उत्पत्ति हुई है। बीच के क्रमों का ठीक पता नहीं है; पर होते-होते बह अवस्था 

आती है जबकि आकाश (७४४७०) का कुछ अश वाष्प-रूप मे परिणत हो जाता हैं। यह चह 

_अवस्था है जिसके विषय में वेदों ने कहा है--'तत्तेज असुजत' | आकाश के बीच में, दूर-दूर तक 
जलते हुए बाष्पो के समूह बन जाते है| यही नीहारिफा था लोक या छोटे ब्रह्माण्ड है। ये,नज्ञलते 


. , * यही आशय भागवत १०-८७-४१ मे- उसी प्रकार काल-चक्र के द्वारा प्ध्वी 
आदि आवरणो के साहेत अनन्त ब्ह्मागड-समुंह आपमें एक ही साथ पे रहे हैं।” इस प्रकार 
व्यक्त किया साया है। - 


अध्याय ३ : माया, ब्रह्म और कर्म ' ६8; 
ये कै 


की गई है । परमात्म-स्पन्दून का जब फेलाव हुआ तो वह अण्डाकार बना । अव्यक्त परमात्मा की 
प्रथम अभिव्यक्ति प्रकाश के रूप में हुईं | प्रकाश का रूप तपे हुए सोने का सा दिखाई' देता है। 
अतः इस अण्डाकार प्रकाश को 'हिरण्यगर्भ! या ब्रह्माण्ड नाम से अभिद्दित किया गया है। 
हिरण्यगर्भ फूट कर जब सृष्टि रूप में व्याप्त हों गया तो उसे विराद्‌ कट्दा है ओर परमात्मा के 
शरीर के नाम से समझाया जाता है। इस विराट पुरुष के पादस्थानीय पाताल, नाभिस्थानीय 


हुए वाष्पो के पुज्ञ हैं | वाष्प के घनीमूत होने से छोटे-बडे पुज्ञ बन जाते हैं। बडे सूर्य या तारे हैं 
ओर छोटे ग्रह कहलाते हैं। एक एक लोक या नीहारिका में उसके परिमाण के अनुसार कई तारे होते 
है। जब ये ठढे होने लगते हैं तो अधिक ठोस हो जाते हैं। बहुत ठडा होने पर तारा काला पड़ 
जाता है। और यदि किसी ज्वलन्त दारे से यकरा गया तो जल उठता है। और सम्भव है फिर 
वाष्प मे परिणत हो जाय या भस्म होकर फिर भाप बन जाय। हं 


ग्रहो की उत्पत्ति भी तारों की तरह नीहारिकाओं से है । इनका भी जीवन-चरित्र तारे 
की तरह'ही है। ये किसीके साथ बचे होते हैं| हमारा सूथे एक तारा ही है। पृथ्वी उसका एक 
ग्रह है। ग्रह का वाप ठंढा होने से बीच का भाग घन और आसपास का तरल हो गया ) यह 
वरल द्रव्य या पानी नीचे गिरता था, पर तप्त ठोस भाग से उचठ कर फिर ऊपर उड़ जाता 
था। इस प्रकार निरंतर पानी का बरसवा ओर बादलो का बनना आरंभ हुआ। इससे सूर्य, 
चन्द्रमा, तारे आदि अदृश्य थे | तब न दिन था, न रात | ऋतु भी एक-सी थी। क्रमशः पृथ्वी 
का पृष्ठ ठठा हुआ । अब जल स्थान-स्थान पर एकत्र होने लगा | जहा एकत्र हुआ वही समुद्र बन 
गया | इससे बादल कम हुए व॑ सूर्य के दर्शन हुए। तब दिन, रात, मास, वर्ष की उत्पत्ति व 
स्थिति हुईं। (त॒तो राध्यजायव, ततः समुद्रों अर्णव:, समुद्रादपर्णवादधि सबत्सरो अजायत |) 
फिर क्रमशः नदियों, पहाडो, चद्धानों की स्वना हुई और भूतल क्रमशः कीट, जलचर, नभचर, 
स्थलचर आदि के योग्य होता हुआ मनुष्यों के बसने योग्य हो गया | यह प्रथ्वी की प्रौढावस्था है | 
ओर हम इसकी इस अवस्था मे इसपर निवास कर रहें है। कुछ दिनो मे यह दशा भी जाती 
रहेगी | एथ्वी पर वायु व जल को कमी हो जायगी व वह मंगल की अवस्था को प्राप्त हो जायगी। 
पृथ्वी की उत्न्न हुए कई लाख वर्ष हो चुके हैं। और इसे मत होने में और कई लाख साल 
लगेंगे। अनुमान होता है कि यह भस्म होकर ही नाश होगी। सूर्य दिन-दिन बूढ़ा हो रहा है। 
मरने के पहिले कभी दो बुकते हुए दीपक की तरह भभक उठेगा और कभी ठढा-सा हो जायगा | 
जब भभकेगा तो उससे बडी ज्वालाए उठेंगी और उस ताप से भरुम होकर वाष्प हो जायगी। 
यदि इससे बच भी गई तो जब कभी सूर्य किसी प्रकार के मी जोतिष्पिए्ड से ट्करायगा तो यह 
स्वाहा हो जायगी। प्रलय के समय इसे अनेक सूर्यों की ज्वालाए सहन करनी पड़े गी। यही दशा 
एक रोज सब ग्रहों की हो जायगी ।” 


सर जेम्स जीन्स 0/980७7४०प४ एए७7/४७ (मिस्टीरियस यूनीवर्स) में लिखते हैं-- 
कोई दो अरब साल पहेले अचानक एक तारा आकाश में मटकते हुए सूर्य के निकट पहुँच गया। 
सूर्य व चन्द्र के द्वारा जेंसी प्रथ्वी पर लहर उठती हैं बैंसी ही भयकर लहर उससे सूर्य में उसन्न 
हुई, जो एक महान्‌ पर्वत की तरह ऊची उठ गई और अगशित ऊंचाई तक उठती चली गईं | 
फिर यह लहदर-पर्वत फूटकर बिखरा जिससे असख्य टुकड़े चारो ओर फैल गये व सूर्य के आसपास 
घूमने लगे | यही छोटे बढ़े ग्रह हैं जिनमें हमारी पृथ्वी भी एक है | 


्> 


६६ भागवत-वर्म या जीवन की ऋृतार्थता के 


पृथ्वी और शिरस्थानीय स्व॒र्ग' इस प्रिज्ञोकी की कत्पना की गई दे। इसे संक्षेप में 'शुः 'भुवः! 
'शवः कद्दा जाता है | विराद को “5 न्ञाम से पुकारा जाता दै। यह व्यक्त परमात्मा का रूप 
पघमझा गया है, अष्यक्त परमात्मा में स्पन्दन, कप या तरंग उठने से सृष्टि की जो श्रभिव्यक्ति हुईं 
और आकृति बनी वद्द “” आकार है। इसे प्रणव कद्दते हें। 5* के उच्चारण में जो नाद होता 
है वही कम्पन, स्पन्दुन, या तरंगन के समय का प्रथम शब्द या ध्वनि है। इसीसे कद्दा जाता है 
कि शब्द परमात्मा के साथ द्वी प्रकट हुआ | प्रत्रय के समय यह सारा विराट या ब्रह्माण्ड जक् में 
इब जाता है । है 
“तब दे राजनू , बिना ईंधन के अग्नि के समान विराट पुरुष--इसे ब्रह्मा 
भी कहते हें--अपने ब्रह्माण्ड शरीर को छोड़कर सूच्रम स्वरूप 'अब्यक्त' में लीन 
हो जाता है ।” ॥१२५॥ 
विराट्‌ पुरुष अग्निनरूप है। अग्नि की कल्पना हम उसके आधार इधन आदि के 
बिना नहीं कर सकते । पर यह विराट्‌ इस तरह श्रग्नि या प्रकाश-रूप है कि जिसके लिए फिसी 
ईंधन या शाश्रय फी जरूरत नहीं। यदि कोई इंधन कहा ही जाय तो खुद परमात्मा को ही उसका 
ईंधन कहना होगा। प्रललय के समय उसका यद्द सृष्टि-भूत्र विराट-रूप नष्ट दो जाता है और सारा 
बह्माए्ड असली अच्यक्त रूप में बदल जीता दे | इसका क्रम श्रगल्े श्लोक में बताया गया दे । 

” “वायु के द्वारा गंध खींच. लिया जाने पर प्रथ्वी जलरूप हो जाती है। 
ओर उस वायु से रस खींच लिया जाने पर जल अग्नि-रूप हो जाता,है। फिर 
अन्धकार के द्वारा रूप-रहित हुआ अग्नि वायु में और आकाश के द्वारा रपशे- 
दीन वायु आकाश में लीन हो जाता है ।हे राजनू , तदनन्तर्‌ काल के द्वारा अपने 
गुण शब्द से रहित होकर आकाश तामस अहंकार में, इन्द्रियां राजस अहंकार में 
ओर इन्द्रियों के अधिछ्ठाता देवताओं के साथ मन एवं बुद्धि सात्विक अहंकार में 
तथा अहंकार अपने गुणों सहित महत्तत्व में--और महत्तत्व प्रकृति में--लीन हो 
जाता है।” ॥१३-१४-१श॥ 
मी अ्ष्यक्त परमात्मा से लेकर व्यक्त सृष्टि में जीव शरीर व इन्द्रियों की बनावट तक हम 

पद्दिले उत्पत्ति-क्रम देख चुके हैं। उस सिलसिले में एक बात का गहरा विचार कर लेना यहां 


शुरू में वैज्ञानिकों का खयाल था कि विश्व एक यन्त्र की तरह है, पर अब वह एक 
कल्पना? (7688-0॥078!0) है, इस तरफ बढ़ रहे हैं। एक यह विचार भी है कि विश्व वरग- 
मय है। सर जान बुडरफ का मत है कि पाश्चात्य विज्ञान के अनुभव इसी सिद्धान्त को सत्य 
करने जा रहे हैं कि यह विश्व ब्रह्म-स्पन्दन का एक बुदबुद्‌ है, जिसका स्वरूप हमारी कल्पना में 
समाया हुआ है । 

विद्वान लोग विराद भगवान्‌ के चरणो के वलुओं को पाताल, एडियों और पादा- 
प्रभागो को रसावल, दोनों टलखनों को महातल, जघाशओ्ं, पिंडियों की तलावल, घुटनों को सुवल 
उद्च्रों को वितल और श्रवल, कटि के निम्न माग को भूतल, नामिदेश को आकाश, हृदय-स्थल 
के स्वलोक, ग्रीवा को महलोंक, मुख को जनलोक, ललाट को तपोलोक और सिर को सत्यलोक 
कहते हैं। (भागवत द्वितीय स्कध आ० १ में व भ्र० ६ में इसका सविस्तर रूपक देखने योग्य है ) 


पु हि ९ 9 
अध्याय ३ : माया, ब्रह्म ओर कम घ्ठ 


जरूरी मालूम होता है । र [ख्यवर ने पांच महाभूतों की पांच पन्मात्राएं सानी हैं--परथ्ची की गंध 
जत्त की रस, तेज की रूण, दायु की स्पर्श और आहाश की शब्द । इन्हें इन भूतों का गुण भी 
कहते हैं। श्री किशोरक्ञाल भाई पंचसूतों में व इन मात्राओं में जोढ़ा गया कार्य-कारण-सम्बन्ध 
स्वीकार नहीं करते | इसे वे अवैश्ञानिक व अनावश्यक मानते हैं। उन्होंने ४ भूत व ,६ सात्राओं 
पै--शब्द, स्पश (उष्णता व दबाव) प्रकाश, रस (विभिन्न स्वाद) गंध और संचार (चिच् त्‌ , 
लोह-चुम्बकत्व, चित्त-प्रवेश आदि) माना है । मुझे भी यह कल्पना अधिक युक्‍क्तियुक्त व घंज्ञानिक 
मालूम होती है। हि 
प्रत्येक पदार्थ अनेक रूपों में-->झाकार में--परिचर्तत पाता रहता है। कसी वह घन 

(8000) दशा में गैसे बरफ, पत्थर; कभी तरल जैसे पानी, दूध; कभी वायु जेसे कछोरिन, भाष, 
कभी इससे भी सूच्म, कहिए ऋाकाश, दुशा में देखा जाता हैं। ६न्‍्द्दींको क्षद्य करके पृथ्वी, जल, 
धायु, आकाश ये चार स्रृत साने रये हैं । इस प्रकार पदार्थों का रूप-परिवर्तन “भूत! श्र णी सें, 
क्रिया तथा गति-परिवर्तन 'तत्मान्ना! श्रेणी में आते हैं। प्राचीन शास्प्रकार चूंकि एक तन्मान्ना 
व सम्बन्ध एक भृत्र से मानते हैं, य्धां प्रलय-क्रम फा धर्णाच उसी विच्वारधारों के अनुसार किया 

या हे । पहले वायु एथ्वी के गुण को खींचती है जिससे वह जल-रूप हो जाती दै। ताप या 
गरसी ऐसा धर्म या वस्तु है जो पदार्थों के रूपान्तर होने में भ्रमिवार्य हो जाता है। भ्रग्नि या 
गरमी क्के बढने से सभी पदार्थ अपना रूए बदलने छगे । जो घनरूप थे वे तरल (जलन) हो गये, 
दरल्न बायु (गेस) बनने लगे, गेस आकाश (ईथर) और सूच्म दुशा में परिवर्तित हुए। इसी 
आशय को पूर्वोक्त तीन श्लोकों में स्पप्ट किया गया है। आकाश घक सब सहाभूत खतस हो गये। 
अब ठीनों प्रकार का अहक्वार अपने सूचमरूप--महत्‌ में--मह॒त प्रकृति में, प्रकृति परमास्मा में 
लोन हो जाती है| यह विज्ञय का क्रम हुआ । " 


“यह हमने जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, लय करने वाली भगवान्‌ की त्रिगण- 
सयी माया वा वणन किया । अब ओर क्या सुनना चाहते हो ९? ॥१६॥ 

राजा बोले--हे महर्ष, अब ऐसा उपदेश कीजिए जिससे “बिना जीते हुए 
चित्त वाले पुरुष के लिए दुस्तर इस इेश्वरीय मायए को स्थूल बुद्धि वाले मनुष्य भी 
रुगमता से पार कर जाय”? ॥१७॥ 

जब साया के भीषण व दुस्तर स्त्रर्प की करपना उन्हें हुई घो उन्होंने उसके पार 

होने का उपाय भी पूछा । वे केवल कुतूहल्त के क्षिए प्रश्न या वादविवाद करने वाले पुरुष म थे 
सच्चे जिज्ञासु थे । फिर संसार में अपढ़, स्थूल्ल घुछि वाले च हमोध लोगों फी संख्या अधिक है 
जिनका सतत चब्उल रहता है। खासकर उनके लिएु साया के इस अथाह व अपार सागर के छैर 
जाने का उपाय पूछुना शोर भी जरूरी था । 

“हे राजन्‌ , दुःख के नाश व सुख की प्राप्ति के लिए स्त्री-पुरुष-संबंध में 
बंधकर कमालनुष्ठान करने वाले पुरुषों को जो विपरीत फल मिलता है उसे देखना 
चाहिए। निरंतर दुख देने वाले-इस धन से जो अति दुर्लभ और आत्मा के लिए 
सत्यु-हूप ही है, तथा अनित्य गृह, पुत्र, कुददम्ब और पशु आदि को प्राप्ठ कर 
लेने से, लोगों को क्‍या सुख मित्र सकता है ९१ ॥१८-१६॥ 


भागवत-घधर्म या जीवन की कृताथंता 


रु) 


पद 


सृष्टि-रचना की विभिन्न कल्पनाएं 
यहाँ भिन्न-भिन्न विचार-पद्धुति से बनाये सप्टि-रचना-सम्बन्धी कुछ वृक्त दिये जाते हैं 
जिनसे पाठकों को तुलनात्मक श्रध्ययन करने में सुविधा रहेगी । 
हे १--सांख्य-मतानुसार 
पुरुष 3८ प्रकृति * 
| हर 


महत्‌ अथवा बुद्धि * 


सत्वराजस | तसोराजस 


अननीीननति नस 3 3+न नमन मनन नल जि ननीननीननीनीनिना--++-+ननन कक जनननमनननननननन न. न्‍ननन>नरनता२गफगरऋ२ऋ>2<औ>++ ०-०००००---०-००००+००००--००००००००-०० 


पाँच ज्ञानेनिद्रयोँ | पाँच कर्मन्द्रियों" मन. शाबद स्पर्श रूप. रस 


ही नल | 7 3] | पा ३) 


भ्राकाश वाधु तेज. जल प्र्थ्वी 
लिंग शरीर __|[.___[ [| | [_ 
। है कि 
स्थृूत्न शरीर जद सृष्टि 
जीव सृष्टि 


२--( वेदान्त के अनुसार ) 
परबह्म ( तत्त्व का स्वामी ) 


है 
मरह्म (तत्व)--(दोनों का निरंतर सम्बन्ध) 
| 











निग्युण हे 
मकर ईरवर 
जड़ष्मक चिदाष्मक 
सांख्य के क्त्व - कु यो 








॥--भ प्रकृति न विकृति, ३--परकृति ३--अकृृति-विक्ृति--तन्मात्राःछूचम महाभूत हलक 


अध्याय ३ : माया, ब्रह्म और कम ६६ 


हे ३--(श्री कि० घ० मश्न वाला के मतानुसार) 
१ ( पुरुष »< प्रकृति ) 
सचित्यसादात्मक या त्रिग्रुणात्मक 





हे अव्यक्त न व्यक्त... 
(अदृश्य, पुरुष या प्रकृति कहलाता है) : (दृश्य कद्द्ञाता हैं) 











-. महत्‌ अहंकार 
(दो घर्म--स्व॒रूप छति, प्रत्याधात) _ 
| ] 





| 
(छः घर्म--बारण, आकषण, अपकर्षण, 
सायुज्य, वैयुज्य, संलग्नता) । 
तामख सुख्य राजस मुख्य साल्विक मुख्य 
| ० १ | है 
चार महाभूत./< छः सान्नाएँ-----पॉँच कर्मेन्द्रियाँ.. चित्त और छः ज्ानेन्द्धिय 
| 2६ | (मन सहित) 





5 पल 4 
चित्तहीन चित्तयुक्त 
| 
सृष्टि | 
क ४--(श्री ओकाजी के मतानुसाए मेरे ह्वारा निर्मित) 
अव्यय १ हु 


(निमित्त कारण) अक्षर. कर (उपादान कारण) 


हि (शक्तिल्‍गति-क्रियारूप, सूचम ) 


(स्थिति) प्रतिष्ठा का (नामरूप) ज्योति यज्ञ है 
नास (अहम ) [ कं आल कक ४ सृष्टि) 
तत्त्व प्रह्मा (सुष्टिकर्ता) इन्द्र (रुद्र और प्राण). विष्णु, अग्नि; सोम) 

| | ॥0 ५ | 
१--प्रथमज (संहारक) (सूर्य) १-(यज्ञरूप, पालक) यज्ञ 
२--मूलाधार * '२-अन्नाकषेक (अज्ञादान 
३--गति-समुद्यय सूत्र विसर्गात्मक 
१-- [ इन्द्र + अग्नि +- सोम -- शिव (ज्योतिमंय) ९३-- [ ब्रह्मा विष्णु - इन्द्र -- अन्तर्यासी 
व संचालक (सृष्टिरूपी यज्ञ के) 
अश्रग्नि +- सोम >- यज्ञ [ अ्रग्नि +- सोम +- वस्तु 


>% खोम८-अज्ञ, श्रग्नि--आहुति-स्थान, विष्णु--श्रज्ञाकर्षक सूत्र । ' 
) अ्र्यय-- (१) तीन गुण--सत्‌, चित्‌, आनन्द | 
(२) तीन शक्ति--ज्ञा न; क्रिया, अर्थ | ह 
» (२) पाच कला--मन, प्रण, वाकू, विज्ञान, आनन्द (दीन गुण से पांच कलाए) 
हे सत्‌ चित्‌ 


ब्प 


छठ ५ भागवत-धर्म या जीवन की झवार्थता 


इसके लिए अधुद्ध ने पहल्ले इस घात की ओर ध्यान देने के क्षिए कहा कि सांसारिक 
सुख, विषय-भोग का क्या परिणाम होता है। प्रध्येक स्त्री-पुरुष दुख को सिटाने व सुख को पाने 
के लिए दाम्पत्य-संबंध में बंधते दें व तरह-तरह के कर्म करते है । फिर भी वे देखते हैँ कि दुख 
तो पीछे ही लगा हुआ है व सुख उसके सुझाबले में कहीं दिखाई नहीं देता । इस विपरीत 
परिणास का कारण उन्हें सोचना चाहिए । फिर वे सांसारिक सुख के माने जाने वाले साधनों-- 
धन, गृद्द, पुत्र, कुठम्ब, पथ आादि--के छुटा लेने से यह शंका प्रदर्शित करते हैं कि, भला इनसे फेसे 
सुख फी प्राप्ति हो सकती है ( क्‍योंकि घन एक तो आसानी से मिक्षता नहीं, दूसरे सदा दुःख का 
ही कारण बना रहता है और श्राष्मकल्याण के लिए तो मानो विषरूप ही है। एवं गृह, उन्नादि 
भनित्य है--आज हैं, फत्न नहीं हैं। इनमें लिप्त होकर या इनके सहारे मनुष्य इस माया फा 
झुऊावला फेसे कर सकता दे ? यहाँ प्रदुद का संकेत हन साधनों के सर्वथा त्याग की और नहीं 
बल्कि हमके सीमित उपयोग, सदुपयोग की व इसमें फँस न जाने की ओर है। सुख इन बाह्य 
साधनों पर अवज्ञम्बित नही है, बढ्किक मन की यत्ति पर है । वह लड॒ढू, फक्त, किताव, मूर्ति था 
ख्री की तरह फोई स्थूत्न वस्तु नहीं है कि उसके श्राकार-प्रकार छा घर्णन काके उसका परिचय 
दिया जा सके । वह एक भावना, वेदना या सवेदन है, जो पर्णन से परे है श्रौर केवल अनुभव 
किया जा सकता है। अपनी ज्ानेनिद्रयों द्वारा मनुष्य सप्टि के विविध पदार्थों के ज्ञान घ स्वाद 
को अहण करता है । हनमें जो ज्ञान, स्वाद था क्रिया उसे रुचिकर, प्रिय लगती है वह उसके क्षिए 
झुखकर होकर सुख घ जो भ्रुचि होकर दुखदायी द्वोती है पद्द दुःख कहलाती है। यद्द सुख-दुःख 
का अनुभव हन्द्रियों हारा हमारा सन ही अद्रण करता दै। इसमें इनकी सहायता के बिना फोरी 
फरपना से भी सुख-दुःख अट्टण व झनुभव करने की क्षमता है। मलुष्य को रुचि 4 अदुचि के 
भ्रनुसार उसके सुघ-दुःख की कज्पना भी एक-दूसरे से भिश्न होती है । तो भी जब मन को बहुठ 
सनन्‍्तोष, समाधान, शान्ति सालूम होती है उस अघस्था फो हम वास्तविक सुख की अवस्था 
कह्दते हैं । यह सन्‍्तोष जब उग्रता धारण करता है दो श्ानंद हो जीएा है। आनंद व शोक दोनों 


(४) शक्तिरूप परन्तु निष्किय है। 

(४) 'पर? व "ब्रह्म! भी कहलावा है । 

(६) श्रक्षर व क्र दोनों का अवलम्बन कारण है| 
(७) ज्ञान का विकास है। हें 


२--अज्षर ह ४---शर 
(१) शक्तिमानू--मियावान्‌ है, ईश्वर कहलाता है।. (३) निष्किय द्रव्य है। 
(२) क्रिया का विकास है। (२) श्रथ का विकास है। 
(३) सष्टिकर्ती हे (शानसय ताप से सृष्टि छोती है) (३) अव्यय की अपरा प्रकृति है। 
(४) निमित्त कारण है । (४) सष्टिका उपादान कारण है ! 
(3) अ्रव्यय के ज्ञान अ श से स्वेज्ष, च्रूूप अर्थ से. (3) अवर ब्रह्म कहलाता है। 
सवधित्‌ है। (६) इसीकी विश्व कह सकते हैं । 
(६) क्षुर से पर, अव्यय से अवर होने से परावर 
कहता है ) 


(७) झाव्यय की पराम्रकृति है । 3 


हे 


अध्याय ३ ; माया, ब्रह्म ओर करे ७१ 


सिरे की अवस्थाएं हैं । शौर सुख मध्यम अवस्था है । इसका संबंध चित्त के उद्गेक से नहीं, बल्कि 
समता से है। चित्त की अत्यन्त सम व निरीच्छु अवस्था में ही मनुष्य को पूर्ण सन्‍्तोष, सुख या 
समाधान अनुभव होता है । जत्र हम किसी भी निसित्त से अत्यन्त एकोग्रता, तन्‍्मयता का अनुभव 
करते हैं तो उस समय हमारे मन की श्रवस्था बहुत समता में रहती है । अतः जब किसी कारण 
से मन चन्नलता या विकार को छोदकर स्थिरता या समता का अनुभव करने रूगता है,, वब उसे 
छुख का द्वी अनुभव कद्दना चाहिए। इसके जिपरीत दुःख का अनुभव दम तब द्वोता है जब 
हमारा मंन किसी धक्के से अपनी सास्यावस्था छोड़कर डॉवाडढोल होता द्वे व एक सिरे से दूसरे 
तक लोट लगाता है । यह व्याकुलता की अत्रस्था है । हम कद्द सकते हैं कि वित्त की समता सुख 
की, व्याकुलता दुःख की अवस्था है। जौ मनुष्य विषय-भोंग में गक रहता है, श्रपने धन, स्त्री- 
पुत्नादि में ही डूबा रहता है, उसके सन फो बार-बार व्याकुब् और दुः्खी द्वोने के भ्वघर श्रधिकांश 
आते हैं। यद्द प्रत्येक के अनुभव की बात है। इसीकी ओर प्रबुद्ध ने इशारा किया है--- 

“मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि यह लोक व परलोक दोनों कस- 
८. जन्य घ॒ नाशमानू है तथा इनमें मंडलेश्बर राजाओं की भांति समान के प्रति 

स्पधा-होड़, लाग-डांट, उत्कष्ट के प्रति ह_िष और स्वयं उत्कृष्ट होने पर पतन का 
भय लगा ही रहता है ।” ॥२०॥ 

वे कहते हें के मत्युलोक, स्वर्गज्ञोक दोनों नाशमान हैं। जो वस्तु या रूप आज दे 
तह कल्न नहीं है, उसे नाशमान्‌ कहते हैं । उत्पत्ति श्रोर लय का. क्रम जैसे रूत्युलोक पर लागू है 
वैसे द्वी स्वर्गा दिल्लोको पर भी है ही । फिए मनुष्य को मरने पर झत्युलोक छोद़ना पढ़ता है और 
पुण्य जक्षीण होने पर स्वर्ग से उसका पतन द्वोता है, इस दृप्टि से भी वे उसके ज्षिएः नाशमान दी 
हैं। मनुष्य कर्मानुसार झुत्युल्लोक या स्वर्गलोक पाता है। अतः ये दोनो कर्म-जब्य हुए। फिर 
इनमें स्पर्धा, हू घ द पतन का भी भय रहता दी है। बराबरी वाले साधारण मलु्यों में स्पर्धा 
था लाग-डॉट अक्सर देखी जाती द्वै। अ्रपने से श्रेष्ठ के गुसों को न सह सकने से उनके प्रति दं ष 
पेदा हो जाता है । श्र खुद यदि ऊँचे पद्‌ पर चढ़ गये तो दूसरों को तुच्छ देखने, उनकी पव- 
गणना करने के फलस्वरूप चारों ओर विरोध का वातावरण बन जाने से पतन का भय रहता है। 
मन में अभिमान उत्पन्न हो जाने से भी-ऊरठ-पटोग कार्य दोने लगते हैं जिसका फल पतन द्ोतठा 
है। क्या रूत्युज्ञोक व क्या स्वर्ग, दोनों में ये त्रिविध भय विद्यमान दें । यद्द वस्तु-स्थिति मनुष्य 
को समझ रखनी चाहिए कि जिससे इनके लोभ में न पढ़कर इनसे परे धोने का उपाय कर सके | 


“अतः अपने उत्तम श्रेयार्थी जिज्ञासु को चाहिए कि वह शाढद्‌ ब्रह्म-- 
वेद--ओर परत्रह्म में परिनिष्ठित शान्तचित्त गुरु की शरण ले ॥२१॥ 
शाब्द्-अद्य.... 





- उन्होंने पहला उपाय तो यह बताया कि वद्द ज्ञान व ज्ञान-दाता की शरण ले ! शाउद- 
प्रह्म से यदाँ अभिप्राय ज्ञान से व गुरु से अभिप्राय ज्ञान-दाता से है । मनुष्य को ज्ञान स्वानुभद 
से, भन्‍्थवाचन से या ज्ञानदाता गुरु से मिल सकता है । स्वानुभव से ज्ञान पाने वाले संसार में 
विरले दी होते हैं। प्रन्थ व “गुरु से दी अधिकांश लोगों को ज्ञान मिलने की आशा रहती है ! 
शाब्द-ऋ्रद्य को हमारे यहाँ 'बेदू' कद्दा ज्ञाता दे । सृष्ठि की उत्पक्ति के पहले ही परमात्मा या बक्ल 


जरूर. | ५ भागवत-धर्म या जीवन की कृतार्थता 


में स्पन्दन द्वोने के साथ ही शब्द की उत्पत्ति हुई है. यद्द पहले बता घुके हैं । शब्द की स्थिति 
ब्रह्म में ही हो सकती है| अतः शब्द को भी ब्रह्म कहने का रिवाज है| वेद शब्दरूप भौर श्र्थमय 
हैं। श्र्थाव्‌ श्रक्तरों में लिखे हुए शब्दरूप दें भर प्रत्येक शब्द के श्रर्थ से युक्त हैं। भष्तर शब्द 
का स्वरूप घ श्र्थ उसका भाव या श्रात्मा है। बह्म शब्द या ध्वनि की जो शआाकृतियाँ ऋषियों के 
समाहित चित्त में स्फुरित हुईं या अवल्नोकन में श्राई उसीके अनुसार उन्होंने अछरों का रूप 
यनाया । उन ध्वनियों से जिस थ्र्थ -भाव, आशय या ज्ञान--फको ग्रहण किया गया वह वैदो 
में संगृहीत है । अतः चेद फो शाब्द-म्रह्म कहते हैं। सरक्ष भाषा में मूल ज्ञान के अन्यों को बेद 
कद्दते हैं। 'शब्द! भौर “विपय? के भेद से ज्ञान के हो भाग हो जाते हैं। पद्ले को श्रर्थाव 
, शब्दावच्छिन्ष ज्ञान फो चेद' और दूसरे फो अर्थात्‌ विपयावच्छिन्न को ब्रह्म! संज्षा है। शब्द! 
विपय को प्रकाशित करता है व 'विपय! झवद द्वारा प्रकाशनीय घर्णानीय वस्तु है । अत, 'वेद? ब्रह्म 
का वर्णन करने वाले हुए । जश्न हम शब्द सुनते व विपय देखते था अ्रनुभव करते दैं तो एक 
सामान्य ज्ञान भी होता है, जिसे संस्कार फहते हैं। इस तरह ज्ञान के तीन प्रकार हुए । यह 
संस्कार जब रूप-विशेष में परिणत होता है तो “विद्या! कहलाता है। इस विद्या से ही लोक- 
व्यवद्दार चलता दे | जबतक यह संस्कार है तभी तक आप स्व-स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं। आपके 
नजदीक विश्व-सत्ता हस संस्फार-सत्ता पर ही निर्भर करती है। जब संस्कार का प्रभाव हो 
जायगा तो आप विश्वातीत, मुक्त हो जाएंगे। अतः शब्दरूप 'बेद', विषयरूप 'ब्रद्म', दोनों की 
अ्रपेक्षा संस्कार-रूप विद्या को ही प्रधान-रूप से विश्व की स्वरूप-सम्पादिका कहना होगा। इस 
ज्ञान पर चितिक्रम से संस्कार-पुट लगने से विश्व घन गया है। सच तो यद्द है कि शान-धन 
परमात्मा द्वी विश्व मे संसृष्ट होकर, 'डपाधि-भेद से, वेद, ब्रह्म, विद्या--रूपों में परिणत हो 
जाता है। विश्व-सुष्टि में इन तीन तर्वों का ही साम्राज्य है । बश्षिकि यों कहना चाहिएु कि शब्द- 
ब्रह्म चेद-वक्त्त, विषय-ब्रह्म प्रह्मतत्त्व एवं संस्कार ब्रह्म विद्यातर्व है। 

ऋक , यजुः, साम, अथव॑-भेद से चेद चार प्रकार का है।* इसका विज्ञान भी दस यहाँ 
समस्त लें | अन्यय पुरुष या परमास्मा था पुरुषोत्तम की जब यद्द इच्छा हुई कि 'एको5हं बहुस्याम' 


१ इन चारो की शाखाए इस प्रकार हैं--ऋगवेद--२१, यज्ु---१०१, साम०--१००० 
व छथर्व ०--६, कुल ११३१ | इनमें से श्राजजल दो-चार शा।खाए मिलती है। इनमें विज्ञान, 
स्तुति व इतिहास मुख्य विषय हैँ | इनके श्रतिरिक्त सूत्रूप से, कर्म, उपासना, शान का निरूपणु 
किया गया है। भत्र, ब्रद्य, ऋषि, आदि विविध नामों से प्रसिद्ध हैं। इनका एक भाग ब्राह्मण 
कहलाता है। कर्म, उपासना, शानभेद से क्रमशः विधि, आरण्यक, उपनिषद्‌--ये तीन विभागे हो 
गये हैं। विधि भाग को ब्राह्मण, उपासना को आरण्यक और शान को उपनिषद्‌ कहते हैं। 
सहिता, विधि, आरणयक ओर उपनिषद्‌ू--यह चार पर्व मिलकर एक शाखा होती हैं। सहिता 
मूल वेद हैं | शेष तीनों का समुच्चय 'तूल' वेद है| सहिता ब्रह्म हैं, शेष तीनों ब्रान्‍्षण कहलाते 
हैं | ब्रह्म-त्राक्षण का ममुच्यय वेद है | मन्र--पआक्षणात्मक वेदों का अन्तिम भाग उपनिषद्‌ हैं | 
उपनिषद्‌ वेदान्त नाम से प्रसिद्ध है | वेदादेश का चरम लक्ष॑य जानप्राप्ति है) ज्ञान ही वेदान्त. 
हैं। वेद ईश्वर की वाणी है--निवास हैं। ईश्वर साज्षात्‌ चेदमूर्ति हैं। वेद भारतीय धर्म तथा 
दर्शन के प्राण हैं | भारतीय धर्म में जो जीवनी शक्ति दीखती हैं उसका मूल कारण वेद ही हैं। 
वेद अक्षय विचारों का मान-सणेवर है जहा से विचारधारा प्रदत्त होकर भारत-भूमि के मरितिष्क 
को उबर बनाती हुई निरन्तर बहती हैं तथा अ्रपनी सता के लिए उसी उद्गम भूमि पर अविलम्बित 


ँ 


अध्याथ ३ : माया, ब्रह्म ओर कर्म ७३ 


तो इसके साथ ही या पहले मन का शआाविर्भाव हुआ । थह इच्छा ही उसके सन का रूप है। इससे 
उसमें एक हृदय--बल-केन्द्र-राक्ति--उत्पन्न होती है । वही केन्द्रस्थ रस-बत्नात्मक तत्त्व 
कांमनामय होता हुआ, 'सनः नाम धारण करता हैं। कामना मन का ही व्यापार है। सबसे 
पहले इस मन से “विश्वरेत! (डपादानभूत शुक्) भूत कामना द्वी उदय. होती है ।---कामस्तद गे 
समचतताधि मनसो रेतः प्रथम यदालीत्‌ (ऋक ० ६०।२६।४) इस कामना से प्रथम वेद नास की 
सुप्टि-श्रें णी का प्रादुर्भाव होता है| परमात्मा की पाॉँच--आनंद, विज्ञान, मन, प्राण, चाक्‌ू-- 
क्ज्नाओं से क्रमशः पांच श्रेणी की वेद, लोक, प्रजा, भूत, पशु-स॒प्टि निर्मिद हुईं । इसमें वेद का 
संबंध आनंद-कला से है। चार बेढ। में त्रयी वेद ' --ऋक , यज्ञु, साम---'अ्रग्नि' वेद, व अथवस 
सोम? चेद है। त्रयी ब्रह्म स्वायम्भुव ब्रह्म है, अथर्व पारमेष्टय सुत्रह्म है। पूर्वोक्त पाँच श्रेणियों 


ऊ# 


रहती है। यह मारतीय साहित्य के सर्वप्रथम ग्रन्थ नहीं हैं, प्रत्युत्‌ मानवमात्र के इतिहास से इनसे 
बढवर प्राचीन पअन्थ अभी तक नही मिले है। भारतीय कल्पना के अनुसार वेद नित्य है, निखिल 
जान के अमल्य भाण्डागार है, घम को साज्षात्‌ करने वाले महषियों के द्वारा अनुभृत परमतत्त्व 
के परिच्रायक है | इष्ट-प्राप्ति तथा अनिष्ट-परिहार के अलोकिक उपाग्र को बताने वाले ग्रन्थ बेद 
टो है| बेंठ की 'वेंदता' इसीमे है किदवे प्रत्यक्ष से अ्रगम्य तथा अनुमान के द्वारा अनुद्धावित 
अलोब.क उपाय का बोध कराते है। 


वेद के दो विभाग हैं--मन्त्र तथा ब्राह्मण | किसी देववा-विशेष की स्थ॒ुति भे प्रयुक्त 


होने वाले अ्र्थ-स्मारक वाक्य को मन्त्र कहते हैं तथा यज्ञान॒ुष़्ान का विस्तारपवंक वर्शन करने 
वाले ग्रन्थ को ब्राह्मण | मन्त्रों के समुदाय को सहिता कहते 


वेदों का दूसरा नाम श्रति भी है। साक्षात्‌ कृतघर्मा महर्षियों के प्रातिभ च्तुओं के 
डारा अपरोत्ष रूप से अनुभूत अध्यात्म तत्वों की राश ही का दूसरा नाम श्रूति है। इसीलिए, 
भारतीय दर्शन में बेदो की इतनी महत्ता है। 

३ अव्यय ब्रह्म सर्वधा एक-रस रहते हुए भी उपाधिभेद से ब्रह्म, विद्या, वेद तीन 
स्वरूपो से बठ जाता है। प्रातिस्विक दृष्टि से ब्रह्म, विद्या, वेद तीनो एथक तस्त्व है । किन्तु अव्यय 
दृष्टि से तीनो अभिन्न हूं । यही कारण है जो “त्रयब्रह् सनातनम्‌ ! (मनु:) “जत्रयोवेदा:” “सेघान्रयी 
विद्यातपति” इत्यादि रूप से ऋषि तीना का अ्भेद-रूप में व्यवह्यर करते हैं । 

वेद सच्चिदानन्द-घन अव्यय इश्वर का निःश्वास, सत्ता अस्तित्व, अस्तित्व एवं जिसका 
परिज्ञान है वही वीसरा तत्व 'रस! (आनद है) धस्तु की उपलब्धि (प्राप्ति) वेद है। दूसरे शब्दों 
सें उपलब्ध पदार्थ ही वेद है | इस उपलब्धि मे रस, चित्‌, सत्‌ तीनो अंश हैं। आप एक पुस्तक 
उपलब्ध करते हैं | “पुस्तक है--उसे आप जानते हैं? इस वाक्य मे “पुस्तक? 'है? “जानते हैं? तीन 

७ बज ० मन वे 
अश हूं इसमे पुस्तक 'रस” हे--है 'सत्ता' है, जानते हें--चिदश” है | तीनो के समन्वय से 
. पुस्तक का रूप सम्पन्न हो रहा है। यही वेद है। वेद में तीनो हैं, अतएव वेद पदार्थ का-- 
'विद्यते इति वेद: 'वेत्ति इति वेद” “विन्दति इति वेद तीनों प्रकार से निवेचन किया जा सकता 
है। सत्तार्थक विद्‌* से विद्यते, जावार्थक दिंदः से वेत्ति, लाभार्थक “विद! से विन्दति बनता है । 
“विद्यते! सत्ता भाव का; 'वेत्ति' ज्ञानमाव का सूचक है एब विन्दति रस-भात्र समर्पक है। अतः 
प्रयेक पदार्थ सच्चिदानद है, वेद है | 


७छ भागवत-वर्म या जीवन की कृताथंता 


से सप्टि के क्रमश' पाँच पुर या मण्डल बने । स्वय॑भू , परमेष्ठि, से, प्थिवी, चन्द्रमा--६नममें 
त्रयीवेद तो स्वयम्भू-सण्डल्न हुआ व बह्य कहतलाया । व अथव परमेष्ठि होकर सुब्रह्म कहक्षाया । 
ध्रह्म' भ्राग्गेय होने से पुरुष, सुत्रह्म सोम होने से रुत्नी माना गया। त्रयी वेद्‌ या ब्रह्म के मध 
पतित यज़ु भाग में “यत्‌?---/जू? दो तरच हैं | इनमें 'यत्‌” गति-तच्व है । यही प्राण व वायु नाम 
से प्रसिद्ध है। 'जूः स्थितितेत््त दै, जो चाकू, भाकाश नाम से प्रसिद्ध है। अ्रत. प्राण, वाक्‌ , 
किया वायु +- श्राकाश--छूप स्थिति-गति-तष्व की सम्रष्टि ही यजुवेद-है । प्राणशरूप 'यव” के कास 
तप, श्रम से वाकरूप 'जू? भाग से सर्वप्रथम पानी उत्पन्न होता दै। तन्रयी ब्रह्म के वाक्‌ू-साग से 
उत्पन्न इसी झञाप तरव का नाम अथर्व वेद है । यजुरूप स्वायम्भुव ब्रह्म का पसीना ही अ्रथवंरूप 
सुन्नह्म है । इस प्रकार ऋक , साम्‌, यत्‌ , जू भेद से अग्निवेद चतुष्फक्ष हों जाता है। दूसरा दे 
आपोमय सोम (अथर्व चेद) यह भ्टग॒, अंगिरा भेद से दो भागों में विभक्त है । घन, तरल, विरज्ञ--- 
इन तीन अवस्थाओं के कारण भ्वग आप, वायु, सोम इन तीन अ्रव॑स्थाश्रों में बदुल जाता है। 
एवं अगिरा अ्रग्ति, यस, आदित्य इन अवस्थाओं मे । इस प्रकार आपोवेद षटकल हो जाता है। 
भूग-अंगिरा रूप आपाेद के साथ चत्तुष्कल् त्रयी वेद का समन्वय हो जाता दे। पूत्रोक्त पदुकल 
सुन्नह्म, सोम्य होने से स्त्री है । चतुष्कल न्रयीत्रह्म आग्नेय होने से पुरुष है। दोनों के समन्वय 
से ब्रह्म-सुब्रह्मात्मक विराट पुरुष का जन्म होता है। यद्ध वेद-सूर्ति पूर्ण-पुरुष अपने-अपको 


* 


इन्हीं दो भागों में विभक्त कर विराद को उत्पन्न करता है | है 
“ट्विघाकृत्वात्मनो देहधर्मनू पुरुषो5सवत्‌ । 
शअ्रधेन नारी तस्थां स विराजमसजत प्रभु, ॥ (मु १३२) 


ऋक , साम्‌, यत्‌, जू, आप, वायु, सोम, अग्नि, यम, श्रादित्य-भेद से वह विराद 
दशकल्न है। इस प्रकार वद्द प्रव्यय पुरुष ही वेद्रूप में परिणत द्योकर दृशकल् हो जाता है। 
दशकल्ल वे विराट  (शत० १॥१,२) यद्द बिराट्‌ पुरुष यज्ञ-पुरुष है। सुष्टि यज्लरूप हैं। क्योंकि 
अग्नि व सोम के संबंध का ही नाम यज्ञ है। अत. उस अव्यय पुरुष का श्रवयव-भूत सुष्टि-कर्त्ता 
दशाक्षर विराट द्वी यज्ञ-पुरुष है।* 

इस वेद-विज्ञान का तात्पर्य यह निकलता है कि घेद व्यक्त ब्रह्म के या सबष्टि के मूल 
वस्ों के प्रतिनिधि हैं । जो हो । प्रस्तुत प्रस्रण में शाब्द-वेद से अभिप्राय सत्य या मूल-ज्ञानदायी 

ग्रन्थों से दे । 

ज्ञान-दाता गुरु ऐसा वेसा नहीं चल सकता । वह श्म-निष्ठ, शान्त-चित्त धोना चाहिए । 
पुस्तक पढ़कर या रटकर 'भऋद्मज्ञानी” तो बहुत्रे हो जाते हैँ, खूब प्रवचन करते फिरते हैँ, व बड़े 
प्रन्थ रच डालते हूँ । पर कोरे पुस्तकीय कान या ग्रन्थ-लेखन से कोई ब्रह्मनिष्ठ नहीं हों सकता। 
डसके लिए ब्रह्म-सातवर की जरूरत है | बह्मेश्ञान के अनुरख्प जबतक उसकी वुत्ति था ज्ञीवन नहीं 





२ अग्नि-सोमात्मक यन्न द्वारा वेद-सत्य वितत होता है। ऋग्वेद अग्नि की प्रतिष्ठा 
यजुर्वेद वायु की, सामवेद आदित्य की, और अथर्व सोम की प्रतिष्ठा है। इस ठरह अग्नि, वायु, 
आदित्य और वरुण (सोम ) की प्रतिष्ठा रूप, ऋक ,-यजु-साम-अवर्व-भेद-भन्न वेद अग्नि 
रूप हूँ । प्राकृतिक नित्य अपौरुषेय वेद का मृतिं-पिएड ऋग्वेद, बदेविंतत देजोसएडल साम, साम 
एवं ऋगन्त, पाती गतिभावापन्न प्राण-तत्त्व यजु, है) तीनो का अधिष्ठा ता ब्रह्म सोम अथव है। 

रा 


अध्याय ३ : साया, त्रह्म और करे ७ 


स 


बन जाता तंबतक वह बअह्यनिष्ठ नहीं हो सकता । बह्मनिष्ठता या ब्राह्मी स्थिति के लक्षण गीता 
(अ्रध्याय २) में सबिस्तर दिये गये हैं । उन गुणों की सिद्धि हो जाने पर मनुष्य सहज ही शान्त- 
चित्त रहेगा, शान्त-चित्त व्यक्ति ही चंचल, श्रस्थिर अशान्त व्याकुल सांसारिक पुरुष को उसके 
दुश्खों से छुड़ाने का रामबाण उपाय बता सकता है। अतः उसीकी शरण जाने का उपदेश पनुद्ध 
ने पहले दिया । 

फिर उन गुरुदेव को ही आत्मा और इश्टदेव मानता हुआ उन्हींसे 
भागवत धर्मो को सीखे, जिनका निष्कषपट आचरण करने से स्वयं अपने को दे 
डालने चाले श्री हरि प्रसन्न होते हैं।” ॥२श॥। 

इसमें ज्ञानदाता के प्रति श्रद्धा व उसके बताये धर्म के निष्कपट आचरण का उपदेश 

दिया है। योग्य शानदाता या गुरु मित्र जाने के बाद उसके वचन व उपदेश पर यदि श्रद्धा न 
रक्‍्खी जायगी तो उसके अनुसार चलने का हो उत्साह नहीं दो सकता। इसी तरह यदि उसके 
व्यवहार में ढोंग व बनावट रद्दी तो वास्तविक ज्ञान या फल नद्दीं मिलेगा । अनुकूल फल सच्चाई 
से ही मिल सकता है। भगवान्‌ भक्त के सरल हृदय को, निर्मेल भाव को देखते हैं | जहाँ र्फटिक 

_की तरद्द शुद्ध हृदय मिल जाता है वहीं वे श्रपना बैकुणठ बना लेते हैं । ऐसा भक्त सममता है कि 
मैंने अपने को भगवान्‌ के अप॑ण कर दिया है, पर वास्तव में भगवान्‌ द्वी अपने को उसे दे 
डालते हैं । 

“सबसे पहले मन की सब ओर से असंगता, फिर साधु जनों का संग, 
सब प्राणियों के प्रति यथोचित दया, मैत्री एवं विनय का भाव, शौच, तप, 
तितिक्षा, मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचयें, अहिसा, सुख-दुःखादि इन्हों में 
समानता, आत्मस्वरूप हरि को सबेत्र देखना, एकान्त सेवन, अनिकेतता, पवित्र 
वस्त्र धारण करना, जो कुछ मिल जाय उसीमे सन्‍्तोष मानना, भगवत्संबंधी 
शास्त्रों में श्रद्दा रखना, अन्य शास्त्रों की निन्‍्दा न करना, मन-वाणी-करमे का 
संयम, सत्य भाषण, शमदमादि, विचित्र लीलाविहारी-भगवान्‌ के जन्म, कम व 
गणों का श्रवण, कीतंन व ध्यान, उन्हींके लिए समस्त चेष्टाएं करना, यज्ञ, दान, 
तप, जप, आचार अथवा जो कुछ भी अपने को प्रिय हो तथा स्त्री, पुत्र, गृह और 
प्राण ये सब परमात्मा के अपंण कर देना” ॥२३-२४-२४-२६-२७-२८॥ 

यो तो इसमें शारीरिक व मानसिक शुद्धि, संयम, सदाचार, एकाग्रता, समर्पण, सबका 

उपदेश दिया गया है परन्तु वास्‍्तविक जोर आत्मसमर्पण पर ही है क्योंकि वही भक्ति की परा- 
काष्टा और ज्ञान का सी फल है। पहले तो उन्होंने इस बात की आचश्यकता बताई कि मनुष्य 
अपने ध्यान को दूसरी सब बातों से हटाकर एक हृष्ट वस्तु का दी ध्यान रक्खे । फिर वह सज्जनों 
के संग ओर सम्पर्क में रहे जिससे उसकी असंगता इृढ होती रहे । सबसे पहले संग हमें अपने 
देह का छीडना चाहिए । क्योंकि आत्मा को मूलकर देद्द को महत्त्व दिया तो चद असत्संग के ही 
बराबर हैं | तब दुर्जनो के संग से बचे । फिर वह प्राणियों के साथ यथोवित व्यवद्दार करता रहे। 
दीनदहीन प्राणियों पर दय।, बराबर वालो के सा» मेन्री, उत्तम मद्दापुरुषों के श्रति नम्रता का 
भाद रक्‍्खे । इससे डसे तारतम्थ व विदेक की सिद्धि होगी । शरीर, वस्त्र, गृह आदि को सदा 


७६ भागवत-धर्म या जीवन की कृतार्थता 


स्वच्छ रवखे जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहे, व मन प्रसन्न रहे | स्वच्छुता केवल बाहरी नहीं भीतरी 
होनो चाहिए, मन का मैल निकल्षना चाहिए | वासना हो सन का मेल है। वासना से तरह-तरह 
के बिकार पेंदा होते हैं। उच्को कायम रखकर बाहरी सफाह रखना काजल के आसपास साफ- 
सुथरे काँच क्षयाने जेसा है। भोतर से मन्त पवित्र है ऊपर से शरीर, कपडे, घर सासान आदि 
साफ-सुधरे हैं तो ऐसे व्यक्ति को परसात्मा का दूसरा रूप ही समझती | 

तप से आशय यहाँ इष्ट वस्तु की प्राप्ति के ज्षिए सब प्रकार के सोहों, कप्टों, कठि- 
नाइयों व बाधाओं को प्रसन्नता से सहन करने व फिर भी श्रपने प्त से च्युत न होने की दृढ़ता 
सेद्े। - 

तितिज्ञा का मतल्नब है शारीरिक कष्टों की सद्दन करने की श्राइत्त डालना--जेसे गर्मी - 
पघरदी, परिश्रम श्रादि को सहना । अधिक बोलना या ब्रिना काम बोलना भी अच्छा नहीं हैं । 

व्यन्त आवश्यक हुआ तो ख़ुद किसीसे बोल लिया, किसीका बहुत जरूरी व महत्त्वपूर्ण काम 

हुश्रा और वह आया तो उससे जरूरी बाते कर क्षी । इस तरह सम्यक भाषण का ही भाव यहों 
मौन से लेना चाहिए। न किसीकी निन्‍्दा करे न किसीकी मिथ्या स्तुति, इसका नाम मौन है । 
जिसमें जो गुण हो उसे समय पद्दने पर कद्दना सच्ची रचुति है । बिना कारण पीठ पीछे फिसीके 
धश्पवगुण कहना निन्‍्दा है। निम्दा और स्तुति दोनों अवसरों पर यह कल्पना करना कि जिसकी 
निन्‍्दा था स्तुति में करता हूँ वह खुद में ही है, तो अपने-आप मौन सधने लगेगा । 

मौन रहकर करे क्या १ तो इसके किए स्वाध्ययय बताया । स्वाध्याय कहते हैं. सद्‌- 
प्रन्‍्थों के पठडन व सनन को । पठन से भी सनन का महच्व अधिक है| बल्कि मनन के बिना पठन 
एक तरद्द से निरथंक है । मनन का अर्थ पढ़े हुए पर विचार करना, योग्य-श्रयोग्य का चिन्तन 
करना, इससे दमारी बुद्धि में स्वतन्न विचार व निणेय करने को शक्ति श्रातरीव बढ़ती हं | इस 
स्वान्याय का परिणाम जीवन की सरलता होना चाहिए । सरल का अर्थ निष्कपट व सत्यमय 
जीवन । भीतर-घाहर एक-सा रहँना, मन से किसी प्रकार का पाप, छुक्न, प्रप््च, छिपाव, दुराव 
ने रखना । इसका यद्द श्रर्थ नही कि चाद्दे जो बात चाहे जिसे चाहे जिस तरह कह दीया कर दी 
जाय | यदि किसीने श्रपनी गुप्त बात हमसे कद्दी है तो उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हम 
पर है। दूसरों से वह बात हस इस तरह नहीं कट्ट सकते कि जिससे उसे हानि पहुंच जाय । उसके 
द्वित में ही हम उसे जहाँ तक बने उसकी श्रजुभति से कह या प्रकाशित कर सकते है सरलता का 
सीधा अर्थ यह है कि दमारे बाव-व्यवहार से किसीकों धोखा न हो, ऐसी सरलता में बडी मोद्दिनी 
होती दै । सरक्न मनुष्य के प्रति दूसरों को अपना हृदय खोलने में संकोच नहीं होता। क्योंकि 
रससे उन्हें धोखा होने का अ्रन्देशा नहीं रद्वता। सरत्नता का अर्थ सूर्खता या भोलापन नहीं. 
निष्कपटता है। जब हम दूसरों से धोखा खा जायें तो हम सुर्ख या भोले हे, जब इस सावधान 
रहकर धोखेबाजों, कुटिज् लोगो से चोकन्ने रहते हैं तो हम कुशल, दक्ष हैं। जब हम दूसरों को 
चकमा व धोखा देते है तब हम केपटी, कुटरिल, दुप्ट हैं। सरलता इन सबसे अनोखी चीज है। 
वह सत्य की भीतर-बाहर साधना से आती है। कुटिज्ष व धोखेबाज को भी सरजता के सामने 
झुक जाना पडता है । सीधा हो जाना पढता है। * 


दूसरों के हृदयों में घुज-मित्र जाने का प्रयत्न काने से सरलता श्राती हैं। सामने वाला 
अमखत की तरह दो या विष की तरह, अपने निजस्व को न छोडते हुए ढोनों में प्रवेश कर जाने की 





रःः ए्‌ 
अध्याय ३ : भागवत्त-ध्स का सस ५५७ 


५ 


बत्ति सरलता है । शकर का करला बनाया जाय तो क्या वह क्डवा त्वगेगा ? इसी तरह भक्षा 
आहमी बुरे में प्रवेश करे---डरे का आवरण चढा ले तो भी चुरे को भज्ञा ही प्रतीत हो जायगा। 
यह गुण सरलता में है । अ 

ब्रह्मचर्य--को यहाँ शारीरिक श्रर्थ में लेना चाहिए । क्याकि ब्रह्मचय का पूण अर्थ तो 
है ब्रह्म का आचार, यह तो बहुत ऊँची स्थिति हुईं | यही वो श्रभो शुरूवात ही है। अतः जननेद्विय 
का संयम इतना ही अर्थ अभीष्ट होगा | यह निश्चित है कि सन को काबू में रक्खे बिना इन्द्रियो 
का संयम एक हद से आगे नहीं जा सकता । परन्तु मन पर काबू पाने के लिए भी इन्द्रिय-सयस 
से ही शुरूआत करना पडेगी । तो जिनसे ऐसा सी त्रह्मचथ: न सधे क्या वे श्रय माग पर चलने 
का इरादा छोड दे १ नही, पहले वे नियमित व बहुत सर्याद्तित स्त्र-ख्री-संग से शुरू कर । केवल 
सन्तान-उत्पादन के अर्थ ही संग करे । सखी को भोग्य वस्तु नही, बढ्कि बराबरी का भिन्न, साथी 
मानने की भावना बढाव | सादा खाना, उचित व्यायाम, सात्यिक वातावरण, इष्टदेव या कार्य से 
तल्लीनता इन साधनों से ब्रह्मचर्य पालन करने मे सुगमता होगी । . 

- ब्रह्मचर्य के आ्रादर्श के संबंध स गाँधीजी के मननीय विचार 'मंगल प्रभात से यहाँ दे 
देना उचित है । क्‍योंकि गॉधीजी अपने झुग के व अपने ढंग के एक महान्‌ अह्मचारी थे | थे 
लिखते हैँ---“'त्रह्मचर्य सत्य अर्थात्‌ परसेश्वर-प्राप्ति का साधन है | जिसने सत्य का आश्रय लिया 
है उसकी उपासना करता है वह दूसरी कसी भी वस्तु की आराधना करे तो व्यभिचारी बन गया। 
फिर विकार की आराधना की ही केसे जा सकती हैँ ? जिसकी प्रव॒त्तियों सत्य के दुशन-के लिए दी 
है वह सन्तान-उत्पन्न करने या घर गिरस्ती चन्नाने मे पड ही केसे सकता है ? भोगविज्ञास द्वारा 
किसीको सत्य प्राप्त होने की आज तक एक भी मिसाल हमारे पास नहीं दें । अहधिसा के पालन 
को ले तो उसका पूरा-पूरा पालन भी बह्यचय के बिना असाध्य है। अहिसा श्रर्थात्‌ सबन्प्रापी 
प्रम । जिस पुरुष ने एक स्त्री को या स्त्री ने एक पुरुष को अपना प्रेम सॉप दिया उसके पास दूसरे 
के लिए क्या बच गया ? इसका अर्थ ही यह हुआ फ्ि हम दो पहले और दूसरे सब बाद को । 
पतिम्नता स्त्री पुरुष के लिए और पत्नीचरती पुरुष स्त्री के ज्ञिण सर्बस्व होसने को तेयार होगा। इससे 
स्पष्ट हैँ कि उससे स्वच्यापी प्रेस का पालन हो ही नही सकता | क्योंकि उसके प्रास अपना साना 
हुआ एक छुटम्त्र मौजूद है या तैयार द्वो रहा है। जितनी डसकी बुद्धि उतना ही सर्वव्यापी प्रेम मे 
विक्षेप होगा । सारे जगत्‌ से हम यहो होता हुआ ठेख रहे है । इसलिए अहिसाप्रत का पालन 
करने वाला विवाह के बन्चन से नहीं पड सकता । विवाह्द के बाहर के विकार की तो बात ही क्यो 

“तब जो विवाह कर चुके हें उनकी क्‍या गति १ उन्हें सत्य की प्राप्ति न होगी ? हमने 
इसका रास्ता निकाल लिया है--विवाहित अ्रविचाहित-सा हो जाय । इस बारे में इससे बढकर 
मुझे दूसरी बात नहीं मालूम हुई । इस स्थिति का सजा जिसने चखा है वह गवाही दे सकता हैं । 
विवाहित खत्री-पुरुष का एक-दूसरे को भाई-बहन मानने क्षग जाना सारे रूगछे-से सुक्त हो जाना है । 
संसार भर को सारी खरियों बहन है, माता है, लडकी है. यह विचार ही मनुष्य को एकदम ऊँचा 
ले जाने वाज़ा दे | बन्धन से मुक्त कर देने वाला हो जाता दै। इसमें पति पत्नी कुछ खोने नहीं 
उढ्टे अपनी पूजी बढाते हे । कुटुम्ब बढाते है। प्रेंस भी विक्ारखूप मेल के निकल जाने से बढता 
है । विकार चले जाने से एक-दूसरे के बीच कलह के अवसर कम होते हैं। जहाँ स्वार्थी एकांगी 
प्रेम है वहाँ कलह के लिए उ्यादा गु'ज्ञाइश है । 


| 


रू ४ रा |] 
भागवत्त-घर्म या जीवन की कृताथ्थंता ट 


“पूर्वोक्त प्रधान विचार कर लेने और उसके हृदय में बेठ जाने के बाद बअह्मचर्य से होने 
वाले शारीरिक लाभ, वीर्य-रक्षा आदि बहुत गौण हो जाते हैं । जान-बूककर भोगविलास के लिए 
चींय॑ खोना और शरीर को निचोड़ना क्तिनी बडी मूर्खता है ? वीय का' उपयोग तो दोनों की 
शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए हैं। विषय-मोग में उसका उपयोग करना 
दुरुपयोग है। और इस कारण वह वहुत-से रोगों की जड वन जाता है 

“ऐसे ब्रह्मचर्य का पाज्ञन मन, चचन ओर काया से होना चाहिए । हमने गीता में पढ़ा 
है कि जो शरीर को बस में रखता हुआ जान पडता है पर सन से विकार का पोषण किया करता 
है बह सूढ, सिथ्याचारी है। सबको इसका अनुभव होता है। मन को विकारी रहने देकर शरीर 

- को दवाने को कोशिश करना हानिकारक है । जहाँ मन है वहाँ अन्त को शरीर भी घसिटाये बिना 
नही रहता । यहाँ एक भेद समझ लेना जरूरी है। सन को विकारवश होने ढेना एक बात है, और 
सन का अपने आप अनिच्छा से बलात्‌ विकार को प्राप्त हो जाना या होते रहना दूसरी बात है। 
इस विकार में यदि हम सहायक न बने तो पअन्‍्त में जीत ही है। हम प्रतिपल् यह अनुभव करते 
हैं कि शरीर तो काबू में रहता है पर मन नहीं रहता । इसलिए शरीर को तुरन्त ही चश में करके 
मन को वश में करने का हम सतत यत्न करते रहें तो हमने अ्रपने कत्त उय का पालन कर क्िया । 
हम मन के अधीन हुए कि शरीर और सन में विरोध खडा हो जाता है। मिथ्याचार का आरंस हो 
जाता है। पर कह सकते हैं कि मनोविकार को दवाते ही रहने तक दोनों साथ-साथ जाने 
वाले हैं । - 


“इस ब्रह्मचये का पात्नन बहुत कठिन लगभग श्रसम्भव माना गया दे | इसके कारण 
की खोज करने से मालूम होता दै कि अद्मचर्य का संकुचित श्रर्थ किया गया है। जननेंद्विय विकार 
के निरोध-मात्र फो हो ब्रह्मचय-पालन मान जिया गया है । मेरी राय में यह अधूरी ओर गलत 
ब्याख्या है। विषय-मान्न का निरोध ही ब्रह्मदर्य है । ज़ो और इन्द्रियों को जहाँ-तहाँ भटकने देकर 

, केच्रक्ष एक ही इन्द्रिय को रोकने का प्रयत्न करता दे वह निष्फल है । इसमें सन्देह क्या है ? कान 
से विकार की बात सुनना, आँख से विकार उत्पन्न करने वाली वस्तु देखना, जीभ से विकारोत्त जक 
वस्तु का स्वाद लेना, द्ाथ से विकारों को उभारने वाज्ञी वस्तु को छुना ओर जननेनिद्रिय को 
रोकने का इरादा रखना आग में हाथ डालकर जलने से बचने का उपाय करने जैसा है। इसलिए 
जो जननेन्द्रिय का रोकने का निश्चय करे उसका सभी इन्द्रियों को अपने-अपने विकारों से रोकने 
का निश्चय पहले किया हुआ होना चाहिए । मुझे! सदा ऐसा जान पडा हैं कि तह्मचर्य की संकुचित 
व्याख्या से नुकसान हुआ है। मेरा तो यद्द निश्चित मत है ओर अनुभव है कि यदि हम सब 
इन्द्रियों को एक साथ वश मे करने का अभ्यास करें तो जननेन्द्रियों को वश में “करने का प्रयत्न 
शीघ्र ही सफक्ष हो सकता है। इनमें मुख्य वस्तु स्वादेन्द्रिय है ।”? 


ससार में दो आनन्द हैं, विषयानन्द ओर व्रह्मानद्‌ । ये एक ही आनन्द के दो नाम 
हैं । एक शरीर-भोग से प्राप्त होता है, दूसरा आत्मा-सोग से | जिस तरह शरीर आत्मा का विकार 
है उसी तरह विषय-सुख भी ब्रह्मसुख का विकार हे--छाथा' है | ब्रह्मचर्य-साधन का मतक्नब है 
शरीर-भोग से बचकर ब्रह्ममोग की तरफ मनको ले जाना। शारीर स्थायी नहीं है। उसकी 
अवस्थाएं बदलती रहती हैं। इसलिए उसका आनंद भी अस्थायी ओर परिवर्तनशील है। श्रास्मा 


हे 


पु 
अध्याय ३ : माया, ब्रह्म और कस ७६ 


च्थी 


एक खण्ड, समरस है । इसलिए डसमे लीन होने का आनन्द भी अखण्ड है। इसलिए इसे 
परमानंद कद्दा है। शक 

अहिंसा का अर्थ है प्राणिमात्र के प्रति समभाव रखकर व्यवद्दार करना। अपने स्वार्थ 
के लिए किसीको कप्ट न पहुँचाने की भावना भी अहिंसा ही है। इसका स्वरूप परिणाम पर 
उतना नहीं जितना कर्त्ता की भावना पर अवलम्बित रहता है। द्वालोंकि पाॉरणाम उपेक्षा करने 
जैसी बात नहीं है । अनजान में जो दूसरों को कष्ट पहुँच जाता है या द्वानि हो जाती है, उससे 
कर्ता को हिसा का दोष नहीं लग सकता । हाँ, मालूस होने पर उसे दुःख पश्चात्ताप जरूर द्वोगा। 
इसी तरद्द च्णिक आवेश या क्रोध मे बच्चों को उनके हित के ही लिए, जो मार-पीट दिया जाता 
है व बीमारों के साथ उनके स्वास्थ्य के लिए जो सख्ती की जादी है या कमजोर आदमी बहुत 
बलवान के सहसा श्राक्रमण के मुकाबले मे कुछ मारपीट अचानक कर बेठे तो वह हिंसा नहीं के 
बराबर है। क्णिक उद्बेक नहीं, बल्कि वृत्ति ही श्रहिंसा--हिसा की सच्ची कस्रौदी है। दुनिया 
आचरण को सरलता से देख लेती है, व॒त्ति खुद अपेने को जल्दी मालूम हो जाती है। दुनिया 
आचरणों के ताँतों से वुत्ति का अनुमान लगाती दे । इसीलिए हम केवल वृत्ति के भरोसे अपने 
आचरण या उसके परिणाम की तरफ से उदासीन नहीं रह सकते । फिर मनुष्य का खून चूसकर, 
लूटकर चीटी, बन्दर, कुत्तों की रक्षा के लिए जो अति चिन्ता देखी जाती है वह भी विक्ृत अहिंसा 
सममूनी चाहिए। जबतक हम अपने चित्त को राग-द्व ष से मुक्त करने का प्रयसन नहीं करगे 
तबतक समभाव या अहिसा की वृत्ति बनना कठिन होगा । स्पार्थ से राग-द्वे ष उत्पन्न होता है। 
स्वार्थ साधक वस्तुओं व ध्यक्तिय। के प्रति राग--डचित व आवश्यकता से अधिक प्रेम या, 
आकर्षण--और बाधको के प्रति द ष, अरुचि, घुणा उत्पन्न होती है । 

जब हम स्व्रार्थ को छोढंगे या कम-ले-कम डसे ऐसी मर्यादा में रक्खेगे जिससे दूसरों को 
हानि पहुँचाये बिना उसकी सिद्धि होती रहे तभी हम राग-हं ष से छूट सकेगे। कुटुम्ब, समाज, 
देश व सारे भूसण्डल मे यदि शान्ति व स्वास्थ्य हम चाहते हों, व वह रह सकती है, तो अहिंसा के 
अहण व पालन से ही--केवल व्यक्ति-जीवन में नही, समाज-जीवन में भी उसे प्रतिष्ठा देकर । 
जो भगवान्‌ की ओर--समाज व सश्टिरपी भगवान्‌ के स्वरूप की ओर--जाना चाहते हैं उन्हें 
व्यक्तिगत जीवन में ही अ्रहिंसा के किंचित्‌ पालन से सनन्‍्तोष न मानना द्वोगा। बल्कि समाज- 
जीवन में भी उसे प्रविष्ट करने के लिए बडे उत्साह व छगन से काम कुरना होगा । हम सदा एक- 
दूसरे का गला काटकर न तो जीवित ही रद्द सकते हैं न पनप ही सकते है। हमे परस्पर प्रेम, 
सहयोग, सद्भाव, सौजन्य का मार्ग ही अख्त्यार करना होगा । और वह अहिसा के सिवा दूसरा 
नहीं हो सकता । 'सनुष्य-स्तव्रभाव से हिंसा नही छूट सकती । बुद्ध व इंसा-मसीद्र के अहिंसा- 
प्रचार का आखिर क्या नतीजा निकला ? उन्तके अनुयायी देशो में घोर हिंसा फैल रही है तो 
फिर आगे हिला के मिटने की क्या आशा की जाय ? ये दल्लीले थोथी हैं । प्रत्येक विचारशील 
मनुष्य हिला के मुकाबले से अहिसा की श्र छता को मानता है। मनुष्य स्वभावतः तो अहिंसा से 
ही चलता है, मजबूर होने पर ही हिंसा का श्राश्रय लेता है। इसे वे स्वीकार, करते हैं। साम्य- 
वादियों का तो ध्येय दी अन्त मे समाज से हिंसा का बहिष्कार करना है। उसकी उग्रवहार्यता 
पर ही अधिक लोग शंकार्श,ल पाये जाते है । किन्तु प्रयत्न करने से संसार मे बहुत कठिन व 
असम्भव सममी जाने वाली बाते भी आसान व प्रत्यक्ष होती हुई देखी जाती हैं । अतएव मनुष्य 


हा] 


८घ०. भागवत-वर्म या जीवन की ऋतार्थता 


का कत्त व्य इतना ही है कि जो वस्तु उसे आवश्यक व हितकर मालूम होती है उसके) लिए बिना 
रुके, उत्साद्द के साथ इृढ़ता से प्रयत्न करता चला जाय। कोरा चिचार, तक, शका-कुशका 
करते रहने से सरल वस्तु भी कठिन व पेचोदा. वन जाती हे व कार्य करने व करते रहने से 
कठिन व पेचीदा वस्तु भी आसान व सरल हो जाती हे । 

हृदय की कोसल, स्तिग्घ भावना से अ्रहिंसा की उत्पत्ति दे । वह दूसरे को अभय का, 
निश्चिन्तता का श्राश्वासन देती है, जिसके फल-स्वरूप हमें श्रपने ग्राप निर्भयता और निश्चिन्तता 
का वरदान मिल जाता है | अपने उद्देश की सिद्धि के लिए स्वय क्ष्टे उदाना--इसका सूल मन्त्र 
ओर एक पहलू है । कष्ट सहन की इस श्ाँच में तपने हुए भी खामने वाले के श्रत्ति प्रेस की खदुल 
फुहदार वरसाना, इसका दूसरा पहलू है। परसार्थ को छोड 6 तो उच्च स्वार्थ-सिद्धि के लिए भी 
अहिसा रामबाण शोर राजमार्ग हे । यह पढ़ने व सोचने का विषय नहीं, करने का हैं। जेसे-जेंसे 
श्राप अनुभव व प्रगति करते जायेंगे इसके स्वाद, सुस, लाभ का परिचय अ्रपनें-आराप श्रापकों 
होता जायगा । जो भगवान्‌ के मार्ग पर चलना चाहते है उनके लिए तो यह एक अनिवार्य 
द्वाए है। , 

श्री ज्ानदेव ने अहिंसा चृत्ति का वर्णन बडी ललित भाषा में किया है अहिसा का 
श्रमेक प्रकार ले वर्णन किया गया है । और सताभिमानियों ने उसका निरूपण '्रलग-अलग 
क्षिया है, परन्तु वह ऐसा है जेसे त्रक्ष की शाखाए काटकर तने के चारो ओर उनकी बागुर बनाई 
जाय श्रथवा जेसे अपने बाहु तोढकर पहाग्रे जायेँ व उनसे भूख की पीडा शान्त की जाय, श्थवा 
किसी देवता का सन्दिर तोड बाग बनाई जाय क्योकि कर्मकाण्ड का निर्णय ऐसा हैं कि हिंसा से 
ही श्रहिंसा उत्पन्न द्वोती है । वे कहते है फ्ि गनात्रष्टि के उपद्रव से सम्पूर्ण विश्व पीडित द्वोता हे । 
इसलिए अनेक पर्जन्यव॒प्टि-यज्ञ करने चाहिए । परन्तु इन यज्ञों के मूल में स्पष्ट पशु-हिसा ही 
रहती है | तो फिर उनसे अहिंसा का तट केसे दिखाई दे सकता है ? कंत्रल हिंसा बोहए तो क्‍या 
अहिंसा उपजेगी १ वास्तव में श्र््टिसा का शरीर मे व्याप्त हो जाना मनुष्य के आचरण से जाना 
जाता है ! जेसे कसौटी से सोने की जाति व्यक्त द्ोती है वेसे ही ज्ञानव सन की भेट होते ही 
अहिंसा का रूप प्रकट होता है । उसका स्वरूप सुनो--तरज्ञों को न लांघते हुए लहरों को पाँवों 
>से न तोडते हुए पानी की स्थिरता न सिदाते हुए श्रामिष पर दृष्टि रखकर जेंसे वगुला जल में 
मपट कर किन्तु धोरे से पाँव रखता है, अथवा अमर जेसे केसर के दृथ्ने के डर से कमल पर धोरे 
से पाँव रखता है वेसे ह्वी परमाणुओं में छोटे-छोटे जोच भरे हुए जान जो पुरुष उनपर से अपने 
पाँव करुणा से श्राच्छादित कर चलता हैं, जो जिस सार्ग से चलता हैं उसे करुणा से भर उता है, 
जिस दिशा की ओर देखता है उसे प्रेमपूरित कर देता है शोर जो श्रन्य जीवों के तले अपना जी 
बिछा देता है, इस प्रकार जिसके जतन से चलने का वर्णन श्रधवा परिमाण नहीं हो सकता, बिल्ली 
प्रेम से बच्चों को मुँह में पकडती है तो जेसे उन्हे उसके दाँतों की अणियाँ नहीं लगतीं अथवा 
वात्सल्यमयी माता बालक की बाट जोहती है तो उसकी दृष्टि में जेसी कोमलता द्वोती हे, अथवा 
कमल-दल्ञ को धीरे-धीरे द्दिज्ञाकर ली हुईं वायु जिस भ्रकार नेत्रों को झदु लगती हें,- वेसी मदुता 
से जो भूसि पर पाँव रखकर चलता हे उसके पाँव लगते द्वी जीवों को सुख होता हे, वह आहिस्ता 
चलते हुए यदि कुमि-कीटक देख ले तो सोचकर धीरे-ले पलट जाता है। जीव जानकर तृण को 
भी नहीं बाँधता तो फिर किसी जीव की अवराण ना क्ररके जाने की बात दह्वी क्या ? जिसकी चाल 


अध्याय ३ : माया, ब्रह्म ओर कर्म 


पक 


में कृपा-हपी फूल और फल आते हैं और जिसके वाचिक कर्म यदि देखो दो ऐसा मालूम होता है? 
मानो उसकी वाणी से दया जीवन धारण करती है, जिसका श्वास लेना ही सुकुमार है, जिसका 
मु प्रेम का नेहर--अद्वट सण्डार--है और: दाँत क्या हैं मानो माधुय के भ्रंकुर फूटते हैं। 
वाणी के आगे-आगे प्रेम पत्तीजता है और भ्क्षर उसके पीछे-पीछे चत्नते हें, शब्द पीछे प्रकठ होते 
हैं; परन्तु कृपा पहले, यह समझकर कि कुछ बोलूँ तो कदाचित्‌ मेरे वचन 'किसीको ज्ञरग न 
जायेँ | श्रतः अव्वल तो बोलता ही नहीं और यदि बोलते हुए कोई अधिक शब्द निकल जायें 
तो जिसके मन में यह भाव रहता है कि क्लिसीका म्ं-मेद न हो ओर किसीके मन में सन्देहद 
उत्पन्न न हो या प्रचलित बात न कट जाय अथवा सुनकर कोई डर न जाय अथवा उल्लटकर 
गिर न पढ़े । एवं किसीको क्लेश न हो तथा कोई आँख उठाकर न देखे और यदि कदाचित्‌ 
किसीकी प्रार्थना से बोलने को उद्यत हो तो जो श्रोताओं को माता-पिता के समान प्रेमी जान 
पडता है, मानों शब्द-ब्रह्म ही मूर्तिमान्‌ हो आया हो, अथवा गंगा का जल ही उछुलता हुआ 
दिखाई देता ही, अ्रथवरा जैसे पतिब्नता को चृद्धावरस्था प्राप्त हुई हो । जिसके शब्द सत्य और रूदु, 
परिमित ओर सरस होते हैं, मानो अस्त की लहर हों, विरुद्ववाद का बल्ल, प्राणी को ब्याकुल 
करना, उपहास करना, छुल करना, मर्म-स्पर्श करना, प्रतिज्ञा, अवसान, कपट, आशा, शंका 
और प्रतारणा भश्रादि दुयुग्णों का जिसकी वाणी में श्राभास भी नहीं रहता। जिसकी दृष्टि भी 
स्थिर रहती 'है, मानो भूतत-मात्र में जो परब्रह्म भरा दे उसमें' कदाचित्‌ दृष्टि चुभ जाय इसलिए 
जो प्राय: किप्ती श्रोरें देखता ही नहीं ओर यदि क्िघ्ती समय आन्‍्तरिक कृपा से श्ँखें खोलकर 
देखे तो जेसे चन्द्रबिम्ध से निकलती हुई घाराएं गोचर नहीं होतीं किन्तु चकोरे एकदम आनंद 
में कूमने क्षयते हैं, वेसा ही आ्राणियों का हात् होता है। जो किसी ओर भी देखे परन्तु ऐसे प्रेम 
के साथ कि बेला अवलोकन-प्रेम कुर्मी भी नहीं जानती, भूतमात्र की ओर जिसकी दृष्टि इस प्रकार 
की रहती है। जिसके पर भी स्थिर रहते हैं, कृतकृत्य हो जाने के कारण जैसे सिद्ध पुरुषों के 
मनोरथ व्यापार-रद्दित हो जाते हैं वेसे ही जिसके हाथ क्रियारहित, कम करने में असमर्थ और 
कर्म का त्याग हिये हुए रद्दते हैं, जेसे इंघनरह्वित व छुकी हुई अग्नि हो अथवा गूँगे ने मौन 
धारण किया हो वेसे ही जिसके द्वाथों को कुछ कत्त व्यता बाकी नहीं रहती और थे अकुर्ता होकर 
बढ के पद पर आए बेठते दैं--वायु का धका पहुँचेगा, आकाश को नख क्षण जायगा--इस बुद्धि 
से हाथों को द्विलने नहीं देता तो फिरे शरीर पर॑ बेठी हुईं मक्खियाँ उड़ाना, अथवा आँखों से 
घुसते हुए कीड़े उडाना अथवा पशु-पत्तियों की डर की मुद्रा दिखाना इत्यादि बातें कहाँ रहीं ? 
जिसे दण्डां-ज्षकड़ी भी नहीं भाती तो फिर शर्स्त्रों का कहना ही क्‍या हैं? अगर अवसर आये 
तो जिसके हार्थो को यही श्रभ्यास रहता है कि वे जुढ जायें अथवा अमय देने के लिए उठ जायें, 
अथवा गिरे हुए कौ उठाने के लिए फेल जायें, अथवा आत्त' को कोमंज्ञता से स्पश करें, पशुओ्रों पर 
भी जिसके हाथ ऐसे फिराये जाते हैँ कि उनके स्पर्श के' सासने सलयानिल भी तीत्र ज्ञान पड़ता है 
ओर जो सर्वदा मुक्त रहते हैं जेसे चन्दुन के शीतल अ्रवयव न्ञ॒ फलने परे भी निष्फत्ष नहीं जान 
पड़ते । सार बात यद्द है कि जब्र मन में खूब अर्दिसा भरी रहतो दै तब पके हुए फल्न की. सुगनन्‍्ध 
की तरह प्रेम से प्रकट द्वो निकलती है। एवं इन्द्रियाँ मन की ही सम्पदा खर्च कर श्रहिंसा-रूपी 
व्यापार करती हैं | पंडित जैसे बालक का हाथ पकड़ कर आप ही स्पष्ट अच्तरों की रेखाएँ ' लिखते 
हैँ वेसे ही मन अपनी दयालुता हृथ-पाँचों को पहुँचाता है और उनसे अरद्विसा प्रकट करवाता है! 


८२ भागवत-धर्मे या जीवन की ऋताथ्थता हि 


गाँधीजी मंगक्ष प्रभात में लिखते हैं--“सत्य की, अ्रह्विंसा की राह्द जितनी सीधी दे 
उतनी तंग भी है | खांढे की धार पर चब्नने के समान है। जरा चके कि आये नीचे धम से; पत्न- 
पत्न की साधना से ही उसके दर्शन होते हैं| जिशासु या साधक के सामने यह सवाद्य खड़ा हुआा 
कि मार्ग में झ्ाने वाले संकटों को सद्दे या उसके लिए जो नाश करना पढ़े वह करता हुआ शआागे 
बढ़े । उसने देखा कि जो नाश करता है वद्द तो आगे नहीं बढ़ता, दर पर ही रद्द जाता हे, सकट 
सहता है तो आगे बढ़ता दे | पहले ही नाश में ठसने देखा कि जिस सत्य की उसे तलाश है वह्द 
बाहर नहीं, भीतर है । इसलिए जैसे-जेसे नाश करता जाता है वेसे-वेसे पीछे रद्दता नाता है । 
सत्य दूर हठता जाता है । 

हमें चोर सताते दें । अपनी रक्षा के ज्षिणु हमने उन्हें दुस्ड दिया । उस-समय यहां से 
जरूर भाग गये, लेकिन दूसरी जगह जाकर संघ मारी | पर वह जगद्द भी हमारी है। यानी हम 
औँधेरी गछ्ली में जाकर टकराये । घोर का उपद्वव बढ़ता गया, क्योंकि उसने तो चोरी को श्रपना 
कत्त ब्य सान क्षिया है । दम देखते हैं कि इससे तो अच्छा यही है कि चोर का उपत्रव सद्द क्षिया 
जाय | हससे उसे समझ अ्रावेगी | इतना सह्दने पर हम देखेंगे कि चोर हमसे भिन्न नहीं हें। 
हमारे तो सब सगे हैं, सब दोस्त हें, उन्हें सजा नहीं दी जा सकती | ल्लेकिन उपद्रव , सहते जाना 
भी बस नहीं । इससे कायरता पेदा होती है । अतः दमें अपना दूसरा विशेष धर्म दिखाई दिया। 
चोर जब अपने भाई-बन्धु हैं तो उनमें वह भावना उस्पन्न करनी चाहिए। श्रर्थाव्‌, हमें उन्हें 
अपनाने का उपाय खोजने तक का केंट्ट सदने को तेयार होना चाहिए । यह अ्रद्दिसा का भार्ग है । 
इसमें उत्तरोत्तर दु.ख सदन करने की जरूरत है, अदूृट धीरज सीखने की जरूरत है। और येदि 
यह सफल द्वो जाय तो अन्त में चोर साहुकार बन जाता है। हमें सत्य के अधिक स्पष्ट दर्शन 
द्वीते हैं । इस प्रकार हम जगत्‌ को मित्र बनाना सीखते हैं। ईश्वर की, सत्य की मद्दिमा श्रधिक 
समभते हैं, संकट सहते हुए भी शान्ति-सुख बढ़ता है, साइस भी बढ़ता है और हम शाश्वत- 
अशाश्वत का सेद अश्रधिक समझने लगते हैं, कत्त व्य-भ्रकत्त ज्य का विवेक अ्रच्छा ऊूगने लगता हे, 
गंव मल जाता है, नम्नता बढ़ती है, परिग्रद्द भ्रपने-अप घट जाता है शोर देह का मेज्न -रोज-रोज 
कम होता जाता है । ह हे 

यह भ्रहिंसा वद्द स्थूत्ष वस्तु नहीं है, जिसे भाज हम देखते हैं ।, किसीको न मारना 
तो दे दी । ठुरे विचार-मात्र हिंसा हैं | उतावद्ली---जलदबाजी--8िंसा है, मिथ्याभाषण हिंसा हे, 
जँगत्‌ के ल्षिए जो घस्तु आ्रावश्यक है उसपर कब्जा रखना भी हिंसा है| लेकिन जो हम खाते हैं 
घद्द जगत्‌ के लिए आवश्यक है । जहाँ खड़े हें पद्दाँ सेकढ़ों जीव पढ़े पेरों तले कुचल जाते हैं। 
यद्द जगद्द उनकी है तो फिर क्या अआत्मद्स्या कर लें तो भी निस्तार नहीं। विचार में देह का 
संसर्ग छोड़ दें तो श्रन्त में देह हमें छोड़ देंगी। यद्द मोहरद्विव स्वरूप सत्यनारायण है । यह 
दर्शन अधीरता से नहीं होते ) यह देद हमारी नहीं है । हमें मिह्नी हुई घरोहर है, ऐसा समझकर 
इसका उपयोग करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए । हे 


इतना सब समझ लें कि अहिंसा बिना सस्य की खोज असम्भव है। अहिंसा व सत्य 
सिक्के की श्रथवा चिकनी चिकती के दोनों पडलुभों की भांति विव्कुल्ष एक-समान हैं । उसमें उल्धटे- 
सीधे की पद्दचान कैसे हो ? तथापि श्रहिंसा को साधन और सत्य को साध्य मानना चाहिये। 
साधन हमारे हाथ की बात है । इससे अद्विसा परम धसमे माना गया। सत्य परमेश्वर हुआ। 


डे 


| 


अध्याय ३ : साया, तह्म और कम ८३ 


साधन की चिन्ता करते रहेंगे तो साध्य के दर्शन किसी दिन कर ही लेंगे। इतना निश्चय कर 
किया तो जग जीत लिया ।?? ४ 
संसार में सुख-दुःख का दौरा द्ोता ही रद्दता है । यद्यपि इसका. मुख्य संबंध प्रधानत 
व्यक्ति के अ्रपने कर्म से है तथापि 'आसमानी-सुलतानी” कारण भी निमित्त हुआ करते हैं। भक्त 
या साधक रो चाहिए कि पहले तो ऐसे ऋमों से ही बचे जो दुखदायी हों । फिर भी जो दुःख उप 
पड़े तो उसे हिम्मत से सद्दे घ सुख आ जाय ठो उसमें बद्द न जाय । दोनों के प्रति वद्द समता या 
उदासीनता का भाव रखे । 'नारायण सुख-दुःख उभय अमत फिरत दिन ,रात, बिन चुल्लाय ज्यों 
जा रहे बिना कद्दे त्यों जात ।” ऐसी निश्चिन्त बृत्ति मन की बनावे । यददी बात हे, शोक, लाभ 
हानि, संयोग-वियोग आदि के अवसरों की समझना चाद्दिए । इन्हें दन्ह्र कहते दें। 
सुख वा यदि वा दुष्खं प्रियं वा यदि वा$प्रियम्‌। ! 
प्राप्तमप्राप्तमुपासीत हृदयेनापराजितः ॥! 
यह वाक्य हृदय में अंकित कर रखना चाहिए । 
हतनी साधना के बाद अब साधक को सब जगद्द भगवान्‌ को दी व्याप्त देखने का 
अभ्यास करना चाहिए, जो कि आत्मरूप से सब घराचर में रमण कर रद्द ह । इसका '्थ यह 
है कि वद्द अपने अस्तिस्व को भी स्वतंत्र व पृथक न माने । जब सारी सृष्टि हरिमय दे, हरि का 
ही रूप है तो वषद्द स्वयं उससे केसे बचेगा ? और यदि वह भी हरि का ही रूप दे तो फिर उसे 
अपने स्वतंत्र व पृथक अस्तित्व का ज्ञान, भान या अभिमान केसे रहेगा ? जो सर्वत्र हरि को 
देखेगा वह किसकी बुराई करेगा, किसे शत्र समझेगा, किससे लडेगा ९ 

एकान्तसेवन से श्रभिप्राय यहाँ भीड़-भढ़क्के, प्रखिद्धि, विज्ञापनधाजी से बचने का है । 
जो इनके फेर में पढ़ जाता है उसकी साधना छूट जाती है, अपित अरष्ट हो जाती है। इनकी चाह 
उन्हीं लोगों को होती है जो अपने त्षदय की सिद्धि को मुख्य नहीं, बल्कि भीतर-ही-भीतर अपनी 
कीर्ति को सुख्य मान रहे हैं | दुनिया का रिवाज है कि जो कीर्ति व प्रसिद्धि के पीछे पड़ता है 
दुनिया उससे नफरत करने लगती है व कीर्ति भी उससे दूर भागती दहै। इसके विपरीत जो अपने 
काम में ही मगन रहते हैं उनकी कीर्ति फेलाने वाले अनेक ज्लोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसके लिए 
घेये की आवश्यकता द्वै । एक संस्कृत कवि ने स्तुति के लिए जो कहा दै वही कीरिप्र-सिद्धि पर 
भी भलीमाँति लागू होता है--“यह स्तुति-रूपी कन्या अभी तक कुँचारी ही बनी हुई दै-- 


वरमाला हाथ में लिए-लिए घूमती है, इसके अनुरूप कोई वर ही नहीं मिलता; क्योंकि विद्वान 
उसे नहीं चाहते व मुर्खों को वह स्वयं. नदीं चाहती ।? 


जिन भक्तों ने किसी सेवा-का्य को ही भगवान्‌ की भर या सेवा का साधन मानकर 
अपनाया दे उन्हें समाज को अपनी सेवा का दिसाव देना पड़ता दै। समाज के खर्च से जो काम 
चब्बतां है उसका हिसाब लेना समाज का घ देना सेवक का कत्तन्य है। उसका विवरण समाज 
के सामने उपस्थित करना हसके अन्तर्गत त्याज्य नहीं दे । 


एकान्य सेदन का शाबिदक अर्थ द्दी लिया जाय तो उसकी आवश्यकता साधन-काद्ष , 


में ही समझना. चाद्दिए । दृष्ट सिद्धि होने पर तो समाज के द्वित के ्षिए हमें समाज में दी भ्रधिक- 
तर रहना होगा । 


री 


प्ष्टे भागवत-घधर्म या जीवन की कऋृता्थता 


|| 

अनिकेतता से तात्पर्य किसी प्रकार के परिप्रद्द न रखने से है। घर, जमीन, 
जायदाद जैसी कोई चीज अपने स्वामित्व कौ न रखे । संसार की सब वस्तुओं पर ईश्वर का-- 
साम्यवादी की भाषा में समाज का--स्वामिध्व माने । जो-कुछ प्राप्त हो या करे वह ईश्वर कौ-- 
समाज को चढ़ा दे। उसके उपयोग के बाद जो बचा-खुचा--प्रसाद---यज्ञशिष्ट” रहे उसे श्राप पा ले । 
इप्ती वृक्ति का संकेत 'अनिकेतता” के द्वारा किया गया है। अतः जो-कुछ मिल जाय उसमें सन्‍्तोष 
मानने की आदत डाक्षना चाहिए । अपनी जरूरतों के ख्िएु दूसरों पर अन्याय, श्रत्याचार किसो 
दुशा में न करना चाहिए । दूसरों को ठगकर, धोखा देकर अपना निर्वाद्द करने का यरन न करना 
चाद्दिए । धर्म-पूर्वक सेवा करते हुए जो सह्दज-रूप से मित्र जाय उसीकों भगवान्‌ का अलुग्रह 
सम फकर प्रसन्न रहना चाहिए। 

पठन-पाठन भी ऐसे ही अन्धों का करना चाहिए जिनसे हमारे अन्दर 'सद्भावनाएं 
उदय हों, सह्दिचार जाग्रत हों, सत्कर्म की प्रेरणा हो । भगवान्‌ क्‍या है, सृष्टि से व जीवों से 
उसका क्या संब'ध है, जीवों के कल्याण के ज्िए उन्नकी क्‍या झ्ाज्ञाएं हैं, इत्त बातों का अध्ययन 
व चिन्तन करता रद्दे । दूसरी वाहियात, गन्दी, निरथंक किताबों के बदले ऐसे भागवत्‌-शास्त्र पर 
श्रद्धा रखना द्वी कल्याणकारी है। याद रखिए कि भगवान्‌ उसके स्त्ररूप से जुदा नहीं दो सकता । 
यह सृष्टि ही सगवान्‌ का स्वरूप है। इसे-छोड़कर उसे कहीं अन्यन्न ह्ँढ़ने की जरूरत नहीं है । 
हसकी सेवा ही भगवान्‌ की सेवा है| इसके जीवों का तिरस्कार भगवान्‌ का ति(रुकार है। उनका 
पीड़न-शोषण भगवान्‌ का पीड़न च शोषण है भगवान्‌ की चर्चा व गुणानुवाद करने वात्ते 
शास्त्रों से मिन्न दूसरे शास्त्र भी दें जिनमें समाज की उन्नति, व्यवस्था-संबंधी श्रनेक विषयों की 
चर्चा ह--जेसे समाज-शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति-शास्त्र, भौतिक-शासत्र आदि । हम जब सृष्टि 
में परमात्मा के सिवा दूसरा कुछ मानते ही नहीं हैं, तो दूसरे शास्त्र भी प्रकारान्तर से भगवान- 
संबधी शास्त्र द्वी हो जाते हैं । अतः उनकी निन्‍दा न करनी चाहिए। भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय वाले 
भगवान्‌ की मूत्ष एकता, ब्यापकता को भूलकर सकुचित वृत्ति से अपने साम्प्रदायिक खाहित्य की 
स्तुति व दूसरों के साहित्य की निन्‍दा करते हैं। यह बृत्ति दूषित है और भगवान्‌ को श्रप्रिय 
तथा दमें उससे दूर ले जाने वाली है | भगवान्‌ रास ने दनूमानजी से कहा है-- 
हैं धो अनन्य जाके भ्रसि मति न टरहिं दनु मन्‍्त । 
8 में सेवक सचराचर-रूप स्वामि भगवन्त ॥? 
सचराचर-रूप भगवान्‌ हमारा स्वामी है । दस उसके सेवक हैं। ऐसी जिसकी भावना द्वोती है 
वही अनन्‍्य भक्त हैं। वह्द निन्‍्दरा केवज्न पाप की, छुराइयों की, कुकर्मों की, कुमार्गों की, कुसंगति 
की करेगा । किसी न्यक्ति, समाज, सम्प्रदाय, ग्रन्थ, या शास्त्र की नहीं । ऐसा कोई व्यक्ति, धर्म, 
समाज, सम्प्रदाय, व्यत4स्था झोर शास्त्र नहीं हो सकता, जिसमें केवक्ष बुराई ही हो । अ्रतः किसीकी 
ऐकान्तिक निन्‍दा कभी नहीं की जा सकतो । हाँ, जिस अंश में छुराई हो, जिस कार्य में बुराई हो 
उसकी उसी भ्रश तक निन्‍्दा--आलोचना श्रावश्यक है और वह जञाभदायी भी होती दै। फिर 
निन्‍दा व आज्ञोचना करने का श्रधिकार भी चाहिए। जो न्यायबृत्ति सेव समभाव से निष्पत्ष 
होकर विचार कर सकता है, वही प्रसगानुसार आलोचना व निनन्‍्दा करने का पात्र कहा जा सकता 
है । त्रुटि दिखत्ाना आलोचना कहलाती है । गुण-दोप दोनों का विश्लेषण करना समाव्बोचना व 
लोगो की निगाह में गिराने का- उपाय निनदा कहलाती है। निन्‍दा उसी अचस्था में करने की 


अध्याय ३ : माया, ब्रह्म ओर कम 4 


आवश्यक्ता उत्पन्न होती है जब सुधार के उपाय बेकार साबित हुए हों और जनमत को 
आकर्षित करना अनिवार्य हो गया हो। शुद्ध द्वित-साव से ही यह सच -करना जायज द्दो 
सकता है। 
अनावश्यक वस्तुओं का उपयोग या उपभोग न करना संयम है । मन के हानिकर 
या निरथक संकल्पों-विचारों को रोकना मानसिक संग्रम है-। फिजूल गपशप न लगाना, ऊद- 
पटांग न बकना, उचित आवश्यक व हितकर ही बोलना, वाणी-का संयम है। इसी तरह अपने 
को गिराने या दूसरों को द्वानि पहुँचाने वाले कामों से ब्रचना कर्म का संयम दे। संयम दूसरों को 
उनकी सुख-सुविधा स्वतंत्रता की सुरक्षिता की गारण्दी देता है व आसपास विषय-भोग व 
बुराहयों से बचने की किलेबन्दी करता है। कोई भी काम सम्पूर्ण तभी कटद्दा जा सकता है जब 
मन, वचन, कर्म--तीनों का मेज्ञ उसमें हो ० 
सत्यभाषणु--शुरुवात का नियम है। कम-ले-कम माँग है। मन में हम जिस वस्तु 
' को जैसा सममभते हैं वेसा ही मुह से कहना सत्यभाषण है। मन में।जो-बुछु हे सभी बिना 
विच्ारे कह डालना सत्यभाषण के लिए जरूरी “नहीं है, यह अविचेक है । जो-कुछ, हमारे मुंह स 
निकलते वह हमारे आन्तरिक भावों का प्रतिनिधि हो और सामने वाज्ञा धोखे में न पडे--यह 
सत्यभाषण के क्िए लाजिमी है ।- सत्यभाषण से दी मनुष्य की प्रतिष्ठाव साख रद्दती है। 
साधारण समाज-व्यवहार के लिए भी आवश्यंक दे तो फिर जो ब्यक्ति भगवान्‌ के रास्ते ही चल 
पढ़ी है उसके लिए तो अ्रनिवरार्य द्वी हे । हि 


मन की शान्ति को शम और इन्द्रियों के संयम को दम कहते हैं । हमारे कार्य-जगत्‌ में केसे 
दी |भूचाल आवे, पर मन उसी तरह अडिग, अटल, स्थिर बना रहे जेसे तूफान व लहरों के उठने 
पर भी समुद्र बहुत हुआ तो उसको क्हरें ऊपर-ही-ऊपर सतह पर उठकर खतम द्वोगई', भीतरी 
शानिति, स्थिरता, ज्यों-की-त्यों अविचल रही । मनुष्य जबतक विषय-भोग, स्वार्थ, म्हर्वाकाँक्षा 
को श्रपनाये रखता है तबतऋ यह शानित उसे नसीब नहीं हो सऊृती । इस मानसिक शान्ति कां 
पद्ल्ला कदम है दम--इन्द्रियों को वश में करने का प्रयत्न | यह नियम बना लेना चाहिए कि 
आंख से दम भगवान्‌ का ही रूप देखें--अपने उच्च लच्य या पवितन्न हृष्ट के रूप--सौन्द्र्य के 
सिवा दूसरी किस्ली वस्तु के रूप पर कद्दू, न हों--कानों से उप्तीकी चर्चा सुने, मुह से डखीके 
सम्बन्ध में बात कर, हाथ-पांतर सब डसीकी सिद्धि में जुट पढ़े' । जब इन्द्रियां बेकाबू, हौने लगें 
तो दा या शारीरिक श्रम के किस्ली काम में “उनको ल्ञगाकर थकाने का डपाय किया जा 
सकता है । | ' 


घच 
7 


अन्त में श्रपत्ता सर्वस्व भगवान्‌ के समर्पण करना है । इसके दो भाग द्वो जाते हैं--एक तो 
भगवान्‌ में तन्‍्मय हो जाना--उसीके जन्म, कम, गुणों का श्रवण, कथन-कीर्तन और ध्यान, दूसरे 
डनके प्रत्यर्थ श्रपती सब क्रियाएँ--यज्ञ, दान, जप, तप, आचार व संब प्रिय वस्तुएं--रुत्नी, पुत्र, 
गृद्द, प्राण, श्रादि--अरपण कर देना । पंहला भाग चित्त की एकाम्रता से सम्बन्ध रखता है, दूसरा 
हमारी भावना के उल्केष से । एक भगवान्‌ में ही हमारा ध्यान केन्द्रित हो जाने से हमको सब कुछ 
जगह-जगह वही दिखाई देने लगता है, जिसका फल्न यह होता है कि हम 'अपने-आपको स्वथा 
उसीके अधीन, उसीमें क्लीन, उसौमें ब्याप्त पाते हैं और श्रपनी ' प्थक्‌ सत्ता को भूल जाते हैं। 
फिर जीवन में दम जो भी कुछ करते हैं वह सब्र उसीके लिए, उसीका हो जाता है । हमारा 


घ5 भागवत-धस या जीवन की क्ृतार्थता 

जो-कु्ठ प्रिय है, वह सम उसीझा है, वही तो हैं। इस सीमा तक पहुँचना ही माया को पारकर 
जाना है। 'मसगवान्‌ हमसे जुदा है? यह माया का प्रभाव दै। “भगवान्‌ हममें है, हम भगवानू 
में हैं? यद माया का अमाव हदै। 


मक्कति के भी दो रूप दैं--एक तो यह कि भगवान्‌ को एक श्यक्ति मानकर उसका श्रवण- 
कीतन आदि करना, दूसरा उसको सृष्टिब्यापी, सष्टिर्प सानकर उसकी सेवा करना । पहली 
साधना भक्ति की प्रारम्मिक अवस्था है, दूसरी अ्रन्तिम । बृद को पकडकर वह सिन्धु को पा गया, 


मृति को ग्रहण करके श्रसल्ियत तक पहुँच गया । जब हमने सष्टिब्यापक विश्व-रूपक विराट्‌ 


परमात्मा को पदचान लिया, उसके अ्रपण अपने को कर दिया तो फिर हमारी सब चेष्टाएं, क्रियाएं, 
कर्म-रुज्ञाप टसीके लिए हुए। यही भाव समाज में बन्धुभाव, समभाव, दुयाभाव भौर इनसे 
उसपन्न सेवाभाव की बुनियाद हैं। मनुष्य सेवा के ज्षिए उत्पन्न दशा है, सुख के लिए नहीं। 
सेवा ही उसके क्षिए सुख है | सेवा ही उसके लिए कैतंब्य दे। क्‍योंकि जहां जो अभाव दे उसकी 
पूर्ति करना सेवा है । वह अभाव चाद्दे व्यक्ति का हो, समाज का हो, जाति का होया सारे जगत्‌ 
फा हो । सम्पूर्णता का अनुभव सुख की पराकाष्ठा है। उसमें कमी या श्रटि का होना ही अभाव है 
ओर यही दु.ख् का कारण होता है। इसका निवारण सुख है। सम्पूर्णता में शरीर, मन-चुद्धि, 
आत्मा--तीनों के पूर्ण विकास व सम्पन्नता का भाव समाया हुआझा है। शरीर का पूर्ण स्वस्थ होना, 
मन-पुद्धि का शुद्ध व पुष्ट होना तथा आत्मा का मिमंतज्ञ बलि व व्यापक द्वोना सम्पूर्णता का 
संकेत करता है। ब्यक्ति ध समाज दोनों का--शर्थात्‌ ब्यक्ति के ऐकान्तिक व सामाजिक दोनों रूपों 
यथा अंगों का हृतना विकसित हो जाना संपूर्णंवा की सीमा तक पहुँचना है। ब्यक्ति का अपने तह 
सीमित रहना जीव-भाव घ विश्व तक च्यापक द्योना शिव-भाव दै। जीव व शिव दोनों के 
सामंनस्य में सम्पूर्णता है । जीव भोर शिव श्रर्थात्‌ ब्यक्ति व समार्ज के जीवन में सम्पर्शता को 
सामने रखते हुए जो मी प्रटि, कमी या अभाव प्रतीत होता हो उसकी पूर्ति करना परमात्मा को 
सेवा करना है | परमात्म-समर्पण का यद्द वांछुनीय फल्न दहै। समाज को, दीन-दुखियों, अनाथों 
पीड़ित-पतिर्तों की सेवा से भगवान्‌ को पाने में भी सद्दायता मिलती है और भगवान्‌ को पा जाने 
के बाद इससे भ्रात्म-सन्तोष घ शान्ति मिलती है। कर्तम्य-पाल्न का या भगवान्‌ की सेवा कर लेने 
का झात्म-सुख मिल्नता है जिसके बराबर संसार में दूसरा सुख नहीं दे | बल्कि यद्द कष्दा जाय पो 
दर्ज नहीं कि दुनिया में सच्चा, अखणड, पूर्ण सुख यदि कुछ दे तो वद्द यही है। 


“इसी प्रकार कृष्ण ही जिनके आत्मा और स्वामी हें उन पुरुषों से प्रेम 
करना, म्थावर जंगम दोनों प्रकार के जगत्‌ तथा महात्मा और साधुओं की सेवा 
करना, भगवान्‌ के परम पावन गुणों का परस्पर कथोपकथन करना तथा जिससे 
आपस मै प्रेम, सन्‍्मान व शान्ति का विस्तार हो, ऐसे ही कम करे ।”? ॥२६-३०॥ 

फ़िर बहु ऐसे ल्लोगों से प्रेम बढ़ावे जिन्होंने अपने को भगवान्‌ या समाज या बिश्व के 
हाथों में सोप दिया दो और इन्हींको जिन्होंने भपना आएमा, प्राय, स्वामी सब कुछ मान दिया 
हो । किन्तु इतने ही से उसे संतोष न मान लेना अधहिए, बल्कि प्राशिमात्र की ही नहीं, जड-चेतत 
सब शरान की सेवा में उसे अपने को खगा देंगा चाहिए । साघु-संठों की श्रावश्यकताओं का उसे 
कासतौर पर ध्यान रखना चाहिए; क्‍योंकि वे सबंदा दूसरों के द्वित में ही क्गे रददते हैं । उन्हें खुद 


बल 


रू 
अध्याय ३ : माया, ब्रह्म और कर्मे ८७ 


अपनी जरूरत की सामग्री जुटाने की फुरसत नहीं रद्दती। अतः बिन्होंने अपना जीवन अ्रभी 
सर्वथा परमार्थ या परद्वित में नहीं दवगा रखा है उनपर उनके भरण-पोषण की जिम्मेदारी अपने- 
आप झा जाती है। इसकी व्यवस्था उन्हें इस भावना से करनी चाद्विए मानो इश्न सेचा या कीय॑ 
द्वारा वे सवर्य बड़भागी हुए हों । उनपर उपकार करने, भागे-पीछे उनसे अपने लिए कुछ लाभ 
उठा लेने या हो जाने की भावना अथवा आशा से यह व्यवस्था करना हमारी स्वार्थ साधने की 
योजना का एक अंश ही कद्दा जायगा । इसके झलावा यदि बोलना हो तो भगवान्‌ कौ---अपने 
इृष्ट, ध्येय की ही चर्चा, उसकी सिद्धि के सिलसिले में ही बातचीत, भाषण लेखन आदि करना 
चादिए | और इस बात की सदा सावधानता रखनी चाहिए कि दमारे हाथों ऐसे ही कार्य-कर्म--हों 
जिससे परस्पर व्यक्तियों, जातियों, समाजों, देशों श्रोर जीवों में प्रेम, सन्‍्तोष व शान्ति का विस्तार 
हो । इससे बढ़कर जीवन का ध्येय, उपयोग व सफलता या क्ृतार्थता और क्या हो सकती है? 


भिन्न-भिन्न ध्येय--वर्तमान संसार में मनुष्य के हतने प्रकार के ध्येय प्रचद्षित हैं--- 


(१) श्रपने स्वार्थ व सुख में ही लगे रहना । इनमें कुछ लोग तो यद्द मानते हैं कि 
दूसरों को धोखा देकर, ठगकर, हानि पहुँचाकर, पीड़ित करके भी श्रपना स्वार्थ सघे तो साथ 
क्षेना चाहिए । कई ज्ञोग जबान से इस बात को नहीं कहते, पर ब्यवद्दार में ऐसा ही आचरण 
करते हैं । उसपर दुःखी होते या पछुताते नहीं। बल्कि अक्सर ऐसी दलील देते देखे जाते हैं कि 
इसके बिना संसार में जीवन नद्दीं चल सकता । दूसरे ऐसे लोग हैं जो जान-बूककर इस हृद तक 
नहीं जाते, मजबूरी से भले ही ऐसा कुछ कर लें । वे सिद्धान्ततः मानते हैं कि दूसरों को द्वानि न 
पहुँचाकर उनके स्वार्थ-सुख में बाघक न होते हुए ही स्वार्थ-लाधन करना नीतियुक्त है। जब 
ऐसे अवसर श्राते हैं तो उन्हें दुःख व पछुतावा होता है, किन्तु ज्ञाचारी दै--इस वाक्य में यह 
घुज्न या घुल जाता दे । 

(२) दूसरी श्रेणी उन लोगों की दै जो स्वतंत्रता, समता, बन्धुता का श्रादर्श रखते 
हैं। स्वार्थ ठो थोढ़ा-बहुत सभीके पीछे लगा रहता है; परन्तु इन ज्ञोगों ने इस श्रिपुटी को 
जीवन में प्रधानता दी है व स्वार्थ-सिद्धि को गौण माना है | इन तीनों की सिद्धि में दी वे व्यक्ति 
व समाज का सुख, हित मानते हैं । इनकी योजना में समाज की श्रेणी, जाति, सम्प्रदाय, वर्ण 
आादि भेद कायम हैं । ये इस त्रिपुटी द्वारा उनके सामब्जस्य का प्रयत्न कंरते हैं। इन्होंने प्रजा- 
सत्ता की या जन-तंत्र की प्रणाह्नी को जन्म दिया है । 


(३) एक भर श्रेणी है जो व्यांक्तमान्न की समता की द्वामी है और समाज में आर्थिक 
विभाजन पर भ्राश्नित किसी श्रंणी या वर्ग को स्वीकार नहीं करती। वह भेदों या वर्गों में 
सामब्जस्य नहीं चाहती, उन्हें बिल्कुल ही मिटाकर वर्गंद्दीन समाज की स्थापना करना चाहती 
है । इसमें मनुष्य परस्पर समता, श्रेम और सहयोग से रद्देगा । व कोई किसीको ठगेगा, लूटेगा, 
चूसेगा, या जोर-जबरदस्ती करेगा । वह किसी शास्क-मण्डज्ञ के नहीं एक तरद्द के उ्यवस्थापक 
मण्डल के श्रधीन रहेगा । इसमें ल्लोग शक्ति भर काम कर लेंगे, जरूरत भर प्राप्त कर लेंगे। धन 
व सुख-साधन की इतनी विपुल्ता होगी कि चोरी, बेईमानी, धोखाधड़ी, लूटखसोट, शोषण, जोर- 
जबरदस्ती की जरूरत द्दी न रहेगी । 


(४) चौथी श्रेणो उन श्लोगों की है जो सेवा में दी सुख मानते हैं। उनका स्वार्थ 
जीवन की साधारण आवश्यक्रताओं तक ही परिमित रद्देगा । उसकी पघमाज-व्यवस्था का पभ्राधार 


श्री 


पद भागवत-घर्म या जीवन की कृतार्थता 


समता नहीं त्याग है। समता में एक-दूसरे के अधिकार सुरक्षित रखने की भावना है, त्याग में 
एक-दूसरे के लिए प्रसन्नतापूर्वक अपना स्वार्थ-सुल कुछ कम करने, स्वयं कष्ट उठाकर भी दूसरे को 
सुखी करने की भावना है। समता की भावना में फिर लडाई-रगढ़े की, पंच-पल्चायत की, अ्रतएुच 
शासक-मणढल की जगह रहेगी। त्याग” व “सेवा? की भाजना में इसकी कतई गुल्जाइश नहीं 
रहेगी, जड़ ही कट जायगी । जोर-जबरदस्ती कौ, किसी भी प्रकार के बल्ल-प्रयोग को, हिंसा को, 
यह शुरू से ही नाजायज मानते हैं। परस्पर प्रेम, सहयोग, सेवा के बल पर ही यह शुरू से-- 
झपनी ज्यवस्था की इमारत रचना चाहते हैं | इसमें श्रम को प्रधानता रद्देगी । मनुष्य अपने श्रम 
से जो कमावेगा उसमें ले पहले जरूरतमन्दों के लिए रखकर फिर अपने काम में लेगा। जरूरतें 
बहुत कम होने या रखने से विपुलता तो काफी रहेगी दी । इसकी व्यवस्था में केन्द्रिय सत्ता की 
कल्पना नहीं दै। बहुत ब्यापक बातों के लिए एक व्यवस्था-मण्डज्ञ रद्द सकता है। अधिकांश 
जनता स्वावलम्बी, स्वाश्रित एवं स्वपयौप्ठ रहेगी ! 

पहले प्रकार के ल्लोगों को साम्राज्यवादी, दूसरे को जनतन्त्रवादी, तीसरे फो साम्यचादी, 

चौथे को रामराज्यवादी या सर्वोदयी कहें तो हर्ज नहीं । 

यह कछपना या घ्यवस्थाए एक-दूसरे से ऊँची हैं, चौथी में मनुष्य-जीवन का जो ध्येय 

चतल्ाया गया है वह पूर्वोक्त भक्ति के आदर्श से मेज्ञ खाता है । 

“इस प्रकार पापपुछ्हारी भगवान्‌ हरि का स्वर्य स्मरण करते हुए तथा 
ओरों से कराते हुए महात्मा भक्तजन वैधी भक्ति से प्रेमाभक्ति के उदय होने पर 

' पुलकित हो जाते हैं ।? ॥३१॥ / 
इसमें भगवान के भजन में मस्त व्यक्ति की चित्तवृत्ति का दिगद्शन करायाष्हे | वष्द 
आरम्भ वेधी भक्ति से करता है। पूजञा-श्र्चा आदि विधि-विधानों से युक्त प्रणाली से जब इन 
(बाह्य साधनों या उपचारों से भक्त का सन भगवान्‌ के प्रेम में रंगने लगता है, उसे बाहरी 
-डपचारों का ध्यान न रहकर भगवान्‌ के चिन्तन-ध्यान में ही मन ज्ञगा रद्दता हेंब अपने तथा 
भगवान के घोच का भेद भूलने लगता दै। तब वह प्रेमाभक्ति कद्दी जाती है । 

“ऐसा होने पर वे अलौकिक पुरुष भगवान्‌ अच्युत का ध्यान करके ' कभी 
रोते, कभी हँसते, कभी आनन्दित होते, कभी बड़बढ़ाने लगते तथा कभी नाचते 
कभी भगवत्‌-गुण-गान करते और कभी अजन्मा प्रभु क्री लीलाओं का चिन्तन 
करते हैं, एवं फिर परम-उपरति को प्राप्त होकर मौन हो जाते हैं|? ॥१श। .+ 

यह प्रेमोन्‍्मत्त अवस्था का वर्णन है'। यद्द मद्दाभाव कहलाता है। भग्रवान के प्रेम में 

जब मनुष्य अपना आपा भूल जाता दे तथब उसकी ऐसी अवस्था द्वो जाती है। उसकी भीतरी 
मस्ती कभी किसी बाहरी चेष्टा छे ब्यक्त होती है कभी किसी | साधक या भक्त के जीवन में ऐसी 
एक अवस्था आती है किन्तु वद्द अधिक नहीं ठहरती । यदि अ्रधिक ठहर जाय या बारम्वार ऐसी 
अवस्था होने लगे तो वह व्यक्ति फिर इस शरीर की अधिक समय तक घारण नहीं कर सकता | _ 

ल्‍_ श्री गौरांग मह्ाप्रसु का जीवन इसका उदाहरण है| आ्राधुनिक आज्रोचक इस अवस्था 
को वान्छुनीय नहीं मानते । इसे काज्न-विशेष का चरम उरकर्ष कहकर एकांगी उन्नति बताते हैं। 
जीवन की सम्पूर्णता में चतुर्दिक सम्यकता का विकास होना चाहिएु। इस युक्ति का खण्डन 


“रद, 


अध्याय ३ : माया, ब्रह्म और कर्म ८६ 


करना कठिन है। परन्तु चूँकि ऐसा महाभाव लाखों-करोडों मे किसीको प्राप्त होता है व रददरता 
है, ग्रतः सर्ब-साधारण भक्त या साधक के लिए चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है । भाव- 
विशेष की साधना या चरम डल्कर्ष के बाद अधिकांश क्ञोग सम्यकता की ओर दी प्रयाण करते 
हुं भले ही इसमें वे भ्रधिकर सफल न हो सके । परन्तु उनका प्रयस्त जान-अनजान में इसी तरफ 
होता है। थे समाज में ही रहते व काम करते हैं। समाज में रहने व काम करने वात्ना अधिक 
समय तक एकांगी नहीं रह सकता । मैंने स्त्रय॑ भक्ति को सम्यकृता के साधन के रूप में ही सममा 
है | भगवान्‌ स्वयं पूर्ण हैं, उलके सब ब्यापार सस्थकृता लिये हुए दोते हैं । यदि उनके नियम 
या क्रियाओं का तारतस्य दृूट जाय तो संसार एक क्षण न टिक सके। संसार नियम-बद्धू, ताल- 
बद्ध, सम्यक्‌ गतियों, क्रियाओं का दिखाई. देने वाज्षा स्थिर-रूप ही तो है। इन गतियों, क्रियाओं, 
शुणों, नियमों का अ्रधिष्ठाता भगवान्‌ है । अतः भगवान्‌ की उपासना करने वाले भक्त के जीवन 
में उन्हीं गुणों का उदय द्दोना स्व्राभाविक है। 
“इस प्रकार भागवत-धर्मो का अभ्यास करते-करते उनसे उत्पन्न हुई प्रेमा- 
भक्ति के द्वारा नारायश-परायण होने पर पुरुष अनायास इस दुस्तर माया को 
पार कर लेता है।” ॥३३॥ हे 


राजा ने कहा--“हे मुनिगण, आप "ब्रह्म का निरूपण करने वाले हैं। अतः 
आप हमें नारायण नासक परत्रद्म परमात्मा के स्वरूप का उपदेश कीजिए ।” ॥१७॥ 


“हे राजन्‌ , जो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण तथा 
स्वय॑ कारणरहित हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति--तीनों अवस्थाओं के अन्तर्गत और 
साक्षी रूप से--उनके बाहर भी हैं, तथा जिनके द्वारा संजीवित होकर देह, इन्द्रिय, 
प्राण' और हृदय अपने-अपने व्यापार में प्रव॒ृत्त होते है, उन्हींकी तुम परम 

तत्व नारायण जानो |? ॥१श॥ 


* प्राण-वायु व प्राण-वत्व दो भिन्न-भिन्न हैं। 'प्राणा वे! बलम! “प्राणो वा ज्येष्ठः 
श्रेष्ठ्च! 'प्राणो वा अमृतम्‌ | आयुने प्राणा: । राजा मे प्राणा: ।' आदि प्रकार से* प्राण की महत्ता 
उपनिषदों में बताई गई है। प्रश्नोपनिषद्‌ के, 

अथादित्य उदयन्‌ यत्‌ प्राची दिशि प्रविशति तेन प्राच्यान्‌ प्राणान्‌ रश्मिषु सन्निधतों । 

हा ५ री दुदीची का कप रे र 

यद्दक्षिणां यत्‌ प्रतीचीं यदुदीची यदधो यदृध्व यदन्तरा दिशो यत्सवे प्रकाशयति तेन सर्वान्‌ प्राणन्‌ 
रश्मिपु सन्निघत्त ।! इन वचनो से पता लगता है कि सूर्यदेव अपने रश्मिजाल से द लोक का 
प्राण पृथ्वी पर लाते है| अ्थर्व वेद की एक ऋचा है-- 

नमस्ते प्राण ऋ्रन्दाय नमस्ते स्तनयित्नवे। 

नमस्ते प्राशु-विद्य ते नमस्ते प्राण-व्षेते ॥ 
इसकी टीका में 'स्तनयित्नवे! पद की टीका “विद्यु दात्मना विद्योतमानाय” इस प्रकार की है। 
अथात्‌ प्राश विद्य दात्मक है 4 'बोगदीपिका? से ज्ञानकोप अर्थात्‌ विज्ञानमय कोप में जो प्रार८- 
शक्ति हे उसीको प्राण कहा गया है। प्राशवायु से यह प्राणशक्ति श्रधिक सूद्म है । 


६० भागवत-धर्म या जीवन की ऋृताथेता 


जब भगवान्‌ के आश्रय, शरण बिना माया से पिणढ नहीं छूट सकता तो फिर भगवान्‌ 

का स्वरूप जानने की इच्छा द्वोना साहजिक द्वी है। नारायण भगवान्‌ के जेसे अ्रनेक रूप हैं वेसे 

ही अनेक नाम हैं । अवस्था, शक्ति, क्रिया, रूप के अनुसार भिन्न-सिन्न नाम उनके पढ़ गये हैं। 

सबसे बढ़ा सा बमें फेज्ञा हुआ है, इसलिए उसे ब्रह्म कद्दते हैँ | जो तत्त्व पिण्ड में दे वही 

ब्रह्माण्ड में पाथा जाता है, इसक्निए उसे परमात्मा कह्दते हैं। सब शक्तियों व गुणों से युक्त है, 

इसलिए भगवान्‌, ऐश्वयं से सम्पन्न है श्रतएव वह ईश्वर-परमेश्वर कद्दा जाता है, किन्तु यहाँ 
उसका स्वरूप पूछा गया है। ः 


मैडम व्लेवग्स्की ने रक्त के लाल-ब्रिन्दुओं के भीतर के अयस्कण की प्राण-परमाणु का 
घटक माना है। उनके मत में जीवन एक सूक्ष्म गति है| जिसे प्राणु कहते हैं, वह एक स्वयसू 
शक्ति है। जगत्‌ के धाता सूर्य से यह मनुष्य को प्राप्त हुई है। « 

पदार्थ विशानवेत्ताओं का मत है कि रक्तविन्दुओं के अ्रन्दर जो विद्यु दाकर्षण शक्ति 
है उसके द्वारा जागरित शिंशाओं के पु जो में से होकर रक्त-मिश्रण-क्रिया होवी है। प्राणशक्ति 
रक्तबिन्दुओं के अयस्कर्णों में जो विद्य दाकर्पण शक्ति है वही है। वान डेव फेंक का कहना है कि 
हृदय और रक्तामिसरण का नियमन शिखरी स्थान (४6009 ै*०8729/॥/9) से द्ोता है । 
हमारे यहा के योगियों का भी यही मत है कि हृदय-क्रिया को शिखरी के द्वारा जब चाहें बन्द 
ओर जारी किया जा सकता है। 

रक्तविन्दु का अयस्कण ही पाश्चात्य विज्ञान का असु «। अणसु (७४०7) एक सौर- 
मण्डल या सूर्य-गरहमाला ही है | सूर्य-मए्डल के जैसे मध्य में सूर्य है वेसे ही अरु मे धनविद्य त्‌ 
केन्द्र (?70007) है और उसके चौतफों ऋणविद्य त्कण (!76०6707) बढ़ी तेजी से घ॒मा करते 
हैं। इन दोनो प्रकार के अगुश्रो से शक्ति की लहरें (डठा करती है। ऋणाणु शक्ति वरगों का 
केन्द्र हे । ८ गा 

कुछ पाश्चात्य विद्वान्‌ एक प्रवाहशील पार्थिव श्रश की, जिसे इन नेत्रों से नहीं देख 
सकते, प्राण कहते हैं | मानव-विद्य दाकर्षण ( िंप्रात॥ (७279/४87 ) को ही कुछ लोग 
प्राण जानते हैं। जीवन में जो एक निजी शक्ति है ( ](०४०90०87 ) को ही कुछ लोग प्राण 
जानते हैं और कुछ लोग जीवन-रस (?70007]8877) वा श्रव्यक्त जीवन रस (00079]9877) 
वो प्राण मानते हैं। परन्तु ये चार्रो प्राणो के गुण हैं, स्वय प्राण नहीं। 


बुद्ध के मतानुसार प्राणशक्ति सवंत्र विद्यमान है, अभेद्य है ओर आविभाज्य है। 
प्रकाश के तरगवाद (५४७४७ 76००४) या आन्दोलन की क्रिया का निरीक्षण करने से यह 
देख पड़ता है कि एक प्रकाश तरग के अन्तिम बिन्दु और दूसरे श्रारम्म बिन्दु के बीच थोड़ा 
अन्तर हुआ कंरता है। मैगासफाक्स अथवा आइनस्टीन के अश-परमाणुवाद से भी यह बात सिद्ध 
होती है कि प्रकाश का विभाजन होता है | 
वशिष्ठ ने प्राण की व्याख्या यह की है कि प्राण ( 008ग6 कीाशट्रफ ) 
अखिल ब्रह्मारड की ओत-प्रोत शक्ति है और प्राणियों के शरीरो में वह विशेष रूप से प्रकट 
होती हैं । ला 
पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि प्राण-शक्ति के अन्दर जो विद्य-दाकर्षण है उसीकी 
क्षमता से शरीर के सारे व्यापार होते है। यह तो ठीक, किन्तु मानव विद्यू दाकषेण मनःशक्ति 


हैः 
अध्याय ३ : माया, त्रद्म ओर कम ६१२ 


पहले बता छुके हैं कि परमात्मा संसार की » उत्पत्ति का निमित्त व उपादान दोनों- 
कारण है। परन्तु उसका कारण कोई नहीं है। वह स्वयंभू , स्वयंस्थित है । इसी तरद्द इस जगत 
को घारंया करने चाली शक्ति या नियम भी वद्दी है और वही उसके प्रलय का भी कारण दे । 
मनुष्य ने प्रत्येक वस्तु में ये तीन स्थितियाँ देखीं | जड में भी व चेतन में भी। उसने इसके मूल 
का पता लगाने की कोशिश की । वह इस नतीजे पर पहुंचा कि सबका मुल्ज कारण एक द्वी तत्त्व 
है। इन विभिन्न परिवर्तनों का कारण भिन्न-भिन्न तत्व नहीं हैं। शुरू में अनेक तत्वों की कश्पना हे 
हुई | उनका समाहार होते-होते वह दो तत्वों--पुरुष व प्रकृति--तक झाकर ठद्दर गईं। बाद में 
फिर शोध जारी रही तो इस सत्य तक पहुँच गये--“सर्व खल्विदं ब्रह्म, तत्वमसि! यह सब-कुछ 
त्रह्म है. भौर हम भी वही हैं । उन्होंने कहा--त्रह्म ही चस्तु तत्त्व है ओर सत्य उसका नियम 
है | मूल तत्व आत्मा है, व्यापक तत्त्व बह्म है । सत्य से आस्सा की प्राप्ति है भर आत्मा की 


पर निर्मर करवा है। मन और शरीर के बीच सम्बन्ध जोडने वाला एक महत्तर विद्यदवे ग- 
शक्ति-केन्द्र (मस्तिप्क) शरीर मे हे ओर इसी केन्द्र से विद्य्‌त्‌ शक्ति निकलकर शरीर के व्यापार 
चलाने में समर्थ होती है। प्रो” जे० एडविक कोहेन का निकाला तथ्य इस प्रकार है-- 


“जीवन शक्ति (07000.)287) के मुख्य परमाणु, स्नायुवर्धक परमाणु हैं। इनसे 
विद्य तू-शक्ति निर्कलती है। ये ही विद्य त्यादक परमाणु नाडी-जाल मे रहते है। इन्ही स्नायुवद्ध क 
परमाणुओं के घटक एनिमोएसिड (जीवन-च्षार) मे भी देख पड़ते हैं। एनिमोएसिड के परमाणुओ 
के एक छोर पर ऋणाणु और दूसरे छोर पर धनाणु रहते हैं । इनसे विद्य हग रूप लघु परमाणु 
उत्न्न होते हैं। वे प्राण-शक्ति और शरीरेन्द्रियों के बीच सम्बन्ध जोड़ते है। अनन्तर स्नायुवर्धक 
परमाणु ओर ए|निरमोएसिड परमाणुओ का एक मण्डल बनता है ॥ ये, परमाणु महत्तर होने के 
कारण इनका एक आकपण-पुन्न बनता है। इस आकर्षण-पुञ्न से अनन्त विद्य त्कश निकलते हैं | 
ऐसे एक छोर पर धनाम़ु और दूसरे छोर पर ऋणाणु रहते हैं। इसपछलिए इन परमाणुओ को छि.- 
शक्तिशाली परमाणु कहते हैं। ये अपने-अपने स्थान में स्थिर रहते हैं। इनके अगल-बगल जो 
धनाणु हैं उनकी ओर इन द्विशक्किशाली कणों का ऋण-विद्य दम प्रवुत्त होता है और ऋशणाराु 
की ओर इनका धन विद्य दग्म । इस प्रकार द्विशक्तिशाली परमाशुओ को एक माला बन जाती 
है | एक द्विशक्तिशाली परमाणु का धन विद्य दग् उससे अलग होता और दूसरे ट्विशक्तिशाली 
परमाणु के ऋण विद्यु दग्म से जा मिलता है। एक क्षण के श्वांश काल में यह क्रिया होती है 
ओर बराबर उसी प्रकार जारी रहती है। इन द्विशक्तिशाली कर्णों के क्रियाकलाप से एक गति का 
निर्माण होता है ओर उस गति से देहगत नाडियो का आकुश्चन-प्रसरण हुआ करता है। उसीसे 
नेत्रों ओर हस्तपादादि इन्द्रियों के व्यापार होते है। यह क्रिया करने वाली शक्ति मन है। ' 

द्विशक्तिशाली परमाणुओं के अन्तर्गत प्राण-परमाणु होते हैं। वे एथक-प्रथक देख 
पडठे हैं; पर होते हे सब प्राणशक्ति से ही एकत्र । इसलिए प्राण-परमाणुओ के विभाज्य होने प्र 
भी प्राणशक्ति अ्रविभाज्य है। उसके अविभाज्य होने से तथा प्राण-परमाणु भी प्राण-शक्ति- 
प्रेरेत होने से प्राण-परमाणुओ को भी अविभाज्य कह सकते हैं। मधु-मविखयो का छुत्ता अनेक 
पेशियो से युक्त होता है; परन्तु मधुमक्खिया उन्हे अपना एक ही घर समझती हैं। यथार्थ में 
बह एक ही होता भी है। प्राण-परमाणु प्राण-शक्ति के कारण जेसे अ्रविभाज्य है, तेसे ही मधु- 
मविखरयों का छुत्ता मघुसस के कारण अविभाज्य है |”? 


5 


६२ भागवत-घर्म या जीवन की ऋृताथ्थता 


व्याप्ति अह्म है । यह आत्मा देद-बद्ध होकर जीवात्मा हो जाता दै झोर देद्द-विकारों से रहित 
होने पर परमात्मा हो जाता है। वह हमारी सब अवस्थाओं--दशाओं का साक्षी है। हमारी 
जाग्रत अ्रवस्था को भी वद्द देखता है, स्वृप्न में भी वह मौजूद रहता है और जब हम यह सममते 
हैं कि गाढ़ी नींद में सो रहे हैं तब भी वह जागता'घ देखता रहता है, क्योंकि नींद खुत्ने पर 
जब हमें यद्द शान होता द्वै,के हम खूब गाढ़ी नींद में सोये तो श्रवश्ये उस समय कोई जाग रद्दा 
था, जो अब हमें उसकी स्खृति दिला रहा है। इस तरद्द वह जागृति, स्वप्न, सुपुष्ति--तीनों 
' अवस्थाओं के भीतर भी व बाहर भी पाया जाता है | फिर दमारे शरीर, इन्द्रिय, प्राण भ्रादि के 
प्रत्येक व्यापार में जो क्रिया होती दिखाई देती है वह भी ढठसीके कारण है। वह चेतना-रूप 
में इनमें अचस्थित होकर इनको गति देता है । वह एक शर्त अ्रक्तय भणडार है । उसके अंशमामत्र 
से यह विश्व बना है । जिस शअ्रंश में कन्प का प्रभाव अधिक द्वो जाता ह उसीसें एक विश्व बन 
जाता हैं । शेष अंश जो कि बहुतेरा है ज्यों-का-त्यों बना रहता है । इसक्षिए उसे अव्यय कह्दते 
हैं। इसके दो भाग बन जाते हैं---एक तो पदार्थ-रूप, जिसे क्षर कहते हैं। यह जगत्‌ का उपादान 
कारण है, दूसरा श्रक्तर जो शक्तिमान्‌ होकर क्रिया, चेतना, प्राण ओर जीव रूप से सबको सद्बालित 
व जीवित रखता है । क्षर-रूप से शरीर--बाहरी ढाँचा--बनता है, भ्रक्तर-रूप से उसमें चेतना 
श्रावी है । इस वरह दोनों रूपों में जो एक ही तत्व या शक्ति विद्यमान व क्रियाशीज्ञ दिखाई देतो 
है उसीको उन्होंने परमतत्तत नारायण बताया । 
“जिस प्रकार चिनगारियां अग्नि को प्रकाशित नहीं कर सकतीं उसी प्रकार 
“इस आत्मतत्त्व में न तो मन की गति है और न वाणी, चछु, बुद्धि, प्राण और 
इन्द्रियों की ही तथा शब्द भी केवल निषेध-बृत्ति के द्वारा--अनंत पदार्थों का 
निषेध करते-करते निषेधावधि-रूप से हीं लक्षित करता है । क्‍योंकि निषेधावधि-- 
“अथात्‌ जो निषेध किये गये पदार्थों का आधार हो उसका अभाव होने से निषेध 
की सिद्धि ही नहीं हो सकती ।”.॥३६॥  , 
मुल तच््च की ओर सकेत तो कर दिया, उसका परिचय भी दे दिया पर उसका स्वरूप 
बताने में उनकी वाणी थकने क्षगी, क्योंकि हमें अपनी इृन्द्धियों से--मन-बुद्धि-तन से जिस किसी 
वस्तु का बोध या अलुभव द्वोता है वह सब प्राकृतिक है--प्रकृति का या परमाध्मा का व्यक्त अँश 
या रूप है। असली परमास्मा तो अन्यक्त है। जो व्यक्त ही नहीं हुआ है -उसका बखान दी कैसे 
किया जा सकता है ? चिनगारी भक्ता अग्नि को कैसे दिखा सकती दै या प्रकाशित कर सकती दे ? 
बूँद भत्ता समुद्र का चर्णन केसे करेगा  अठः विचारकों ने उसके परिचय की निषेधात्मक प्रणाली 
निकाली । जिन-जिन पदार्थों का हमें ज्ञान या अनुसच होता' है .हइनकी मिसाल ले लेकर बताते 
गये कि वद्द ऐसा नहीं है--ऐसा भी नहीं है, इस प्रकार निषेध करते-करते---'नेवि-नेति?--जो 
बच रद्दता दै वद्दी उसका स्वरूप समरू लेना चाहिए । इसके अतिरिक्त उसका शब्दों द्वारा परिचय 
नहीं दिया जा सकता | ह 
५सृष्टि के आदि में एक त्रह्म ही था । वही सत्व, रज और तम्र रूप से “त्रिव॒त्त- 
५ घान कहलाया। उसे ज्ञानमय होने से-महत्तत्व--क्रियात्मक होने से सूत्र 
ओर जीव की उपाधि होने से अहंकार कहते हैं। फिर वही महान्‌ शक्तिवाला त्ह्म- 


हे ओर ए्‌ 
अध्याय ३ : साया, ब्रह्म और कमे ६३ 


ज्ञान--इन्द्रियों के अधिछ्ठाता देवता-क्रिया-इन्द्रिय और अर्थ--इन्द्रिय--विषयों के 
रूप में भासतां है। इस प्रकार सत्‌-असत्त्‌ तथा इसके परे जो-छुछ है. वह न्रह्म ही 
भार्स रहा है |? ॥३७॥ है ः 
सात्विक विचार-सेद | ह 
यहां वैदिक ऋषियों, सांख्यकार कपिल मुनि तथा वेदान्तियों मे जो विचार-सेद है 
उसे समर लेना चाहिए । वैदिक ऋषियों का मत वेदों व्र उपनिषदों से भाष्त होता है, सांख्य-मत 
के क्लिए “तत्व समासः ईश्चर कृष्ण की “सांख्यकारिका? के अज्ञावा कोई प्राचीन ग्रन्थ डपत्तव्ध 
नहीं है | वेदान्त मत का पता “ब्रह्मसूत्रः व “गीत? से चल जाता है। वेदिक ऋषियों के मत से 
आरम्भ में एक परास्पर तत्त्व था जिसे अव्यय कहते हैं। इसका उल्लेख भिन्न-भिन्न उपनिषदों में 
मिलता है---॥ आत्मा वा इद्मेक एवाग्र ग्रासीत्‌ (ऐतरेय) हि 
२ “सदेव सोम्येदमग्र अआसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ (छान्दोग्य) कर 
३ 'असदवेदमग्र आसीत । तृुवसदासीत्‌। कथमसतः सजायेत । तत्‌ सम भवत्‌। 
तद्‌ आरंडं निरचत्तेत ) हू 
४ “मेचवा इृदमग्रे असदासीत नेवसदासीत्‌ आसीदिववा हृदमग्रे नेवासीत्‌ । 
तस्मादेतत्‌ू ऋषिणाउभ्यनुकृ' नासदा सीज्नोसदासीत्तदान्नीसू हति। 
| । ( शतपथ १०।४।७ ) 
इसमें जब एक से बहुत होने की इच्छा या स्फुरणा हुई तो यह १६ कलाश्ञों में 
विभक्त होकर स॒ष्टि र्वना का निमित्त बना व 'शोडषी प्रजापति! कहलाया--इन कल्षाश्नों की 
तालिका नीचे देखिये--- 
विश्वेश्वर शोडषी प्रजापति की ,कल्नाएँ, 











शोढषी प्रजापति विश्व (चरभाग) 
ा अव्यय | ४ अक्षर | & आत्मक्र विश्वस्ट्ूट न | पुरंजन बुर. 
३-आनंद | अम्तत बह्म | मर्त्य ब्रह्मा | शुद्ध प्राण |पंचीकृत प्राण बेद ' स्वयंभू 
२-विज्ञान | ,, विप्णु | ५» विप्णु |, आपू | ,, आप क्लोक ल्‍ परमेष्टी 
रे । इ-मन ७» इन्द्र | » इन्द्र |,, वाकू |» वाकू | प्रज्ञा | सूर्य 
[3 कण हिण 2०5 हेसय *ही हवण ४-प्राण ». आअग्नि। , अग्नि | , अज्ञाद | ,, आनंद | भूत पृथिवी 
-वाक्‌ |» सोस | ;» सोम हे अन्न 9 अन्न पशु चन्द्रमा 








इसे समझने के लिए (छ० ६६ नं० ४ पर घित्नित) वृत्त भी सामने रख लीजिए । उससे 
मालूस होगा कि तीन गरुण--सत्‌ , चित्‌ , आनन्द; तीन शक्ति--ज्ञान, क्रिया, श्र्थ व पाँच 


६४ भागवत-धर्म या जीवन की क्ृतार्थता 4 


कल्ला या कोश--मन, प्राण, वाक्‌ , विज्ञान, आनन्द-से संपनक्ष अब्यय परमाष्मा सश्टिख्प में 
व्यक्त व व्याप्त दो रहा है ! उसका एक भाग--छ्षर--भौतिकी रूष्टि का उपादान है, जिसे उसकी 
अपरा प्रकृति कद्दते हैं । यद्द उसकी प्राण, आप, वाक्‌ , अन्न, अज्नांद, इन कल्ाओं से अवस्छिन्ष-- 
आवब्रत है। एक भाग अक्षर! है जो सृष्टि का निमित्त कारण है और पराप्रकृति के नाम से 
प्रसिद्ध है एवं ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, सोम, अग्नि इन कक्षाओं से अवच्छिन्त है। यद सष्टिकर्ता है । 
अव्यय की पाँच कज्नाओं---या कोशों में आनन्द?! कल्ला का संबंध आनन्द” गुण से, 'विज्ञानः का 
“चित” से, च शेष मन, प्राण, वाक्‌ की समष्टि का 'सत्‌? से है। इनमें मन ज्लान-प्रधान हे, 
प्राण क्रियामय दै और घाक्‌ अर्थंभयी है। मन से रूप का विकास, प्राण से कम की प्रतिष्ठा, वाक्‌ 
नाम-रूप की आधार-सूमि है। प्रत्येक अ्रस्तिमान्‌ पदार्थ नाम-रूप-कर्म का समुच्यय है | अब्यय 
परमात्मा अपने ज्षर-भक्तर-रूप से सृष्टि बनता-बमाता है जिसके तीन आ्राथमि्क रूप होते हैं 
(१) प्रतिष्ठा भर्थात्‌ स्थिति, (२) ज्योति अर्थात्‌ नाम-रूप व (३) यज्ञ धर्थात्‌ धन्न पदार्थ या स्थूल 
क्रियात्मक सृष्टि । यह चेद, क्वोक आदि पाँच वर्गों में विभक्त हुई जिससे स्वयंभू आदि पाँच 
मंडल बने । 


सांस्य मत को समसने के लिए वृक्ष नं० ३ पर ध्यान दीजिए । नं० हे भी सामने रख 
लीजिए । इसमें पुरुष निष्क्रिय चेतन सत्तामान्न है, व प्रकृति क्रियावान्‌ है। परन्तु चह स्पतंत्र रूप 
से कुछ नहीं कर सकती, किन्तु पुरुष के संयोग, सन्निधि-मान्न से वह्द सब-कुछ करने लगती है। 
इस प्रकृति के तीन गुण हैं--सत, रज, तम । इनकी सम्मिलित अचस्था फो ही प्रकृति सममिए । ये 
तीन गुण जबतक समान अवस्था में रहते हैं. तबतक प्रकृति श्रव्यक्त दुशा में रहती है। सचेतन 
पुरुष की प्रेरणा से प्रकृति के गर॒ुर्यों में ज्ञो होता है, चे कम ज्यादह होने क्ञगते हैं । यद्दी अवस्था 
“मद्दत्‌” नाम से कही गई है। फिर अहंकार व उसके सात्विक, राजस, तामस-भेद से सारी सृष्टि 
उत्पन्न हुई । इस सिल्लसिल्ते में श्री कि० भाई' का विज्ञान-सम्मत विवेचन ध्यान देने योग्य है । 
(जी० शो० सांख्यखैड) | 
वेदान्त मत में पुरुष-प्रकृति दो अ्रक्नग नहीं, एक ही तत्त्व हैं। इसे उन्होंने ब्रह्मनाम 
दिया है | ब्रह्म भ्रपनी 'चित्‌” शक्ति के द्वारा अपने में से ही स्टष्टि को घनाता है । यद्द अहम सत्‌ , 
चित्‌ , आनन्द तीन गुणों या विशेषणों से व पाँच कोशों से युक्त है। सत्‌ अस्तित्व का, चित्‌ - 
क्रिया व ज्ञान का, आनन्द स्वभाव का सूचक है | वेदान्ती माया को आरान्ति मानते हैं। कोश--- 
आनंद, विज्ञान, सन, प्राण, अज्ञ--ये सूचम से उत्तरोत्तर स्थूज्न दशाएं हैं। अन्न से झमिप्राय 
यहाँ मा भौतिक - अवस्था से दै। योगी या भक्त माया को भगवान्‌ की श्रभिन्न शक्ति 
मानते हैं । 


भागवतकार तत्त्वज्ञान में वेदान्ती--अद्वौतोपासक हैं। अतः पिप्पलायन की भाषा में 
कहते हैं कि आदि में एक ही ब्रह्म था । वह सरव (ज्ञान), रज (क्रिया) और तम (पदार्थ, द्वब्य) 
रूप से “त्रिद्त! हुआ | इस अवस्था में उसका नास 'प्रधान! दो गया। इसोको प्रकृति भी कद्दते 
हैं। उसके ज्ञान का विकास 'मद्तत्‌ः में हुआ जिससे महत्‌ तत्व कहलाया। क्रिया में होने से-- 
सतत्‌ पररुपर सम्बद्ध क्रियाशों के कारण “सूच! और प्रथकता के अभिमान--उपाथि से “अहंकार! 
कद्दज्ञाया । ज्ञान-रूप में वह मन, क्रिया-रूप में इन्द्रियां, व धर्थ-रूप म॑ इन्द्रियों के भिन्न-भिन्न 
विषय--संसार की भिन्न-भिन्न वस्तुएं--हैं | मतत्लव यद्द कि वही भिन्न-भिन्न रूपों में भासित हो 
रह हैं। लो कुछ 'सत/ है -दिखाई देता दे वह तथा जो कुछ “असत? है, नहीं दिखाई देता है, 


अध्याय ३ : माया, ब्रह्म और कर्म ६५ 


अच्श्य है, वह तंथा इनके परे भी जो कुछ है वह सब बह्म द्वी है, उसके सिवा कहीं कुछ नहीं है । 

पाश्चात्य विज्ञान में जो नये-नये अनुसंधान हुए हैं वे भी स्व-व्यांपक ब्रह्म की भाव- 
नाश्रों को ही पुष्ट करते हैं। उसका कहना है कि यद्द दृश्य जगत्‌ हमारी जगत्‌-संबंधिनी विकृत 
श्रजुभूति है । यद्द जगत्‌ यन्त्र की भांति नहीं है और देश, काज्न, कारण, आयु, घनता, शक्ति, 
गति हस्यादि सापेक्ष पदार्थ हैं--दलका कोई निरपेक्ष श्र्थ नहीं । ये भोतिक तस्वों के धर्म नहीं हैं 
बल्कि ऐसे संबंध हैं ज्ञो पदाथ के निरीक्षक की दृष्टि के श्रनुसार बदलते रद्दते हें। अतः जगत्‌ के 
विषय में-जो कुछ कहा जाता है वह अपने ही विषय में कहा जाता दै। 


जब किसी रेडियो स्टेशन से रेडियो द्वारा कोई बात सुनाई जाती है तब वह सर्व॑न्न 
फैल जाती है और तब उसे तरंग कद्दते हैं । पर जब वही बात रेढियो-यन्त्र में अहण की जाती है 
तब तरंग भ्रणु-रूप में बदल जाती है । इसी प्रकार सत्‌-चित्‌ -आनंद की लहरें सर्वन्न विद्यमान हैं 
पर ये जब मनुष्य के अन्तःकरण में पकड़ी जाती हैं तब वे श्रणु-रूप होकर मानवी सीमा से बद्ध 
हो जाती हैं। यदि तरंगो को ग्रहण करनेवाज्ञा यदह्द यन्त्र केवल सत्‌ चित्‌-श्रानंद की तरंगों को ही 
ग्रहण करे तब तो कुछ भी कठिनाई नहीं है । परन्तु कुछ यन्त्र इतने खराब दोते हैं कि वे अन्य 
कोलाहलों को भी ग्रहण करते हैं । यह मनुष्य का मन-रूप यन्त्र, नाम और रूप की तरंग भी 
अहण करता है ओर सच्िदानंद की तरंगों को सुस्पष्ट रूप में अभिव्यंजित होने का पूरा समय घ 
अचकाश नहीं देता । हु 
आधुनिक विज्ञान में स्थत्ञ-विशेष में बद्ध तरंगों को 779/667/ ( भूत या वस्तु-सत्ता ) 
कहते हैं भर मुक्त तरंगों को विद्य त्‌ (8079707) या प्रकाश कहते हैं। पार्थिव रूप को नष्ट 
करने का क्रम बद्ध-तरंग-शक्ति को मुक्त करने और उसे सर्वत्र विचरण करने के लिए छोड़ देना ही 
है। इसी प्रकार मानसिक शक्ति की तरंगों को निर्विकल्प समाधि-द्वारा मुक्त किया जाता है। 
चेदान्त की भाषा में इसीको देद्दाभिमान का त्याग कहते हैं। देहामिसान का त्याग होने पर 
सामान्य मानव जीव सर्वत्र स्थित होने में समर्थ द्ोता है भ्रौर उसमें ईश्वर के ल्क्षण भा जाते 
हैं। जब यह अल्लुभूति द्वो जाती हैं तब यद्द बाह्य"जगत्‌ श्रपने से भिन्न नहीं प्रतीत होता । उस 
समय हम श्रजुभव करेंगे कि हम एक नई दुनिया में है जहां प्रत्येक पदार्थ आनंदरूप है। सब- 
कुछ व्रह्म-ही-म्हद्म हैं । 
“उस परमात्मा ने कभी जन्म नहीं लिया और न वह कभी मरेगा, वह न 
तो बढ़ता है, न घटता है; क्‍योंकि स्वंव्यापक, नित्य, अच्युत और ज्ञानस्वरूप 
है तथा समरत परिवत्तेनशील विकारों--बाल्य, यौवन आदि अवस्था के शरीरों-- 
का साक्षी है। जिस प्रकार एक ही प्राण इन्द्रिय-सेद से ( स्थान-भेद से ) नाना 
विकल्पों को प्राप्त हो रहा है उसी प्रकार एक ही ब्रह्म विविध रूप मे प्रतीत 
होता है।” ॥१८॥ 


जब परमात्मा की कल्पना दी ऐसी की गई है कि जगत्‌ मे जो कुछ ब्यक्त-अ्रब्यक्त 
सत्ता हं-बह सब चह्दी हैं तो फिर उसका जन्म कहांसे होगा। यदि जन्म मानते हैं तो उसकी 
रत्यु भी माननी पढ़ेगी। वह आदि-अंत वाला हो जायगा। यो तो प्राणी-मात्र, वस्तु-सात्र 


१32 


६६ भागवत-घर्म या जीवन की ऋृतार्थता 


उसीके जन्म माने जा सकते हैं, पर इन नाम-रूपात्मक वस्तुओं को हमने 'जगव्‌?, “रष्टि,, ऐसा 
नाम दिया है । जन्म, मरण, वद्धि, घटती--हने उपाधियों से इन्हीं भौतिक या सांसारिक वस्तुओं 
फा संबंध है । अवतारों के रूप में सी उसका जन्स माना गया हे, परन्तु वे भी सानवी या जेब 
कोटि के हैं। अच्यफ्त से जब व्यक्त हुआ तभी उसका जन्म मान जक्ीजिए, वह भी पूरे का नहीं 
अंश-मात्र का । किन्तु सूल परमास्मा तो अव्यक्त है; उसका जन्म-मरण आदि से कोई वास्ता 
नहीं है । 

इसी तरद्द वह घटता-बढ़ता भी नहीं है । स्पन्दुन या कम्प की क्रियाओं से उसमें कुछ 
हलचल्न ज़रूर द्ोती है, जिससे यद्द जगत्‌ बनता-बिगड़ता रद्दता हें, परन्तु इससे उसके द्वब्य में 
घटाव-बढ़ाव नहीं होता, केवल रूपान्तर होता रहता है। विज्ञानवादी भी मानते हैं कि पदार्थ 
झपना रूप वदल्नते हैं, उनके वजन में घटा-बढ़ी नहीं होती । गन्धक जल्लनकर भस्म हो जायगा-- 
उसका रूप बदल गया; पर जितने वजन की डल्ली आप जलायेंगे उसकी राख, घुएं और भाष के 
परमाणु जोद़ने से कुल वजन उतना ही रद्देगा। ससुद्र में लद॒र उठती हैं उनमें फेन, फुद्दार 
व यूँ दें बिखरती हैं, पर उनसे समुद्र में घटाव-बढ़ाव नहीं होता है । लहरें उठ-गिरकर उसीमें 
वापस घुल-मिल जाती हैं। _, * 

चूँ कि परमात्मा सभी जगद्द फेज्ना हुआ है, जो भी रूपान्तर उसके होंगे सब उसीमें 
होंगे, वह सदा सबंदा पुक-रस रहता है, अतः निष्य है। उसके मूल-रूप में कोई विकार नहीं 
होता, अतः अच्युत है । फिर चह क्लान-रूप में पाया जाए है| हम पदार्थों को जो-कुछ देखते या 
अनुभव करते हैं चह सच हमारा ज्ञान हो तो है । यह ज्ञान-शक्ति हममें न दो तो दमें परमात्मा 
तो क्‍या साधारण वस्तुओं का भी परिचय न दो सके । फिर पदार्थों का जो-कुछ रूप हमें दिखाई 
देता है चह वास्तव में ऐसा ही है इसकी क्‍या गारण्टी ९ हमारी आँखों की पुतद्धियों की बनावट 
यदि बदल जाय तो हमे चीज़ें भ्रोर ही तरद्द की दीखने लगेंगी । हमारी इन्द्धियों की शक्ति यदि 
घट-बढ़ जाय या उल्नट-पुत्नट हो जाय, बदत्न जाय तो पदार्थों के हमारे ज्ञान म॑ं जरूर अ्रन्तर पड 
जायगा । सम्भव हे, बिल्ली व मछुली को यह सृष्टि वेसी ही न दिखाई दे जैसी कि हमें दीखती 
हैँ । अतः इसका वास्तविक रूप हमें ज्ञान की प्ाँखों से देखना पडता है । जादिरा रूप हनका 
चाहे जेसा दीखता हो असली रूप त्तेजोमय है, जो कि ज्ञान का प्रथम रूप है । इसका दूसरा नाम 
प्रकाश हे । परमात्मा का रूप तेज या प्रकाश है । जब दम सब॑ इन्द्रियों को व मन को रोककर 
परमात्मा का ध्यान करते दें तो तेजोरूप में ही उसके दर्शन द्वोते हैं। जो किसीको प्रकाशित 
करता है, बतलाता है वद्द ज्ञान है। यद्द तेज या प्रकाश किसीके अस्तित्व की सूचना देठा हे । 
वह भ्रस्तित्व ज्ञान है जो परमास्मा का प्रतिनिधि है । 

एक और तरह से इसे समसने का प्रयत्न कर । परमात्मा के मन में जब व्यक्त द्वोने 
की--श्रनेक होने श्री स्फुरणा हुई तो उस अनेकस्व--सष्टि के रूप का एक खाका मन में बना। मन 
को विविध क्रियाओं ने यद् रूप खडा किया। एक योजना-जेसी बनकर सृष्टि खड़ी हो गई । 
इसमें इतनी बात॑ पाई जाती हैं--पदार्थों के बनाने वाले द्वब्य का अस्तित्व, बनाने की भिन्न-भिन्न 
क्रियाएं, रूप की योजना, पदार्थों का धर्म । परमात्मा का जो खत” अश है उससे पदार्थों की 
बव्य-सामग्री मिल्ली, जिससे उसके अस्तित्व का बोध द्ोता हे । 'चित्‌ः अश चेतम-शक्ति-सूचक 
है। चेतन में ज्ञान व क्रिया दोनों का समावेश होता है। क्रिया-अंश से उनके बनाने की विविध 


बढ 


डे अध्याय ३ : सागवत-धर्म का समे हि ६७ 


क्रियाएँ व विधियां और ज्ञान-अंश से रूप-योजना निर्मित हुई। यह अंश मन व ज्ञान से संबंध 
रखता है। पदार्थों के धर्म 'आनंद”ः--अंश से बने । आनंद” स्थिरता शान्ति, संतोष, समाधान, 
साम्यावस्था, ताल-बद्धता, सामअर्य, सम्यकता, समतोलता, समदृत्ति, समगति के भावों का सूचक 
है। पदार्थों व सृष्टि का ज्ञान हमें मुख्यतः उनकी चेतना से होता है। परमास्मा में यों अस्तित्व, 
क्रिया व ज्ञान तीनों अंश सम्मिलित हैं; परन्तु जब हम उसे प्रकृति से अलग करके देखना चाहते 
हैं तब वह ज्ञानांश-प्रधान रह जाता है। प्रकृति का झुख्य गुण क्रिया दे । इसके विपरीत परमात्मा 
का मुख्य गुण ज्ञान है। सृष्टि में जहां कहीं क्रिया है वह अकृति का, व ज्ञान है वद्द परमात्मा का 
अंश है--ऐसा समझता चाद्धिए | इसीलिए परमात्मा को ज्ञान-स्वरूप कहा गया है। 

मनुष्य सें सबसे बत्नवती स्थायी महच्तवपूर्ण, शुद्ध, उन्नतिकारक व हितमयी इच्छा ज्ञान 
की--जानने की--पाई जाती दै। पिण्ड से ब्रह्माएड जाना जाता है--इस न्याय से मनुष्य की यद् 
जिज्ञासा परमात्मा के ही प्रधान गुण की सूचक है । 

ईश्वर हमारी सब अवस्थाओं--परिवरत्तनों--नाम-रूपाँतरों को देखता है। सब-कुछ 
बनता-बिगड़ता रहता है, पर वद्द सबका साक्षी रूप सदा विद्यमान ही रहता है। नदी तट का वृक्ष 
जैसे नदी के उतार-चढ़ाव व अनेक परिवत्त॑नों का साक्षी रहता है उसी प्रकार चह प्रकृति के तमाम 
ज्ौट-फेर को देखता रद्दता दे । उसके अपने द्वी अंदर ये लोट-फेर होते रहते हैं, भ्रतः स्वभावत; ही 
यह सबका साक्षी रहता है। समुद्र की तरंगों का साक्षी जेसे समुद्र स्वकाल रहता है वेसे ही । 

हमारे सारे शरीर में--भिन्न-भिन्न इन्द्रियों में---एक ही प्राणधारा व्याप्त है। परन्तु 
हाथ-पाँव आंख आदि स्थान-भेद से उसके अनेक भाग व रूप हो जाते हैं। उच्ी तरंह ब्रह्म की 
यह धारा श्रनेक रूपों में बहती व प्रकट होती हुई विविध नाम-रूपों को प्राप्त द्योती है। यद्यपि 
ऊपर ले यद्द सब विविध दिखाई पड़ते हैं, परन्तु इनमें भीतरी वस्तु तत्त्व, रस, प्राण, चेतना एक 
ही है श्र वही व्यापक रूप व श्रर्थ में त्रह्म है । मिद्दी की अनेक वस्तुएं बना लेने पर भी मिद्दी 
जैसे सबमें मौजूद रहती है उसी तरह ब्रह्म सबमें--सारी सृष्टि में---समाया हुआ है। एक दवोते 
हुए भी वद्द अनेक प्रतीत होता है। .- नि 


“अरूृडज, जरायुज, उद्भिज और अनिश्चित-स्वेद्ज योनियों में जहां-तहां 
जिस प्रकार प्राण जीव का अनुसरण करता है ( उसी प्रकार आत्मा भी सब 
अवस्थाओं में साक्षी-रूप से स्थित हुआ असंग रहता है ) सुपुप्ति में 'इन्द्रियगण के 
निश्चेष्ठ और अहंकार के लीन हो जाने पर कूटस्थ आत्मा के बिना तो उस 
अवस्था की स्मृति ही नहीं हो सकती |” ॥३६॥ 

ईश्वर के साक्षी-खप को ही यहां अधिक रुपष्ट किया गया दै। प्राण हर योनि में जीव 

का अनुसरण करता है, दर योनि का साही रहता है, फिर भी वद्द उनसे--अज्िप्त रहता है, इसी 
प्रकार जब हमारी सभी इन्द्रियाँ सो जाती हें, हमारा अहंकार--वस्तुओं की पथकेता को जानने च 
देखने की शक्ति--भी स्लो जाती हे, तब भी परमात्मा जाप्रत रहता हैं । इमारी उस सुघुष्ति का 
भी चोकीदार रहता है और बाद सें नींद खुल जाने पर दर्में उसकी याद दिलाता है । यदि ऐसी 
कोई शक्ति हमारे अंदर सतत जाम्रत न द्वो तो यदद भान हमें केले हो सकता हूं ? यद्द शक्ति ही 
कूटस्थ आत्मा है । 


ध्प है भागवत-धर्म या जीवन की ऋृतार्थत्ता 


“जब कम्॒लनाभ भगवान्‌ विष्णु के चरण-कमलों की प्राप्ति की इच्छा से 
बढ़ी हुई तीत्र भक्ति रूप अग्नि के द्वारा जीव अपने चित्त के गुण-कर्म-समभूत मलों 
को दग्ध कर देता है उस समय उसके शुद्ध हो जाने पर आत्म-तत्व उसी श्रकार 
स्पष्ट भासने लगता है जिस प्रकार निमल नेत्रों में सूर्य का प्रकाश ॥४०॥ 


परन्तु इस छिपे हुए आत्मतत्त्व का दर्शन सबको नहीं होता । प्रध्यक्ष आँख से दिखाई 
देने योग्य अथवा अन्य इन्द्रियों द्वारा जाना जाने योग्य तो वह दै नहीं। हसारा चित्त अलबत्ते 
इस योग्य है जो उसे ग्रहण कर सकता है । क्योंकि यद्द चित्त ही हसारे शरीर में उसका सबसे 
अधिक सूचम और शक्तिशाली अंश है | यह परमास्मा भौर शरीर दोनों का माध्यम है--बीच की 
खिड़की है । देह या जगत्‌ के संस्कार या ज्ञान को अ्रहण करके यह परमात्मा तक पहुँचाता द्द 
और परमात्मा के सदेश, श्रेरणा, रलक अहण करके देहेन्द्रियों को तदनुसार प्रेरित करता हे 
ब्रह्माण्ड में जो चेतनशक्ति व्याप्त है वही शरीर में बद्ध होकर चित्तनाम प्राप्त करती है । वह्माण्ड 
में जो शक्ति--चेतना--ज्ञान व श्षिया रूप में पाई जाती है पद्दी शरीर में एकत्र द्वोकृर 'ज्ञाता! व 
कर्ता? के रूप में उपलब्ध होती है । समष्टिगत से वद्द व्यक्तिगत द्वो जाती द्वै । अतः परमात्मा को 
पद्दिचाननें के लिए चित्त पर ही प्रक्रिया करने की--उसीका सद्दारा लेने की जरूरत हे । 

कांच जितना ही स्वच्छु होगा उतना ही प्रतिबिस्ब उसपर अ्रच्छा पडेगा और उतना 
ही वह दूसरी चस्तु को श्रच्छी तरद्द प्रदर्शित भी करेगा | यदि मैज्ा होगा तो प्रतिबिम्ब धुघला 
पढ़ेगा । यही दशा चित्त की हैं। मलुष्य अपने संस्कार, संगति, वातावरण आदि अनेक प्रभावों के 
पशवर्ती हो नाना प्रकार के अच्छे-बुरे कर्म करता है । ये सब उसके चित्त पर अपने संस्कार छोड़ते 
जाते हैं। क्योंकि चित्त--मस्तिष्क स्थित विद्य त्‌ केन्द्र--अपनी दो शक्तियों के द्वारा सारे सानव 
जीवन को संचालित च॒ प्रभावित करता है--एक सवेदक जिससे पघह ज्ञानन्द्रियों द्वारा बाह्य जगत्‌ 
के विषयों को अद्दण करता है; दूसरी क्रियाशीज्ञा जिससे अपने आदेश कर्मेन्द्रियों को भेजकर 
मिन्न-मिन्न कर्म कराता है। इसे एक तरह का रेढियों या टेक्नीफोन एक्सचेन्ज यन्त्र समर ज्लीजिए । 
ये सिर ध्वनियों को ही म्दृण करते और फेलाते हैं। चित का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक है। ये यन्त्र 
बिगड़ जायें तो ध्वनि अहदण और प्रसारण का कार्य अच्छी तरद्द नहीं कर सकते । उसी तरह चित्त, 
दूषित, अस्वस्थ, मत्रिन हो तो वह भी अपने काम को अच्छी तरद्द अदा नहीं कर सकता। 
परमात्मा के आदेश, प्रेरणा जो भिन्न-भिन्न तरंगों के रूप में उस तक पहुँचती हैं उसके द्वारा ठीक 
तरह से--यधावत्‌--भ्रहण नहीं की जा सकती न मनुष्य तक पहुँचाई जा सकती है। इसी तरद्द 
मनुष्य के भाव विचार आन्दोलन भी उसपर भमल्लीभाँति अंकित नहीं होते, न परमात्मा तक पहुँच 
पादे हैं। यही कारण है जो परमात्मा को जानने का रद्दस्य जानने वाज्ों ने चित्त-श॒द्धि पर दी 
सबसे ज्यादा जोर दिया है । पिप्पल्लायन कद्दते हें कि जब गुण-क्म-संभूत सम्तर्त मन्न चित्त से 
घुल जायेगे तो परमास्मा की रक्षक टीक-टठोक दिखाई पडने छग जायगी । इन मंत्ञों को भज्ताने के 
लिए वे भक्ति-रूपी अग्नि का उपयोग करने की सलाह देते हैं । 

भक्तिससपेण-- 

भक्ति मन की दौढ़ हे। सन जिसे चाहता है उसकी तरफ दौोढ़ता है। इसी 
तरह वद्द जिसे चाहता हे उसे अपनी तरफ खींचता भी है। यही भाकष॑ण-क्रिया सक्ति 
का बीज है । प्रारंभिक स्वरूप में इसे प्रेम कद्दते हें । इसमें समानता का भाव रद्दता है। अतः 





अध्याय ३ : माया; ब्रह्म और कर्म . "६६ 


परस्पर ससर्पण की क्रिया द्ोती है। भक्ति इससे शआगे की अवस्था है । उसमें एक महान व 
दूसरा अरुप होता है । भगवान्‌ में भक्त अ्रपना समपपण चाद्वता हे। शरीराकॉक्ी प्रेस तुच्छु व 
सुख-दुःखमय हैं। जो आत्माकाँक्ती दे वह सुखमय व स्थायी है। भक्ति का सम्बन्ध भावना से हैं । 
यद्द मनुष्य की ज्ञात व क्रिया दोनों में मिली प्रेरणा शक्ति है । जब इसका रूप आकर्षक हो जाता 
है, प्रेम व समपणोत्सुक हो जाता हे तब यह भक्ति कद्दज्ञाती है। परस्पर आकर्षित दो सत्ताओं को 
एक में मितल्नानें--अह्ठ त-सिंद्धि करने की ओर इसकी प्रवृत्ति है। पूण अद्व त इसका फल दे । 
भक्ति से पद्दिले भाव-शुद्धि होती हे, फिर चित्त-शुद्धि । भक्ति सें विषयों से ध्यान हटाकर भगवान्‌ 
में---डसकी या उसके जगत्‌ की सेवा में--लगाना पडता है, जिससे अपने-झाप ही भावना व 
कर्म शुद्ध द्वोने लगते हैं । े 


| 

भक्ति में भक्त की पुकार भगवान्‌ से होती हैं। भक्त अपनी अल्पता और मल-“-ब्रुटियाँ, 
कमजोरियाँ, बुराइयाँ, पाप आदि से छूटने के लिए. अपने चित्त को भगवान्‌ की शोर उसकी 
सहायता--आश्रय के श्र्थ दौडाता है। इस पुकार की तरंगें ईश्वर की चित्‌-शक्ति रूपी समुद्र में 
उसके कारुणिक व मंगल अंश में अर्नुकूल स्पन्दुन या स्फुरण पेदा करती दै। इईश्वर-रूपी अनन्त 
चेतन्य-समुद्र में सभी भावों का निवास है। हम जिस भाव से उसे पुकारते हैं उसी भाव के 
आन्दोलन द्वास उसकी ओर से अनुकूल उत्तर मिल्षता है। यही प्रार्थना का तत्व व भक्ति का _ 
रहस्य है। भक्त तन्‍्मयता से अपने में जिस भाव को जगाता दै वही परमात्मा में जग पढ़ता दे । 
इस तरह भगवान्‌ से अभिल्षषित वस्तु प्राप्त कराना भक्त के ही हाथ में हैं" । हमारी भावना 
जितनी ही ऊंची व शुद्ध होगी, उतनी ही वह प्रबल होगी ओर उतनी ही वह अप्रतिहत, अनिरुद्ध 
होती जायगी ओर उत्ने ही उसके अधिक सफल होने की संभावना रहेगी । 


“हे मुनिगण अब आप सुमे कर्मथोग का उपदेश दीजिए, जिसके द्वारा शुद्ध 
हुआ मनुष्य अपने कर्मों को त्यागकर परम नैष्कम्य ( आत्यन्तिक निवृत्ति ) को 
प्राप्त कर लेता है। एक बार पहिले भी मैंने यही प्रश्न पिता इच्चाकु के सामने ब्रह्मा 


के पुत्र सनकादि ऋषियों से पूछा था किन्तु उन्होंने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। 
इसका क्या कारण था, सो भी आप मुझसे कहिए |”? ॥४१-४श॥ 


3 भागवत में भगवान्‌ कहते हैं---मैं अस्वतन्त्र के समान भवतों के आधीन हू। उन 
साधु भक्तों ने मेरे हृदय पर अधिकार कर लिया है और में भी उन भकक्‍तजनो का सर्वदा प्रिय 
हूँ। जिनका में ही एकमात्र परम आश्रय हूँ उन अपने साधु-स्वभाव भक्तों को छोड़कर तो मैं 
अपने आत्मा और अनपायिनी लक्ष्मी की भी-इच्छा नही करता हूँ। जो अपने स्त्री, पुत्र, गह, 
परमप्रिय प्राण, घन ओर इहलोक तथा परलोक को छोड़कर मेरी ही शरण में आ। गये हैं उन 
भकक्‍्तजनो को मैं केसे छोड़ सकता हूँ! जिस प्रकार पतित्रता स्त्री अपने साधु पति की वश में कर 
लेती है उसी प्रकार जिन्होंने अपने हृदय को मुझमे ही लगा दिया है वे समदर्शीं साधु पुरुष मुझे 
अपने आधीन कर लेते हैं। मेरे अनन्य भक्त मेरी सेवा से ही आप्तकाम रहकर उस सेवा के प्रभाव 
से ही प्राप्त होने वाली सालोक्य, सारूप्य, साष्टि और सायुज्य नाम की चार प्रकार की मुक्तियों 
की भी इच्छा नहीं करते, फिर कालक्रम से नष्ट हो जाने वाले अन्य भोगों की तो बात ही क्‍या है! 


१०० भागवत-घर्म या जीवन की ऋृतार्थता 


भक्ति तो एक भावना है| उसकी शुद्धि या सिद्धि के लिए कुछ कर्म तो करने ही पढते 
हैं। जप, तप, पूजा, भर्चा, नाम-स्मरण, छुन, संकीतंन, स्तोत्र-पाठ, भजन, ध्यान, स्वाध्याय, ये 
सब भी कसे ही हैं। सांस लेना व छोड़ना भी कर्म ही हैं । खाना, पीना, देखना आदि देहघर्म भी 
सब कस ही हैं । यों देखें तो कर्म का कहीं अन्त नहीं है । स्वयं भगवान्‌ का स्वरूप ही कर्मम्य है । 
परमात्व तत्त्व में सदा स्पन्दन या कम्पन होता रहता है । यह कर्म ही है । यदि परमात्मा में किप्ती 
आदि कम्पन, रुपन्दन की कल्पना की जाय तो उस आदि कम्प के साथ ही कर्म का जन्म हुआ 
समझना चाहिए | यह सृष्टि, इसकी उत्पत्ति, पात्नन, संहार सब भगवान्‌ के कर्म दी तो है। अतः 
भक्ति को कर्म से जुदा नहीं कर सकते । प्राचीन समय में यक्षयागादि कर्म-काणढ से कर्म! शब्द 
का बोध लिया जाता था और कसंत्याग या संन्यास से अधिकतर उसीका भाव अ्रहण किया 
जाता था। सामान्य कर्म का, कमसात्र का--क्सिी भी क्रिया का नियेध तो जीदे-जी मनुष्य के 
लिए न संभव है, न युक्ति-युक्त ही है। अतः जनक ने भक्ति-भावना तो अहण कर ज्ली, अथ उन्होंने 
कर्मयोग का विधान पूछा । अर्थात्‌ किस प्रकार कम किये जावें जिससे चित्त शुद्ध हो ओर अन्त में 
संसार-पाश से विलकुल्ष निदृत्त हो जाय । योग का अभिप्राय 'सम्ुचित-विधि! या तरकीब है। 


आविहोत्र ने कहा--“कर्म, अकर्म और विकसे ये सब विषय वेद से ही 
जाने जा सकते हैं क्ौकिक पदार्थों से इनका ज्ञान नहीं हो सकता | वेद भगवद्ग प 


“ अधिक क्या, वे साधु पुरुष साज्ञात्‌ मेरे हृदय हैं ओर में उन साघुजनों का हृदय हू, क्योकि वे 
मेरे सिवा और किसी वस्तु को प्रिय नहीं समझने ओर मुझे उनके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु 
तनिक भी प्रिय नहीं है | [६-४-६३ से ६८] 

गोपियों के प्रति-- 

“जो लोग आपरूप में एक-दूसरे को प्यार करते हैं वे केवल स्वार्थ के लिए ही उद्योग 
करते हैं | उनमें सौहार्द नहीं होता धर्म का भाव भी नहीं रहता । उनका स्नेह स्वार्थ के लिए ही 
होता है और उनका कोई हेतु नहीं होता ( १०-२३२-१७ ) 

“जो पुरुष सेवा न करने वालो से भी स्नेह करते हे वे कृपालु और माता-पिता के 
समान स्नेहीं होते हैं। इनके व्यवहार में निर्दोष धर्म ओर सौहाद दोनों का ही समावेश 
रहता है । ॥१८॥ 

“कुछ लोग ऐसे होते है जो अपने को न भजने वालों की तो वात क्या भजने वालों 
को भी नहीं भजते। वे पर्णकामा, आत्माराम, कृतष्न और गुरुद्रोही चार प्रकार के होते हैं ॥१६॥ 

“किन्तु में इनसे से किसी कोटि में नहीं हूँ | इसीलिए जो लोग मुझे भजते हैं उन्हे भी 
मैं नहीं भजवा जिससे उनकी मनोद्॒त्ति निसन्‍्तर मेरी ओर लगी रहे। जैसे निर्धन पुरुष प्राप्त हुए 
धन के नष्ट हो जाने पर उसकी चिन्ता से व्याकुल हेकर और कुछ भी नहीं जानता उसी प्रकार 
मेरे लिए धर्म लोक और कुठम्बियों को छोड़ने वाली हम सबकी मनोवृत्ति मुझमे लगी रहे इसलिए 
तुमसे छिप गया था, किन्तु था तुम्हारे पास ही तुमने दुस्तर ग्रहश्शद्चुला को तोड़कर मेरा भजन 
लिया है | ठम्हारा यह भजन सर्वथा निर्दोष है। में देवताओं के समान आयु पाकर भी त॒म्हारे इस 

' उपकार का बदला नही दे सकता | तुम लोगों की ही सुशीलता से तुम्हारे उपकार का बदला पुरा 
हो सकता है, मेरे पुरुषार्थ से नहीं। त॒म्हीं मुझे उक्कण कर सकती हो ॥२०-२२॥ 


का 


अध्याय ३ : माया, ञ्रह्म और कर्म १०१ 


हैं। उसमे बड़े-बड़े बुद्धिमानू भी मोहित हो जाते हैं। ( इसी कारण सनकादि ने 
उस समय तुमसे इस विषय में कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि तब तुम बालक 


थे )।” ॥४१॥ 
कर्म, अकर्म और विकर्म शब्दों के भिन्न-भिन्न अर्थ विद्वानों ने किये हैं। भगवद्गीता 
के चत्तुर्थ अध्याय में इन शब्दों का डपयोग हुआ है। वहां भी जुदा-जुदा अथ किये गये हैं। 
इनका साधारण अर्थ तो है--करना? “न करना! और “निषिद्ध या विशेष क्रिया करना? परन्तु 
सीमांसक--कर्मकाएड की विवेचना करने वाले शास्त्र के रचयिता या अ्रनुयायी--यज्ञयागादि के 
रुप में किये जाने वाले काम्य-धन, पुत्र, स्त्री, राज्य आदि फी कामना से किये गये कर्मा को ही 
“कर्म! कहते हैं | स्टुतिकार वर्णाश्रम-विह्ित कर्मों को ही कर्म! कहते हैं। इनमें ऋरद्धान रद्दे से 
जिन योगसार्गियों या ज्ञानी वेदान्तियों ने इन्हें छोड़ दिया उन्हें मीमांसक “अकर्मीः कहते हैं । 
गीता में श्रीकृष्ण को और यहां जनक को ऐसे कर्म भ्रभीष्ठ हें जो चित्त की श॒द्धि करने वाले हों, 
लोक-कल्याण करते हों, जिनसे प्रजा का धारण-पोषण तथा धर्म ओर सत्य की स्थापना एवं 
अधर्स तथा असत्य का माश संभव दो । इसके विपरीत “विकर्म? उन्हें समझता चाहिए जो शाग- 
होप से वशीभूत होकर किये जाते हैं | वासनाश्रों से युक्त, जनता के लिए अकल्याणकर, प्रजा- 
पीड़क और अधर्म व असत्य के पोषक हों । 'अकर्म? के दो अर्थ द्वो खकते हें--एक तो कर्म ही न 
करना, दूसरा निषिद्ध कर्म न करना । कर्म! दी न करना तो किसीके भी गल्ते नहीं उतर सकता 
ओर निषिद कर्मों का कोई समर्थन नहीं करेगा । हां, कर्म में ही अकर्म मानने की युक्ति गीता में 
बताई गई दे । वह है कर्तापन के अभियान को, फल में आसक्ति को, छोडकर ईश्वराप॑ण बुद्धि 
से कर्म करना । 
शआ्राचार्य विनोबा ने कर्म, विकर्स व अकर्म का अर्थ और ही तरह से किया है। उन्होंने 
गीता के कर्म! का शर्थ किया है 'स्वघर्म --सहज-प्राप्त, स्वभाव-सिद्ध धर्म; स्वधर्म-पालन मे जो 
मानसिक सहयोग अ्रपेज्षित है उसे उन्होंने विकर्स! कहा दे, जिसके बल से 'कर्म' “अकम! हो 
जाता है। कर्म को अकर्म बनाने की युक्ति है उनके मत में यह विकर्म। जब दस तनन्‍्सय द्वोकर 
कोई काम करते हैँ तो उसके विकट द्वोते हुए भी वह बोकीजा नहीं मालूम होता--अकमं-सा 
लगता है--मानों कुछ किया ही न हो । ( इसे सबिस्तर सममने के लिए 'गीता-प्रवचन? (ट्विन्दी) 
देखिए । 
आविद्दोश्न ने कहा कि यह फर्माकर्म छी गुत्थी बडी बेढब है । साधारण लोग इसे नहीं 
सुकमा सकते । बढ़े-बढ़े वेदज्ञ पंडित द्वी इसका रहस्य जानते हैं और वेदों का ज्ञान भी मामूली 
बात नहीं दे। वह भगवान्‌ का ही ज्ञान है। अतः भगवद्ग प द्वी है। ि 
“वेद परोक्षचाद है। (कड़वी दवा पिलाने के लिए) जैसे बालक को (मीठी- 
मीठी बातें बनाकर अथवा सीठी चीजें देकर) फुसलाते हैँ उसी प्रकार कर्मरूपी 
रोग को छुड़ाने के लिए ही उसमें कर्म-रूपी औषध का विधान किया 
गया है ।? ॥४७॥ 
सिसी बात को छिपाने के लिए जब उसका वर्णन अन्य प्रकार से किया जाता है तत्र 
उसे श्र्थात्‌ शुमा-फिराकर कहदन को परोक्तताद कट्ठते हैं। कहा है--“परोक्षप्रिया हि. देवाःः इसका 


गा ु 


१०२ भागवत-घर्म या जीवन की कृतार्थता 


यद्द आशय है कि कर्म-बन्धन से छुटाने के किए वेदों ने कर्माचरण का दी उपदेश दिया है। 
सकाम कर्म बन्धनकारक हैं, क्‍योंकि वे विषय-सुख या स्वार्थ-सिद्धि के लिए द्वोने हैं । अतः राग- 
द्वंष उत्पन्न करके नाना प्रकार के सुख-दुःख में डालते हैं, जिनसे कर्म-परंपरा का श्रन्त ही नहीं 
आता | अतः उनके फल्नों के भोग का बन्धन भी दिन-दिन कडा होता जाता है। इसके विपरीत 
यदि कर्म निष्काम भाव से--सेवा या परमेश्वर-प्रीत्यर्थ--किये जायें तो उनसे चारों ओर प्रेम, 
सद्भाव, सहयोग का बातावरण बढ़ेगा, जिसका फल दुखदायी नहीं होगा और हुआ भी तो असे 
प्रसन्षता से सहने का बल सिल्षता रहेगा । वद खल्ेगा नहीं, बन्धनकारक नहीं मालूम होगा । 
“जो अजितेन्द्रिय व अज्ञानी पुरुष वेदोक्त कर्म का आचरण नहीं करता 
बह विहित कम के त्याग के पाप से बारम्बार जन्म-मरण को प्राप्त होता है. ॥४५॥ 
इसमें यह संकेत है कि वेदोक्त कम का आचरण जितेन्द्रिय होकर व ज्ञान प्राप्त करके 
करना चाहिए । चेद चूँकि ईश्वरीय ज्ञान के ग्रन्थ हैं, चेदोक्त कम से यहाँ श्रास्मश्ञानयुक्त कर्म 
से लिया जा सकता है। 'यज्ञ-याग! श्रर्थ लें तो उसे व्यापक बनाना होगा-। यज्ञ की विधि? की 
अपेक्षा स्परिट--भावना पर ही ध्यान रखना होगा। यज्ञ की भावता है--प्रलिदान | अपने 
पास जो श्रेष्ठम, सुन्द्रतम, प्रियतम दे उसे परमाध्मा के लिए बलि कर देना, छोड़े देना, या 
परमास्मा में मिह्ना देना । साधारणतः मनुष्य को सबसे प्यारा विषय-सुख होता है। श्रतः उसे 
भगवान्‌ के लिए, सेचा के क्षिए छोडकर सात्विक कर्म करना चाहिए---यह भावार्थ निकलता है । 
ऐसा कर्म जो नहीं करता वद्द पाप-भागी होगा--इतना द्वी नहीं इसे बार-बार जन्म-मरण के फेरे 
करने पड़ेंगे ।. अर्थात्‌ उसकी गति अस्थिर, उतार चढ़ाव घाल्ी, अ्रतः अशाल्तिपूर्ण रद्देगी । 
मोक्ष का स्वरूप कु 
जन्म-मरण का फेरा दु,खमय चक्र माना गया है । दुःख को सम्ूल मिटाने की इच्छा से 
उसका मूल खोजते-खोजते कुछ विचारकों की यह राय हुईं कि यह जन्म लेना ही दुःख का असली 
कारण है। जन्म के साथ स॒त्यु ल्लगी दी हुईं है। रूत्यु का नाम केने से थों भी सबकी रूद कॉपने 
ज्ञगती है। फिर जन्म में गर्भावस्‍था में रहना पद़ता है, वहाँ की गन्दी द्वालत का अलुमान करने 
से जन्म की क्रिया को भी दुःखमय माना है| जन्म, रूत्यु के बीच के इस जीचन में तो दुःख का 
अ्रजुभव हम कदम-कदस पर करते ही हैं । अतः यदि जीवन-मरण के चक्कर से छूट जायें तो दू.खों 
से भी सदा के लिए छूट जाएँ--यद्द निष्कर्ष निकाला गया। न्‍्याय-सूत्र (१३॥२२) में छुश्ख से 
अत्यन्त विमोक्त को अपवर्ग कहते हैं (तद॒त्यन्त विमोज्षो:पचर्ग) “अत्यन्त! शब्द का अभिप्राय है 
कि ठपात्त जन्‍म का परिहार तथा अन्य जन्म का अलुत्पादन । इन दोनों की सिद्धि होने पर 
आत्मा की दुःख से आत्यन्तिकी निश्ृत्ति होती है। इसके लिए न्याय-सताबुसार आत्मा के नो 
गुणों--बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, हं ष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म तथा संस्कार--का उच्छेद होना 
चाहिए । धर्म-अधर्म से सुख-दुःख की उत्पत्ति द्वोती दै। इनका उच्छेद द्ोने से शरीरादि कार्य 
नहीं हो सकते । और भोगायतन इस शरीर के अभाव में इच्छा, दंपष आदि के साथ शआत्माका 
संबंध नहीं रद्द सकता । इनकी राय में मुक्त दुशा में श्रात्मा अपने विशुद्ध स्वरूप में प्रंविष्ठित भरोर 
अखिल गुणों से पिरहद्धित रहता है। वह छुट्टों ऊर्मियों--भूख-प्यास प्राथ को, लोस-मोह्द चित्त 
को, शीत-अआत्प शरीर को कष्ट देने धाले होने से ऊर्मि कद्दे जाते दें--के प्रभाव को पारकर लेता 
है भौर दुःख-क्लेशादि सांसारिक बन्धनों से विमुक्त हो जाता दै। ये मुक्त आत्मा में सुख का भी 


हि 


शत 


अध्याय ३ : माया, ब्रह्म और कम १०३ 


अभाव मानते हैं। मोक्ष या निःश्रेयस दो प्रकार का है--अपर और पर । जीवन्मुक्ति को अपर 
और विदेदसुक्ति को पर--निःश्रेयल कद्द सकते हैं। जो आत्मा का साक्षात्कार कर लेता दे वह 
जीवम्मुक्त कहलाता है, लेकिन जबतक प्रारब्ध कर्मो का संबंध दृट नहीं जाता--वे क्षीण नहीं द्वो 
जाते तबतक पर निःश्र यस--विदेहसुक्ति--नहीं होती । 


साख्यकार अपवर्ग या मोक्ष का स्वरूप इस प्रकार बतलाते हे--पुरुष स्वभावत: असंग 
और सुक्त है, परन्तु अविधेक के कारण उसका प्रकृति के साथ संयोग छुढ जाता है। इससे प्रकृति- 
जन्य दुःख का जो प्रतिबिम्ब पुरुष में पढ़ता है वही है पुरुष के ज्षिण दुःखभोग--संसार। अतः 
संसार का मूल कारण अविवेक दे और दुःख निवत्ति का साधन विवेक है। प्रकृति पुरुष का परस्पर 
वियोग होना या एकाकी धोना अथवा पुरुष की ही प्रकृति से अलग स्थिति--केवल्य--मोक्त है । 
बन्धन-मोक्त वस्तुतः प्रकृति के ही धर्म हैं, पुरुष के नहीं । पुरुष न तो बन्धन का अनुभव करता है 
न मुक्ति का और न संसार का। पुरुष की मुक्ति का श्रभिप्राय यह्द है कि वह अपनी स्वतन्त्र,” 
असंग, केवल दशा को प्राप्त कर लेता है'। पुरुष शरीर तथा मन के ऊपर है, प्राकृत बन्धनों से 
उन्मुक्त होने वाज्ला असरण-धर्मा श्रपरिवर्तनशील नित्य सत्य पदार्थ है, यद जान लेना ही पुरुष 
का कत्त व्य है | इस दुशा में उसे यह निश्चित ज्ञान हो जाता है कि 'नास्मिः--मुममें किसी 
प्रकार की क्रिया का सम्बन्ध नहीं है। में स्वभावतः निष्क्रिय हूँ। 'नाहम? -- क्रिया का निषेध होने 
से मुझमें किसी प्रकार का कतृ'त्व नहीं है । तथा “न मे--मैं असंग हूँ, अतः मेरा किसीके साथ 
स्व-स्वामिभाव का संबंध नहीं है ! ऐसी मुक्तावस्था की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य इसी जन्म में कर 
सकता दै। ये मुक्ति दो प्रकार की मानते हैं--जीवन्मुक्ति तथा विदेहसुक्ति । विवेक ज्ञान हो जाने 
पर मनुष्य इसी जन्म में जिस मुक्ति का अनुभव करता है वह जीवन्मुक्ति है । यह कर्म व्यापार से 
विरत नहीं होता, परन्तु अब कर्म बन्धन नही उत्पन्न करते। किन्तु प्रारब्ध कर्म अवशिष्ट रद्दते 
हैं। शरीर के नाश होने पर पुरुष ऐकान्विक-अवश्यम्भावी तथा आत्यन्तिक अ्रविनाशी दुःखन्नय 
के विनाश को प्राप्त कर लेता है । शास्त्रीय भाषा में यद्दी 'विदेद्द मुक्ति! है। यही वास्तविक मुक्ति 
है । दुःखमय की आत्यन्तिक निदृत्ति ही मोक्ष है । दुःख का अभाव होने पर सुख की सत्ता भी 
सिद्ध नहीं होती । 


जज 


मीमांसकों के मद में--'प्रपन्च-सम्बन्ध-विक्षयों मोज्ञ::--इस जगत के साथः शआत्मा के 
संबंध के विनाश का नाम मोक्ष है। भोगायतन शरीर, भोग-साधन इन्द्रिय, भोग-विषय पदार्थ--- 
प्रपल्च के इन तीन बन्धनों ने आत्मा को जगत्‌-कारागार से डाल रखा है। आत्मा शरीर के 
कारण इन्द्रियों की सहायता से बाह्य विषयों का अनुभव करता है। अतः इन बन्धनों- ने संसार- 
श्र खल्ला में जीवन को जकड़ रक्‍्खा दे । इस त्रिविध बन्ध के आत्यन्तिक नाश की संज्ञा 'मोक्षः 
है। आत्यन्तिक नाश से अभिप्राय शरीर, इन्द्रिय, विषय के साथ ही, बन्ध के उत्पादक धर्माधर्म 
एकदम निःशेष हो जाने से है, जिससे फिर इनकी उत्पत्ति भी नहीं होती | अतः आध्मा को इस 
भौतिक जयत्‌ में झाने की कोई आवश्यकता नहीं रद्दती । मोक्ष-स्वरूप के संबंध में दो मत हैं--- 
एक मत से मुक्तावस्था में निस्य सुख की अभिव्यक्ति होती दे । आत्सा के शुद्ध स्वरूप के उद्य 
होने से शुद्ध आनंद का आविर्भाव अवश्य होता है। दूसरे के अनुसार सुख का श्रत्यन्त समुच्छेद 
रहता दै। आत्मा को प्रिय या श्रप्रिय, हर्ष या शोक, स्पर्श नहीं करते । 

वेदान्त 'प्रपन्न-विज्ञयः को ही मोक्त मानता है। उसकी सम्मति में स्वप्न-प्रपब््च की 


ड्र 


१०४ भागवत-धर्म या जीवन की कताथ्थता 


तरह यह संसार-प्रपश्व भ्रविद्यानिर्मित है। अत. बलद्यज्ञान होने से अविद्या के विल्लीन होने पर 


जगत्‌ की सत्ता दी नहीं रहती । प्रपन्‍्च का द्वी विलय दो जाता है । 

पाव्चरात्र (वैष्णव) मत में मुक्ति का नाम अह्यभावापत्ति! है | इस दुशा में जीव ब्रह्म 
के साथ एकाकार दो जाता है। वह फिर लोटकर संसार में नहीं आता । उस दुशा में वह 
निरतिशय आनंद का उपसोग फरता है। उस काक्न में जीव भगवान्‌ के 'पर”-रूप के साथ परम 
व्योम ( शुद्ध र्ष्टि से उत्पन्न वेकुणठ ) में आनंद से विहार करता रहता है और कालचक्र से 
रहित द्दोकर निरंतर सेवा करता रहता है । 

चुद्ध का सत हैं कि आवागमन की जननी दृष्णा के उच्छेद करने से- तथा अखिल 
स्वार्थ-परायणता व जन्म-मरण के प्रमाणभूत आत्मा के श्रस्तित्व में विश्वास न करने से एवं 
सुन्दर सास्विक जीवन व्यतीत करने से निर्वाण द्वोता है । शान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, 
किन्तु आचार की सहायता से शरीर की शुद्धि बिना किये मनुष्य ज्ञान की उपल्वव्धि का अधिकारी 
नहीं होता । 

जैन मतानुसार जीव निसर्गतः मुक्त दै। पर घासनाजन्य कर्म उसके शुद्ध स्वरूप पर 
आवरण दाले रद्दते हैं। भोगात्मक जगत्‌ तथा भोगायतन शरीर के साथ जीव का सम्बन्ध कराने 
का प्रधान कारण कर्म ही हे । उसीके साथ सन्बन्ध होने से जीव का बन्धन और उसके प्रभाव से 


उन्मुक्त होने पर जीव का मोक्ष निर्भर करता है । सम्यक्‌ दुश्शन, सम्यक ज्ञान, तथा सम्यक्‌ 


चारिध्य से मोक्ष प्राप्त होता है । ] 

चार्वाक्‌ मत में भी आत्यन्तिक दुःख निद्ृत्ति को सोक्-सुक्ति माना है। प्रत्येक क्लेश 
का निकेतन यही भोगायतन शरीर है। इसके पतन के साथ ही आध्यन्तिक निव्रत्ति सिद्ध हो 
जाती है । 'मरणायेवापचर्ग” मरण द्वी अ्रपवर्ग है। 

समर्थ रामदास के मत में असार निरसन के बाद जो सार बचा सो निगुण ब्रह्म । 
चद्दी दम हैं। तत्त्वप्राप्ति के साथ ही 'में-पनः चतल्मा गया व नियगुण ब्रह्म ही शेष रह गया-- 
सः अद्ृम! इस विचार खे ्रास्म-निवेदन हुआ । भक्त-भगवान्‌ की एकता हो गईं। दिभक्तता 
छोड़कर भक्त हो गया--यह अनन्‍्यता ही सायुज्य मुक्ति है। शाणी भ्रम से 'को5दम” कद्दता है, 
विवेक होते दही 'सोडहम? कहने लगता द्वे। निगुण ब्रह्म से अनन्‍्य समरस होते दी अहम- 
सो5हम्र” दोनों मिट जाते हैं । शाश्वत बाकी रह जाता है । 

स्वप्न के राजा रंक जामृति में मिथ्या हो जाते हैं । ज्ञानी जानता द्वे कि जो जन्‍्मा हे 
वद्द मर जावा है । जिन्हें आत्मज्ञान हुआ हे पद्दी बढ़े; सच्चा बढ़ा एक परमात्मा द्वी है । दरि- 
हरादि उसीमें आ जाते हूँ । परमात्मा निगु ण निराफार दे । वहाँ उत्पत्ति स्थिति क्षय का प्रश्न 
ही नहीं है | स्थान-मान, नाम-रूप ये सब अनुमान हैं । 

ब्द्मप्रलय में इन सब विचारों का अन्त दो जाता है। ब्ह्म-साज्षात्कार के समय जो 
अशेष कल्पनाभों का क्षय द्वोवा हे वही त्रह्म-प्रल्लय । जो इस ब्रह्म का संपूर्णा स्वरूप जानते हैं थे 
लोकोद्धार के लिए अह्म का निरूपण करते हैं । वही बह्मवेत्ता ब्राह्मण हैं । ह 

बन्धच सर छुटकारा पाना दी मोक्ठ है । भाणी अपने सकतप से बंधता है, “जीप-पंन! 
बद्द दोत। है । मैं जीव हूँ? अनेक जन्मों के इस संरृत्प से -जीव की देहजुद्धि बढ़ती है व वह्द 
अल्प हो जाता है। में जीत हूँ, सुके बन्चन है, जन्म-मरझ है, डुरे-भले को का परापपुण्यात्मक 


अध्याय ३ : साया, ब्रह्म ओर कर्म - १०४ 


फल्ष मुझे भोगना है, इत्यादि कल्पनाओं से जीव अपने-आपको बाँध लेता है। इनसे छुटकारा 
पाना ही मोद् है। हु 
स्वरूप-जागृति ही मोक्ष है। अ्ज्ञान-रूपी रात के जाते ही संकल्प-दुःखों का नाश 
होकर प्राणी तत्काज्ष मुक्त होता दे । संकल्प से बंधा जीव विवेक के द्वारा द्वी मुक्त हो सकता है । 
.. श्रमेद-ब्ृत्ति को ही सायुज्य मुक्ति--जीव का परमात्मा में सब तरह एकरस हो जाना-- 
है। नदी जेसे सागर में मिलती दे उसी तरह भगवान्‌ व भक्त एक हो जाने पर विभक्तता का 
अनुभव नहीं होता । - 


इश्य-भाव जाकर फिर श्रात्म-साम्राज्य को भोग, उसकी अपेज्ञा दृश्य देह-भान के रहते 
हुए ही श्रास्म-समाधान रहे--इसमें विशेषता है। माया के रद्दते हुए भी उसे मिथ्या समम्ना, 
देद्द रहते हुए भी विदेह जेसे रहना--यद्द सच्चा समाधान--शान्ति है । 

बन्ध-मोक्ष, माया-त्रह्म, ह्चच्य-अल्नच्य, ध्यान-ध्याता, इत्यादि पक्ष जद्दाँ खतम हो जाते 
हैं वह आत्मा सोक्ष-स्त्ररूप है। उस निर्विकल्प में कल्पना विज्ञीन हो जाती है व केवल ज्प्ति- 
मात्र सूच्म ब्रह्म बाकी रहता है। बस काम बन गया । भव-स्गजल समाप्त हुआ्आा, मिथ्या बन्धन 
हट गया, अद्गे त का द्वौत गया, निःसंग की संग-ब्याधि छूटी, निष्प्रपन्न इस प्रपश्च (उपाधि) से 
मुक्त हुआ, एकान्त को एकान्त मिल गया, अनन्त के अन्त का अन्त आ। गया, अ्रस्टृत अमर हो 
गया, निगु ण नियु ण हो गया, सन्निघ रहते हुए भी जो खो गया था वह मिल्न गया । 


सन्‍्त विनोबा का कद्दना है--अह्म-निर्वाण का श्रर्थ है देह को फेंककरं व्यापकतम' 
होना । इसी स्थिति को बौद्धों ने “निर्वाण” कट्दा है । बोदों को निषेधक भाषा--निर्वाण--अच्छी 
क्षगी । इसका श्रर्थ दै मनुष्य अद्न्ता को श्ुलाता जाय । मनुष्य का मोद्द देह के साथ द्वी नष्ट 
हो जाय, शून्य हो जाय । किन्तु वेदिकों को “अ्रह्म-निर्वाण” जेसी विधायक भाषा रुचिकर लगी । 
उन्होंने सोचा कि सोक्ष को अभाव-रूप बताने की अपेक्ता भाव-रूप बताना ज्यादा अच्छा है। दस 
नष्ट हो गये, शून्य हो गये, ऐसा कद्दने की अ्रपेत्ता हम व्यापक हो गये, अनंत द्वो गये, यद्ध कहना 
अच्छा दे | बौद्ध कहता है कि तुम “मैं नष्ट हो गया” यद्द कहने से घबराते क्‍यों द्वो (- में अनन्त 
होऊंगा, व्यापक दोऊँगा, सर्वमय द्वोऊंगा, ऐसा कद्दने में जो अ्रस्तित्व का मोह दे उस्ते छोड़े दो ! 
इपपर वेदिक जवाब देता है--प्रश्न भय व मोह का नहीं है। अनुमति का दै। अनुभूति के 
खिलाफ खयाल बनाव केते ? अनेक पताधनाओं के फल-स्व॒रूप जब अद्वौत अनुभूति के द्वारा मेंने 
ईश्वर को अपने अन्दर समा लिया दे तो फिर में यह केसे मानूँ कि मैं मिट गया। अतः यही 
कहना ज्यादा उचित दे कि सब शअ-वस्तुओं का निराकरण करने के बाद बचने वाला जो मैं पह्दी में 
व्यापक हो गया, ब्रह्म-मय हो गंया। सच पूछिए तो “बद्य-निर्वाण” शब्द केवत्ष विधायक नहीं है । 
बह निषेघक अर्थ को अपने पेट, में समाकर विधायक बना दै। वद्द उभय श्रर्थ का संग्रादक दे । 
जद्मनिर्षाण! कहने के बाद "में? चलना गया, ब्रह्म शेष रह गया । अतः “एक ब्रह्म च शुल्यं व यः 
पश्यति स पश्यति |” 


5 


श्री रामकृष्ण परमहंस कद्दते हैं---“जीव की अहन्ता का नाश द्ोने पर शिवस्व प्राप्त 
होता दे । यद्दी शिव जब शव होता है, अर्थात्‌ रत हो जाता है तब आनंद्मसयी माता उसके सन 
में विराजमान द्वोती है। “मुक्त होगे कब ९ “अहम! जायगा जब ।” * 


१०६ भागवत-धर्मे या ज़ीवन की कृताथता 


“में उसका दास हैं, में उसकी सन्‍्तान हैं, में उसका अंश हूँ---य भ्रहंकार फिर श्रच्छे 

हैं। ऐसे अभिसान से भगवान्‌ मित्रता है ।” : 

यों देखने से मालूम पढेगा कि मोक्ष के ध्येय के विषय में यद्यपि दाशनि्कोंच अनु- 

भवियों में प्राय' सतैक्य है, फिर भी स्वरूप के विषय में मत-वेषम्थ है। मोक्ष चूँकि बुद्धि के 
द्वारा समझने की पस्तु नहीं है, साधना द्वारा भ्रनुभव करने की वस्तु है; अतः जिज्ञासु, साधरु, 
भक्त, श्रेयार्थी के क्विए उचित है कि वह अपनी साधना में ही तन्‍्मय हो रददे । इसीसे वह अपने 
ध्येय तक पहुँच सकेगा और जब ठश्ततक पहुँचने लगेगा तो मोत्त का सद्दी रूप अपने-आप 
मालूम द्वोता जायगा। ;क्‍ ५ 

, “निःसंग भाव से ईश्वराप॑णपूर्बक वेदोक्त कर्मों को ही करता हुआ पुरुष 

निष्कर्म-सिद्धि (ज्ञानावस्था) को प्राप्त कर लेता है। वेद में जो ( स्वगांदि ) मिलने 

की फल-श्रुति है वह केवल करे में रुचि उत्पन्न करने के लिए ही है।” ॥४६॥ 

इसमें यह शर्ते रखी गई है कि जो कर्म किये जावें वे निःसंग भाव से अर्थात्‌ 

आसक्ति-रद्वित द्ोकर करे । और जो-कुछ करे वह भी अपने लिए नहीं, ईश्वर करे लिए--सेवा 
भाव से--करे । इससे उसके चित्त के मत्न धुक्षकर, अ्विद्या, अज्ञान, मिठकर ज्ञान का प्रकाश 
मिलेगा । उसको वही सिद्धि मिलेगी जो निष्कमंता में सिद्धि--मोक्ष-मानने पोल्नों को मिल्रती 
है । जब कर्म-काणढ का जोर बहुत बढ़ गया था तब योगियों व ज्ञानियों को उनका निषेध कंरना 
पढ़ा था और इनके बिना भी सिद्धि--मोक्ष -प्राप्त हो सकती है, ऐसा प्रतिपादन किया था। 
ऐसा भी मत पाया जाता दै नो कर्म-सात्र का तिषेध करके केवज्ञ शान से ही मोक्ष मानता है। 
श्री शंकराचाये ने भी इसपर जोर दिया मालूम द्ोता है। परन्तु चित्त-शुद्धि के लिए कर्म की 
आवश्यकता को वे भी मानते हैं । वर्तमान युग में हस वाद की गु'जाइश नहीं रही है, अत. 
इसपर झधिक चर्चा न्‍करता अनावश्यक है। भिन्न-भिन्न कामना से किये गये यज्ञों के स्वर्गादि 
सिन्न-भिश्न फरल्वो का उल्केख वेदादि ग्रन्थों में सिज़्ता है। भागवतकार कहते हैं कि ये तो प्रद्धो सन- 
मात्र हैं। उनका कोई महर्व नहीं है, न वे खास ध्यान देने योग्य ही हैं । 

“जो शीघ्र ही पर-स्वरूप आत्मा की (अह्जार-रूप) हृदय-श्रन्थि को खोल 
लेना चाहता है उसे उचित है कि वह वेद विधि तथा तन्‍्त्रोक्त विधि से नियमा- 
नुसार भगवान्‌ की, केशव की पूजा करो. ।? ॥४७॥ 

तन्‍्त्र का अर्थ वह शास्त्र है जिसके द्वारा शान का विस्तार किया जाता है और जो 
साधरकों की रक्षा करता है--- 

“तनोति विपुल्नानर्थान्‌ तत्वमन्त्रतसमनिवितान । 

त्राणं च कुरुते यस्मात्‌ तन्त्रसित्यभिधीयते ॥” 
घतः तनन्‍्त्र का ब्यापक अर्थ शास्त्र, सिद्धान्त, श्रनुष्ठान, विज्ञान व तद्दिषयक अनन्‍्थ 
आदि हैं। परन्तु यहाँ अिप्राये उन धार्मिक अन्यों से है जो यन्त्र-सन्त्रादि समन्वित एक विशिष्ट 
साधन-मार्ग का डपदेश देते हैं। इनका दूसरा नाम 'झागम' दै। “निगम! कम, उपासना व ज्ञान 
के स्वरूप को बताता है, 'आ्रागम? इनके साधनभूत उपायों को सिखलाता दै ।, आगम तीन प्रकार 


अध्याय ३ : माया, ब्रह्म और कर्म १०७ 


के हैं--वेष्णव, (पान्चरात्र या भागवतो शेव तथा शाक्त, जिनमें क्रमशः विष्णु, शिव, शक्ति की 
परादेवता-रूप में उपासना विद्ित है। वेष्णव तन्‍्तन्रोक्त पूजाविधि आगे (अ० ११, श्क्ो० २७) 
सचिस्तर बताई गई दे । 

मनुष्य को काम्य कर्मों में प्रेरित करने वाला व कर्तापन का भाव पंदा करने वाला 

उसका सबसे बड़ा श्र अहझ्वार है। यह जब सूच्म-रूप में रहंता है तो संसार में भेद-भाव च 
पृथकता का कारण द्ोता है, जब यह॑ स्थूल-रूप धारण करता दै तो अहन्ता व अ्रभिमान हो जाता 
है जिसमें उन्मत्त द्वोकर मनुष्य नाना प्रकार के सुख-भोग की इच्छा करता दे व अपने सिवा किसी 
को कुछ नहीं समझता । प्रत्येक कर्म भ्रपने ही लिए करता है, व उनका कर्त्ता भी अकेला अपने 
को द्वी मानता है। इससे वह नाना प्रकार की डलसनों में फैंसता चत्ना जाता है और अहंकार पी 
गॉँठ इृढ़ होती जाती है | जबतक यह अहझ्भार प्रबल रद्दता दे तबतक म्रनुप्य की रुचि आत्मा की 
श्रोर नहीं होती जो कि डसका असली रूप है | इस ह्ृदय-प्रन्थिं को खोल्नने-का सरत्न उपाय 
भगवान्‌ केशव की पूजा है | वेदिक विधि यज्ञ-हवन-प्रधान है। तन्न्रतिधि सूर्ति-पुजन-प्रधान हे । 
जिसको जो विधि ठीक जँचे उसीका वह अचलम्बन करे । दोनों विधियों के द्वारा पूजन तो एक 
ही भगवान का करना दै और वद्द भी निष्काम भाव से--केवल बित्त-शुद्धि के लिए । 

“(सेवा के द्वारा) गुरु की कृपा का पात्र होकर उनकी बतत्ताई हुईं विधि के 
अनुसार अपनी अभिमत मूर्ति के द्वारा महापुरुष नारायण की- पूजा करे। प्रथम 
शरीर व अन्तःकरण को शुद्ध करके प्रतिमा के सम्मुख बैठकर प्राणायाम आदि 
के द्वारा नाड़ी-शुद्धि करे और फिर अंग-न्‍्यास से अच्छी तरह देह-रक्षा कर 
भगवान्‌ का पूजन करे ।? ॥४८-४६॥ 


मूर्ति पूजा का श्रभ्निप्राय है अपनी सब इन्द्रियों को विषयों से हटाकर एकमात्र भगवान्‌ 
में लगा देना । अव्यक्त परमात्मा का तो कोई रूप दे नहीं. जिसका ध्यान किया जा सके, ज्यक्त 
परमात्मा सष्टि-रूप में उपब्नव्ध होता है, जिसकी व्यापकता इतनी दे कि साधारण व्यक्ति का 
ध्यान केन्द्रित होना शक्‍्य नद्दीं । इस असुविधा को दूर करने के लिए मूर्ति की कठ्पना प्रादुभू ठ 
हुई । वेदिक साहित्य में हसका विधान नहीं मिल्नता। यद्द माना जाता दे कि बुद-घर्मियों ने 
प्रथम इसका प्रचार भारतवर्ष में किया; फिर वेदिक या प्राह्मणधर्मियों ने इंसे अपनाया । परमात्मा 
की विविध शक्तियों-रूप कई देवताश्रों की कल्पना की गई है और, उनकी मूर्तियाँ बनाई गईं 
हैं। अपनी भावना के अनुसार साधक कोई मूर्ति चुन ले व उसकी पूजा करे। सारा उद्देश 
चित्त को शुद्ध करना, एकाग्र करमा है, अतः पहले शरीर-चस्त्रादि शुद्ध कर लेना चाहिए | फिर 
पित्त से भी विकारों को दृटा लेना चाहिए। स्वार्थ-साधना के, हिंसा के, विषय-भोग के विचारों 
को दूर हटा लेना चाहिए। पर प्राण का संयम, प्राणायामादि के द्वारा, आरंस करे। प्राणायाम 
की विधि किसी जानकार या गुरु से सीख ले । इससे चित्त स्थिर और शरीर के भ्रीतरी अ्रवयवों 
को शुद्धि होती दे । फिर अंगन्यास करे । हस क्रिया में प्रत्येक श्रंग में इृष्टदेव के निवास की ” 
भावना की जाती है, या च्ठ अ्रंग उसको समर्पित किया जाता है, जिसका अर्थ यह्द हुआ कि 
झ्रब उसकी रक्षा का भार परमात्मा पर ह॑ । साधक निश्चिन्त हुआ । 


(०८ भागवत-धस या जीवन की कृताथ्थता 


“बाह्य प्रतिमा अथवा हृदय में, जहां भी पूजन करना हो, उसके लिए जो- 

कुछ पूजन-सामभी मिले उसको, पूजा-स्थान को तथा शरीरादि को पहले शुद्ध 

' करे, फिर आसन पर जल छिड़ककर अध्य, पाद्य आदि के पात्रों को यथास्थान 
रखे। तदनन्तर एकाम्रचित्त होकर अंगन्यास. करने के उपरान्त मूलमन्त्र के 
द्वारा प्रतिमा का पूजन करे |”? ॥४०-५१॥ 

इसमें भी शुद्धि व न्यास पर ही पान दिलाया गया दे । 

“अपने-ओपने उपास्यदेव की अद्ग ( हृदयादि ) उपांग ( आयुधादि ) और 
पाषेदसहित मूर्ति की उसके मूलमन्त्र द्वारा पाद्य, अध्ये, आचम्मन,' स्नान, नाना 
वस्त्र, आभूषण, गन्ध, माला, अक्षत, पुष्पहार, धूप, दीप, नैवेय्य आदि से 
विधिवत्‌ पूजा करे । फिर स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान्‌ हरि को नमस्कार 
करे |” ॥४२-४३॥ है 

यह घोडशोपचार पूजाविधि है, जो सर्व॑न्न प्रचल्नित है । इंसमें मूतिं को पत्थर मानकर 

पूजा की जाती है । इसीलिए पहले भगवान्‌ का आवादन मूर्ति में किया जाता हे फिर पूजा- 
विधान । यद्द सघ भावना व धारणा का ही खेल्ल हे | श्रपने को भगवान्‌ में मिलाने, भगवान्‌मय 
बनाने की प्रक्रिया है । जो इसमें विश्वास न करते ह्वों वे अपने इृष्ट कार्य या आ्रादर्श में इसी प्रकार 
तल्क्लीनता प्राप्त करने का प्रयत्न करें जैसे चरखा कातना, विद्यालय, अनाथात्लय या श्रीषधाज्य 
चल्बाना, कांग्रेस-कार्य, दहरिजन-प्ेवो, या आदिवातधियों का सुधार श्रादि में तदक्ऩीन होना। इस 
तरह बाह्य उपचार भी भले ही भिन्न-भिन्न स्वीकार कर । स्थूत्र विधि-विधान उतने मद्दत्त्वपूर्ण 
नहीं हैं जितनी भीतरी भावना या प्रक्रिया । इसे सबंदा याद रखना चाहिए । 

“इस प्रकार अपने आत्मा को भगवद्र प विचारता हुआ भगवान्‌ की 
प्रतिमा का पूजन करे । फिर निर्माल्य को सिर पर रखे और पूजित हुए भगवद्‌ 
विग्यह को यथास्थान रख दे |” ॥४५४॥ 

इसमें “आत्मा को भगवद्रूप विचारता हुआ' विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हे । 

पूजा का मूल अभिप्राय यही है । हि 

“इस प्रकार अग्नि, सूये, जल, अतिथि में अथवा अपने हृदय मे जो 

“भगवान्‌ श्री हरि का पूजन करता हैवह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है |” ॥५५॥ 
: केवल्ध प्रतिमा की ही जरूरत नहीं है, अग्नि श्रादि बाहरी किसी भी वस्तु को, बल्कि 
अपने हृदय में ही, भगवान्‌ की. धारणा करके उसका पूर्जन क्रिया जा सकता हे । भगवान्‌ कहाँ 


नहीं दें? ; 


4 


अध्याय ४ 
अवतार 


[ राजा जनक के भगवान्‌ के अवतारो के सबंध से प्रश्न प्‌ छुने पर द्रुमिल ने मुख्य- 
मुख्य अ्रवतारी व उनके प्रयोजनों का वर्णन इस अध्याय मे किया है। ] 

४ राजा ने कहा--“इस लोक में श्री हरि ने स्वेच्छा से धारण किये अपने 
ज्ञिन-जिन अबतारों से जो लीलाएं की हैं, कर रहे हैं अथवा करेंगे, वे सब हमसे 
कहिए।” ॥१॥ ५ 

'क्षील।' से मतत्लब यहाँ “चरित्र” से है। 
द्र मिल बोले--'हे राजन, जो पुरुष अनन्त भगवान्‌ के अनन्त गुणों की 
गणना करना चाहता है वह सन्दबुद्धि है। सम्भव है, प्रथ्त्री के रजःकर्णों को 
किसी प्रकार किसी समय कोई गिन भी ले, परन्तु सर्वेशक्तिमान्‌ भगवान्‌ के गुणों 
का कभी कोई पार नहीं पा सकता ।” ॥२॥ 
द्व मित्र शायद खोच में पड़ गये कि भगवान्‌ के अनच्त तो गुण हैं, अनन्त ही रूप 
हैं, अ्रतः अनंत ही अबतार हैं । जो-कुछ नाम-रूपात्मर दीखता है वह सब उसका अवतार ही हो 
हैं । भत: केसे उसकी गिनती व वर्णन करूँ १ तब उन्होंने कद्दा कि भाई, यों तो उनकी शक्ति, 
गुण, अवतार आदि का कुछ पार नहीं, है । फिर उनमें से मुख्य-मुख्य को छाँटकर कहने व्वगे--- 
“अपने रे हुए पत्चभतों के द्वारा ब्रह्माण्ड-छप पुर की रचना करके जब 
भगवान आदि देवनारायण ने अपने अंशभत जीव-रूप से उसमें प्रवेश किया तो 
उनका पुरुष”! नास हुआ ।? ॥३॥ 
पद्दले सृष्टिर चना का वर्णन आरा छुका है। परमास्मा-के स्पन्दून का जब फेल्लाव शुरू 
हुआ तो उसका रूप अण्डे की तरद्द बना । वही ब्रह्माणएड कहलाया | यह परमात्सा के रहने का 
पुर हुश्रा । फिर उसने इसे पुर में अपने चित्‌ अंश से प्रवेश किया, जिसे जीव कहते हैं । इस 
तरह पुर में प्रवेश करने के 'कारण उसका नाम पुरुष! हुत्ना। यद्दध पहला या आदि श्रवतार 
समझना चाहिए । यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि सांख्य क्री 'पुरुष' की परिभाषा - इससे 
भिन्न है। भागवतकार. अद्वौत-सिद्ध।न्‍्त के श्रद्ुयायी हैं ।" 


भ 


* “उन परम पुरुष ने जीवों के अद्ष्वश कज्ञोभ को प्राप्त हुई सम्पर्ण जीवों की 
ड्पत्ति-स्था न-रूप अपनी माया मे वीये स्थापित किया | तब, उससे हिरण्मय महत्तत्व उसन्न हुआ। 
इस महत्तत्वरूप कूट्स्थ ने अपने में स्थित विश्व को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को आच्छा- 
दित ,करने वाले प्रलयकालीन अन्धकार को अपने ही तेज से- पी लिया ।” 

/ » * ० - (भाग ३।२६।१६२० ) 


९ 


११० भागवत-धर्म या जीवन की कृता्थता 


सूचम रूप से विचार करे तो सृष्टि को मूत्तरूप प्राप्त होने में ईश-संक्रल्प, देव-संकरुप 
और ऋषि-संकरुप--ये तीन संकल्प कारण हुए हैं। ईश-संकदप के सूचम परमाणु हुए, देव- 
संकल्प के ठनकी अपेक्षा स्थूल्न ओर ऋषि-संकल्प के उनसे भी अ्रधिक स्थूत्त हुए। ईश-संकरप 
से देवनिर्माय हुए और देव-संकल्प से ऋषि तथा मानव । ईश-संकढ्य से प्रथमतः मंन और 
अनन्तर आकाशादि भ्रपंचीकृत पन्चतत्त्व निर्माण हुए। इनसे स्थूत्ञ पव्चतत्त्व उप्पन्न हुए । 
ईश-संकल्प के ये स्थूल्ष म्रूतरूप ही प्रकृति-परमाझु हैं। ईश-संकल्प से धाता उत्पन्न हुए और 
उनमें 'यथापूर्ध कल्पयामि! की भावना उत्पन्न हुईं | उस भावना में आदित्य परमाझ और उनसे 
सूर्य-प्रहों सद्दित सुर्य-मात्रा उत्पन्न हुई | इसके श्रनंतर मानस पुत्रादि मानस-सष्टि हुई और फिर 
जारज। जन्म को प्राप्त होने वाल्ता जीव जगदात्मा सूर्य से सूर्य-परमाशु और फिर सन के लिए 
चन्द्रमणढल से घन्द्-परमाणु प्रदण करता है और नीचे उतरते हुए वह अन्य ग्रहों से भी श्रपने 
प्रारव्ध कम भोग के लिए उन-उन अहोपग्रहों के शुभाशुभ-फलदायी परसाणशु अहण करके एशथ्ची 
पर आता और माता की फोख में भ्राकाश, तेज अ्प्‌, वायु, एथ्ची--हन पन्चीक्ृत तस्तों से 
अपने प्राण-शरीर के सजातीय प्राण-परमाखुश्रों का संग्रह कर अपना अ्रन्नमय शरीर निर्माण करता 
है और हस प्रकार पूर्व कर्मानुरूप मोग मोगने के क्षिप अपने प्राणसय, सनोसय, वासनासय 
विज्ञानमय और आननन्‍्वृमय कोशों सद्दित भौगायतन अ्रन्नमय शरीर धारण करके माता की कोख 
से बादर निकत्षता है। सूर्य-मण्डत्ष से आदित्य-प्राण-परमाणु भौर चन्द्रमण्डक्ष से 'चन्द्र-पर॑मासु 
लेकर जीव जब पृथ्वी पर आता है तब ज्योतिषी क्षोग उनकी लग्न कुणढज्ी व राशि-कुण्डली 
फेलाते और उन-ठन ग्रहों का बलाबज्न देखकर जीव के सुख-दुःखादि भोग के स्थान झौर समय 
निदिष्ट कर देते हैं। इसले यह पता क्वगता है कि जीव के अज्ञमय, प्राशमय और मनोमय कोश 
सूय॑ से देनन्दिन गति के साथ प्रसव द्वोने वाले प्राण-परमाणुओं से बने हुए हैं । यद्द समस्त 
इश्याइश्य जगत्‌ सत्‌-चित्‌-आनंद स्वरूप है। इस सिद्धान्त के अलुसार प्राण परमाणुश्रों में भी 
सत्ता, चेवना भौर ज्ञान भ्रवाधित, संवलित अथवा संघटित दै। सूर्यमण्डक्ष से निकल्ले हुए प्राण 
तेजोरूप हैं । साधारण मलुष्य भी स्वप्न की अवस्था में अपने शरीर को प्रकाश-रूप ही देखता है, 
चादे रात अधेरी हो ओर समीप कोई दीपक भी जलता हुआ न हो। 


“जिनके विराट शरीर में इस समस्त त्रिभुवन का समावेश है, जिनकी 
इन्द्रियों से देहधारियों की इन्द्रियां व कर्मेन्द्रियां, स्वरूप से स्व॒त.सिद्ध ज्ञान 
(आत्मा) श्वास-प्रश्वास से बल (देह-शक्ति), ओज (इन्द्रिय-शक्ति), और क्रिया- 
शक्ति तथा सत्वादि गुणों से स्थिति, उद्धव और लय होते हैं, वे ही आदि कत्तों 
नारायण हैं |” ॥७॥ 


यह विराट शरीर का वर्णन है, जिसे दूसरा श्रवतार कद्द सकते हैं। विराट शरीर के 
- रूप में जब परमात्मा के ब्यक्ष स्वरूप की कल्पना की गई और' मनुष्य-शरीर भीं जब उसीकी 
एक कृति है तो घद्द उसकी प्रतिकृति भी मान ली गईं । या यों कद्दिए कि मनुष्य ने अपने शरीर 
की रचना को देखकर हद्वी उसके शरीर आदि की कएपना की है। इस कल्पना के भाधार पर ही 
यद्द स्वरूप-वर्णन किया गया है व उसकी किस शक्ति से मनुष्य था देद्धघारी की कौनसी शक्ति 
या इन्द्रिय मिली. है, इसका संबंध मेठाया गया दे। इसमें कोई शक नहीं कि यद्द करपना इस 


है.) 


डे 


क 


अध्याय ४ : अवतार १११ 


मूज्ष तथ्य पर खडी की गई दै कि व्यक्त सृष्टि अव्यक्त परमात्मा का एक रूप ही है ओर जीवात्मा 
परमात्मा का ही एक अंश दे । 

“प्रथम जगत की उत्पत्ति* के लिए उनके रजोगुण के अंश से ब्रह्म हुए 
फिर वे आदि पुरुष ही संसार की स्थिति के लिए ( अपने सत्वांश से ) धेमे' ओर 
जह्मणों की रक्षा करने वाले यज्ञपति विष्णु तथा तमोगुण के अंश से सर्ग-- 
सष्टि-संहारक रुद्र हुए । इस प्रकार निरन्तर उन्होंने प्रजा में उत्पत्ति, पालन ओर 
संहार होते रहते हैं ।” ॥५॥ इ 

सांख्य मतानुसार सत्च, रज, तस प्रकृति के तीन गुण हैं। चेदान्ती सत्‌, चित्‌, 
आनन्द तीन गुण ब्रह्म के मानते हैं। परन्तु कहीं-कहीं सत्त, रज, तम ये तीन ग्रुण भी परमात्मा 
के ही मानकर वर्णन किया गया है, जेंसा कि प्रस्तुत श्लोक में है। प्रकृति भी चूँकि, वेदान्त- 
मत में परमात्मा की दी शक्ति है, अतः तस्‍्वतः इसमें कोई श्रन्तर नहीं पढ़ता । उत्पत्ति, स्थिति 
व दाय सृष्टि में तीन नियम अबाधित देख पठते है । ये परमात्म-शक्ति के सूचक हैं । इनके तीन 
प्रतिनिधि--देवता मान किये गये हैं. और एक-एक शुण से एक-एक की उत्पत्ति कल्पित की गई 
है। इनमें स्थिति, अर्थात्‌ पालन विष्णुदेव का काम है, जो कि उत्पत्ति व संहार की अपेक्षा 
अधिक लोकप्रिय है। श्रतः समाज में विष्णु का, महत्त्व ही अधिक है और अधिकांश अ्रवतार 
इन्हींके माने गये हैं । ये शक्तियाँ ब्रह्म के संकरप-रूप में अववरित होती हैं। यह सारा विश्व भी 
अह्य का संकल्प ही दो है, जेसा कि ऊपर बता चुके हैं। इस 'त्रिमूर्त' को भगवान्‌ का तीसरा 
अवतार कहना चाहिए । | 
यज्ञ का स्वरूप 

विष्णु को यज्ञषपति कहद्दा गया है। परमात्मा को भी यज्ञ-पुरुष केद्दते हैं। गीता में 
कहा दै--मैंने प्रजा के साथ ही यज्ञ की स्टष्टि की है। अतः यहाँ,हस यज्ञ का स्वरूप समर ले 
ठो श्रच्छा । 

यह सृष्टि ही यज्ञ कैप दे। पहले ब्रह्मा उत्पन्न हुए व उन्होंने सृष्टि रचना रूप यज्ञ कर्म 
आरम्भ क्षिया | भागवत ( २६२२-२७ ) में स्वयं ब्रह्मदेव कहते हैं--“जब इस विराट पुरुष 
के नाभि-कमल से मेरा जन्म हुआ्आा तो इसके अवयवों के सिवा सुके कोई और भज लामेंगी नदी 
मिली । तब मैंने उसके अ्रवयवों से ही यज्ञ-पश्च, वनस्पति, कुशा, यह यज्ञभूमि, यज्ञन्योग्य उत्तम 
काल, पात्नादि पस्तुएँ, श्रौषधियाँ, छत, रस, लोदा, झत्तिका, जल, ऋक्‌, यज्ञ, साम, वो ति, 
यज्ञों के नाम, मन्त्र, दक्षिणा, धत, देवता, संकल्प, तन्त्र, गति, मति, प्रायश्चित्त और समपंण--- 
यह समस्त यज्ञ-सामप्री एकन्न की । इस प्रकार उस पुरुष के अ्रवयवों से स्लामग्री एकन्न कर मेने 


उसीसे उस यज्ञ-पुरुष परमेश्वर का यजन किया ।”? ' 
कपल सन 


१ तब सम्पूर्ण प्राणियों से गौरवान्वित हो तुम सप्तर्षियों से घिर्कर सब प्रकार की 
औषधि और सब तरद के छोटे-बडे बीज लेकर उस विशाल नौका पर चढ़कर सूर्यादिक प्रकाश 
न रहने के कारण सप्तर्षियों के तेज से ही आलोकित हो निश्चिन्त भाव से उस प्रलयकालीन जल 
में विचणेगे |”? 

इन्हीं बीजों के आधार पर नई सृष्टि उत्पन्न होती हे। ( भाय० ८।२४३४-२५ ) 


>> 


११२ भागवत-धर्स या जीवन की कृतार्थता 


यज्ञ में अग्नि और झाहुति--दो प्रधान वस्तुएं होती हैं। आाहुति अग्नि में जब्ती है-- 

यह यज्ञ की क्रिया है। आहुति पढ़ती रहने से अग्नि प्रज्वज्ञित रद्ती दे । यह उसका फल हुशा | 
प्रत्येक वस्तु को कायम रखने के लिए, प्रत्येक क्रिया को जारी रखने के लिए कुछ भोजन चाहिए । 
प्रत्येक पदार्थ निरंतर गतिशीद्ष है, अतः कुछु-न-कुछु खोता रहता है | इस कम्ती की पूर्ति परमात्व- 
तत्व--भगवान्‌ के अक्षय शक्ति-भण्डार--से होती रहती है। उसीके वक्ष पर सब पदार्थ कायम 
रहते हैं भोर रुष्टि-चक्र चलता रद्दता है । इसो तरद्द क्रिया को प्ररणा व आकर्षण-बत्न चाहिए । 
पह भी उसे परमात्मा से ही प्राप्त धोता है। यह बन्द हो जाय तो न जीव रहे न पदार्थ, न कोई 
क्रिया । यही यज्ञ है। यह सृष्टि के साथ ही उत्पन्न हुआ है और इसका कर्ता होने के कारण 
ह.228, यज्ञ-पुरुष और इसकी रक्षा करते रहने के कारण उसकी पालन-शक्ति विष्णु को यज्ञपति 
कट्दा है । 

इस भकार यज्ञ देनिक कर्म हुआ । जो इस प्रकार अभावों की पूर्ति नित्य नहीं करते 
वे उसका फल्न भुगते बिना नहीं रह सकते जो कि दु खरूप ही हो सकता है। पेड़ की जड़ में 
पानी न सींचने से सूख जायगा व तुमको फक्ष-फूल-पत्ते भ्रादि न मिल्लेंगे। बच्चों को दूध न 
पिलाओगे तो वे मर जायँगे व तुम उनके सुख से वल्चित रह जाश्योगे। इसका यहद्द भी अथ 
होता ह--“दोगे तो मिक्केगा? या "लेना द्वो तो कुछ दो।' सनुप्य ने ईश्वर या प्रकृति के यज्ञ-कर्म 
से शिक्षा लेकर अपने घर या समाज में जो यश्ञ-प्रथा भ्रचक्षित की उसमें उसका यद्दी उद्देश रहदा। 
उसने देखा कि हमें परमात्मा से--डउसकी भिन्न-भिन्न शक्तियों (देवताभों) से ही अपने जीवन की 
सब सामग्री मिक्षती है। हम उनका उपभोग करते हैँ । यदि हम उसके इस अभाव की पूर्ति न 
करेंगे या बदले में उन्हें कुछ न दंगे तो दम उन्हें पाने के अधिकारी न रहेंगे। लेकिन श्रब देना 
कैसे चाहिए ? परमात्मा घ उनकी शक्तियाँ तो मिक्षना ठीक, दीखतीं तक नहीं। सिर दो ही 
चस्तुएं होती हैं जो उसकी प्रत्यज्ञ विभूति या प्रतीक कही जा सकती हैं--सूर्य ओर अग्नि । सूर्य 
तक मनुष्य पहुच नहीं सकता व अ्रग्नि सूर्य का दी तेज है। अत* अग्नि का ही भाश्नय उसने 
लिया । फिर उसने देखा कि अ्रग्नि पदार्थों फा रूपान्तर कर सकता है। हम कोई भी पदार्थ उसमें 
डालें वद्द भस्म कर देता दे, राख यहाँ रद्द जाती है ओर पदार्थ का प्राण या तत्व चायुमण्डल में 
प्रवेश कर जाता है और ठेठ परमात्व-तत्त्व में जा मिलता है। अत' यदि कोई चस्तु परमात्मा या 
देवताओं तक पहुँचाना है तो उसका सरत्ष तरीका उसे यज्ञ या दृवन ही मालूम हुआ । मनुष्य के 
मन में सिन्न-भिन्न इच्छाएं रहती हूँ । उनको पूर्ति के क्षिए भी वह यज्ञ का अ्वत्षम्धन काने ल्गा। 
अब यज्ञ में दो भावनाएं काम करने क्र्गी--पुक तो सप्टि-चक्र को भ्रच्यादत चालू रखने के लिए 
परमात्मा के निमित्त बक्षि या भ्राहुति देना | यह हुआ उसका निप्कास क्र्में। दूसरे अपने पुत्र, 
वित्त, सुख, ऐेश्वय आदि की प्राप्ति के निमित्त | यह हुआ काम्यकर्म । 

इसी कल्पना के आधार पर पन्‍्चमदायज्ष का विधान हुआ। पीछे फाम्ययज्ञ स्वाथ- 
प्रधान द्वोने के कारण देय समा जाने लगा व उप्तका असली रूप कायम रद्द गया। अर्थात्‌ यह 
कि सष्टि-चक्र को या संकुचित अर्थ में कहें तो समाज-वब्यवस्था या जीवन को चालू रखने के जरिए 
अपनी तरफ से किया जाने वाद्घा त्यागमय कर्म । 'बह्नि या 'झाहुति'- जब ऊँचे उद्देश से, सेवा, 
परोपकार, दयाभाव से की जाती दै तब चह्द त्याग-रूप होती है। यहाँ तक कि अब तो बद्षिदान' 
नअहुतिः का अर्थ ही त्याग” हो गया है। “यज्ञार्थ कर्म करो! का भर्थ दी 'सेवा या त्याग-भाष से 
कम ऐप गया दै। गाँधीजी ने “यज्ञार्थ खरखा कातो' की पुकार इसी भावता से प्रेरित होकर 
शठाईं है । 


कं स 


तर 


अध्याय ४ : अवतार ११३ 


“शर्म की पत्नी दक्षकन्या मूर्ति के गर्भ से भगवान्‌'ने शान्तात्मा ऋपषिश्रेष्ठ 
- नर-नारायण के रूप में अवतार लिया। उन्होंने आत्मतत्त्व को लक्षित करानेवाला 
कमत्याग-रूप कर्म ( सांख्य-निष्ठा ) का उपदेश किया और स्वयं भी उसीका 
आचरण किया। वे, जिनके चरणों की मुनिवर सेवा. करते हैं, आजकल भी 
(बद्रिकाश्रम में) विराजमान्‌ हैं ।? ॥६॥ ह 
ि नर-नारायण के रूप में यह चौथा अवतार हुआ | परमात्मा सूच्म से स्थूज्ञ व स्थूत्वतर, 
श्रव्यक्त से व्यक्त व व्यक्ततर होता जा रद्दा है। ये अपतार , रष्टि-रचना या विकास के एक-एक 
नवीन युग के सूचक भी माने जाते हैं । जेसे पुरुष-रूप होना एक युग, विराट रूप द्वोना दूसरा 
युग, त्रिमूर्ति होना तीसरा, व नर-नारायशं-रूप होना चौथा | व इसी क्रम से आगे समझ सकते 
हैं। त्रिमरृर्ति के माता-पिता नहीं थे । नर-नारायण के माता-पिता दें । यद्ध वह काञ्न था जबकि 
मनुष्य-संख्या बहुत द्वी कम थी, सब वस्तुओं का सुपास था, न समाज था, न समाज की जरटिल- 
ताएं थीं, न उनके छुल-प्रपश्च श्रादि दोष ही थे। स्वभावतः द्वी दूसरा कोई कत्त ब्य न रहने से 
मनुष्य आत्मक्ञीन रहा करता द्वोगा ओर इस अदूभ्रुत सृष्टि के रचयिता भगवान्‌ का द्वी विचार- 
चिन्तन करता रहा द्वोगा । प 
सनातनघर्मियों का यह विश्वास है कि वे अमर हैं और भश्राज सी बद्रिकापश्रम--- 
हिमालय--में निवाल करते हैं। इसपर अविश्वास करने का सहसा कारण नहीं दै। क्योंकि 
कई सिद्ध पुरुषों ने आपद्ग्स्त भक्तों का संकट दूर करने के लिए योग की प्रक्रिया से अ्न्नमम 
शरीर से निकल्नकर प्राणमय शरीर के द्वारा दूर देशों में जाकर उन्हें बचाया है। आज भी दिव्बत- 
चीन के लामाओं में यह शक्ति है और उसके अनुभवी द्वोगों ने यद्द बात ,लिख रखी है हरि ये 
क्लोग प्राणायाम की सहायता से अन्नमय कोश से प्राणमय कोश को निकाल लेने की क्रिया सिद्ध 
कर लेते हैं । 


अन्नमय कोश पार्थिव शरीर को कद्दते हैं, प्राणमय कोश इससे सूच्म रूप को । हमारे 
इस भूल्नोक की अपेक्षा सूच्म ओर सूचमतर क्लोक 'भुवः और “स्व: हें । भुवक्षोंक में रहने वाले 
जीवों में कामदेव, रूपदेव और अरूपदेव--ये तीन एक-से-एक ऊँची कोटि के देव दें। कामदेव 
प्राणर्मप शरीर रखते हैं । मनोमय शरीरधारी देवों तक इनकी गति द्वोती दहै। रूपदेव मनोसय 
शरीरधारी द्वोते हें और अरूपदेव वासनामग्र शरीर-धारी झर्थात्‌ कारण देदधारी द्वोते हैं। 
अरूपदेव कभी-कभी मनोसय शरीर धारण करते हैं, प्राशमय शरीर सहसा नहीं धारण करते । 

अरूपदेवों की कोटि से भी उच्च कोटि के देवों की और चार श्रेणियाँ दें। ये श्रेष्ठ 
देव प्रहमालाधिष्ठित देव हैं । उपयुक्त तीन देव कोटियों से विशेष सम्बन्ध न रखने पाले पर, 
पृथ्वी, आप, वायु ओर तेज इन-तत्त्वों पर स्वामित्व रखनेवाले चार देवराज हैं । ये इन चार तर्तयों 
के साथ पूच, पश्चिम, दुक्षिण, उत्तर, हन चार दिशाओं के भी राजा हैं । पुराणों में इनके छवराष्ट्र, 
विह्पाक्ष, विरुद्धक और पेश्रवण नाम बताये हैं। इनके अधीन गन्धव, कुम्भक, नाग ओर यक 
हैं, जो निम्नकोटि के देवदूत हैं । इन चार मद्दाराजाओं के चर्ण यथाक्रम शुक्र, नीक्न, रक्त भोर 


बी 


दम दें । प्रत्येक धर्मभनन्‍्ध में किसी-न-किसी नाम से इन राजा-मद्दाराजाओों का वर्णन अदृश्य - 


इुआ दै। 


११४ भागवत-धर्म या जीवन की ऊृताथता 


विधाता ने इन महाराजाओं को प्रथ्वी पर उत्पन्न होनेवाले मनुष्यों के कर्मों का 
नियन्त्रण-कार्ये सोंपा है । शर्थात्‌ पथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों की उन्नति के _सूत्र इन्हींके हाथों 
में हैं। अखिल विश्व के जो कामदेव हैं उन्हें लिपिका कद्दते हैं। प्राशमय शरीरवाजे जीव के 
कर्मानुसार भुवल्ोंक में उसका अ्धिवास-फाल जब समाप्त होता है तब्र ये लिपिका देव उसके 
फर्माकर्म का हिसाब देखने और उस जीव को भावी श्रजुमव-क्षेत्र दिल्लाने के लिए दूसरे जन्म के 
योग्य प्राणमय शरीर-निर्माण करते हैं भौर एथ्बी, अप, वायु, तेज--इन चार तर्चों के अधि- 
पति देवराज लिपिका के उपदेशानुसार उस जीव का अन्नमय शरीर गढ़ते हैं। मनुष्य को इच्छा- 
स्वातन्त्य दिया गया है और तदनुसार क्म॑-स्वातन्त्य भी। इसलिए भूलोक में आकर मलुप्य 
अपनी दृच्छानुसार सद्सत्‌ कर्म करता है, फिर उन्हीं कर्मो के अनुसार उसका भावी जन्‍म 
निर्धारित होता है । है 

अन्नमय कोश्न से प्राशमय कोश बाहर निकज्ञ सकता है श्रोर इससे श्रन्नमय कोश वी 

असत्यता, प्रमेय, प्रमाण भर प्रत्यक्ष अनुभव से सिद्ध द्ोती है| श्रन्नमय कोश का छूटना धरर्थात्‌ 
लौकिक रूत्यु का होना भ्रश्नमय कोश से प्राणशमय कोश का मिकब्ना है, उद्गम है, रुत्यु नहीं। 
इस प्रकार प्राणमय कोश की सत्यता जच जाने पर अन्नमय व प्राणशमय कोशों का परस्पर विच्छेद्‌ 
होना झृत्यु नहीं, किन्तु 'अवस्थान्तर है, यद्द वात सामने झा जाती है। प्राणशमय-कोश से मनोमय 
कोश, विज्ञानमय कोश और भानंद्मयथ क्रोश की परस्परया अ्रज्ुभूति द्वोनेपर जीव>--शिव के ऐक्य 
को जानना दी प्राणमय शक्ति के सिद्ध होने की फ़लश्रति है। यद्द स्थूज्ञ शरीर प्राणशमय शरीर का 
पस्त्र दी है। श्रतः यदि नर नारायण अपने प्राणमय शरीर से आज भी विद्यमान्‌ हों तो आश्चये 
नहीं । श्री ज्ञानदेव ने जीवित समाधि की थी। बाद में एऋनाथ ने समाधि-मन्दिर को खोला 
और उनके साथ उनका समागम, घातचीत प्रसिद्ध दै । 

“ये अपने घोर तप द्वारा मेरा.पद छीनना चाहते है--ऐसी आशंका करके 
इन्द्र ने उन्हे तपोश्रष्ट क्रमे के लिए कामदेव को उसके दुल-बल के सहित नियुक्त 
किया और उनकी महिमा न जानने के कारण वह बद्रिकाश्रम मे जाकर अप्सरा- 
गण, वसन्‍्त, मन्द-सुगन्ध वायु और स्त्रियों के कटाक्ष बाणों से उन्हे बींधने की 
चेष्टा करने लगा ।? ॥७॥ | ः 

कथा है कि नर-नोरायण उत्पन्न होते ही तप करने चले गये। जब हम किसी एक 

बात पर मन था शक्ति एकाग्न करने लगते है तो शुरू में दूसरे संकल्प, विचार, भावना--अ्रच्छी 
बुरी सब भरकार.की--अबक्ष होने क्गठी है। रद्द रह कर ध्यान हटता व दूसती बातों की शोर 
जाता है| हमारे मन में कई तरद्द का मनन्‍्धन सी चलता रहता दै जिसमें केंभी भय व कभी 
प्रतोभन के भाव भ्राते हैं। ध्यानावस्था 'में ये विचार, संकल्प, भावनाएं या विकार मूत-रूप में 
श्राये जान पड़ते हैं। साधक कभी-कर्मी इनके भय से अभिभूत हो जाता है, कभी उनके मोहों व 
प्र्लोभनों के चक्कर में पढ़ जाता है। इसी दशा का वर्णन धुराणोंमें पूर्वोक्त जेसे रूपकों व कथाओं 
के द्वारा किया गया दै । छुद्ध की साधना के समय भी ऐसी द्वत्तियों या विकारों के भ्राक्रमण का 
घर्णन बोदू-साहित्य में मित्षता है । इन्द्र सब शक्तियों--देवताश्रों--का राजा है। अच्छी-बुरी, 
शुभ-अशुभ सब शक्तिएं--प्रेरणाएं उसके अधिकार में रहती हैं। उप्ते एक सूचम नियासक यन्त्र 


अध्याय ४ - अवतार ११५ 


ससमिए । मैं एक संकल्प करके बेठा तो उसझी प्रवक्षता के अनुसार प्रबल तरंग चायुमंढल सें 
उठी थे उस नियामक यन्त्र--इन्द्वर--की तरफ चक्की। वहाँ मेरे मन की सुप्त संकरुप-व विकार- 
तरंगे पहले ही से बीजरूप में विद्यमान हैँ। उनमें ज्ञोभ-दलचज़ उत्पन्न हुई। इधर मेरे मन में 
दसरे संकल्प-विकेरप उठने क्षगे । उनकी तरंग भी वहाँ पहुँचीं। इससे वे अधिक जाग्मत ,.होकर 
मेरी ओर दौढीं घ मुके प्रभावित करने लगी | में अपने पूर्व संकल्प में इढ़ रद्दा तो यह विक्रार- 
तरंगें प्रभावहीन होकर शान्त द्वो जायैगी ओर मेरी जय या पिद्धि हुई समझी जायगी। यही 
प्रक्रिया हस रूपक के द्वारा बताई गई है । साधना में पहले प्रिय वस्तुओं से बिछुड़ने की कल्पना 
ज्यादा जोर मारती है। पीछे अनिष्ट, भय शआ्रादि की करपनाएं। पहले प्रिय वियोग, पीछे अनिष्ट- 
योग ही स्वाभाविक मालूम होता है। संसार में मनुष्य को प्रिय खगने वाली व मोहित करने 
वाली वस्तुए काम-प्रधान ही रहती_हैं। इसीक्षिए अप्सराशों व उनके साथी वसनन्‍्त आदि की 
चढ़ाई का वर्णन पहले आता है। इन्द्रदेव भी पहले शायद मीठा जहर देना पसन्द करते हैं । 
जो गुढ दीन्हें ते मरें माहर काहे देय ।! 


“इन्द्र की कुचाल को जानकर कुछ विस्मय करते हुए आदिदेव नारायण 
ने भय से कांपते हुए उन कामादि से हेँसकर कहा--हे मदन, हे मन्द मलयमारुत, 
हें देवाज्ननाओ, डरो मत | हमारा आतिथ्य स्वीकार करो | उसे ग्रहण किये बिना 
ही जाकर हमारा आश्रम सूना न करो ।)॥८॥ 


जब अप्सरादि का हमला हुआ तो नर-नारायय फोरन सचेत दो गये। विकार या शत्र 
के मुकाबले के दो द्वी तरीके हैँ-या तो उसे खदेड़ दिया जाय या दजम कर लिया जाय । खदेदने- 
में अ्रधिक संद्वारक बत्न की व हजस करने में अधिक ज्षमा-बल की जरूरत है। निःसन्देदद दूसरा बत्न 
अधिक श्रेष्ठ व सात्तिक तथा उसम्य पक्ष के लिए हितकर है। नारायण ने प्रतिकारक की भूमिका 
अहण करने के बजाय अ्रतिथि-सत्कार करने वाले यजमान की भूमिका ली। उनका तिरस्कार करने 
के बजाय उनका स्वागत किया। उनसे शंकित ओर भयभीत होने के बजाय उल्टा उनको अभय- 
दान दिया । उनको क्ुद्ध करने की अपेक्षा क्ज्जित करके अपने वशीभूत करने का मार्ग 
ग्रहण किया । 


जब हम किसी सत्पुरुष का काम बिगाडने जाते हैं तो ऊपर से चाहे कितना ही बल- 
प्रदर्शन का आविर्भाव दिखाया जाय भीतर से हमारा सन भय-शंकित रहता है। यही अवस्था इन 
देवांगनाओं की द्वो रद्दी थी । ऊपर से अपने स्वामी इन्द्र की शआ्ाज्लां पालन करनी थी, किन्तु 
भीतर से उनका हृदय कांप भी रहा था । 

“हे राजन्‌ । अभयद्रायक दयालु नारायण के ऐसा कहने पर लज्जा से 
सिर भुकाये हुए देवगण करुण स्वर से इस प्रकार बोले--है विभो; आप माया- 
तीत और निर्विकार हैं तथा आत्माराम धीर पुरुष निरन्तर आपके चरण-कमलों 
की वन्दना करते हैं। आपके लिए यह कोई आश्चय की बात नहीं है कि स्वरय॑ 
अधिचल रहकर हम अपराधियों के प्रति भी इतनी उदारता का परिचय दे 
रहे हैं ।॥ध्व। 


न 


नह 


११६ भागवत-घर्मे या जीवन की कताथता 


नारायण की उदारता या श्रविचलता से इन्द्र के वे गण लज्जित हो गये । उन्होंने देखा 
कि यह कोई अ्रसाधारण पुरुष, अवतारी विभूति है | ऐसी भावना से वे उनकी स्तुति करने सगे । 


“जो आपके ही सेवक हैं उनके मार्ग मे देवगण अनेक विध्न उपस्थित 
करते हैं. क्‍योंकि वे उनके धाम (स्वर्गलोक) को लांघकर आपके परमपद्‌ को प्राप्त 
होते हैं और उनके अतिरिक्त जो केवल-कर्मकाण्ड मे लगे रहकर यज्ञादि के द्वारा 

' देवताओं को उनका भाग देते रहते हैं उन्हे कोई विध्न नहीं होता तथापि यदि आप - 
* उनकी रक्षा करने लगते हैं तो-वे भक्तजन समस्त विध्नों के सिर पर पैर रख देते - 
हैं (और अपने लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं होते)” ॥१०॥ 
अब उन्होंने असकी बात भी प्रकट कर दी । सत्य का यदी प्रताप है। कमा में यही 
गुण है। अपराधी अपना रहस्य व षड्यन्त्र खुद ही आपके सामने खोल देता दै। श्रापका अ्भय-: 
दान उसमें कुछ भी न छिपा रखने की प्रवृत्ति पेदा करता है। ये देवता भक्तों के .मार्ग में अनेक 
बाधाएं खड़ी करते हैं, क्योंकि उनके क्लोक को ल्ञांघ कर वे आगे बढ़ना चादते हैं। इसका साधा- 
रण अर्थ यह हो सक्ता दै कि जब सांधक या भक्ति अपनी उन्नति करते 'हुए स्वर्ग से भी ऊपर 
उठता है तो स्वर्ग के प्रलोभन उसे थोड़ी देर तक रोकते हैं। : न 
यहां भक्ति की श्रेष्ठ और कमं-काएद की कनिष्ठता भी बताईं गईं है। यज्ञ यागादि 
करके जो देवताओं को उनका भाग दिया करंते हैं उनसे देवता सन्तुष्ट रहते हैं । जो सीधा पर- 
“ मात्मा को भजते हैं उनके मार्ग में वे विध्न खड़ा करते हैं। इस प्रकार यज्ञ-याग व देवताश्ोों की 
ओर से ध्यान हटा कर एक परमात्मा की और ही ध्यान देने का संकेत भागवतकार करते दें भोर - 
इन विष्नों की परवा न करने का आश्वासन भक्तों को देते हैं; क्‍योंकि खुद भगवान्‌ उनके 
रक्षक हैं ह 

“तथा कुछ लोग (जो तपस्वी होने पर सी आपके उपासक नहीं हैं, अपार 
समुद्र के समान भूख, प्यास (शीत, गरीष्म और वो) तीनों कालों के शुण वायु 
तथा रसना और शिश्नेन्द्रिय के वेगों को पार करके भी निष्फल क्रोध के वश मे 
हो जाते हैं । मानो (समुद्र पार करके) भी गौ के खुर बराबर गड्ढे मे डूब जाते हैं 
और अपनी कठिन तपस्या को भी खो बैठते हैं ।'॥११॥ मु 

इसमें त्परया से भक्ति फी श्रेष्ठता बताई गई है | तप की धिद्धि से श्रकूसर अभिमान | 

ओर शअ्रभिमान के अव्रमान व अवद्देना या आशा के उल्लंघन करने पर क्रोध उत्पन्न द्वोता हुआ 
देखा जाता है। इन्द्रिय तथा मन के वेगों का दमन करने के लिए वे नाना प्रकार के क्लेश कर 
संय्ों की साधना करते हैं । परन्तु श्रापकी भक्तिरूपी स्विग्षता दृदय में न रद्दने के कारण क्रोध 
के वशीभूत हो अपनी तपस्या बरबाद कर देते हैं। भक्त ठो खुद द्वी अपने को स्वल्प घ नम्न 
सममता दै, फिर भगवान्‌ का वरद-हरुत उसके सिर पर रद्दता है, श्रतः उसको भक्ति बृथा नहीं 
जा सकती, यद्द श्रभिप्राय दै । 


“उनके इस प्रकार स्तुति करने पर नारायण ने उन्हें विचित्र बस्त्राल॑गारों से 
सुसज्जित, अदभुत रूप-लावण्यमंयी अनेक स्त्रियां अपने आश्रय में सेवा करती 
हुई दिखलाई।” ॥१२॥ | ० 


अध्याय ४ ;: अवतार ११७ 


यह नारायण की भोग-तृप्ति या अनासक्ति का दृश्य है। अ्रप्सराएं उन्हें मोहित करने, 
तपोश्रष्ट करने के लिए श्राई थीं। उन्होंने दिखाया कि तुमसे भी बढ़कर सुन्दरियाँ मेरे यहाँ 
मौजूद हैं, में उन्हींमें मोद्दित नही हूँ तो तुम्हारी क्या कथा ? तुमने ग़ाल्नत जगह आकर श्राक्रमण 
किया--अपना माया-जाल फेलाया। 

_“साज्ञात्‌ लक्ष्मीजी के समान रूपवती उन स्त्रियों को देखकर उनके रूप- 
लावण्य की महिमा से कांतिहीन हुए वे देवगण उनके अंग की दिव्य गंध से 
मोहित हो गये |? ॥शशा-.._ 

हिन्दू-धसं-साहित्य में क्क्ष्मी व मोद्दिनी दो सुन्नी-रूप तथा कामदेव व श्रीकृष्ण पुरुष- 
रूप सौंदर्य के प्रतिनिधि माने गये हैं। लच्मी शुद्ध सात्विक सोंदय की व मोद्दिनी कामुक सोंदर्य 
की मूर्ति है। इसी प्रकार श्रीकृष्ण शुद्ध व कामदेव कामुक सोंदर्य कें रूप है। मनुष्य ने नाना 
चर्ण आ्राकृति रूप सृष्टि में अद्भुत सोंदय देखा । योगियों ने ध्यान ओर समाघि में झनन्‍्त तेज व 
सोंदर्य का श्रतुभव किया | तो यद्द सौंदर्य श्राया कहाँ से? ऐसा सुन्दर रूप-रंग-तेज निर्माण 
करना मनुष्य के बस का तो था नहीं । नीज्-नभो-मंढल्न में रंग-बिरंगे और चित्र-विचिन्र आकार 
वाक्ने बदलों फी, विजत्ली की चमक की, इन्द्र-धनुष की, रात के समय चमकने वाले लाखों 
मणिमय रत्नदीप जेसे तारों की जगसगाहट की, सूर्योदय व सूर्यास्त काज्नीन रमणीय दृश्यों की 
सुन्दरता का चित्रण अ्रभी तक कोई कर सका है ? इनका चितेरा तो वद्द विश्वनिर्माता ही हो 
सकता है और यद्द सोंदय॑-सामग्नी भी--रृष्टि-सामग्री भी उसने श्रपने में से ही प्राप्त की है। 
सत्‌! कला से हृब्य, 'चित्‌? कन्ना से प्राण-रस लेकर “आनंद” अवस्था में उसने सौन्दर्य-स्ष्टि की 
है | इस सत्य को सामने रखकर मनुष्य ने अपनी सारी चुद्धि-शक्ति खर्च करके स्त्री, और पुरुष में 
भगवान्‌ की पूर्वोक्त सुन्दर सूर्तियाँ--अभिव्यक्तियाँ--चित्रित की दें । रूप ओर रंग की विचिन्नता 
का जो समन्वयात्मक प्रभाव मन पर पूड़ता है वही सौन्दर्य है। उससे जो अत्नौकिक आनंद प्राप्त 
द्वोता है उसे साहित्य-शास्त्र में 'रसः कद्दते हैं। शुद्ध सौन्दर्य की प्रतिनिधि और सृष्टिपाक्नक 
विष्णु की पत्नी--शक्ति--दोने के कारण 'उसे सब मात्स्थानीय मानते हें। 

“तब अति दीन हुए उन देवानुचरों से नारायण ने हँसते हुए कहा--इनमे 


से किसी एक को जो तुम्हारे अनुरूप हो, स्वीकार कर लो, वह स्वगेलोक की भूषण- 
रूप होगी।” ॥१४॥ 


श्रव उन्होंने राजा इन्द्र को भी छुकाने या त्लज्जित करने का उपाय क्षिया। कष्दा--इनमें 
से एक श्रति सुन्दरी को तुम ज्ञोग स्त्र्ग में ले जाओ | बद्द उसकी भी शोभा बढ़ावेगी | 
“तब वे देवदूत बहुत अच्छा” कह उनके आज्ञानुसार उनमें से अप्सराओं 
मे श्रेष्ठ उवेशी को आगे कर प्रभु को प्रणाम करने के उपरान्त स्वर्गलोक को 
चले गये ।” ॥१४॥ 
"स्वर्ग में पहुँचकर उन्होंने देवराज इन्द्र को प्रणाम कर सभा में सब 
देवताओं के सामने भगवान्‌ नारायण का बल और प्रभाव कह सुनाया । उसे 


हे 


श्श्८ भागवत-घर्म या जीवन की कृताथ्थता 


सुनकर इन्द्र अति भयभीत और विस्मित हुआ ।” ॥१६॥ 
अपने षड्यन्त्र को दस प्रकार विफल देख इन्द्र केवज्ञ विस्मित ही नहीं भयभीत हो 
गया । दूसरों से खासकर सप्पुरुषों से जो ईर्ष्या करते हैं श्रोर उनके कार्योंमें विष्न डालते हैं 
उनकी अन्त सें यही दशा होती दै। वे श्रपने इस पापकृत्य भौर सत्पुरुष के प्रभाव-बत्त को 
देखकर भीतर-दी-भीतर॑ बर जाते हैं । 

“इसी प्रकार हँसावतार लेकर भगवान्‌ अच्युत ने आत्मज्ञान का उपदेश 
किया । तथा दक्तात्रेय, सनक, सनन्‍्दन, सनातन, सनत्कुमार और हमारे पिता 
श्री ऋषभदेवजी--ये सब भी जगत््‌ के कल्याणाथे लिये भगवान्‌ विष्णु के 
कलावतार ही हैं | इनके अतिरिक्त हुयश्रीव अवतार में भगवान्‌ मधुसूदन ने चेदों 
का उद्धार किया ।” ॥१७॥ 


पुराणों में कुक् २४ अवतार माने गये हैं। १-विराट्‌ पुरुष (नारायण) २-न्रह्मा, 
३-सनक, समन्‍दन, सनातन, सनर्कुमार, ४-मर-नारायण, €-कपिल, ६-दत्तान्नेय,. ७-सुयक्ष, 
म-हथग्रीव, £-ऋषमभ, १०-पथु, ११-मत्स्य, १२-कूर्म, १६३-६ंस, १$४-धन्वन्तरि, $६€-वामन, 
१६-परशुराम, १७-मोहिनी, १८-नूसिंद, १६-वेदब्यास, २०-राम, २६-बलराम, २२-कृष्ण, 


“२३-बुद्धू, २१४-किक (मात्री) ये लीलावतार कद्दे जाते हैं। यों काल, स्वभाव, कार्यकारण- 


रूपा प्रकृति, मन, पब्चभूत, अहंकार, सत्वादि ग्रुण, इन्द्रियाँ, मह्माणढ शरीर, जरद्माण्ड का अभि- 
मानी वथा सम्पूर्ण स्थावर जंगम जीव भी उसी पुरुष के रूप (भाग० २।७।४१-४२) या अवतार 
ही हैं। इन्हें तत्वावतार कह सकते हैं। इन २४ में १० प्रधान अवतार हैं. जिन्हे विकास-क्रम से 
इस प्रकार रख सकते हैं--(१) मत्स्य, २--कच्छुप, इ--वराह, ४--बसिंद, <--पामन, 
६---परशुराम, ७---राम, ८--ऊँष्ण, &£--बुछू, १०--कल्कि। 

> वेष्णव (पांचरात्र) मतानुसार भगवान्‌ जगत्‌ के परम संगद्व के ज्षिए अपने दी आप 
घार रूपों की सृष्टि करते हैं (१) ब्यूद, (२) विभव, (३) अर्चावतार, (४) अन्वर्यामी अवतारें। 
न्यूह? में चासुदे4, संकृषण, प्रदुन्न, अनिरुद्ध चार तत्वों का समावेश होता है। वासुदेव (सबमें 
बसे हुए परमात्मा).से संकर्षण (जीव) की उत्पत्ति द्वोती दै। संकर्षण से प्रधू मन (मन) की- तथा 
उससे अनिरुद्ध (अहंकार) की । यद्दी 'चतुब्यू ह सिद्धान्त” पान्चरात्र का विशिष्ट विद्धान्त माना 
जाता है। 'विभव? का अर्थ अवतार है जो सख्या में ३६४ माना जाता हैं। विभव दो प्रकार के 
द्वोते हैं (क) “मुख्य” जिनकी उपासना मुक्ति के द्षिए की जाती दै तथा (ख) 'गोण” जिनकी पूजा 
सुक्ति के चास्ते की जाती दै। पदूमनाथ, भर व, मधुसूदन, कपिल्‍, त्रिविक्म आदि की गणना 
“विभव में की जाती है । 

! अर्चावितार--पान्चरात्न विधि से पतव्रिन्न किये जाने पर प्रस्तरादि की मूर्तियाँ भगवान्‌ 
के अवतार मानी जाती हैं। सर्च-साधारण की पूजा में इनका उपयोग होता है। इनको भर्चावतार 
कह्दते हैं । गा हि 

अन्तर्यामी---भगवान्‌ सब प्राणियों के हत्पुणडरीक में वास करते हुए उनके समस्त 
न्‍्यापारों के विधायक हैं। वह अन्‍्तर्यामी-रूप है। ह 


न 


्स्क 


अध्याय ४ : अवतार | ११६ 


कः 


५. जो प्रवतार कल्लारूप से होता है उसे कत्तावतार कहते दें। जो भगवत्‌-शक्ति हमारे, 
जगत्‌ की केन्द्रस्था है बह षोडशकला की समष्टि मानी गई है | इस कल्ला-रूपी शक्ति से जितनी 
कलाओं के विकास को लेकर श्रवतार होता है उले कल्ावतार कहते हँ। एक या अनेक कत्ाओं 
के विभिन्न श्रवतार हो सकते हैं। कल्ला की श्रपेक्षा भी जो न्‍्यून शक्ति का श्राविर्भाव द्ोता है उसे 
अंशाचतार व अंश की अपेक्ता भी न्‍्यून शक्ति के अवतार को विभृत्यवतार कहते हैं । 

स्वयं भगवान के प्रादुर्भाव को विभवावतार कहते हैं जिसके दो भेद हँ--सुख्य व गोौण। 

मुख्य विभव साक्षात्‌ अवतार व गीण विभव आवेशावतार । आवेशावतार के भी दो भेद नाल 
१-शक्त्याचेश--अआवेश काल में केवल्न शक्ति का विकास होता है--ओोर २-स्वरूपावे श--भगवान 
श्रपने श्रप्राकृत विग्रह समेत किसी चेतन शरीर मे आविष्ट द्वोते दें । 

हसी तरह कल्पावतार भी जो करूप या युग की श्रावश्यकृता के अनुसार द्वोता दे व 
अर्जावतार भी है। जिस अर्चा-मुर्ति में विश्वासी अरद्धा-सम्पन्न भक्त भगवान्‌ का श्राविर्भाद 
चाहता दे उसमें वे आविभूत दो जाते हैं। पौराणिक धारणा के अज्लुसार श्रीकृष्ण पूर्ण षोढश 
क्न्नावतार माने जाते दें । 

आधुनिक विचारो के अनुसार महापुरुषे कों आगे की सन्‍्तान अ्रवत्तारख्प में मानने 
बगती है । द 
अवतार की उपयोगिता के बारे मे परमहंस रामकृष्णदेव कहते हँ-- “जहाज खुद 
अनायास जाता ही है । साथ-साथ बड़े-बड़े बो्टों को भी खींच ले जाता है । इसी प्रकार जब 
महापुरुष अवतार लेते दें तब वे भी श्रनायास बद्ध जीवों को खींच ले जाते हैं ।” 


“बदे-बडे शहतीर॑ जब बहते हैं तब कितने दी मनुष्य उनपर चढकर चले जाते हैं। वे 
नहीं डूबते | पर एक तिनके पर एक कौवा भी बेठे तो वह हूब जाता है। इसी प्रकार जब महा- 
पुरुष आते हैं तो उनका शआपश्रय लेकर कितने मनुष्य तर जाते है |” 


“रेल का इंजन मात्र से भरी गाडियो को श्रनायास खींच ले जाता है । ऐसे दी श्रवतार 
भी पाप से क्वदे जीवों को श्रतायास मुक्ति की श्रोर खींच ले जाते हैं |” 


“जो राजा द्वोता हैं उसीकी श्रम॒ल्‍्दारी के सिक्के चलते हैं। चेसे ही जब जो अचतार 
द्वोता हैं तब उसीके श्रादेश के अनुसार चलना चाहिए | इसपे रटपट काम बनता है।” 


“प्रलय-काल सें मत्स्यावतार लेकर मनु, प्रथवरी ओर ओषधियों की रक्षा 
की | वराह-अबतार में जल से डूबी हुई प्रथ्वी का उद्धार करते समय दितिनन्दन 
हिरिण्याज्ञ का वध किया, कूांवतार मे समुद्रमन्‍्थन के समय सन्दराचल को 
अपनी पीठ पर धारण किया तथा (हरि-अवतार) में अपनी शरण में आये ग्राह- 
ग्रस्त आते गजराज का उद्धार किया ।? ॥१८॥ ह 

“उन्हीं भगवान्‌ ने (मिन्न-मिन्न अवबतारों से) किसी समय समुद्र मे गिरकर 
स्तुति करते हुए तपस्या से अति क्षीण-शरीर ऋषियों को बचाय्रा (अथवा गोप्पद 
मात्र जल में इूबते तथा स्तुति करते हुए वालखिल्यादि ऋषियों का उद्धार किया) 


१२० भोगवत-धर्म या जीवन की कृताथता 


वृत्रवध के कारण बत्रह्महत्या के भय से छिपे हुए इन्द्र की रक्षा की तथा दानवों के 
द्वारा बन्दी बनाकर रखी हुईं देवताओं की अनाथ स्त्रियों को छुड़ाया ओर नूर्सिह 
अवतार में सज्जनों को अभय करने के लिए देत्यराज हिरण्यकशयफ का वध 
किया ।” ॥१६॥ 

“देवासुर संग्राम मे भगवान्‌ ने देवताओं के ,लिए दैत्यों का वध केरके 
विभिन्न मन्वन्तरों' में अपनी शक्ति से त्रिभुवन की रक्षा की | फिर वामन अवतार 
लेकर भिज्षा के छुल से इस प्रथिवी को दैत्यराज बलि से लेकर देवताओं को 
दिया ।” ॥२०॥ 

“भमृगुकुल मे द्वेहयवंश को नष्ट करने के लिए अग्निरूप परशुराम॑ अवतार 
लेकर उन्होंने २१ बार प्रथ्ची को ज्षत्रियहीन कर दिया। फिर जिन्होंने रामावतार 
में समुद्र का सेतु बॉधा ओर लड्ढा के सहित दशशीश रावण का नाश किया?॥२१॥ 

“भूमि का भार उतारने के लिए अब वे ही अजन्मा' हरि यदुकुल मे 
श्रीकृष्ण रूप से अवतीर्ण होकर ऐसे अद्भुत कर्म करेगे जो देवताओं के लिए 

१ पौराणिकों के मतानुस,र चारों गुग--कृत, त्ेता, द्वापर और कलि--की एक 
चौकड़ी कहलाती है जिसमें ४८०० दिव्यवर्ष कृत के, ३६०० त्रेता के, २४०० द्वापर के और 
१२०० कलियुग के माने जाते हैं। १००० चौकड़ी वा अर्थात्‌ ४ अरब २ करोड़ वर्ष का ब्रह्मा 
का एक दिन ओर इतनी ही बड़ी एक रात होती है | ब्रह्माजी का दिन सृष्टि का स्थिति-काल हे, 
जिसे कल्प कहते हैं। इसमें १४ मनु हो जाते हैं। अतः प्रत्येक मनु ७१ हजार चौकडी से कुछ 

अधिक समय (७१,५ चोकड़ी) तक अपना-अपना अधिकार भोगता है । प्रत्येक मन्वन्तर में मनु, 


मनुवशी हृपतिगणु, सप्तर्षि, देवता, इन्द्र तथा उनके अनुयायी ग़न्धवांदि साथ-साथ ही अपना 
अधिकार भोगते हैं। ३ 

मौजूदा कल्प वाराह के नाम से प्रसिद्ध है । इस समय वेवस्वत मन्वन्तर चल रहा है 
ओर २प८्वी चोकड़ी का कलियुग वर्तमान है । 

इस समय सू्यपुत्र वेबस्वत मनु हैं जिनका यह सातवा मन्वन्तर वर्तमान द्ै। प्रथम 
मनु स्वायम्भुव थे | उनके अनन्तर क्रमशः स्थारोचिष, उत्तम, रेंवत ओर चारुण हुए। फिर 
बैबस्वत । 

२ “हे महामागगण, आप शोक न करें | आप श्रीकृष्णुचन्द्र को शीघ्र ही अपने पास 
देखेंगे | ईंघन में व्याप्त अग्नि के समान वे सभी प्राणियों के अन्तःकरणों में स्थित हैं )? 

५ भिगवान्‌ मन-रहित हैं, उनका प्रिय वा अग्रिय नहीं है, वे समदर्शो हैं। इसलिए 

उनकी दृष्टि में कोई उत्तम, अधम या असम भी नहीं है |” 

“उनकी न कोई माता है, न पिता है, नस्त्री है, न पुत्रादि हैं, न अपना है, 
पराया हे और न देह या उसका जन्म है |” की 


अध्याय ४ : अवतार १२१ 


भी दुषप्कर हैं । आगे बुद्धावतार लेकर यज्ञ के अनधिकारियों को अहिसावाद 
मोहित करेगे और कलियुग के अन्त से कल्कि अवतार लेकर शुद्र-जाति 
राजाओं का वध करेगे ।” ॥२२॥ 
क्ष्णावतार के लिए. भविष्यत्‌ कात्न की क्रिया का प्रयोग किया गया है । जिससे 
सूचित होता है कि भागवत्‌ की रचना रामावतार के बाद व कृष्णावतार के पहले की गईं हे । 
इतिद्दासवेत्ताओं का सत है कि छठी सदी में गुप्त राजाओं के समय में हिन्दू धर्म का पुनरुद्धार 
करने के लिए सब पुराणों का नवीन संस्करण किया गया था व शआ्राचीनता की छाप बिठाने के 
लिए भविष्यत्‌ काल की क्रिया का प्रयोग किया गया; क्योंकि दशस स्कनन्‍्ध में सारे कृंष्णावतार 
की लीलाएं भृतकाक्विक किया में ही लिखी गई हैँ । ऐतिहाप्तिकों का यह भी मत है कि व्यास 
कई थे । जो भी कथा कहता या पुराण जक्षिखता चह व्यास कद्दलाता था | व्यक्ति का नहीं, बल्कि 
गही या पद का नास “व्यास! था। सम्भव है, भिन्न-भिन्न काज्नीन कई ब्यासों ने मिलकर भागवत 
रची हो या उसे वर्तमान रूप दिया हो । ' 


“हे महाबाहो, अतुल कीति विश्वनाथ भगवान्‌ हरि के ऐसे ही अनेक 
जन्म और कर्मो का महात्माओं ने वर्णन किया है ।” ॥२३॥ 


किक 
रच 
कर 
च्क 


+ट लोक में उनफी कोई कम नहीं करना है। तथापि साधुओं की रक्ता और केवल 
कीड़ा करने फे लिए ही वे उत्तम (देवादि सात्विक) अ्रघस (मत्स्यादि तामस) और मिश्र (मनुम्यादि 
राजस) योनियों में शरीर धारण करते हैं ॥”? 

“वे अजन्मा भगवान्‌ बस्तुतः गुण-रहित है। तथापि केवल लीला के लिए सत््व, रज 
अर तम इन तीन शुरा को स्वीकार करते हैं तथा गुणातीत होकर भी वे माया के गुणों से संसार 
यी स्थना पालन शोर सहार किया फरते हैं ।”? (भाग० १०४६।३६ से ४०) 


पाँचवाँ अध्याय है 
पूजा-विधि 


[ इस अध्याय में राजा निमि के शेष दो प्रश्नों का--“भक्तिहीनो की दशा कैसी होती - 
है ?! और “क्सि युग में किस प्रकार भगवान्‌ का पुजन करना चाहिए'--उत्तर क्रमशः चमस 
ओर करमाजन ने दिया है। जो वर्ण धर्मानुसार कम नहीं करते हैं। सुख-स्वार्थ, अभिमान में ही 
चूर रहते हैं या जो हिंसाःमक यश-याग में ही डूबे रहते हैं उनकी दुर्गति बताई गई है । करभाजन 
ने कद्दा कि सतयुग में भगवान्‌ की उपासना शम, दम ओर तपस्या के द्वारा, भेता में वेद च्योरूप 
कर्मकार्ड की विधि से, द्वापर मे बेदिक और तान्त्रिक विधि से, अ्रचन द्वारा तथा कलि में 
सकीर्तन-प्रधान यज्ञों द्वारा की जाती है। कलि मे नाम-सकीर्तन ही सुगमवा से मुक्ति दिलाता 
है और यदि अनुरक्त भक्त से अकस्मात्‌ कोई निषिद्ध कर्म भी हो जाता है तो उसके हृदय में 
विराजमान्‌ प्रभ्रु उन सबका मार्जन कर देते हैँ | तदनुसार इन धर्मों का आचरण करते हुए. इधर 
राजा निमि परमपद को प्राप्त हुए और उधर वसुदेव-देवकी मोहरहित हो गये । ] 
राजा ने कहा-- “हे आत्मज्ञानियों मे श्रेष्ठ मुनिगण, जिनकी कामनाएं शान्त 
नहीं हुई और इन्द्रियाँ भी जिनके वश मे नहीं हैं तथा जो प्राय. भगवान्‌ हरि का 
भजन भी नहीं करते, उनकी कया गति होती है १” ॥५॥ 

चसस बोले--“भगवान्‌ आदिपुरुष के मुख, वाहु, जरुघा और चरणों से 
सत्वादि गुणों के अत्लसार आश्रमों के सहित प्रथक्‌-प्रथक्‌ ब्राह्मणादि चार वर्ण 
उत्पन्न हुए |” ॥२॥ 

इस रूपक का मूजाधार “ब्राह्मणो5स्यथ सुखमासीत्‌ बाहुराजन्य कृतः । उख्यद॒स्य 
तद्‌ बेश्यः पद्भ्या शुद्रों श्रजायत” पुरुष सूक्त का यह मन्न है। मनुस्स्ति में इसीका अनुवाद किया 
गषा है | “सर्वस्यास्यतु सर्गेस्य कर्माप्यकल्पयत्‌” विष्णु पुराण में कहा हैं--- 

धाह्यणाः क्षत्रिया वेश्या: शुद्ध/शव द्विजसत्तम। 

पादोरुवक्षः- स्थज्षदों सुखतश्व समुद्वताः ॥ 
कई श्लोग इसका शब्दार्थ लेकर अनर्थ या अबुद्धिगम्य अथे करके वृथा वाद-विवाद बढ़ाते हैं व 
शास्त्रार्थ करते हैं। इसका भावार्थ तो यद्द है कि जैसे सारे शरीर में मुख श्रेष्ठ और ज्ञान स्थानीय 
है उसी प्रकार समाज-रूपी शरीर में ध्राद्मण श्रेष्ठ है, ज्ञान-प्रधान है_ श्रौर उसका स्थान ऊँचा हे; 
जिस प्रकार बाहु शरीर की रक्षा में व भिन्न-भिन्न सत्कायों में काम श्राती है अत, बत्न की सूचक 
ओर मददत्तपूर्ण है, उसी तरह समाज में क्षत्रिय बाहु स्थानीय हैं, समाज की रक्षा, पीढ़ितों का 
भाग उनका काम हैं और वे बल्न या सत्ताप्रधान हैं। जिस प्रकार शरीर ऊाँघों पर खढ़ा रद्दता है 


च् बन 


अध्याय ४ : पूजा-विधि १२३ 


न्ड 


उसी तरह समाज का पोषण वेश्यों द्वारा होता है श्रतः समाज के स्तम्भ--जंघा--स्थानीय हैं 
और अर्थ-धन-सम्पत्ति-प्रधान हैं एवं जिस तरह पाँव शरीर में दोढ़ धूप कर द्वी काम करते ह्ठे 
और सारे शरीर का बोझ उठाते हैं उसी प्रकार जो शारीरिक श्रम-प्रधान हैं ओर जिनकी सेवा पर 
समाज टिका रहता है वे पादस्थानीय श्रम-प्रधान शुद्ध हैं। है 

प्रकृति या परमात्मा के--सत्त्व, रज, तम--तीन गुणों के अनुसार मनुष्यों में भी तीन 
मुख्य प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हुईं । सत्वगुण ब्यचस्थिति, नियम; या 9 न-प्रकाश प्रधान हैं | अत 
समाज में जो पठन-पाठन-प्रिय, धर्म-ज्ञान में रुचि रखनेवाले थे वे सवोगुणी माने गये श्रोर घाह्मण 
कद्दज्ाये, जो बल्-क्रिया-प्रधान थे वे ज्ञन्रिय; जो सुख भोगाभिलाषी थे वे वेश्य की श्रंणी में रखे 
गये व क्रमश: रजोगुणी तमोगुणी कहलाये । जिनमें कोई पिशेष प्रद्ृक्ति, संस्कार या गुणों का 
प्रादुर्भाव या विकास नहीं दीख पड़ा वे “शूद्! नाम से संबोधित हुए और शरीर-अ्रम॑-प्रधान गिने 
गये। यह ब्यवस्था सृष्टि की उत्पत्ति होते ही बन गईं होगी ऐसी बात नहीं है । जब समाज 
काफी श्रागे बढ़ गया है, उसके काम व जठिल्ञता बढ़ने त्लमी है और कार्य-विभाग करने ओर 
कार्य का उत्तरदायित्व भिन्न-भिन्न ज्ञोगों पर सॉंपे बिना समाज में व्यवस्था नहीं रहने क्वगी होगी 
व समाज की उज्नति रुक गई द्वोगी तब यद्द ब्यवस्था बनो दे । चूँकि सब प्रकार की भ्रेरणाएँ 
मनुष्य को भगवान्‌ के चित्समुद्र से दी म्रि्षती हैं ओर भगवान्‌ का विष्णु-संकबप--स्टृष्टि का 
कल्याण व उन्नति करने वाला संकल्प--सदा सर्चत्र प्रवर्तित ही रहता है, श्रतः यह व्यवस्था 
भगवान ने बनाई--ऐसा कहने की प्रथा पड़ गई है । कतृ त्व का अ्रभिमान खुद न अद्दश करके 
परमात्मा को सॉपने की निष्क्राम भावना ने भी इसमें काफी काम किया हैं । 


चार वर्ण तो समाज की कार्य-व्यवस्था की दृष्टि से हुए। इसके साथ द्वी व्यक्तिगत 
» जीवन की उन्नति के किए भी आश्रम-च्यवस्था ब्रह्मंचयं, ग्रहस्थाश्रम, वानप्रस्थ व संन्यास--- 
चलाई गई । सो चर्ष की मनुष्य की आयु मानकर २४-२५ वर्ष के चार विभाग कर दिये। जो 
मनुष्य-जीवन में उत्तरोत्तर विकसित होने वाद्धी चित्तवृत्तियों के अनुशीक्षन के आधार पर बनाये 
गये । युवावस्था व कामविकार के परिपुष्ट होने के पहले तक की अवस्था में विद्याधष्ययन व शरीर- 
संवर्धन सुख्य रखा गया । विद्याध्ययन के बिचा निर्वाह तथा स्वकर्तब्य-पालन की योग्यता नहीं 
प्राप्त दो सकती और शरीर-संवर्धन के बिना ग्रहस्थ-जीवन का कत्त व्य दाम्पत्य-सुख का स्वाद 
नहीं ले सकता । इसमें गुरु-लेवा, विनय, त्रह्मचर्य भ्रावश्यक था । युवावस्था पुष्ट होने पर ग्रहस्थी 
का भार-बोर, संसार-कत्त व्य, चहन करना उसकी जिम्मेदारी हुई । इस श्रवस्था में मनुष्य को 
ऐसा दी जीव्रन प्रिय द्योता हें फिर २९ वर्ष गशुद्द सुख-भोग व समाज-कार्य करने से जो अनुभव 
प्राप्त द्वोता हैं उससे तथा इधर जड़के-बच्चे काम-काज संभाज्ञने योग्य व उत्तरदायित्व के श्रा्कांक्ी 
भी दो जाते हैं, इसलिए उनपर घर का भार-वोर रखकर कुछ निश्चिन्तता पाने की वृत्ति उत्पन्न 
द्वोती है उत्साह व भावना-प्रधान परन्तु अनुभवद्दीन किन्तु महत्वाकांत्ती लडकों बच्चों से अनुभवी 
माता-पिता का सद्द शुरू होने लगता दै। उसको बचाना भी अ्रभीष्ठ है। अतः युवा-सन्‍्तति को 
काम करने की अधिक सुविधा व आजादी मिलते तथा दृद्धों के अनुभवों से वे वंचित भी न रहे, 
इस दूरदर्शिता से पानप्रस्थाश्रम का निर्माण हुआ च गृहस्थ तथा समाज्-कार्य में सलाह-सूचना 
भर देते रहने की जिम्मेदारी वानप्रस्थी की सानी गई। फिर संन्यास; जब सनन्‍्तान बिल्कुद्ध योग्य 
हो गई, बढ्कि वानप्रस्थ की सीमा तक पहुँचने लगी तब वृद्ध सत्बाहकार का स्थान उनके क्षिए 


श् 


१२2 भागवत-धमर्म या जीवन की कृताथता 


खाली करके खुद केवल परमात्म चिल्तन घ लोक-सेवा में लग जाय । यहू, संन्यास-श्राश्रम की 
व्यवस्था हुई । हि 

संन्यास-श्राश्षम में कम-निषेध की व्यवस्था पाई जाती दहै। परन्तु व्ाँ कर्म-काण्ड से 
श्रभिप्राय है, कर्म-मात्र से नहीं, और यदि द्वो भी तो अश्ब व समयोपयोगी नहीं है। सनन्‍्यास के 
मूल में जो त्याग, निश्चिन्तता व लोकोपकार की भावना द्वै वही गृहरणीय है । समाज की वर्तमान 
गति-विधि के अनुसार उस भावना का क्ौकिक स्वरूप निश्चित होना चाहिए श्रोर यह बाहद्याचार 
समाज की आवश्यकताश्रो के श्रनुसार समय-समय पर बदलते रहना भी चाहिए । 

इसमें क्दीं भी डँच-नीच की भावना या घृणा, तिरस्कार के लिए स्थान नहीं है। 
परस्पर सहयोग से अपने तथा समान्न की सेवा या उन्नति ही ज्च्य व अभीष्ट है। 


( जे हि उत्पन्न उत्प आहदिनारा द 

“इन बरणाश्रमों में उत्पन्न जो लोग अपने उत्पत्ति स्थान यण को 
नहीं भजते अथवा उनका अनादर करते हैं वे अपने स्थान से श्रष्ट होकर नीचे 
गिर जाते हैं ।? ॥३॥ 

ये वर्णाश्रम यदि श्रपने-अपने काम करते हुए भी भगवान्‌ को भूल्ञ जाते हैं तो उनकी 

अधोगति हुए बिना नहीं रहती; क्योंकि जब्रतक मनुष्य सदा-सवंदा प्रतिक्षण यह याद नहीं 
रखता कि भगवान्‌ घटघट में रहते हें चह हमारी सब सानसिक विकार, विचार व शारीरिक कर्मो 
को देखते हैं, हमारी फोई यात उनसे छिपी नहीं रह सकती, जिस कर्म को हम एकान्त में किया 
सममते हैं, छसे भी वह जरूर देखता है तबतक वह सुखभोग, स्वार्थ, श्रज्ञान, मद, मोह, प्रति- 
हिंसा, हू घ के वशीभूत हो उससे नाना प्रकार के कुकर्म होने की आशंका व सम्भावना रद्दती है । 
दूसरे यदि सबमें भगवद्धाव रखना छोड़ दे तो उसमें कई उपयोगी ग्रुणों का विकास न हो 
सकेगा--जैसे झाव्मभाव, समता, न्याय, सहयोग श्रादि । भजने का श्रभिप्राय यही है कि सदा- 
सर्वदा उन्हें याद रखे, उनके प्रति आदर घ भक्तिभाव रखकर नम्न रहें । व एकमात्र उन्हींके लिए 
जिये व उन्हींके ज्विए सरे। 

“हां, जो-कोई हरिकथा अथवा हरिकीतेन से अनभिज्ञ है वे स्त्री-पुरुप और 
शुद्रगण तो आप जेसे भगवद्धक्तों की दया के ही पात्र हैं। श्रथांत्‌ उन्हे अज्ञान से 
निकालकर आप लोगों को भगवद्धजन में प्रवृत्त करना ही चाहिए ।” ॥४॥ 

ऊपर तो द्विजातियों की, उच्च घर्ण.वाह्वों की धात हुईं | श्रव अपड़ स्त्रियों तथा शूद्ो 

की क्‍या गति हो २ वे भगवान्‌ पर श्रद्धा तो रखते हें परन्तु उसके स्वरूप व ग्रुण भ्ादि को नहीं 
जानते, न वे कथा-कीर्तन की विधि श्रादि द्वी जानते हैँ। तो जो श्रेष्ठ भगषन्नक्त हैं उनका कर्तव्य 
है कि वे उन्हें ज्ञान-दान देकर भगवान्‌ का मार्ग बतावें व उसपर च्नावें । 

“बहुत-से ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य वेदाष्ययन तथा यज्ञोपवीतादि संस्कारों 
के कारण हरिचरणों की सन्निधि का अधिकार पाकर भी बैदिक अयंवाद से 
मोहित हो जाते हैं|? ॥५॥ , 

अपढ-कुपढ़ तो ठीक विद्वान श्रोर संस्कारवान्‌ द्विजातियों के लोग भी कई बार वेदों 

के मुख्य अभिप्राय को भूलकर गौण बातों को प्रधान मान लेते हैं। इससे, भगवान्‌ के नज़दीक 








अध्याय ४ ; पूजा-विधि. ० १२५ 


पहुँचने की योग्यता रखते हुए भी वे भटक जाते हैं । मुख्य अर्थ को छोड़कर अ्रवान्तर बार्ता को 
श्र्थवाद कद्दते हैं । किस तरह ? सो अगले 'होकों में बदलाते हें । 

“कर्म का रहस्य न जाननेवाले तथा उद्धत व मूखे होकर भी अपने को 
परिडत साननेवाले वे लोग इस फल-अुुति की मघुर वाणी से मोहित होकर बड़ी 
प्रसन्नता से बहुत ही मीठी-मीठी बाते किया करते हैं ।? ॥३॥ 

मुख्य बात को छोडकर जो मौण बात को ग्रहण करता है वह परिडत होकर भी वास्तव 

में मूर्ख ही है। वह दे तो मूखे पर तारीफ यह कि लगाता अपने को बढ़ा परिडत है। कमे का 
रहस्य तो बद जानता नहीं, सिर्फ वेदों या पुराणों मे कही गई कर्म-फल की बढ़िया-बढ़िया बातों 
के चक्कर में आकर फूला फिरता है । वह इतना नहीं समझता कि स्वर्ग के रमणीय सुल्-साधनो 
श्रादि की फल-श्रुतवि तो अज्, अज्ञादियों को कम में प्रवृत्त करने के ल्लिए प्रतोभन-मात्र दे । 

“वे कर्माभिमानी लोग रजोगुण की अधिकता से घोर संकल्पवाले, बड़े 
कामी, सर्प के समान क्रोधी, पाखण्डी, अभिमानी और पापी होते हैं तथा भगवान्‌ 
अच्युत के प्रिय भक्तों की हँसी किया करते हे ।? ॥७॥। 

वे कोई कर्मकाए्ड के श्रभिमानी द्वो जाते हैं श्रोर जो सरलता व नम्नता से भगवान्‌ के 

भजन-पूजन या प्रिय सेवा कार्यों में लगे रहते हैं, बनका मजाक उड़ाते हैं। हिंसात्मक यज्ञ- 
यागादिक करते रहने से उनके संकल्प भयंकर होते हैं | वे नाता प्रकार की कामनाओ्रों से मुक्त हो 
सकते हैं। अ्रतः उनमें वरिष्त पड़ने से साँप की तरद्द क्रोधित हो काटने दोड़ते हैं। अपनी स्वार्थ- 
सिद्धि के क्षिए श्रनेक पाखण्ड रचते हैं। अ्पत्ती सफलताश्रों पर अ्भिमान से फूले नहीं समाते। 
श्रीर इन दुब् त्तियों व दुगु णों के फलस्वरूप अनेक दुष्कृत्यो के कर्ता होकर पापभागी द्वोते हैं | 

“वे सभी--लम्पट पुरुष जिनमें प्रधानत: मैथुन ही सुख है ऐसे ग्रहों में 
आसक्त होकर परस्पर वहां के भोगों की ही चचो किया करते हैं । वे लोग कर्म 
के रहस्य से अनभिज्ञ होते है तथा अन्नदान, विधि और दक्षिणा से रहित यागादि 
करते हुए उद्र-पूर्ति के लिए पशुओं को मारते रहते है ।” ॥८॥ 

निष्कास कर्म या ईश्वर-प्रीव्यथ या सेवासाव से किये कर्म का रहस्य, महृत्त्व न 

जानकर वे ब्लोग द्विंसापूर्ण पछ बलियुक्त यज्ञयागादि कर्म करते रहते हैं। विषय-भोग व ग्रह-सुख 
ही उनके जीवन का क्षच््य होता है और दिन-रात भोग, रुत्री, मेथुन भादि की तथा इनमें लिप्त 
सभी--पुरुषों की ही चर्चा किया करते हैं और अ्रच्छे तथा आवश्यक विषयों का ज्ञान भले ही 
उन्हे न द्वो, पर इस शास्त्र के वे पण्डित होते है और न जाने कहाँ-कद्दाँ से इस-संबंधी जानकारी 
बटोर-बटोर कर रखते हैं । 

“धन-वैभव, अच्छा कुल, विद्या, दान, रूप, बल और कर्म आदि के गये 
से अन्धी बुद्धि वाले विचारशून्य होकर वे दुष्ट भगवान्‌ के सहित भगवद्धक्त 
महात्माओं का तिरस्कार करते है ।” |॥६॥ 

धन-वेसव आदि स्वतः मनुष्य को सदान्ध नहीं बनाते । मनुष्य की बृत्ति उन्हें श्रच्छा 


१२६ भागवत-धर्म या जीवन की कृतार्थता 


था डरा बना देती हैं। अच्छी भावना वाले इनका सदुपयोग कर इन्हें शक्ति-साधन बना लेते हैं। 
बुरे विचार वाक्ने इन्हें ककरम-साधन बना लेते हें । 

विद्या विवादाय धन मदाय । शक्तिः परेशां परिः पीडनाय ॥ 

खलस्य साधोर्विपरीवमेतत्‌ । श्ानाय, दानाय च रक्षणाय ॥ 

विधा, धन और शक्ति खल के द्वाथ में पढ़ी तो विवाद, मद और परपीड़न के काम - 

आई । साधु के द्वाथ पढ़ी तो ज्ञान, दान और रक्तण में लगी । श्रत, ज्रैँंकि वे कामना-वासना-सुक्त 
दो यज्ञादि कम करते थे, इन सामग्रियों का उपयोग उनके मदद को बढ़ाने पाज्ञा द्वो जाता था, 
फिर वे ईश्वर-सेवा तो दूर उस्टा ईश्वर व उसके सेवको---भक्तों साधु-सन्‍्तों का तिरस्कार भी 
करने क्ग जाते हैं । 


“क्योंकि जो आकाश के समान समस्त देह-धारियों मे सर्वदा स्थित और 
उनके प्रिय आत्मा हैं । उन वेद-वर्णित भगवान्‌ के विषय में वे अ्रज्ञजन कुछ नहीं 
सुनते और बातचीत में भी तरह-तरह की कामनाओं की ही चर्चा करते 
रहते हैं ।? ॥१०॥ 

कोई उन्हें समगवान्‌ , उनके भादेश, उनके मार्ग श्ादि के बारे में उन्हें कुछ कद्दते-सुमते 

भी हैं तो उससे दूर भागते हैं। कहते हैं--हम बाज-बच्चेदार हैं । अभी खाने-कमाने फे दिन हैं । 
भगवक्षजन के ज़िए बुढ़ापा अभी दूर दे। पहले स्वार्थ, फिर परमार्थ। “भूखे भक्ति न 
होय गुपाल्ा ?' के 

“जोक मे स्त्री प्रसंग तथा मद्य-मांस के सेवन मे जीव की स्वभाव से ही 
सदा भप्षत्ति है। शास्त्रों में उनके लिए कोई विधान नहीं है। अतः उन्हें क्रमशः 
विवाह, यज्ञ, और सौत्रामणि यज्ञ मे सुराग्रह के द्वारा अहण करने की व्यवस्था 
है । चास्तव में इनकी निवृत्ति ही इष्ट है ।?? ॥११॥ 

मनुष्य एक उन्नत पशु ही है। श्रतः उसमें पशुस्वसूचक कई प्रवृत्तियाँ देखी जाती हैं । 

डसने काफी उन्नति की दे फिर भो हिंसा-प्रति्टिसा, मेथुन की प्रवृत्ति छूटी नहीं दै। बल्कि ऐसा 
जान पड़ता दे कि मय, माँस ओर मेथुन की उसकी प्रवृत्ति मानो स्वाभाविक दही हो गई हो । 
पशु तो फिर भी आ्रावश्यकतावश दी उन भवृत्तियों में क्षयते हैं, परन्तु मनुष्य तो भोग-विज्ञास 
के साधन इन्हें घना लेता है। जब मनुप्य-समाज सगठित होने लगा, ग्ृष्ठ और कुट्म्ब की ब्यवस्था 
बनने लगी तब यद्द अ्रमर्याद मद्य, मांस, मंथुन का उ्यवहार केसे चल सकता था १ भरत: तत्कालीन 
समाज-ब्यवस्थापकों ने तरकीब से रोक लगाई। मेधुन की मर्यादा तो विवाह-प्रणाह्षी के द्वारा बाँध 
दी, मांस की यक्ष-प्रसाद के रूप में ही लेने की छुट्टी रखकर तथा मध्य को सौन्नामणि-यज्ष में दी 
लेने का विधान करके । यद्द व्यवस्था निव्नत्तिपरक है, उत्तेजक नहीं है । 

“घन का भी एकमात्र फल धर्म ही है जिससे कि विज्ञान के सहित ज्ञान 
की प्राप्ति होती है और उसके पश्चात्‌ शान्ति मिलती है, परन्तु लोग उसका दुरुप- 
योग घर-गिरस्ती के लिए ही करते हैं और ( अपने सिर पर खड़ी ) इस शरीर 
फी दुस्तर मृत्यु को नहीं देखते” ॥१२॥ 


| 


डॉ 


अध्याय ४ : पूजा-विधि १२७ 


तैसे ती धन का उपार्जन, रक्तण, दान या उपयोग सब धर्म के लिए, जिससे व्यक्ति 

व समाज का धारण, पोषण व सत्वसंश॒ुद्धि द्योती रद्दे ऐसे कार्सो के ल्षिए हैं, जिससे उसे 

क्लौकिक ज्ञान और विज्ञान--पारलौकिक ज्ञान या ईश्वर प्राण्ति सुलभ हो । एवं उसके स्विए दुःख 

क्लेश का कोई कारण न रहकर शान्ति लाभ हो । परन्तु मूर्ख लोग घर-गिरसुती के कामों में ही 

लगते रदते हैं। अ्रसल्नी उद्दे श्य को भूल जाते हैं भर उप्तर्मे ऐसे बेखबर होकर डूबे रहते हैं 

: मानों ईश्वर के यहां से भ्रमरता का पट्टा लिखा ज्ञायें हैं । सिर पर मौत खड़ी है, न जाने कब कूच 

का डंका बजने लगेगा, इसको भूक्त जाते दें । ऐसे मनुष्य को सावधान करने के ज्िए ही कद्दा 
है---“गृहीतइवकेशेपु रत्युनाधर्ममाचरेत्‌” । 


“सोत्रामणि यज्ञ में म्य का केवल सुघ लेना ही विहित है, पीना नही । 
यज्ञादि मे पशु के आलभन स्पशें का विधान है, हिंसा करने का नही'। तथा 
केवल सन्तानोत्पत्ति के लिए ही स्त्री-प्रसंग में प्रवृत्त होना चाहिए। विषय-सुख के 
कारण नही--इस विशुद्ध धर्म को बे मूर्खे नहीं जानते ॥१३॥ 

जैसे-जैसे मनुप्य-समाज में सभ्यता व दयाभाव बढ़ता गया वेसे-वेसे हिंसा को कम 

करने की ओर प्रवृत्ति बढ़ती गई । बल्कि यों कहना चाहिए कि असंयम ,से संयम की ओर प्रगति 
होती गईं । पहले स्वच्छुन्दतापूर्वक मद्य, मांस, मेथुन का उपयोग द्वोता था, पीछे विवाह व यज्ञों 
के प्रसाद के रूप में सेचन करने की अ्रनुमति रही, बाद में केवल स्पर्श करने व सूघने का ही 
बिथान कर दिया गया । पश्चिमी सभ्यता व शिक्षा-दीक्षा के फंलस्वरूप अब फिर तीनों के बांध 
टूट रहे हैं। सनन्‍्तानोत्पत्ति की मर्यादा की तरफ तो उनका ध्यान गया है, पर चह संयम की दृष्टि 
से नहीं, कुदुम्ब का बोक बढ़ जाने घ रति-सुख में बाधा पडने के भय से। रहा मद्य-मांपत, सो 
इसका तो बोलवाला ही सममिएु। दिन्दुओ में भी श्रब मांस खाने का प्रचार किया जा रहा दे 
श्र गौ-मांस से भी घृणा हटती जा रही है । हिन्दू घर्मं अबतक इृस्सीलिए जीवित है और सदेव 
जीवित रहेगा, क्योंकि इसमें मूल तस्व को सुरक्षित रखकर समाज की शवश्यकतानुसार आचार- 
धर्म में परिवर्तन करने की गु'जायश रखी गई है। उसका यह सिद्धान्त है कि जगत्‌ परमात्मा 
से उत्पन्न हुआ है औ्रौर श्रन्त में परमात्मा में ही लीन होने वाल्मा है। अतः उन्होंने ऐसे हींनियम 

व्यवस्थादि निर्माण किये हैं जो उसे परमात्मा की तरफ ले जाने में सद्दायक हो । श्रजुभव 

उन्होंने देख लिया है कि सर्वतोमुखी सयम दी--असंयम या भोग नदीं--समाज की क्लौकिक 
व पारत्ञीकिक उन्नति का--प्रेम और श्रेय का--साधन बन सकता द्वै। भोग का तत्काल्न अंत 
दी बल, उत्साद्द की कमो व दूरवर्ती अन्त दुःख निश्चित है। इसके विपरीत संयम से बन्न, श्रोज 
तेज्न, उत्साह की वृद्धि व परिणाम में सुख की सिद्धि उसी प्रकार निश्चित है जेसे दिन के पीछे 
रात व रात के पीछे दिन । 


“इस यथाथ तात्पर्य को न जाननेवाले जो दुष्ट अव्यन्त गर्वीले और 
अपने में अच्छेपल का अभिमान रखते हैं तथा किसी लाभ पर विश्वास करके 
का से द्रोह करते हैं, उनके बध किये हुए वे पशु मरकर उन्‍्हींको खाते 

7 ॥१७॥ 

इसके द्वारा यज्ञ सें पशु-बल्नि या हिंसा का घोर विरोध किया है। यदि इस प्रकार के 

दिंसा-विरोधी वचम बुद्ध व महावीर कात्न के बाद के--पुप्तराज्य-कान्न में किये गये संस्करण 


रे भागवत-धर्म या जीवन की कृतार्थता.., 


के--भी मान किये जायें तो भी वे व्यक्ति तथा समाज के द्वितकर ही होने के कारण मान्य ही 
होने चाहिएँ । कोई वस्तु प्राचीन है या नवीन, इसीपर से चद्द भ्रच्छी था बुरी नही हो सकती। 
वस्तु की मूज्न उपयोगिता तथा देश, काल्न, थात्र के श्रचुसार उसके ल्लाभालाभ पर विचार करके 
उसके अहण या त्याग का निश्चय करना चाहिए । मूत्र सिद्धान्त जेसे सत्य, न्याय, समता या तत्व 
जसे आत्मा-परमात्मा ही अ्रपरिवरतततीय या त्रिकाज्ञावाधित हो सकते हैं। इनके आधार पर जो 
नियम, नीति, व्यवस्थाएँ बनाई जायँंगी उन्हें तो समय की आवश्यकता के अनुसार बदलना ही 
पडेगा, जेसा के मनुष्य के वस्त्र अवस्था के मन से छोटे बडे बनाये जाते हैं । 

#इस अवश्य नष्ट होनेवाले शरीर ( और एक दिन अवश्य छूट जाने 
धन ) में स्नेह करके जो अन्य शरीरों में अवस्थित अपने ही आत्मा भगवान्‌ श्री 
हरि से हंष करते हैं वे अवश्य अधोगति को ग्राप्त होते है? ॥१श॥। 

इसमें यद्ध सुझाया गया दै कि तुम दं ष किसका करते दो ? जिस किसीका तुम हो प 

करते हो वह कौन है १ वह तो ईश्वर का ही दूसरा रूप है, तुम्हारी द्वी आत्मा है। तुम अपने 
ही द्वेप कर रहे हो । वह न तो तुमसे भिन्न है, न तुम्हारा द्वानिकर्त्ता है। जब हम भेद की 
सकुचित रृष्टि से देखते हैं तो वस्तु के एक ही पहलू पर हमारी दृष्टि रद्दती है; परन्तु अमभेद की 
डदार दृष्टि से वह्तु का सारा रूप हसारे सामने आ जाता है तब सब जगद्द हम अपने को ही 
देखते व पाते हैं। तश्र किसीकी हिंसा करें, किसका द्वेष करें ? और सो भी इस शरीर के सुख 
के लिए, जो एक दिन जरूर ही मिद्दी में मिल जानेवाज्ञा दै भौर घन-संग्रद्द के लिए जो हमारे 
साथ नहीं जानेवाला दै । 

यह याद रखना चाहिए कि शरीर ओर धन को यहाँ स्वतन्त्र-रूप से तुच्छ नहीं 

चताया है, इनके खातिर दूसरों से द्वंष करने के ज्ञिण मना किया दै। अपने साथी या पद़ौसी 
व्यक्ति से श्रधिक मद्दत्व की या मूल्यवान्‌ ये पस्तुएँ नही हैं जो उनसे द्व ष-कत्नद्व फरके भी इनकी 
रक्षा की जाय । इसका यह श्रर्थ नहीं है कि कोई श्रन्याय-अ्रत्याचार से हमारा धन-जन-हरण 
करना घाहें तो चुपचाप ऐसा होने दूं । इसका श्राशय तो यह दै कि हम अपने शरीर-सुख या धेन॑- 
लो से दूसरों को ने सतावें । के 

“जिन्होंने ( पूणबोध के द्वारा ) कैबल्य पद को तो प्राप्त नहीं किया, किन्तु 

» जो मूढ़ता से पार हो चुके हैं, उसे अर्थ-धर्म-काम-रूप त्रिवर्ग मे फैले हुए पुरुष 
एक क्षण को भो शान्ति नहीं पाते और अपने-आप ही अपना सर्चेस्व नष्ट कर 
देते हैं? ॥१६॥ 
मनुष्य की तीन श्रेणियाँ हें--मढ़, कामी व केवली । मृढ़ श्रेणी में सर्व-साधारण 
अपढ़ भ्रज्ष लोग शाते हैं, मिन्दें घर्माधर्म, नीति-भ्रगीति का विशेष ज्ञान नहीं होता है, जो 
सँस्क्रार-वश या परम्परागत रूढ़िवश जीवन व्यतीत करते हैं । कामो वे हुए जो अर्थ और काम--- 
कामिनी व कान्चन--लौकिक सुख-साधन में फँसे रहते हैं और इन्द्दींकी सिद्धि के क्षिए धर्म का 
. सहारा लेते था उपयोग करते दैं। तीसरे वे जो इनसे मुक्त होकर केषत्न भ्रध्मा में लीन रहते 
हैं। संसार को अपना शझात्मा समझकर सबसे प्रेम, स्नेद रखते हैं भौर सबका द्वित करते रहते 
हैं । हनमें घीच की श्रेणी के अधिक दु.ख पाते हैं। उन्हें एक मिनट भी चैम नहीं पढती । सखूढ 


अध्याय ४ : पूजा-विधि १२६ 


श्रेणी बालों में न तो ऐमी मदत्वाकाँच्ा ही होती है न उनके ऐसे साधन ही प्राप्तररददते हैं जिससे 
वे दिन-त॒त चिन्ता व अशानित में डबे रहें। मिहनत-मजूरी करके कमा खाया व ब्राज्म-बच्चों में 
खुख से पड़े रदे। एक तरह से यह जीवन शान्तिप्रद तो है । किसीने कद्दा हैं, उस ज्ञान की 
श्रपेत्ा जिससे दुःख हों वह भ्रज्ञान जिससे सुख मिले, बेहतर है। इस श्रंणी के ज्ञोग खुद तो 
अधिक दुःख में नही पड़ते हैं; परन्तु दूसरो को भी दुःख में नहीं डालते हैं, बविक उनकी -सेचरा 
व सुख के ही साधन बनते हैं; किन्तु ये त्रिवर्गी तो न खुद चेन पाते हैं, न दूसरों को जेने देते 
हैं । दिन-रात हाय-हाय में लगे रहते हैं। यहाँ भागवत्कार को बीच की श्रेणी की दुरचस्था 
बतपयना मंजूर है, न कि प्रथम श्रेणी की उपादेयता-। सुख व शान्ति तो वास्तव में ज्ञान व संयम 
में है, जो तीसरी अरे णी में ही पाया जाता है। श्रतः मनुष्य का उद्योग प्रथम दोनों श्रेणियों से 
निकलकर तीसरी श्रेणी में श्राने का होना चाहिए, जिससे मनुष्य के लिए तीसरी श्रणी 
सुज्ञभ दो ] ह न 


“अज्ञान को ही ज्ञान समभने वाले ये अशान्तात्मा आत्मघाती लोग काल 


के द्वारा अपने सम्पूरें मनोरथों के नष्ट हो जाने से अकृत कार्य हो कर अत्यन्त 
दुःख भोगते हैं?? ॥१७॥ 


चूँ कि ये स्वार्थ-सिद्धि व विषय-भोग में दी लिप्त रहते हैं, इनके ज्ञान-नेत्र फूट जाते 
हैं ६ ऊट-पटांग काम करने क्वगते हैं। जेसे भी मिले भले-बुरे साधन, योग्य-अयोग्य व्यक्ति, 
श्रच्छी-चुरी पद्धति का श्रवत्षम्बन करके वे सुख-भोग जुटाना चाहते हैं, किन्तु -ये सब उनके लिए 
थ्रात्मघातक व अशान्तिकर ही सिद्ध होते हैं । जहाँ विवेक नहीं, तारतस्य नहीं, सारासार ,विचार 
नहीं, नीति-अनीति का ध्यान नहीं, वहां सफलता व शान्ति केसे मित्र सकंती, है ? थोड़े दिन के 
लिए इनका, श्राभास हो भी जाय तो अन्त को उनके मनोरथ नष्ट होके ही रहते दें व वे अ्रसफक्षता 
का दुःख भोगते हैं । ४ 


) 
- “ये भगवहिरोधी लोग अत्यन्त कष्ट से प्राप्त हुए अपने ग्रह, पुत्र; मित्र और 
धन आंदि को यहीं छोड़कर विवश हो घोर अन्धकार ( नरक ) में पढ़ते 
हैं? ॥१८॥ 


इस जन्म में तो दुःख भोगते दी हैं पर अगले जन्म-में भी उसके प्रभाव से थे वंचित 
नहीं रहते । बुराई और पाप का फद्च मनुप्य का तबतक पीछा नहीं छोड़ता जबतक कि -वह 
पूरा-पूरा भुगत न ले । इस जीवन में फल-भोग बाकी रह गया तो अगले जीवन में वह सुगतना 
होगा । “आप मरे जग ड्बा! के अनसार किसीको निश्चिन्त न रहना चाहिए; बने जहाँ तक 
दुप्कम से बचना चाहिए, फिर भी हो ही जाय तो उसका फल्न जितनी जरूदी हो भ्रुगत लेना 
' चाहिए । यदि जल्दी न मिन्नता द्वो तो चिन्ता धोनी चाहिए, जल्दी मिल जाय तो खुशी मनानी 
चाहिए | दुश/ःख पाप करते समय दोना चाहिए | फल स्ुगतते समय तो हल्कापन दी भ्रनभव करना 
चाहिए, मानो कर्ज उत्तर रहा है । 


राजा ने कहा--भगवान्‌ का किस समय '( युग में ) केंसा वे तथा कैसा .. 


१३० भागवत-धर्म या जीवन की कृतार्थता ; ५ 


स्वरूप होता है और किन-किन नामों और विधियों से उनकी पूजा होती है यह 
सब आप वर्णन कीजिए ' ।? ॥१६॥ 
चूँकि वाह्याचार--विधि-विधान--समयानसघार परिवतंनीय द्वोते हें, निमिराजा ने 
भगवान्‌ की पूजा-विधि शभ्रादि के सम्बन्ध में यह प्रश्व किया । हृपका तात्पय॑ इतना ही दे कि 


हमारी इष्ट-उपासना के लिए देश-काल के अनुसार कार्यक्रम व रीति-नीति में परिवर्तन करते 
रहना उचित है। ह 


“हे राजन्‌ , सत्ययुग, त्रेता, द्ापर और कलि इन चारों थुगों मे भगवान्‌ 
किन-किन बर्ण, नाम और रूप वाले होते हैं तथा उन्तकी पूजा भी भिन्न-भिन्न 
विधियों से ही होती है” ॥२०॥ 


अर्थाव्‌ युगानुसार समाज-ब्यवस्था, कार्य-प्रणाली भिन्न-भिन्न द्वो सकती हे । भगवान 
--मुल सिद्धान्त--तो एक ही है, उसके बादरी रूप भ्रादि में ही परिवर्तन होता रद्दता है । 


“सत्ययुग में भगवान्‌ शुक्लवर्ण चतुमुु ज जगजूटघारी तथा वल्कल, ऋष्ण 
सगचर्म, यज्ञोपवीत, रुद्राश् और दृए्ड--कमण्डलु . धारण करने वाले होते 
हैं? ॥२१॥ 


“उस समय के शान्त निर्बेर हृदय और समदर्शी लोग उन भगंवान्‌ 
नारायण की शस, दस और तपस्या के द्वारा उपासना करते हैं। उस समय उनका 
हस, सुपर, बैकुण्ठ , धर्म, योगेश्वर, मनु, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा 
आदि नामों से संकीतन किया जांता है” ॥२२-२३॥ 

सत्ययुग सृष्टि का आ्रादि युग दे । उसम स्वभाववः द्वी मनुष्य का जीवन सरल था; 

न ससाज था, न राज्य थे; सारी प्रकृति उसके जीवन के उपयोग के क्षिए खुल्ली पढ़ी थी। अतः 
उन्हें किसीस चेर-कंगढ़ा करने की जरूरत नहीं पढ़ती थी । शान्ति से आ्रपस-में मेल्न-जोन्न के 
साथ रद्दते थे। एक-दूसरे में समानता का भाव रखते थे । शीत के कारण रंग गोरा होता था, 
लग्जे बाल रखते ये । बरकल पहनते थे। मुगचर्म आदि बिद्धाते थे । बरतन बनने नहीं क्गे थे 
अतः काठ के कमएडलु से ही काम चत्ना द्विया करते थे । जेसी मनष्य-जाति की 
स्थिति उस समय थो उस्ीके अनरूप भगवान के रूप की ठसकी कदपना भर 
डपासना के साधन थे ।' समाज शायद्‌ बना ही नहीं था तो उसकी जटिलवा श्रौर श्राढम्बर तो 


१ समर्थ रामदास ने पूजा के ४ प्रकार बताये हैं-- 

(१) प्रतिमापजन, (२) अववारोपासना, (३) अन्वरात्म-मजन, (४) निशचल ब्रह्मो 
पासना | इनमें सब प्रकर वी पूजा का समावेश हो जाता है| 

सब पृजा एक ही भगवान्‌ को पहुँचती है-- 

“जेस प्रकार पवृतों से निकली हुई न्रदिया मेघ के जल से भरकर सब ओर से बहती 
हुई समुद्र द्वी में गिरती हैं, दे प्रभो, उसी प्रकार समस्त उपासना-कार्य अन्त में आप ही की प्राप्ति 
कराते हैं ।” 


अध्याय ४ : पूजा-विधि १३१ 


हो ही कहाँ से सकता था ? श्रतएवं उपासना-पद्धते भी सीधी श्रोर सरत्न थी। शम--मन 
की शान्ति, दुम--इन्द्रि यों का वश में रखना, तपर--परमात्मा की प्राप्ति, दुर्शन या इच्छित 
घस्तु प्राप्त करने के लिए. चारों ओर से संयमपूचक एकाग्रता । 

“त्रेत्तायुण में भगवान्‌ रक्तवर्ण, चतुभुज, त्रिमेखलाधारी, सुनहंले केशों 
वाले, बेदत्रयी रूप और स्तर क खूवा आदि यज्ञपात्रों से सुशोभित होते हैं। उस 
समय के धर्मिष्ठ और ब्रह्मचारी पुरुष उन सर्वेदेवमय - भगवान्‌ हरि का वेदत्रयी 
रूप कर्मकारएड की विधि से पूजन करते हैं। तथा वे विष्णु, यज्ञ, प्रश्निगभ, सब्बे- 
देव, पुरुक्रम, वषाकपि, जयन्त और उरुगाय आदि नामों से पुकारे जाते 
हैं ।? ॥२४-२४-२६॥ 

* यह उस समय का वर्णन है जब समाज बन गया था। उससे धर्म के विधि-विधान 
बन चुके थे। तीन चेदों का प्रचार हो गया था । ब्रह्मयवाद की स्थापना द्वो खुकी थी, लेकिन यज्ञ- 
यागादि कर्मकाणड जोरों पर थे। आर्य स्थानान्तर करके शअ्रधिक गम प्रदेशों में श्रा गये थे। उनका 
गौरवर्ण अ्रय रक्तवर्ण में परिणत हो चला था । विधि-विधान-मय उपासना-पछुति प्रचक्षित हो 
चुकी थी। श्रम-शौय॑-प्रधान युग था ॥ हे 

“द्वापर में भगवान्‌ श्यामवर्णे, पीताम्बरधारी, अपने चक्रादि आयुधों से 
युक्त तथा श्रीवत्सादि शारीरिक चिह्लों से व कौस्तभादि बाह्य चिह्नों से 
सुशोमित होते हैं। हे राजन्‌ , इस प्रकार उने छत्रचामरादि राजचिहों से युक्त 
परमपुरुष का वे परमात्मा के जिज्ञासु लोग वैदिक-तान्त्रिक विधि से अचेन करते 
हैं। तथा “वासुदेव, सहूर्षण, प्रद्म म्न, अनिरुद्ध एवं पडेश्बर्य युक्त आपको: प्रणाम 
है। ऋषिश्रेष्ठ नारायण, महापुरुषवर, विश्वेश्वर, विश्वरूप एवं संबंभूतात्मा 
आपको बार-बार प्रणाम है”--इस प्रकार अनेक शास्त्रविधियों से द्वापरयुग में 
जगदीश्वर की स्तुति करते हैं। अब कलियुग की सुनिए” ॥२७-२८-२६-३०-३१॥ 

अय लोग समृद्ध होने लगे। अ्नायों से सम्बन्ध स्थापित हो जाने से उनके रंग, 

सुखाकृति आदि में फर्क पडने लगा । कीमती रेशमी वस्त्र बनने लगे । जीवन-संघर्ष बढ़ने से तरह- 
तरह के दृथियार निर्माण द्वोने क्नगे थे। रत्नों, मणियों का आविष्कार हो चुका था। कई राज्य 
स्थापित दो छुके थे, छुत्र-चामर झादि जिनके मुख्य चिट्ट होते ये । घेदिक के साथ तान्त्रिक विधि 
उपासना की प्रचद्धित द्वो गई थी। नाना प्रकार की शास्त्र>यवस्थाएँ व विधियाँ चद्ध पड़ी थीं। 
यज्ञ-पाग की ओर से उदासीनता व पूजा-भर्चा की ओर रुचि द्वो चत्नी थी । विश्वात्म, सवंभूतात्म 
सावों का प्राबस्य हो गया था। इसी आत्मरूप में भगवान्‌ की स्वतुति-स्तोश्र किये जाते थे । 

“उस समय कृष्णवर्णे, ऋष्णकास्तिमय, सांगोपांग, तथा आयुध और 
पाषदों से युक्त भगवान्‌ कृष्ण की बुद्धिमान्‌ लोग संकीत्तेन-प्रधान यज्ञों द्वारा पूजा 
करते हैं?” ॥३२॥ 


रा 


भागवत-धर्म या जीवन की ऊंता्थता 


ब्।्द 
पं 
>् 


भागवतकार ने प्विंसा प्रधान यज्ञों का निपेध करेके कब्वियुग में संकीर्तन-प्रधान यज्ञों का 
प्रचार किया है। पांचरात्र या भागवत-धर्मो का प्रचार हो चुका था श्लौर भागवतकार कौ हसी 
धर्म की मद्दिसा बढ़ाना मंजूर था | कलियुग में समाझ का बहशाफ यिस्‍्तार दो चुका है। नाना 
मत-मतान्तंर फेज चुके दें | जीघन-संघर्ष भी काफी तीघ हो गया है । अतः परस्पर कक्ष निश्य 
ही देखे जाते है । पहुत श्रम्त करने, पह्त समय देने पर भी पेट-पाक्षम थड़ी कठिनता से होता दें । 
ऐसी दशा में श्रम-पम्रय साध्य पूना-ठपासना फैसे निभ सकती है १ अत सकरी्न-प्रधान पूजा- 
शर्चा ही सरल साधन यन गया। यदि उपासना का ध्र्थ भगवगन्‌ में लो क्षगाना ही है, सब कुछ 
भगवान्‌ प्रीष्यर्थ करना ही है तो फिर उसके लिए तमाम 'श्ादम्यरों की य्या ज़रूरत है ? नाम-धुन 
ही काफी दैं। 
श्रायुधों की पूजा का परिधान शायद इसकब्षिए शुरू हुथ्रा हों कि शहब्यों और घऔजारों 
फी मद्दिमा कलियुग में बढ़ गई घ पापदों की हसलिए कि ग्रिना उनके राजा मद्दाराओों हझ्त पहच 
नहीं दो सकती । छोटे राजार्शों का जब यह दाल तो सबन्यनेशयर के यहाँ मी ऐसा ही तरीका 
रीना चाहिए ! 
५तथा इस प्रकार स्तुति करते हैँ--हे | शग्णागत-पालक, है महापुरुप, हम 
आपके चरण-कमलों की बंदना करते हैं। जो सदा ध्यान करने योग्य, मायाकृत 
पराभव (मोह) को हरने वाले, वाद्धित फल देने वाल, तीर्थस्वरूप, शिव व ब्रद्मदि 
से बंदित, शरणदायक, सेवकों का द सर दूर करने वाले एवं संसार-समुद्र के लिए 
जहाजरूप हँ। दे धरममात्मनू, हैं महापुरुष, पिता (दशरथ) के वचनों से सुरगण- 
वांछित, उुस्त्यज राज्य-्वेभव को छोड़कर जो वन को चले गये तथा प्रिया 
(सीताजी) के अभीष्ट कपट-म्ग के पीछे ठोडे, उन आपके चरण-कमलों की हम 


वन्दना करते हैं ।” ॥३३-३४॥ 
स्तुति-स्तोग्नों में अक्सर भगवान्‌ के गुण या महिमा या प्लीज्ञा--घरिग्र--गाये जाते 
हैं । ये बहुत भाषपूर्ण होते ए गौर जय तथा रागदारी के साथ गाने से मुग्ध फर देते ह जिससे 
मनुष्य भगवान्‌ में दबकर मस्त हो जाता है । सच्चे हृदय से जब ये आधना की जाती द्व तो थे 
भगवान्‌ की करुणा, सगला, भ्राएहादिनी श्रादि शक्तियों को स्पश करके ज्ञाप्रत करती हूँ और 
उनकी मनोकामना सिद्ध होती है । 
द्वादिनी, सन्धिनी, संविदाभिधानान्तरंगिका | 
- तटस्था बहद्दिस्गा च जयन्ति प्रभु शक्तयः ॥ - 
उसकी शअनन्त शरक्तियों में ये कुछ है । दम जिस शक्ति को शुद्ध चित्त से व मर्माद्त 
हृदय से पुकारें गे चद्दी शक्ति उसके उत्तर में हमारी सद्दायता के जिए दो पढ्गेगी । जो परमास्सा 
में विश्वास म करते हों वे भी यदि एक ही बिपय या सांग का निरंतर चिन्तन ब ध्यान करते रहें 
तो यद्द श्रुभव करेंगे कि उनके उद्देश की पूर्ति हो रही है। जिन भाषों को हम भगवान्‌ तक 
पहुचाना चाहते हैँ वे ही स्तुतियों--भजनों में व्यक्त किये जाते हैँ। या उन्हीं भावों से पूर्ण 
स्तुति-स्तोन्र, भजन भक्त चुन लेता है | भक्त कभी विनय करता हैँ, तो कभी श्रपनी दौनता दिखाता 


क्‍ 


का 





है 5 अध्याय ५: पूजा-विधि ; १३३ 


पे ; न्‍ 
है, कमी रूठता है, कम्ती शिकायत करता है, कभी उल्लाहना देता है, कभी अपने को उसके चरणों 
में समर्पित कर देता है, कभी मिलन-सुखर कभी वियोग-दुख अनुभव केरता दै। ऐसे अनन्‍्य भात्र 
उसके मन में उठते हैं और वद्द उन्हें भगवान्‌ तक पहुँचाता जाता दे और पहुंचाकर मद्दान्‌ 
शान्ति, समाधान, इृतार्थता, निश्चिन्तता, अभय का अनुभव करता है। 


भाव-लक्षण - ४ | ह 

यो तो मन सें उठने वाल्ली प्रत्येक तरंग एक भाव है। परन्तु भक्ति-पन्थ में भगवान्‌ 
को पाने की अभिलाषा भगवान्‌ के अनुकूल होने की अभिन्वाषा, या भगवान्‌ सें रुचि होने की 
स्निग्ध अभिलाषा को भावना या सक्ति कहते है। भाव की ही एक अ्रवस्था को 'रस' कहते हैं । 
यह एक अननन्‍्य अखणढ भावमयी अ्रवस्था दै। इसमे जो सुखास्वादन द्वोता है वही रस कहलत्ञाता 
है। यद्द भगवान्‌ के आनन्द! गुण की झलक दिखाता है। इसीलिए भगवान्‌ को 'रसो वे सः! 
(रस हेवायं लब्ध्वानंदी भवति ।' कहा है। यददी मन्त्र परत्रह्म के संबंध में वेष्णवों के सिद्धान्त 
का बीज है। सम्पूर्ण भागवत ग्रन्थ इसी बीज का विस्तार है । 

यों तो भाव अनन्त है और उनके सन्धान भी असंख्य प्रकारों के होते हैं। फिर भी 
कुछु भाव स्थायी कहलाते हैं और कुछ व्यभिचारी । रस में अन्द्र की वस्तु तो है भाव और बाह्य 
चस्तुएँ हैं विभाव तथा अ्रनुभाव । विभावादिकों के द्वारा पुष्ठ दोकर जो स्थायी भाव ब्यक्त होता 
है वही रस है। ह । 

“स एवं रसानां रसतमः 'श्रस्मिता! का श्रर्थात्‌ 'में हूँ” इस भावना का श्रजुभव, 
आस्वादन, रस़न द्वी रस दै। पब्च इन्द्रियों के पाँच विषयों में सुख्यतः जिह्ला के ही विषय को रस 
कद्दते हैं। इसीसे जीभ का नाम 'रसना! पड़ा है। मानस स्वाद का, बुद्धिपू्वक विशेष प्रकार के 
अनुभव का भी संफेतन 'रस” शब्द से द्वी किया गया है। 

में हू! आ्रात्मा का अपने अस्तित्व का अनुभव करना द्वी आनंद! है। परमात्मा सब 
साउन्‍्त भावों का विद्या द्वारा निषेध करके "में में दी हूँ”, “में से झ्रन्‍्य कुछ भी नहीं हुँ? अनस्त, 
आनंद का सदा एक रस श्रखण्ड स्वाद लेता है। जीवात्मा अ्रविद्या द्वारा स्राउन्त भावों को ओढ़ 
कर मैं यह शरीर हूँ!--शरीर की सभी अवस्थाओं ओर क्रियाश्रों से श्रपने अस्तित्व का अनुभव 
करता है । चाहे वह अवस्था या क्रिया सुखमय हो वा दुखमय । कामंमय एवाउय पुरुष” “चित्त 
वे यासनाव्मकः ।! अलुद्धिपूर्वक, अनिच्छापूर्वक, स्वाद! नहीं, किन्तु बुद्धि व इच्छापूवेक 'आस्वादन! 
की भ्नुशायिनी चित्ततृत्ति का नाम रस है। भाव का श्रनुभव 'रस! नहीं, अनुभव का स्मरण, 
प्रतिसंवेदन, झ्ास्वादन 'रस' है । 


- जैसे पारमाथिक अस्मिताध्लुभव रूपी रस पारसार्थिक आनंद! अल्यानन्द का पर्याय है, 
वेसे ऐद्वार्थिक ब्यावद्वारिक भ्रस्मिताउनुुभव रूपी 'रस” ज्ञौकिक काज्य-पतादित्य से संबंध रखने वाल्ते 
आनंद! विषयानंद का पर्याय दे। यद्द श्रानंद उस आनंद की यद्द-रस, उस रस की छाया है, 
नकल है। हम ' | 


हु भाव जब पित्त में श्रचक्ष हो जाता दै तब उसे स्थायी भाव कंहते हैं। वेष्णव शास्त्रों 
के अनुसार 'कृष्णुरति' स्थायीसाव द्वै। यह भंगवान्‌ की आनंदमयी शक्ति है, जो जीव के श्रन्द्र 
सूचम एवं अप्रकट रूप से श्रवस्थित है । पर यद्द सनातन दे । 


ढ़ 


१३४ भागवत-धमम था जीवन की ऋृतार्थता 


काप्य-साहिस्य में ८-६-१० मिन्न-भिन्न सग्या रसों फी मानी गई है। डिन्तु मेध्णच 
शास्त्रकारों ने 'रति! झधवा 'स्थायीभाष! के पाँच भेद फरके उतने ही रस माने दै--वे हैं--- 
'शान्ति!, 'धीति', 'सस्य', 'घारसस्य” और “प्रियता! या 'माछुयाीं। जब इन पत्चथिध स्थायी 
भाषों का विकास द्ोता है तो हन्हींसे पाँच रस टस्पन्न होते ६ैं। जो 'शान्त? प्रीति! 'सम्यः 
'वारसक्य' 'मधुर! या उज्ज्यज्ञ फदल्नाते हैं । 

भगषान्‌ में निरन्तर अबाध अनुराग होना शान्त साव हैँ । जब भगवान्‌ के साथ 
ब्यक्तिगत प्रिय संयध स्थापित दो जाता एँ तय पा विशृसित होने पर 'प्रेसामक्तिः कहदछाती है । 
इसे सामान्यतः 'दास्य! रस फद्दते हैं । प्रीति रस का स्थायीमाद भक्त की यह सतत भायना दे कि 
में भगवान्‌ का झजुग्राद्य हूं । इसमें भक्त के बित्त में दीनता, दीनता, तथा मर्यादा का भाव सदा 
जाप्रत रहता है। 'सम्प्य' रस में एक पर्ण, एक पेश, पुश-से ही गुण, एक-से ही पद भौर पृक-सी 
ऐ स्थिति के दो मनुष्यों का झपनी गुप्त-पे-गुप्त बात को दूसरे से न छविपाना होता हैं। 'घात्सक्य! 
रस को ममता” मी कहते हैं। दसमें सगवान्‌ भक्त के पुत्र या पुत्रयत्‌ होकर रदते हैं। डिन्तु रस 
की सर्वोच्च परिणवति “मधुर! रस में होती है। यह अलंकार-शास्त्र के शक्रारनस का भतीन्द्रिय 
दिव्य स्परूप है। लौकिक दासपत्य प्रेम सद्दक्षार-मूलक है और सगधव-संकंधी साधुर्य प्रेस परसुस्य- 
मूजलक दै। एक की संक्षा 'काम' है, दूसरा “प्रेम! कद्दजाता है। जय मधुर भाव उच्चतम भाव को 
प्राप्त होता है तो 'मद्राभाव” कदृ्बाता हे | भेम बराबर भागे बढ़ता हुआ स्नेह, सान, प्रणय, राग 
भौर श्रजुराग की अ्रव॒स्था को पार करके श्रन्त में सद्वाभाव की घरम सीमा को पहुँच जाता है । 
यही भक्त फा परम ध्येय है । यद्दी परास्थिदि हैं । 

पभी रसों में ८ सात्विक भाव होते एं--रुतम्म, स्वेद, रोमाम्च, स्वेरेभंग, येपध, 

घेवणयं, अश्रु भर प्रक्षय । वा्पण्य में स्तन्‍्यस्ताय श्याँ है। 

यहाँ पहले (३३व) श्लोक में एफ महान्‌ शक्तिशाक्नी मद्ापुरष के रूप में तथा दूसरे 

(३४घें) में राम-रूप में भगवान्‌ की स्तुति की गई द। पदले में एक दूबता हुआ मनुष्य पार होने 
के ल्लिए भगयान्‌ का पछल्चा पकड़ना चाहता है ! दूसरे में पद्द राम के ध्याग पर सुग्ध हो रहा हे । 

“इस प्रकार भिन्न-भिन्न युगों के लोग अपने-अपने युग के अनुरूप, वर 
नाम और रूपादि से समस्त पुरुषों के अधीश्वर श्रीदरि की पूजा करते हैँ? ॥३श। 

हे गजन्‌ , गुणज्ञ व सारप्राही सजन सबसे 'अधिक कलियुग को ही भिय 
मानते हैं जिसमे भगवान्‌ के नाम-संकीतन से ही सम्पूर्ण स्वार्थों की -सिद्धि हो 
जाती है ।” ॥३६॥ 

“इस जन्म-मरण के चक्र में पड़कर घूमते हुए प्राणियों का इस ( हरि- 
कीरतेन ) से बढ़कर और कोई लाभ नहीं है; क्योंकि इससे संसार-बन्धन टूट 
जाता है और परम शान्ति प्राप्त होती है ।” ॥३७॥ 

“है राजन, सत्यादि युगों में रहने वाले लोग भी इस कलियुग में जन्म 
लेना चाहते हैं । इस कलि मे कितने ही भगवद्धक्त मद्यापुरुप जहाँ-तहाँ जन्म 
लेंगे ।? ॥३०॥ 


अध्याय ४ : पुजा-विधि ह -.. १३४ 


“उनमें से अधिकतर द्रबिड़ देश मे होंगे जहां कि ताम्रपर्णी, ऋृतमाला, 

# 5७ | कक 4 ३ 
पयस्विनी, महापवित्र कावेरी, प्रतीची और महानदी आदि नदियाँ बहती है। हे 
राजन्‌, जो लोग उन नदियों का जल पीते हैं वे प्रायः -शुद्धचित्त होकर भगवान्‌ 
वासुदेव के भक्त हो जाते हैं |” ॥३६-४०॥ | 

द्रविड़ देश के उल्लेख से सूचित द्वोता दे कि रामानुज़ के बाद का लिखा यह अंश दे । 
मक्ति-मार्ग का प्राबल्‍ल्य, ऐतिहासिक काल में, ता|मित्र देश (दक्षिण भारत) से शुरू हुआ। वहाँ 
के आल्वार” सन्त भगवान्‌ नारायण के बढ़े भक्त थे। उन्होंने श्रपनी मातृभाषा तामित्र में भक्ति- 
रस से परिपूर्ण हजारों कविताओं--गीत-भजनों की रचना की जिससे भक्ति का बहुत प्रचार वहाँ 
हुआ | इनके पद्म वेदमन्त्रो की तरद्द पवित्र माने जाते हैं शोर इन्द्दे 'तामिल वेद' द्वी कद्दते हैं । 
प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान्‌ 'नाथ मुनि! ने तामित्न चेद का पुनरुद्धार किया और श्रीरंगम्‌ के प्रप्तिद् 
मन्दिर में भगवान के सामने इनके गायन की ब्यवस्था की । इन्द्"ोंकी परम्परा में रामानुजाचर्य 
का जन्म हुश्रा जिनके बाद से भक्तिपन्‍थ भारतवर्ष में बहुत फैला । फिर वद्लभाचाय व चैतन्य 
मद्दाप्रभु ने इसे और पुष्ट किया । पिछले दो ने “भागवत! को अपना मद्दान्‌ ग्रन्थ माना है। नाथ 
मुनि को लगभग १२०० (८२४-६२४ द्वै०) व रामानुज को कोई १००० (१०३७-११३७ ई०) 
यष हुए हैं। 2" 

“हे राजन, जो समस्त कार्यों को छोड़कर सम्पूर्ण-रूप से शरणागतबत्सल 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण की शरण मे जाता है वह देव, ऋषि, भूतगण, कुटुम्बीजन 
अथवा पितृगण किसीका भी दास अथवा ऋणी नहीं रहता ।” ॥४१॥ 

यहाँ यद्द दिखब्बाया दे कि एक भगवान्‌ की मदहान्‌ शरण में हो जाने की झ्रावश्यकता 
है । दूसरे छोटे-बढ़े देवी-देवताओं या विभूतियों का परत्ला पकड़ना आवश्यक नहीं है। .“दुक दि 
साथै सब सथघे सब साथे सब जाय । जो तू सींचे मूल को फूलें फले अधाय |” 

देवताओं की ब्याख्या पदले की ज्ञा चुकी है। ऋषि कद्दते दें स्यागशील्ष, तप-अवृत्त, 
सास्विक विद्वानों को। भूतगण भगवान्‌ रुद्र के गण हैं। पितिगण वे कद्दल्ाते हैं जो रूत्यु के 
पर घात्‌ दूसरा शरीर धारण करने तक सूचम शरीर से वायुमण्डत्न के किसी ज्षेत्र में रददते हें । 


“अनन्य भाव से अपने चरण-कमलों का ही भजन करने वाले अपने 
अनुरक्त भक्‍त से यदि अकस्मात्‌ कोई निषिद्ध कमे भी हो जाता है तो उसके 
हृदय से विराजमान्‌ प्रभु उन सबका मान कर देते हैं।? ॥४२९॥ हे 

अनन्य भक्त के ह्विए एक यद्द भी आश्वासन द्वै कि यदि भूल्न-चूक से उससे कोई बुरा 

काम भी बन पडे तो भगवान्‌ उसे धो डालते हैं। वेसे जिसने अपने-अपको भगवान्‌ के हाथों में 
सौंप दिया है--एक ऊँचे व पवित्र उद्देश के ल्षिए भ्रपना जीवन अपँण कर दिया है, उसके हाथ 
से जान-वूमकर सहसा बुरा काम क्‍यों होने लगा ? वद तो सदा चोकत्ञा रहकर -अपना कत्त्य- 
पालन करेगा | फ़िर भी भूज्र से, अम से, धोखे से, गफ़बत से, यदि श्रचानक कोई निविद्ध कर्म 
हो जाय तो भगवानू--जो उसके हृदय में ही बसते हैं, जिसे.कहीं दूर खोजने नहीं जाना पढ़ता, 
“मन्नक्ता यत्र गायन्तिं तत्र तिहामि नारद! जहाँ उसे याद किया कि बह हाजिर दै--फौरन उसे 
थो ढास्ते हैं। कोई जान-वूककर, वृत्ति बन जाने से. जो दुष्क्म करते हैं उनसें व. अ्रचानक ऐसा 
कर्म कर बेठने वाले में बढ़ा अन्तर है । पिछजा फौरन पश्चात्ताप करेगा, श्रपनी द्वी निगाह में 


नी 


$ 


१३६ भागवत-धर्म या जीवन की ऊतार्थता 


अपने को गिरा हुआ अनुभव करेगा जिसके फल-स्वरूप उसका वद्द संस्कार उसी समय क्षीण हो 
जायगा ! किन्तु जिसकी बृत्ति ही दूषित बन गई है, जिसे कुकर्म का व्यसन हो गया -है, वह 
उल्टा उसे छिपाने की कोशिश करता है, कहीं से प्रकट द्वो जाय तो प्रकाशकर्ता पर हट पता है 
उसके खिलाफ उल्लटा प्रचार करता है, और इस तरद्द अपनी पापवृत्ति को और मजबूत बनाता 
है। किन्तु भगवान्‌ ने तो ऐसों के लिए भी अ्राश्वासन दे रखा है और भागवत धर्म की यद्दी 
खूबी दे कि वे भी सच्चे हृदय से पश्चात्ताप करें तो पार्षों से मुक्त होने का मार्ग पा सक्ते.हैं। 
भगवान्‌ को तो सच्चा हृदय चाहिए । ढोंग, पाखणड, बनावट की वहाँ किसी तरह गुजर नहीं है । 
नारद बोले--“इस प्रकार भागवत धर्मा को सुनकर उपाध्यायों के सहित , 
मिथिलापति महाराज निमि ने उन जयन्ती-नन्दर्न-जयन्ती उनकी माता का नाम 
था--योगीश्वरों का पूजन किया |! ॥४शा . - 
“फिर सब लोगों के देखते-देखते वे सिद्धशण अन्तधान हो गये और- , 
राजां ने उन धर्मों का आचरण करके अन्त से परमपद प्राप्त किया |? ॥४४७॥ 
अन्तर्धान का धर्थ है अद्श्य हो जाना। यद्द एक प्रकार की योग-सिद्धि, है, जिसमें 
सूक्म शरीर--प्राण शरीर--धारण करके अदृश्य हुआ जाता है |- जो इसमें विश्वास"न करते- हों 
वे इसका यह भावार्थ ले सकते हैं कि थे वहाँ से तुरन्त इस प्रकार चले गये कि फिर एकाएक 
उनका पता नद्दीं चला कि कहाँ गये | 
“हो महाभाग, वसुदेवजी, तुम भी ससार से असंग रहकर. इन सुने हुए 
भागवत धर्मों में श्रद्धापूषक स्थिर होने से परम गति शआ्राप्त करोगे।” ॥४४॥  /, 
भागवत-घर्म सुन घो लिया, परन्तु इससे पूरा लाभ तभी ' मिलेगा जब और सब बातों 
से मन को हटाकर इसीमें सारी शक्ति लगाओगे और दृढ़तापू्वक लगाये रद्दोगे । । 
“तुम दोनों स्त्री-पुरुषों के यश से तो सारा संसार भरा हुआ है, * क्‍योंकि 


श्र 


त्रिलोकीनाथ भगवान्‌ हरि तुम्हारे पुत्र-भाव को प्राप्त हुए हैं ।१3 ॥४६॥ 


१ भागवत में देवकी श्रीकृष्ण की स्तुति करती हैं, क्योंकि वे उनका असली रूप 
जानती थीं-- | 
“प्रभो, वेदों में जिस परम/र्थ तत्व को सबका आदि कारण बतलाया है, तथा जिसका 
यक्त ब्रह्म ( बृहत्‌ ) जो निर्मेय, निगशुण, निर्विकार, सत्तामात्र, निर्विशेष और निरीह कहकर 
वर्णन किया है, वे बुद्धि आदि के प्रकाशक साज्षात्‌ विष्णु आप ही हैं।”? । 
:' * इस श्लोक के अर्थ की खूबी भी जान लेने योग्य है '. ' 
३९3. यहा अव्यक्वादि विशेषणों से उत्तरोत्तर परमाणु आ दे की कारणता का निषेध करत 
हुए ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया गया है। “शअव्यक्तः कहने से परमाणु का भी बोध होता है 
इसलिए 'ब्रह्म” अर्थात्‌ (बृहत्‌) कहा । “त्रह्म”शब्द से प्रकृति भी अहण की जा संकेती हे, इसलिए 
योति? यानी चेवन कहा | वैंशेषिक मदावलम्बियों का माना हुआ शार्म, इच्छा, अयत्नांदिं 
गुण वाला आत्मा भी-चैतन है, इसलिए “निगुण” कहा। 'इससे मीमासकों का ' शोन-परिणी' 
आत्मा ग्रहण किया जा सकता है, इसलिए 'निविकारः कहा] कुछ'लोग आत्मा को निर्विफार 
मानते हुए भी शक्तियों द्वारा परिणीमी-मानते हैं। अतः 'सत्तामात्र” कहा । नैयायिको का सामार्न्य 


रु | ि घ५ + पर ध नह 


अध्याय ४ : पजा-विधि - १३७ 
“भगवान कृष्ण में पुत्र-स्नेह करते हुए उनको देखने, आलिंगन करने 
वार्तालाप करने, एवं साथ-साथ सोने-बैठने और भोजनादि करने से तुम दोनों ने 
अपने अन्त:करण को शुद्ध कर लिया है ।” ॥४७॥ 
महापुरुष या सतपुरुष के संसर्ग-मात्र से भी सन के मेल कटते हैं । छुरी प्रवृत्तियाँ 
अपने-आप दबती हैं | उनके पुण्याचरण का ऐसा प्रभाव होता है। फिर वसुदेव-देवकी को तो 
अ्वतारी पुरुष को अपनी गोद में खिलाने, अपना दूध -पिलाने का सदुभाग्य प्राप्त हुआ था। 
अतः नारदजी कहते हैं कि उनके संसर्ग से आपके चित्त के मन्न तो यों ही घुल चुके हैं । वद्द आगे 
के कदम के लिए तैयार द्वो चुका है। 


“जब बैर-भाव के कारण शिशुपाल, पौरड़ और शाल्वादि राजा लोग सोने 
बैठने आदि में भी श्रीकृष्णचन्द्र की गति, चितवन और चेष्टा आदि का ध्यान 
रहने से ही, त्वच्चित्त रहने के कारण, उन्हींके समान हो गये'तो जो उनके एकमात्र ' 
प्रेमी भक्त हैं उनकी बात ही क्‍्यां है ?” ॥४८॥ ु 

शिशुपाज्न आदि राजा श्रीकृष्ण से बेर रखते थे । अन्त में उनके हाथों मारे भी गये, 

किन्तु सद्‌गति को प्राप्त हुए। इसीकी याद दिलाकर वे कद्दते हैं कि जब कि शत्र-भाव से 
चिन्तन करने पर भी वे कृष्ण-रूंप हो गये तो आप क्लोगों की सदूगति के विषय में सन्देद्द दी 
क्या हो सकता है । ध्यान की यही महिमा है। यदि किसी वस्तु से ये।र ब्यक्ति से छूटने के उद्देश्य 
से भी उसका बार-बार चिन्तन किया जाय तो सी वह असर डढाले बिना नहीं रहते । ब्रह्मचयं को 
सिद्धि: के क्षिण यदि कोई निषिद्ध भाव से भी स्त्री का चिन्तन करता रहेगा तो स्त्री-संबंधी विचार 
आते ही रहेंगे । किन्तु यदि किसी भौर काम में लग जायगा तो ध्यान छूट जायगा । 

“माया सानवरूप से जिन्होंने अप॑ने ऐश्वये को छिपा रखा है उन परम 
पुरुष अव्यय और सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण में तुम पुत्र-बुद्धि मत करो |? ॥४६॥ 

पुत्र-चुद्धि से एक तो मोह बना रहेगा, दूसरे उनकी . महिमा को परखने से चंचित 

रदोगे । ये दोनों बाते श्रनिष्ट हैं। , 

“भूमि के भारभूत राजवेशधारी असुरों के नाश और सज्जनों की रक्षा, के 
लिए ही अवतार लेने वाले इन श्रीकृष्णचन्द्र का यश मुक्ति के लिए ही संसार में 
फैला है ।? ॥५०॥ 

अनेक अत्याचारी राजाओं को मिटाकर इन्होंने सजनों को निर्भय किया है। - अत 

संसार में मुक्तिदाता के रूप में इनकी कीर्ति फेली दहै। आप भी इसी-रूप में इन्हे प्रहण कर । 

“है राजन , यह सुनकर महाभाग वसुदेवजी व परम सौभाग्यवती देवकी 
जी ने अति विस्मित होकर अपना सोह छोड़ दिया।” ॥५१॥ 

“जो कोई सावधान होकर इस पविन्न इतिहास को स्मरण रखता है .वह 
इस लोक में मोह का नाश कर ब्रद्मभाव को प्राप्त हो जाता है ।? ॥४२॥ 


भी सत्तामात्र ही है, किन्त॒ प्रतिपक्षी विशेष के कारण वह सविशेष है, अतः उसका भी निषेध 


करमे के लिए “निर्विशेष! कहा | निर्विशेष होने पर भी जगत्‌ का कारण होने से ब्रह्म सक्रिय होना 
- चाहिए, अतः उसकी सक्रियवा का बाघ करने के लिए 'निरीह” विशेषण का प्रयोग किया गया दे। 


अध्याय & 
- उद्धव की चिन्ता 


[दिववाओ, ऋषियों आदि का एक शिष्ट-मडल- श्रीकृष्ण चन्द्र के पास आता है| उनकी 
यथा-योग्य स्वुति करके प्रस्ताव करता है कि अब आपका जीवन-कार्य समाप्त होने पर है, हमारी 
प्राथना पर आपने , जन्म धारण करके भूमि का भार उतार दिया, अब आपके परमधाम 
जाने का समय आ गया दै। आप चलकर हम लोकपार्लों की रक्षा कीजिए। श्रीकृष्ण ने उन्हें 
आश्वासन दिया कि में तो पहले से ही इसकी तैयारी कर रहा था । ह 

तब उन्होने द्वारकावासियों को बुलाकर प्रभांस-च्षेत्र चलने की सलाह दी। कहा-- 
“ग्रत द्वारका शीघ्र ही समृद्र-गंर्भ में जाने वाली है | यहां नित्य नये उत्पात भी होना शुरू हो 
गये हैं ।” सब यादव प्रभास चलने की तैयारी में जुट गये । उधर श्रीकृष्ण के परंम भक्त उद्धव 
को शका हुई कि भगवान्‌ तो परमघास को चल देंगे तब मेरा क्या .होगा १ उसने उनसे अपने 
साथ ही ले चलने की प्रार्थना की ।- इसपर भगवान्‌ ने उसे तरह-तरह से ज्ञानोपदेश किया है। 
अगले श्रध्यायों में इन्हींके सवाद--रूप में यह शानाम्रव पाठकों को मिलेगा |] 


श्रीशुकदेव बोले-- ' ४5 
“हे राजनू , एक बार अपने पुत्रों, देवताओं और प्रजापतियों के सहित 
ब्रह्मजी, भूत-गणों से घिरे हुए भूत-भावन भगवान्‌ शंकर, मरुद्‌गणों के सहित 
देवराज इन्द्र, बारहों-'आदित्य, आठों वसु, अश्विनीकुमार, ऋभु, अगिरा, रुद्र, 
विश्वे-देव, साध्यगण, देवगण, गन्धवें, अप्सराए', नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, 
ऋषिगण, पिठ्गणे; विद्याधर 'और किन्नर--ये सर्ब मिलकर श्रीकृष्णचन्द्र को 
देखने के लिये द्वारका आये 'जिसके द्वारा नरलोक-मनोरम भगवान्‌ ने सम्पूरों . 
संसार के मल को हरने वाला अपना परम पावन सुयश समस्त लोकों मे फेलाया 
था।” शशशह 
स्व« श्रीमधुसूदनजी ;झ्ोझ्ला वेद-विज्ञान के बढ़े पंडित थे। उन्होंने माना है कि प्वोक्त 
लोकों के दो-दो स्वरूप दं--एक सूचम, दूसरा स्थूत्ष । सूचम-रूप में ,ये श्रिज्ञोकी में बिखरी हुई 
मिल्ञ-भिन्न शक्तियों के नाम, दें और उन्हींके श्राधार पर ब्रह्मदेव ने मर्त्य-ज्ञोक में श्रिह्ञोकी_ बनाई 
थी और इन्हीं नामों के अनुसार जातियों व वर्गों का श्रेणीकरण किया था रह 


“वे सब महती समृद्धि, से सम्पन्न अत्यन्त देदीप्यमान छावारकापुरी में, 
विराजमान भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र की अद्भुत छवि को अदठृप्त नेत्रों से निहारने 
लगे और स्वर्गोद्यान, नन्दनवन मे उत्पन्न हुए दिव्य पुष्पों की ब्षा से यदुश्रेष्ठ 


अध्याय ६ : उद्धव की चिन्ता । १३६ 


को आच्छादित करते हुए उन्होंने (इस प्रकार) विचित्र पद और अथैनयुक्त 
- सुललित वाक्यावलि' से जगन्नायक भगवान्‌ की स्तुति की!वशाह्षी | 
देवगण बोले--“'हे नाथ कर्म-सय विकट बन्धन से छूटने के इच्छुक भावुक 
भक्तजन आपके जिन चरणारविंदों का अपने हृदय के भीतर निरन्तर ध्यान करते 
है उन्हें हम बुद्धि, इन्द्रिय, प्राण, मन और वचन से प्रणाम करते हैं |? ॥७॥ 
स्तुतियों के रूप में ज्ञान-विज्ञान तथा तक्त्व-निरूपण करने की प्रथा प्राचीन काल में बहुत 
थी । सत्य गुणों की उचित अवसर पर की गई प्रशंसा को स्तुति कद्दते हें। वह जब अत्युक्ति-पूर्ण 
हो, स्वार्थ-सिद्धि के लिये हो, तो खुशामद कद्दज्ञाती है । जहाँ क्वोग किसीकी निन्‍दा करते हों और 
हमें यह अनुभव हो कि उसके साथ यद्द अन्याय दो रद्दा दे तो वद्दां उसको स्तुति गुणों का 
बखान करना सर्वथा उचित है, बल्कि आवश्यक है। सु द्द पर प्रशंसा किसी उच्च उद्देश्य से द्वी 
करना मुनासिव है | सामने आज्ञोचना या कहिए निनन्‍दा और पीठ पीछे ,स्तुति,' सज्जनता का 
लक्षण है । मुह पर तारीफ व पीछे. निन्‍्दा खज्लों का काम दै-। 
भगवान्‌ तो निन्दा-स्तुति से परे हैं । उनकी स्तुति तो हम अपने ही हृदय की शुद्धि 
शान्ति, या बल-वृद्धि के लिए करते हैं । “ 
कर्म का बन्धन बडा विकट दै । एक कर्म से दूसरे व दूसरे से ततीसरे--इस प्रकार कर्मों 
का तांता लगा ही रहता है । इस जन्‍म के कर्मो के संस्कार अगले जन्मों में भी कर्मों' के बीज 
बनकर नये कर्म पेंदा करते हैं। प्र्॒र्य के समय भी ये कर्मो' के बीज वासना-रूप सें बाकी रहते हैं 
ओर नई सृष्टि के ससमथ उगकर नये नास-रूप धारण करते हैं | इनका तांता तभी हूट सकता 
है जब इन्दें-बीजॉ-को भुन दिया जाय । भगवान्‌ के चरणों में स्वत्तोभाव से अपने को प्र्पण कर 
देना जिससे कर्तापन का अभिसमान व आसक्ति छूट जाय, कर्म के घीजों' को भून डालने की क्रिया 
है। इसीकी और देवताश्ों ने यंद्धां संकेत क्विया है । । 
“आप अपनी त्रिगुणमयी माथा से उसके गुणों में नियंता-रूप से स्थित 
होकर इस अनिर्वचनीय प्रपंच की रचना, पालन और संहार किया करते है, किन्तु 
हे अजित, आप इन कर्मों से लिप्त नहीं होते; क्योंकि आप अपने अखंड आनन्द 
में निमग्न और रागादि दोषों से रहित हैं ।” ॥८॥ 
पहले श्क्वोक में बताया है कि भक्त अपने कर्म-बन्धन काटने के किये आपके चरणों का 
अपने हृदय सें ध्यान करते हैं, तो इस श्लोक में उसका कारण बताया गया है कि आप सृष्टि के 
उत्पादन, पोषण और संहार जसे महान्‌ कम में क्षरगें रहने पर भी उसमें लिप्त नहीं होते, क्‍योंकि 
एुक ठो शआ्आप किसी स्वार्थ-साधन या विषय-भोग के ज्विए यह काम नहीं करते हैं।-शभाप तो 
अपने आनन्द में, निज-स्वरूप में, अपने आप में मस्त रहते हैं। आपके सिवा दूसरा कोई है ही 
नहीं, तो फिर राग-इं प ज्यों, व किससे उत्पन्न हो ? यह राग-द्वेष ही तो कर्मों को दूषितव 
घन्धन-कारक बना देता है । फिर यह जगत्‌ भी आप ही हैं। आपने अपने में से .ही, अपने 


मनोरंजन के क्षिए किए, इसे निर्माण किया दे ।-अतः आपकी शरण आना ही कर्म-बन्धन को 
तोड़ने का श्चक साधन है। 


१४२ भागवत-धमं या जीवन की कृत्तार्थता 


“हे भूमन्‌ वामन अवतार में तीन धाराओं में बहने वाली जिपथगामिनी 
श्री गंगाजी जिसकी पताका थीं, तथा जो दानवों को भय और देवताओं को 


विषयासक्ति से रहित होने पर भी (निरन्तर समाधिनिष्ठ रहने के कारण) वर्ण करने योग्य ,नहीं 
हैं। कहीं मार्कए्डेय आदि में दीर्घायु है तो स्त्रियों को प्रसन्न रखने योग्य शील और ,मगल नहीं 
है, कहीं 'हिरण्यकशिपु आदि में बेसा स्वभाव देखा जाता है तो उनकी आयु का कोई 
निश्चय नहीं और कहीं श्रीमहादेव आदि में ये दोनों गुण भी हैं तो अमंगल-रूप दिखाई देते 
हैं। हा, एक पुरुष विष्णु भगवान्‌ तो मगलमय भी हैं, परन्तु उन्हें मेरी इच्छा नहीं हैं ।” 


यहा श्रीएकना थ-चर्णित 'रुक्मिणी-रूप वर्णन भी, जोकि अध्यात्म-परक है, पढ़ना 
ठीक होगा--- दे ड़ धर बह 


“सौन्दर्य सुर, नर, पत्नगों में बहुत भटका, पंर उसे कहीं विश्रान्वि नहीं मिली | तब वह 
दौड़ गया. रुक्मिणी की देह में और वहा उसे विश्राम मिला | रुक्मिणी की यह सुन्दर मूर्ति ब्रह्मा 
ने नहीं रची,_ यह श्रीकृष्ण के प्रभाव से इस रूप को प्राप्त हुई। वह अच्छाई के शिखर पर 
चढ़कर सौन्दर्य के ही आकार में प्रकट हुई ५ मस्तक के नील कुएडल क्या थे, अति सुनील नमो- 
मण्डल था जिसके नीचे निर्मल मुखचन्द्र रुक्मिणी-वदन में उदय हुआ था । चन्द्रमण्डल के 
आगे-पीछे जैसे तारागणों के दत्त, वेसे ही रुक्मिणी के कानों में मोतियों के- कुएडल जगमगा रहे 
हैं। श्रीकृष्ण के रग में रगा हुआ उसका अमभग सौमाग्य-कु कुम मुखचन्द्र में चन्द्रमा बेनकर 
शोमा पा रहा है| मस्तक पर मोतियों की जाली बेसी ही सोह रही है जेसे नभोमन्डल में नक्षत्र 
शोभा पाते हैं। श्रीकृष्ण-दर्शन की प्रतीक्षा में दृश्य को देखते-देखते उसके नयन_थक गये थे और 
सारा दर्शनीय दृश्य एकत्र होकर उसके नेत्रों में आ गया था। घन-सावरे को देखने के लिए, 
उसकी पुतलियों में घनश्यामता आ गई थी--दोनों नेत्रों में एक ही श्राशा आकर बैठ गई थी। 
: अन्दर-बाइर का देखना एक हो गया था | दृष्टि सम॑ हो गई थी | झुख में दन्तपक्तिया ऐसी शोमा 
दे रही थीं जेसी <#कार में श्रुति | नाक में नथ के मारी मोती ऐसे चमक रहे थे जैसे वेदान्त में 
“ससोडहम्‌ अस्मि! | अधघर पर नथ का सोने का अ्रकड़ा लटक रहा था और नाक पर मोती चमक 
रहे थे मानो कृष्ण को मोहित करने का उपाय कर रहे थे | सोमाग्य का कृष्णु-मणे कणएठ में ऐसे 
धारण किया था कि कभी न टूटे और किसीकी दिखाई सी न दे, मानो कण्ठ में प्राश-नाथ के 
साथ एकान्त किये हुए थी ) एक ही शग में मिन्न-मिन्न रूपु से जीव और शिव दोनों बढ़े इससे 
कुचकामिनी-कुच-मार से धन-सम्पन्न हो उठी। विद्या व अ्रविद्या दो पर्तों ने दोनों ओर से उन्हें 
ढाक रखा था, ऐसी बह निगुण की अगिया उसके वक्तुस्थल पर कसी हुई थी जिसे श्रीकृष्ण के 
सिवा और कोन खोलता ! रुक्मिणी-कृष्ण-आलिंगन ही जीव-शिव-समाधान है। इसीसे दोनों 
स्तन उभरे थे, श्रीकृष्ण का स्पर्श चाहते थे | प्रकृति-पुरुष का जो आलिंगन हुआ, उससे अगिया 
की गाठें मजबूत बच गई । इस गाठ को पुरुषोत्तम ही खोल सकते हैं। यह और किसीसे खुलने 
वाली नहीं | दोनों हाथों में,बाहर जो चूड़ी, वाजूबन्द, कन्नन आदि अलकार हैं वे भीतर के शम, 
दस आदि सुभट हैं। हाथ के कछ्ढण जो मघुर ध्वनि कर रहे है वह भीकृष्णु-निष्ठा के कारण है। 
करदठंलों का रग ऐसा मनोहर है कि सन्ध्या-राग भी उसके सामने फीका पढ़ जादा है। ये करतल 
सदा श्रीरग वी चरणु-तल सेवा करते हैं। । 


3 


अध्याय ६ : उद्धव की चिन्ता ड १४३ 


अभय देने वाला तथा साधुओं को स्वर्ग और दुष्टों को नरक में ले जाने बाला 

है ऐसा आपका वह तीन डरगों से युक्त चरण आपको भजने वाले हम लोगों के 

पापों का परिशोध करे ।?॥॥११॥ ५ 

इसमें अ्रपने पापों को धोने की प्राथंना की गई है । गंगाजी की तीन धाराएँ मानी 

जाती हैं---स्वर्ग में मन्दाकिनी, एथ्वी पर भागीरथी भ्रोर पाताल में पाताल गंगा। वामन-अवतार 
में भगवान्‌ के तीन डग से इन तीन धाराओ्रों की ऋत्पना को गई दे । गंगाजी का जन्म भगवांन्‌ 
के चरणों से होना प्रसिद्ध ही है.। तुम्दारे वे चरण भक्तों को अभय-दान देते हें श्रोर अभक्त उससे 
भयभीत रहते हैं | इसी तरह साधु-सज्जनों को उच्च गति वःदुष्ट दुर्जनों को नीची गति देते .हें। 
जब अकेली गंगा ही सब पापों को धो डालने में समर्थ है तो स्वतः भगवान्‌ के चरणों से यह 
आशा क्यो न रखी जाय ? खासकर तब्र जब कि दम एकमात्र - उसीके पूजक दहैं--जबकि उसी 
के भरोसे हमने अपनी नाव छोड़ दी है। 


“काम- क्रोधादि के कारण जिनमें परस्पर सद्नष हुआ करता है वे ब्रह्म 
आदि सम्पूण देहधारी नाक में नथे हुए बेलों के समान जिन कालरूप और 
प्रकृति-पुरुष से अतीत आपके बशीभूत है उन आप पुरुषोत्तम, का चरण-कमल 
हमारा कल्याण करे” ॥१४॥ , न क अीी 

केवल इतना ही बस नहीं दै कि हमारे अशुभ, पाप, भस्म हों | हम तो श्रेय चाहते हैं 

और उसका सामर्थ्य अकेले तुम्दीमें दै-। मा्भूक्ी देहधारी से लेकर ठेठ ब्रह्मा, तक तुम्हारे नचाये 
नाचते हैं । नथ जाने पर जेंसे(पश्ठ॒ स्वंधा अधीन हो.जाता दै, संधार के बड़ें-से-बड़े शक्तिशाली 
व्यक्ति बेसे ही तुम्दारे अधीन हैं । वे श्रापस में भले ही लड़ते रहें, परन्तु तुम्हारे श्रधीन तो उन्हे 
होना ही पडता है । अधिक क्‍या कहूँ, तुम स्वयं काल-रूप हो । प्रकृति और पुरुष से भी परे 
हो । ये दोनों तुम्दारे ही दो पहलू हैं | तुम्हारा चेतनांश पुरुष है और क्रियाशक्ति प्रकृति है। जब 
ऐसे सहान्‌ समर्थ का पत्ल्ला मेंने पकड़ा दे तब में श्रेय से कम किस्त वस्तु की माँग आपसे करूँ १ 
काल का स्वरूप ह 
काल का साधारण अर्थ ईशंवर की संहारिणी शक्ति लिया जाता है । समय को भी काल 
हते हैं । रूत्यु को भी काल कहने का रिवाज पड गया है। हमें यहां इसका शास्त्रीय या 
वज्ञानिक श्रथ समझ लेना चाद्दिए । देश में जब वस्तु या पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
गति करते हैं तब उसमें जितनी देर लगती है उसे 'काल्न! कहते हैं । यह छोटे-से-छोटा और बढ़ें 
-बड़ा हो सकता है । एक छोटे-से स्रुनगे के जन्म व रूत्यु के बीच के थोड़े-से फासले--जीवन--- 
से लेकरं सारे ब्रह्माण्ड के जन्म व लय तक के बीच के समय को काजल द्वी कहेगे। वस्तु-मात्र 
गतिशक्ति हैं। चादे छोटे-से-छोटे श्रणु हों, या बड़े-से-बढ़े प्रह, नक्षत्र आदि हो। गति का श्रथ है 
स्थानानतर और रूपान्तर । दोनों में दो सिरे होंगे। एक वह जहाँ से पदार्थ ने गेति करना 'शुरू 
किया, दूसरा वद्द जहां गति समाप्त हुई | अतः दोनों सिरों का कारण कोल्न माना जाता है । 
अर्थात्‌ पदार्थ का जन्म व रूत्यु दोनों का कारण काज्न है । ईश्वर काह्नरूप है । इसका अथे यह' 
हुआ कि वह इस सृष्टि या ब्रह्माएड के .जन्म व रूत्यु का कोरण दे । दें काल्न का परिचय सूये 
_के उदय व अस्त से होता दे । उसीसे हमने दिन-रात की वे वर्ष, मास, दिन आदि की गिनती 


१४४ भागवत-धर्म या जीदन की कृतार्थता 


हि ल्‍ 
, जगाईं है । परन्तु यह दमारा काक्ष तो उस मद्दाहाल का एक अंश-सात्र है। जहां सूर्य, चन्द्र - 
आदि की पहुँच नहीं है, या जब इनका भी आविर्भाव नहीं हुआ था तब भी काल तो थाही। - 
अपने मूल्न-रूप में वह अनन्त और अचिन्त्य है। ऋषियों ने उसे अव्प्रक्त परमात्मा ही कह्दा दै । 
हिन्दू ग्रन्थों में काक्ष की व्याख्या तरह-तरह से की गई है। "“कब्बयनात्‌ सर्व॑स्तानाम!!--- 

जो सध॑ पदार्थों का कल्बन या विनाश-साधन करता है वही काल दे । जिसके द्वारा द्वव्य का 
डपचय वा अपच्य संघटित होता दे उसे ही हम काल कद्दते हैं । धार्य के मत से शआकाश तत्त्व 
से काल की उत्पत्ति द्ोती है | नेयायिकों के मठ से काल नित्य पदार्थ है। “येन मूर्तीनामुप 
चयाश्चापचयाशच लच्यते त॑ 'कालमाहुः ।? कात्न निश्य व अखण्ड-रूप से खडा रहता है। सूर्य 
की गति की सहायता से हम काल का विभाग करते हैं । यह कृत्रिम दै। काञ्च की रुद्र मूर्ति 
मह्ाप्रक्षय की सूचक है। सह्ार की मेरी मूर्ति द्वी काल का रूप दै | काल-गर्भे से सारे भूत 
पदार्थो' की उत्पत्ति होती है | काल-गर्भ में ही सबका ज्ञय दो जाता है । 

काल: पचति भूतानि कालः संद्रति प्रजा. । 

कालो हि जगदाधार. ? , 

काल्नशक्ति-रूप है। शक्ति की संख्या अगणित है | द्वब्य-मात्र शक्ति की द्वी मूत्ति हैं। 
इनमें इश्वर की दो शक्तियों को--माया व काल--ही प्रधान कहा जा सकता है । 

अव्याहताः कल्मायस्य कलाशक्िम्ुपाध्निताः 
जन्मादयों विकारा पड़भावशेदस्य योनयः ॥? 

अद्ेत दृष्टि में कान्नशक्ति परत्रह्म वा पराशक्ति से अभिन्न दै। काल का दूसरा नाम 
रुद्व या सदाशिव है । पुराणों में उसे यम भी कद्दा है। जेनमतानुसार जगत्‌ के समस्त पदार्थ 
परिणामशील होते हैं । इस परिणमन के साधारण कारण के रूप में कात्न की सत्ता मानी जाती | 
है। वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व तथा श्रमरत्व--ये-पांचों कात्न के उपकार हैं ।--चर्तना, 
परिणाम, क्रिया परत्वा परस्वे व कान्नस्य--। फाल के बिना पदार्थो' की स्थिति की कछ्यना नहीं 
फी जा सकती । स्थिति का श्रथ हुआ पदार्थों" का अनेक क्षयाब्यापी अ्रवस्थान । काल के अवयवों 
को बिना माने स्थिति की कल्पना निराधार ही दै। वस्तु का परिणाम काल की सत्ता पर ही 
अ्वक्षम्वित दै। कच्चे आराम का पक जाना कालजन्य ही दै । पूर्वापर क्षण-व्यापिनी क्रियाकात्न 
केचड्ली कारण सम्भव दे । ज्येष्ठ तथा कनिष्ठता की कैल्पना काज्न की सिद्धि को प्रमाणभूत बतला 
रहो है। काज्न का विस्तार नहीं मानता जांता । अतः अस्तिकाय द्वब्यों से हूस विषय में वह मिन्न 
ही दे । ल्ोकाकाश के एक-एक प्रदेश में श्र रूप काज् की सत्ता रत्नों की राशि के समान है-। 
रत्नों के ढेर द्ोने पर भी जिस प्रकार प्रत्येक ररन एथक्‌ रूप से विद्यमान रहते हैं उसी प्रकार 
स्लोकाकाश में कात्न अखुरूप से एथक-एथक स्थिर रद्दता दे । 

. काल के दो भेद हैं--ब्यावद्वारिक व पारमार्थिक | द्वग्यों के परिणाम से अलुमित 
दण्ड, घटी, आदि अवयव-सम्पन्न काल्न को ब्यावह्यारिक काह्न कहते हैं। पारमार्थिक कान्न नित्य 
निरवयव है । चर्तना--पदाथ की स्थिति--इसका सामान्य क्चण, दे। अंग ब्यावद्दारिक काल के दी 
हो सकते हैं-। शतः वद्द सादि व सान्‍्त दहै। पर पारमार्थिक काश्न एक अनवच्छिन्न रूप से सतत 
विद्यमान रहता है। 

-.. चेशेबिक दर्शन में प्रथिवो आदि द्वब्यों के समान काल दुक शथक द्रव्य है। यह्द 
काब्विक ज्येष्टत्व व कनिष्ठ त्व के द्वारा पुव॑ वस्तुद्यय की एककाह्नता, भिश्नकाव्नता, दीर्घकान्नता तथा 


अध्याय ६: उद्धव की चिन्ता 


रू हु गन के ग तृंधकर्व सैंयो ५ और +ल अल अरे 
श्रत्पकाल्ता के द्वारा सिद्ध होता है | इसके गुण, संख्या, परिमाण, एथकत्व, संयोग ओर विशश्न 
बम 


हैं। यह वस्तुतः एक है | पर उपाधि-भेद से जाना जाता दै।., ; 


्ः 


प्राचीन सांख्य में प्रकृति-पुर्ष के अतिरिक्त काल भी एक तृतीय पदार्थ माता 


जाता धा+-- हु 


का 


अ्रनादिभंगवान कालों नान्‍्तोडस्ति द्विज विद्यते । 
_ अव्युच्छुज्नास्ततरुत्वे ते सर्गस्थित्यन्त संयमाः ॥? (वि० घु०) 
काल संज्ञा तथा देवीं बिअच्छक्तिमुरुक्रम: । 
न्नयोविशंति तत्त्वानाँ गणं युगपदाविशव्‌ ॥! (भाग० ३॥६।२) 
इसी काज्ष के कारण पुरुष के सान्निध्य में ज्ञोभ डत्पन्न होना बतलाया जाता था। 
प्राणियों के कर्मादिकों की फलोत्पक्ति का जब काज्न आता है तब सृष्टि होती है। 
रामानुज-मतालुसार सत्वशून्य तत्व काल है। 
तंत्रों में--प्रत्यभिज्ञा-दर्शन--नित्यत्व कौ संकुचित करने बाला तत्व 'काह्न' है जिसके 
कारण देहादिकों से सम्बन्ध होकर जीवें अपने को अनित्य मानने क्षगता है। 
वैदिक सान्‍यता के अनुसार जब पुरुष प्रकृति के समन्वय से विश्व रचना हुईं तो 
घुरुष के काल्न पुव॑ यज्ञ-मेद-थे दो विवर्त हुए। काल पुरुष अनादि, व्यापक है। यज्ञ-पुरुष सादि, 
परिच्छित्त । व्यापक कोल-पुरुष का कुछ प्रदेश परिच्छिन्न होकर यज्ञ-पुरुष कहलाने त्षगता है। 
काद्य-पुरुष सृष्टि का प्रथम प्रवर्तक है। रवयं यज्ञ-पुरुष भी काल-पुरुष का सहारा लेकर विश्व- 
निर्माण में समर्थ होता है । उस महाकात्न के उद॒र में अनन्त विश्व-चक्र अमण कर रदे हैं। मन्र 
संद्विताओं में 'कात्च' नाम से प्रसिद्ध तत्व उपनिषदों में परात्पर नाम से प्रसिद्ध है। सर्वमृत्यु-घन 
अमृत तत्व का ही नाम परास्पर है। श्रझ्ंत तत्व सत्‌ है, रूत्यु तत्व अ्सत्‌ दे । 
अन्तर सत्योरस्त म्त्यावम्गरतमाहितम्‌ ।!  (शत० १०।९।२) 
'तदन्तरस्य स्वस्य तदुसर्चस्यास्य बाह्यतः ।? (ईश०) 
के अनुसार दोनों ओोत-प्रोत' हैं । सदसद्रूप अस्त-सरूत्यु की समष्टि ही यह काल-पुरुष है । 
“अख्तब्चैव मुत्युश्व सदसश्चाहमज न ।? 
ने वा इृदमग्रेडसदासीत्‌ नेव सदासीत्‌ । 
आसीदिव वा इृद्मग्नें नेवासीत्‌ । * 
तस्मादेतद्‌ ऋषिणाउम्यनुक्तं---नासीदासीज्नो सद।सीत्तदानीम! । 
( शत्त० १०|४।१ ) 
इसी विज्द॒ण वक्त का नाम परात्पर दै। और यही काल पुरुष है। इस असीम 
परापत्पर में प्रतिक्षण विलक्षणधर्मा माया-बक्नों का उदय होता रहता- है । इनमें-शान्त रस अशान्ति 
से युक्त है । अशान्ति-गर्भित नित्य शान्ति ही उसका स्वरुप है। हज अमत तत्व की अपेक्षा 
हर स्वेथा कभ्प-रहित बिल्कु्ष स्थिर दै। अशाल्त मृत्यु-तत्त की अपे चह सर्वथा कम्प-रूप, 
गति-रूप है। जो माया-बत्त उस भसीम को ससीम बना दालता है जिसके प्रभाव से वह 
विश्वातीत विश्वचर और विश्व बन जाता दै--जो शक्ति (बल्ल) काल को यज्ञ-रूप में परिणत 


१४६ भागवत-धर्मे या जीवन की कृताथ्थता - 


न 


कर डालती है उसी महासाया का नाम प्रकृति है। हसीके समन्वय से पद काज्न-पुरुष अपने 
यतकिद्चित्‌ प्रदेश से सीमित बनकर कामना के चक्र में फैंस जाता है । एक-एक माया से एक-एक 
विश्वचक्र उत्पन्न होता है। मायाबत्त भ्रनन्‍्त है अ्रतः विश्वचक्त भी अनन्त दहै। श्रन॑ंत्त विश्व- 
अधिष्ठाता चह काज्न-पुरुष नियति-रूप खद्ठ हाथ में लिये सब पर शासन कर रहा है.) सात द्वोक, 
- चौदद्द भूतसग, सारे विश्वचक्र सब उसीसे उस्पन्न दें। सर्वेसर्वा काल-पुरुष के निरूपण में 
श्रुति-- 
“काज्नो अश्नेव इति सप्तरश्सिः, सदस्तातों अ्रजरों भूरिरेतः । 
तमारोहन्ति कवयो विपश्चिस्तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा ॥? 
स इमा विश्वा भ्ुवनान्यअव्‌ कान्न स ईयते प्रथमोनुदेवः ।? 
जस एवं स॑ भ्ुवनान्याभरत्‌ स एवं स॑ भुवनानि पर्येत्‌। 
पित्तासक्षभचत््‌ पुत्र एपां ततस्माद्दो नान्‍्यत्‌ परमार्िति तेज: ।! 
कालो5म्‌ द्विमजनयत्‌ कालकाले ज्येप्ठ, काले त्रह्म समाहितम्‌ । 
काल. प्रजा श्रस्जव्‌ । काज़ोडग्ने प्रजाम॑गिरा देवोडथर्वा चाधिप्ठितः । 
हमन्‍्चत्ञोक॑ परमण्चलोक पुण्यांश्चक्ञोकान्‌ विश्वतीश्च पुएया: । 
सर्वारल्लोकानभि जित्य ब्रह्मणाकालः स ईयते परमोनुदेव--” इत्यादि 
] म (अथर्व सं० १६।६४३-२४) 
काल विश्वाभाव रूप है। वह अ्रभात्मकाम द्वोता हुआ भी क्राममय बन जाता है । 
'एको5हं बहुस्याम्‌” यद्दी उस कामना का रूप है। इससे उसमें एक हृदय बल (केन्द्रशक्ति) उत्पन्न 
होती दे | वद्दी मन है। मन से विश्वरेतभूत (उपादानभूत शु्र) कामना का उदय होता है । 
'कामस्तदग्ने समवतताधि मनसो रेत. प्रथम यदासीत्‌? (ऋण्वेद्‌ १०१२६।४) 
भागचत के श्रजुसार “यह परमात्म तत्त्व ही जिससे महत्‌ तस्वादि के अ्रभिमानी भेद- 
दुर्शी प्राणियों को भय लगा रहता है वह ,रूप-भेद का आश्रय दिव्य 'कात्न! कहलाता है। जो 
सबका श्राश्रय होने के कारण सम्पूर्ण प्राणियों में अनुप्रविष्ट होफर पव्चमहाभूतों द्वारा उनका 
भक्तण करता है वह जगंत्‌ का शासन करने वाले ब्रह्मादि का भी प्रभु भगवान्‌ कात्न ही ये यज्ञ- 
फलदाता श्रीविष्यु हैँ । इसका कोई भी शत्रु अ्रथवा बन्धु-बन्धिव नहीं दैे। पद्द सबंदा सावधान 
रहकर असावधान प्राणियों पर आक्रमण कर उनका संहार करता रहता हैं। इसीके भय से वायु 
चलता है, सूर्य तपता है, मेघ बरसता है, तारागण चमकते हैं, क्षता भौर श्रौषधियों के सहित 
सम्पूर्ण वनस्पतियाँ समयानुसार फूल व फल धारण करती हैं । इसीसे बहकर नदियाँ बहतो हैं 
ओर समुद्र अपनी मर्यादा से बाद्दर नहीं जाता तथा अग्नि प्रज्वक्षित होती दै। पर्वतों के सद्दित 
पृथ्वी जल में नहीं ड्बती । इसीके शासन से यद्द आकाश जीवित प्राणियों को श्वास-प्रश्वास के 
लिए अवकाश देता है। तथा महत्‌ तत्व जन्न आदि सात आवरणों से घिरे हुए अपने शरीर रूप 
इस ब्रह्माण्ड की रचना करता है। इसीके भय से सत्वादि गुणों के श्रभिसानी विष्णु श्रादि 
देवगण जिनके अधीन चराचर जगत्‌ है, अपने जगत्‌ रचना आदि कार्यों में तत्पर रद्दते हैं | काल्न- 
रूप अनादि किन्तु दूसरों का आदिकर्त्ता और अब्यय दे । वह स्वय अनंत द्ोकर भी दूसरों का 
अन्त करने वाला दै। वद पिता से युत्न की उत्पत्ति करता हुआ जगत्‌ की रचना करता है और 
रूत्यु के द्वारा मारता हुआ सबका अन्त करने वाला है । (भाग० ३।२६।३७ से ४९) 


अध्याय ६ : उद्धव की चिन्ता _ १४७ 


“संग्रामे वर्तमानानां काल चोदित कर्मणाम्‌ । हे 
कीर्तिजयो३त्तपो रेत्यु: सर्वेषां स्युरलुक्रमात्‌ ॥ (5।३ १॥७) - 
“कालोबलीयान्बलिनां सगवानीश्वरो5व्ययः । 
प्रजा: कान्षयते क्रीडन्‌ू पशु-पालो यथापशून्‌ ॥१०-९१।१८ 
“ज्राप ही इस जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण है,“क्योंकि 
शास्त्रों ने आप ही को प्रकृति, पुरुष और महतस््व का भी नियन्त्रण करने -बाला 
काल कहा है। शीत, श्रीष्म और वर्षारूप तीन नाभियों वाले, गस्भीर वेग वाले 
कालरूंप आप पुरुषोत्तम ही इस सम्पूर्ण संसार का क्षय करने में प्रवृत्त हैं”? ॥ १५॥ 
इसमें भगधान के काल्न-रूप को और विषद्‌ किया गया है । वह न- केवन्न विश्व की 
उत्पत्ति, स्थिति च लय का ही कारण है, बल्कि मद्दत्‌, प्रकृति श्रोर पुरुष तके का भी काल है । 
बरसात, जाड़ा व गर्मी रूपी तीन नाभियों से युक्त वह सदा सबके लय में प्रवृत्त है, _सो भी बड़ी 
गंभीर गति से | भगवान्‌ के इस काल-रूप या झुत्यु का ज़ब वर्णन सुनते हैं तो चित्त में एक 
प्रकार का भय उत्पन्न हीने लगता है । परन्तु विचार करके देखे तो झरूत्यु भी शरीर की वसी ही 
स्वाभाविक क्रिया दे जेसे कि जन्म | जब हस दिन भर काम करके थक जांते हैं तो रात को सो 
लैते हैं व सुबद फिर तरोताजा होकर काम में जुट पढ़ते हैं। हमारा यद्द शरीर भी जब जीवन 
भर के परिश्रम से थक जाता है तो झूत्यु-रूपी नींद: लेकर अगज्ली योनि में फिर 'नवीन दिन था 
जीवन शुरू करता है। इस नींद में चूँकि शरीरान्तर हो जाता दे इसलिए पिछुले जीवन की 
स्खति नष्ट हो'जाती है और दम अपने को नया मान लेते हैं। पुराने लोग भी हमारे नये जन्म 
का पता न पाने से इमें भूल जाते हैं। हम परस्पर बेगाने हो जाते हैं। इस तरद्द वास्तविक तथ्य 
पर जब पहुंच जाते हैं तो रझत्यु न तो भयानक मालूम होनी चाहिए, न अस्वाभाविक ही या 
अवाब्च्छनीय ही। झूत ब्यक्ति से जो हमारी स्वार्थ, सुश्त, श्रानंद, प्रेम की द्वानि होती है उसीसे 
हम उसके वियोग में रोते-चिल्लाते हैं। 
आपकी शरेरणा से ही यह अमोघ-वीय पुरुष प्रह्मति से संयुक्त होकर मछत्तत्व- 
रूप गसे को स्थापित करता है और फिर त्रिगुणमयी माया का अनुसरण करता हुआ 
वह महत्तत्व ही प्रथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहझ्लार, और मनरूप . सात 
आवरणों सहित इस सुबर्ण वर्ण ब्रह्माण्ड की, रचना करता है? ॥ १६॥ 

- द्वे सहाकाल, तुम्हारी द्वी प्रेरणा से यह श्रमोघ-चीर्य जीव पुरुष प्रकृति में महत्तरूपी 
यीज को स्थापित करता है और दघह्द तुम्दारी ज़िगुणात्मक माया के अनुसार पहले द्विरण्यगर्भरूपी 
महान्‌ अण्डा घनता है | फिर एथिवी, जल, तेज, चायु, श्राकाश, श्रदृक्वार और मन-रूप सात 
आवरणों को लेकर विराट रूप धारण करता है। सृष्टि के आदि में परात्पर पुरुष या पुरुषोत्तम 
या अव्यय पुरुष अपने आप सें मग्न श्रव्यक्त रूप में था। उसका वह रूप अ्रचिन्त्य है | जब काल 
की प्रेरणा हुई तो उसे अ्रव्यक्त-शक्ति -समुद्र में र्पन्द्व या कम्प हुआ। यद्द उसका चिन्त्य-रूप 
समफ़ना चाहिए । कम्प के साथ द्वी शब्द हुआ, जिससे वेदु-वाक्य--साद्दित्य--की रचना हुईं, 
गति उत्पन्न हुईं, जिससे रूप--अआकार--बना। इसे मह्तत्‌ तत्व समम्तषिण। यह गति पहले 
बुदजु॒दाकार--अण्डाकार--हुईं जो श्रह्माएड कहलाया । यह व्यक्त रूप हुआ । यह गति दो भाणों 


| 


श्ध्र८ मे भागवत-घर्म या जीवन की कृताथता 


्ञ 
, में बैंदें गई---एक चेतन व दूसरी जड़--अचेतन । दूसरी का नाम प्रकृति हुआ । चेतन ने सन व 
अदहद्लार रूप से जड़ में प्रवेश करके उस छुदुबु॒दु---अण्डा--कों सजीव बना दिया। इधर जद से 
पन्‍्चमहाभूत निर्माण हुए जिनके श्राश्नय से उस अणडे ने यद्द सष्टि-रूपी बृद्त्‌ आकार--विराट्‌ 
रूप धारण किया । यद्द अब मूत्तरूप हो गया। - 


जीव का स्वरूप-- 

यहाँ हम जीव के स्वरूप को अच्छी तरद्द समस के । वेदान्त-सतानुसार अन्तःकरणं से 
अवच्छित्न चेतन्‍्य जीव है । शंकराचार्य की सम्मति मे शरीर तथा इन्द्रिय-समूह के अध्यक्ष और 
कर्म-फल के भोक्ता आत्मा को ही जीव कहते हैं। जीव की वृत्तियाँ उसयमुखीन द्ोती हैं। जब 
वे बहिसुख होती हैं तो*“विषयों को प्रकाशित करती हैं। और जब वे भन्तमुखी होती हैं तो 

अं? कर्ता को अभिव्यक्त करती हैँ | जीव की उपसा नत्य-शाला-स्थित दीपक से बढ़े सुन्दर- 

रूप से ढ़ी जा सकती है। जिस तरह रंगस्थल में दीपक, सूत्रधार, सभ्य तथा नरतक को समभाव से 
प्रकाशित करता है और इनके अभाव में स्वतः प्रकाशित होता है,, उसी तरह साक्षी श्रात्मा 
अहझार, विषय तथा बुद्धि को श्रवभासित करता है ओर इनके अभाव में स्वत. चमकता रद्दता 
है। बुद्धि में चाब्चक्य द्ोता है भ्ौर बुद्धि से युक्त दोने से जीव चब्चल्ा-सा प्रतीत होता है। 
चस्तुत. वह शान्त है। 

घेष्णव तन्त्रानुसार वासुदेव से जीव ( सकषंण ) की उत्पत्ति होती है। यद्द जगत्‌ 
भगवान्‌ की ल्लीला का विलास है। भगवान्‌ के संकल्प या इच्छा-शक्ति का ही नाम सुदर्शन? है 
जो अनन्त-रूप द्योने पर भी प्रधानतया पाँच प्रकार का द्वोता है--उत्पकत्ति, स्थिति तथा विनाश- 
कारिणी शक्तियाँ, निभ्रहदशाक्ति (साया, अविद्या आदि नामधारिणी तिरोधान शक्ति) तथा अनुग्नह _ 
” शक्ति । जीव स्वभावत्तः सर्वशक्तिशाली, व्यापक तथा सर्वज्ञ होता है, परन्तु सष्टि-काल में भगवान्‌ 
की तिरोधान-शक्ति जीव के विभुत्व, सर्वशक्तिमत्व और स्वज्गवत्य का तिरोधघान कर देती है जिससे 
जीव क्रमशः अझु, किंचितकर, तथा किंचितज्ञ घन जाता है। इन्हीं अश़॒त्व आदि को मल कहते 
हैं ।.इन्हींसे जीव बद्धू बन जाता है श्रौर पूर्व कर्मों के भ्रनुसार जाति, आयु तथा भोग की प्राप्ति 
करता है। इस विकट भव-घक्र में वह निरंतर घूमता रद्दता है। जीव के क्लेशों को देखकर 
भगवान्‌ के हृदय में कृपा का स्वत झाविर्भाव द्वोत्ता है, इसीका नाम है अनुमह्ाात्मिका शक्ति, 
जिसे भ्रागम में “शक्तिपात' कहते हैं। जीवों की दीन-हीन दशा को देखकर करुणावरुणालय 
भगवान्‌ का हृदय द्ववीभूत हो जाता है और वह जीवों पर अपनी नेसर्मिक करुणा की वर्षा 
करने लगते हैं । श्रव जीव के शुभ-अ्रशुभ कर्म सम द्वोकर ,फलोत्पादन के प्रति व्यापारदीन, दो 
जाते हैं। जीव इस दुशा में वेराग्य तथा विवेक को प्राप्त कर मोर की ओर स्वतः प्रवृत्त दो 
जाता है । हु ह 

अद्वेत-मत में जीव स्वभावतः एक है, परन्तु देद्दादि उपाधियों के कारण वद्द नाना 
प्रतीत द्वोता है । परन्तु रामानुज-मत में जीव अनन्त हे, वे एकन्दूसरे से नितानन्‍्त- घथक्‌ हैं । देद् 
तथों देही के समान जीव भी ब्रह्म से किसी प्रकार अभिन्न नहीं है। ब्रह्म से -जीव नितान्त भिन्न 
है। जीव श्राध्यात्मिक श्रादि दुःखन्रय से पीडित है ।ऐसी दशा में उसकी ब्रह्म के साथ अभिन्नता 
कैसे मानी जा सकपी है ? ब्रह्म जगत्‌ का कारण तथा करणाधिप (जीव का अ्धिपति) है। दोनों 
भज हँ--पुक ईश है, दूसरा अनीश, एक प्राज्ष है, दूसरा अज्ञ | चिनगारी जिस प्रकार भ्रग्नि का 


ड़ 


अध्याय ६ : उद्धव की चिन्ता क १४६ 


दर 
है 


अंश है, देह देही का अंश है, उसी प्रकार जीव बढ का अ्रेश दै। जीव बह्म में अंशांशी भाव था . 


का 


विशेषण-विशेष्य-भाव सम्बन्ध है । 
साध्वमत में जीव अज्ञान, मोह, दुःख, भयादि दोषों से युक्त तथा संसारशील द्वोते 
है। थे प्रधानतया तीन प्रकार के होते हैं--सुक्ति-योग्य , नित्य संसारी और तमोयोग्य । सुक्ति प्राप्त 


करने के अधिकारी जीव देव, ऋषि, पिठू, चक्रवर्ती तथा उत्तम सनुष्य रूप से पाँच प्रकार के द्वोते 


हैं। नित्य संसारी जीव सदा सुख-दुःख के साथ मिश्नित रहदता है और स्वीय कर्माचुसार ऊँच-नीच 
गति को प्राप्त कर स्वर्ग / नरक तथा सूलोक सें विच्रण करता है । इस कोटि के जीव मध्यम 

मलुष्य कहे जाते हैं । और वे कभी सुक्ति नहीं पाते । तमोयोग्य जीव चार प्रकार के होते हैं 
जिनमें देत्य, राष्तस तथा पिशा्चों के साथ अधघम मनुष्यों की गण ना है। संसार में प्रत्येक जीव 
अपना व्यक्तित्व पृथक बनाये रहता है। वह अन्य जीवों से भिन्न है तथा स्वज्ञ परमात्मा से तो 
बिल्कुल भिन्न है। केवल संसार-दशा में दी ज्ोत्रों में वारतम्य नहीं है । प्रत्युत्‌ सुक्तावस्था मे भी 
वह विद्यमान्‌ रद्दता दे । 


निम्बाक-सत में चित्‌ या जीव ज्ञान-स्वरूप है। इन्द्रियों की सहायता बिना इन्द्रिय- 
निरपेत्त जीव विषय के ज्ञान प्राप्त करने सें समर्थ है। जीव. ज्ञान का आश्रय-ज्ञत्ता भी है। वह 
ज्ञान-स्वरूप तथा ज्ञानाश्रय दोनों एक द्वी काल सें है। जीव का स्व्ररूपभूत ज्ञान, तथा गुणभृत 
ज्ञान यद्यपि ज्ञानाकार की दृष्टि से अभिन्न ही है तथापि इन दोनों में धर्माघर्मी भाव से मित्रता 
है । जीव, कर्ता है। मुक्त हो जाने पर भी कत्ते त्व की सत्ता रहती है । जीव अपने ज्ञान तथा भोग 
की प्राप्ति के लिए स्वतंत्र न होफर इेश्वर पर श्राश्नित रहता है। जीव नियम्य है, ईश्वर नियन्ता 
है । चह ईश्वर के सदा अधीन है। मुक्त दशा मे भी इश्वर के आश्रित रहता है। जीच्र परिमाण 
में अणु तथा नाना हैं | वह हरि का अभ्रेश-रूप भ्र्थाव्‌ शक्तिखूप है। 


वल्लभ-मत मे जब भगवान्‌ को रमण करने की इच्छा द्ोती है तब वे अपने आनंदादि 
गुणों के अ्शों को तिरोहित कर स्वयं जीवरूप ग्रहण कर लेते हैं। इस व्यापार में कीड़ा की 
इच्छा ही प्रधान कारण है, माया का सम्बन्ध तनिक भी नहीं रहता । ऐश्वर्य के तिरोधान से जीव 
में दीनता उत्पन्न होती है, और यश के त्तिरोधान ले हीनता, श्री के तिरोधान से वह समस्त 
विपत्तियों का भ्रास्पद है, ज्ञान के तिरोधान से अनात्म रूप देहादिकों में आत्मचुद्धि रखता है तथा 
अनंद के तिरोधान से दुःख की प्राप्ति करता है। ब्रह्म से आविभू'त्त जीच अग्नि-सफुलिंगवत्‌ 
लित्य दै । वह ज्ञाता, ज्ञानस्वरूप तथा अणु-रूप है। भगवान्‌ के अविक्ृत सदंश से ज्ड का निर्मम न 
श्र अ्रविक्ृत चिदंश से जोव का निर्ममन द्वोंता है। जड़ के निर्ममन काल में चिदंश तथा 
आनंदांश दोनों का तिरोधान रद्दता है। परन्तु जीव के निर्गमन काल्न मे केवन्न आनंदांश का दी 
तिरोभाव रहता है। जीव अ्रनेक प्रकार का दोता है- शुरू, सु व संसारी | संस्रारी जीव देव व 
आखुर दो प्रकार के होते दें । मुक्त जीवों में भी कठिपय जीवन्मुक्त होते हैं और कतिपय मुक्त । 
जीव सचब्चिदानन्द भगवान्‌ से नितान्त अ्रभिन्न है। 

गीतामन्धनकार ने जीवात्सा व परमात्मा का सेद इस प्रकार बताया है--- 


.] गज हु ४ हे रु 
“ेतन्य दो प्रकार से हर्मे' उपलब्ध होता है, एक तो सज्ञीव प्राणियों मे देखा जाने 
बार व दूसरा स्थावर-जंगस तथा जंड-चेतव स्रारी सृष्टि सें व्याप्त। शास्त्रों मे पहले के लिए 


छः 


१४० 


भागवत्त-घर्म या जीवन की कृताथता 


जीव श्रथवा प्रत्यग्ात्मा शब्द का प्रयोग किया गया है और दूसरे के लिए परमान्मा, परमेश्वर, 
ब्रह्म आदि नाम दिये गये हैं। दोनों की विशेषताएं दस प्रहार हैं--- 


- अत्यगात्मा 


३--विषय सम्बद्ध होने से ज्ञाता, कर्ता ओर 
भोक्ता हैं।.. 


२--कामना व संकर्पयुक्त है । 


३--पाप-पुण्यादि तथा सुख-दु खादि के विवेक 
से युक्त अतएव लिप्त है । 

४--क्षान-क्रियादि शक्तियों में अर्प अथवा 
मर्यादित दे । 

१--पूर्ण स्वाधीन नहीं है। 

६--इखकी मर्यादाएं नित्य बदलती रहती हैं 
अता स्वरूप दृष्टि से नहीं बढ्कि विकास 
अथवा सापेचंय दृष्टि से परिणामी है । 

७--'में? रूप में जाना जाता है । 

८--उपासक है। 


परसात्सा 
३ - विषय और प्रत्यगात्मा दौनों का उपादान 
कारण-रूप ज्ञान-क्रिया शक्ति है । ज्ञातापन, 
कर्तापन तथा भोक्तापन के 'भान का 
कारण अथवा आश्रय है। 
२--कामना अथवा संकल्प (झथवा व्यापक 
- अर्थ में कर्म) की फल-प्राप्ति का कारण दे 
! -और इस अर्थ में कर्म-फल-प्रदाता दै। 
३--अक्निप्त दे । * 


हर 


४--अनंत ओर अपार दे। 


- ४--तंत्री या सून्रधार है । पा 


६---अपरिणामी है और परिणामों का उत्पादक 
कारण है । 


७-- त? से संबोधित होता है । * 
८-- वह! रूप में जाना जाता है झोर इसकिए 
उपास्थ, एष्य, वरेण्य ओर शरण्य दे। 


“आस्सा जब शरीर-परिमित ही प्रतीत होता है तव उसकी अल्पता के कारण वह मेरा 


(भगवान्‌ का) अंश जान पढ़ता है। वायु के कारण समुद्र का जल्न जब तरंगाकार दो उछुलता दे 
तो जैसे वह समुद्र का थोड़ा सा अंश ही दिखाई देवा है बेसा ही इस जीवल्लोक में में (सगवान) 
चेतना देने वाद्वा, देह में अदहन्ता उपजाने वाज्ा जीव जान पड़ता हूँ।” (झानेश्वरी ) 

“जिस प्रकार स्रोत के ज्न में एक लाठी या पटरा खड़ा कर देने से दो भाग में (जल 
में व जछ के छपर) वद्द दो दीख्न पड़ता है, उसी प्रकार अखण्ड परमात्मा मायारूपी उपाधि 
द्वारा दो दीख पढ़ता दै। 

“पानी का छुल्बुल्ला जिस तरह जज्ज दी से उठता है, जल द्वी पर ठहरता दे और जत्ल 
ही में लोप हो जाता दे उसी तरद्द जीवात्मा व परमात्मा पुक ही है। भिन्नता 'केवल्ल बढ़े और 
छोटे की, आश्रय व आप्नित की है ।” 


साया का स्वरूप टा 


» ऊपर ब्रिगुणात्मऊ 'माया! का किक्र आया दे। अतः यहाँ माया का स्वरूप भी जाम 
क्षं तो ठीक रदेगा । मु 


कि पर श्ड 


् 


ना 


अध्याय ६: उद्धव की चिन्ता >+१४६१-८ 


शंकराचार्य ने माया तथा घअ्रविद्या शब्दों का प्रयोग समानाथंक रूप से किया हे | 
परन्तु परवर्ती दा्शनिकों ने इन दोनों शब्दों मे सूचम-अर्थ-मेद की कह्पना की दै। परमेश्वर की 
बीज शक्ति का नाम 'माया' है | मायारदित होने पर परमेश्वर-में प्र्नत्ति नहीं होती और न 
चह जगत्‌ की सृष्टि करता है। यद्द श्रविद्यात्मिका बीज शक्ति “अब्यक्त! कही जाती है। यहद्द 
परमेश्वर में श्राश्रित होने चाली महासुष्तिरूपिणी है ज्ञिसमें अपने स्वरूप को न जानने वाले 
संसारी जीव शयन करते, हैं | श्रग्नि की दाहिका शक्ति के अनुरूप ही माया ब्रह्म की श्रश्थकृभूता 
शक्ति है। माया त्रिगुणात्मिका ज्ञान-विरोधी भाव-रूप पदार्थ है। श्र्थात्‌ वह अभावरूप नहीं है। 
माया न तो सव है न असत्‌ , इन दोनों से विज्षछ॒ण होने के कारण उसे अनिर्वंचनीय” कहते हैं । 
जो पदार्थ सत्र प से या असद्रूप से वर्णित न किया जा सक्रे उसकी शास्त्रीय संज्ञा “अनिवंचतीय' 
है । माया को सत्‌ कद्द नहीं सकते, क्योंकि बह्मबोध से उसका बाघ होता है। 'सत्‌! तो त्रिकाला- 
बाधित होता है। अतः यदि वह सत्‌ द्वोती तो कभी बाधित नहीं द्वोती। श्रथच उसकी प्रतीति | 
होती है। इस दशा में उसे 'असत्‌” कहना भी न्‍्याय-संगत नहीं । क्योंकि असद्‌ वस्तु कभ्री 
प्रतीयमान नहीं होती । इस प्रकार माया में बाधा तथा प्रतीति उसयविध विरुद्ध गुणों का सद्भाव 
' शहने से साय को अनिर्वचनीय' ही कहना पडता है । प्रमाण को न सह सक्षना ही श्रविद्या का- 
अविद्यात्व है। तक की सद्दायता से साया का ज्ञान' प्राप्त करना अन्धकार की सहायता से 
अन्धकार का ज्ञान प्राप्त करना है। सूर्योदय काक्ष में अल्धकार की भाँति ज्ञानोदय-कात्न में माया 
टिक नहीं सकती । श्रतः यह आनित आलम्बन-हीन तथा सब न्यायों से नितान्‍्त विरोधिनी है। 
माया विचार को नहीं सद्द सकती । इस प्रकार प्रमाणाप्नहिष्छु और विचाशाघहिष्णु होने पर भी 
इस जगत्‌ की उपपत्ति के ज्िएु माया को मानना तथा उसकी श्रनिवंचनीयता स्वीकार करना 
नितान्त युक्ति-युक्त है । ह ह 


माया की दो शक्तियाँ द्वोती हें--झआावरण तथा विक्षेप । इन्द्वीकी सद्दायता से वस्तु- 

भूत ब्रह्म के वास्तेव-रूप को आज्वत कर उसमें अवस्तु-रूप जगत्‌ की प्रतीति का उदय होता है। 
लोकिक आन्तियों में भी प्रत्येक” विचारशील पुरुष को इन शक्त्तियों की निःसंदिग्ध सत्ता का 
अलुभव हुए बिना नहीं रह सकता । अधिष्ठान के सच्चे रूफ को जबतक ढक नहीं दिया जाता और 
नवीन पदार्थ की स्थापना उसपर की नहीं जाती तबतक आन्ति' की उत्पत्ति हो नहीं सकती। 
अमोत्पादक जादू के खेल्न इसके प्रत्यक्ञ प्रमाण हैं। ठीक इसके अनुरूप ही अआन्ति-स्वरूप माया 
में इन दो शक्तियों की उपलब्धि पाई जाती है। श्रावरण-शक्ति ब्रह्म के शुद्ध-स्वरूप को मानो 
ढक लेती है ओर विज्षेप शक्ति उस ब्रह्म में श्राकाश-श्रादि प्रपञच को उत्पन्न कर देती है। जिस 
प्रकार एक छोटा-सा मेघ नेन्न को ढक देने के कारण अनेक योजन विस्तृत आदित्य-मण्डल को 
श्राच्छादित-सा कर देता है, उसी प्रकार परिच्छिन्न श्रज्ञान अनुभवकर्त्ताओं की बुद्धि को ढक देने 
के कारण अपरिच्छिन्न श्रसंसारी आत्मा को आच्छादित-सा कर देवा है। इसी ,.र्शाक्ति की संज्ञा 
“आवरण' है जो शरीर के भीतर,दृष्टा व दृश्य के तथा शरीर के बाहर ब्रह्म और सृष्टि के भेद को 
- आवृत्त कर देती है। जिस प्रकार रज्जु का अज्ञान भ्रज्ञानावृत्त रब्जु में अपनी शक्ति से सर्पादि 
की उद्भावना करता है, ठीक उसी भकार माया भी श्रज्ञानाच्छादित आत्मा में इस. शक्ति के बल 
पर आक्राशादि जगत्‌-प्रपज्च को उत्पन्न करती है। इस शक्ति का, अभिधान विक्षेप है। 
मायोपाधिक ब्रह्म ही जगत्‌ का रचयिता है। चेतल्य पत्त के अ्रवत्तम्बन करने पर ब्रह्म जंगत्‌ का 


: श्राया है।! 


१५२ ५ भागवत-धस या जीवन की कृतार्थता 


निमित्त कारण है और उपाधि पक्त की दृष्टि से वही ब्रह्म उपादान कारण है। अतः ब्रह्म की 
जगत्‌-कचृ ता में माया को ही स्व-प्रधानतया कारण मानना उचित है। 

भागवत में भगवान्‌ की शक्ति को “माया! कहा है, 'जिसकां स्वरूप हस प्रकार है-- 
वास्तव वस्तु के बिना भी जिसके द्वारा आत्मा में किसी अनिवंचनीय वस्तु की प्रतीति होती है 
(जेसे ज्ञाकाश में एक चन्द्रमा के रहने पर भी दृष्टि-दोष से दो चन्द्रमा दीख पड़ते हैं) और 
जिसके द्वारा विद्यमान्‌ रहने पर भी वस्तु की प्रतीति नहीं होती वह्दी माया है। 

सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, जय, पेसे ही बन्ध भौर मोक्त--यह अआन्तिजनित आमास 
है । इस अआन्ति का कारण प्रत्यक्‌ चेंतन्‍्य में अज्ञान और ईश्वर-पुरुष में ज्ञान-पू्वंक उपाधि । 
अज्लञान या उपाधि ही माया अथवा प्रकृति है। प्रत्यक्‌ चेतन्य एवं ईश्वर के भेद की प्रतीति भी 
मायाक्ृत आाभास हो है। इस माया का स्वरूप अगम्य है। 'है' ऐसा भी नहीं कद्द सकते--ओऔर 
“नहीं! कट्दें तो वद्द प्रतीत द्ोती दै । अतः “अनिवंचनीय' है। इसका भास अनादिकाल्ल से चला 


मायावादी को भी यह तो मानना ही पडता है कि माया में नियमाधीनता है । जगब्‌ 
केवल आभास हो तो भी वह्द अ्रव्यवस्थित आभास नहीं कहा जा सकता। मायावाद के मूल्ञ में 
वास्तविक अ्रवक्ञोकन तो इतना ही है कि (१) हसको जगत्‌ का या देद्द का भान तभी द्वो सकता 
है जब मन का व्यापार चालू दो (२) जगत्‌ हमको कैसा दिखाई देता दे, यह हमारी मनोद्शा 
पर भी अवल्ञम्बित है। भर इसलिए यह निश्चय-पूर्वक नहीं कद सकते कि जगत्‌ के पदार्थों 
को हम जिस नाम-रूप से जानते हैं वही नाम-रूप सचमुच उन पदार्था' के श्रवश्य ही हैं। और 
(३)-सन के मूल्न भें या जगत्‌ के मूद्ध में कोई स्थिर तत्त्व यांदि द्वो तो वह सत्ता मात्र चेतन्य दी 
है । इस अवज्ञोकन का श्र इतना दी हुआ कि जेसे रंग व रूप का भान हमें, यदि आँखों का 
व्यापार बन्द हो जाय ठो नहीं द्वो सकता, उसी तरह हमें अपने अस्तित्व से लेकर जगत्‌ तक के 
किसी भी पदार्थ या भाव का सान बिना मन के व्यापार के नहीं द्वो सकता । ज्ञाता बनने के किए 
मन आवश्यक साधन है । ज्यों-ज्यों मन का व्यापार अधिक विकसित व शुद्ध होता जायगा त्वों 


: /व्यों ज्ञातापन भी अधिक स्पष्ट द्वोता जायगा व उसके द्वारा मिलने घाल्का अनुभव श्रघ्रिक सूच्म 


और तलस्पशी द्ोता जायगा । यहाँ तक कि अन्त को उसके द्वारा अपने तथा जगत्‌ के भ्रस्तित्व 
के मूल में स्थित चेतल्य सत्ता को भी वह अहण कर सकता है ।! 

अर्थात्‌ मन की मक्निनता, अ्शुद्धृता, अविकसितता को अ्रविद्या या माया या अान्ति 
कद्दना चाहिए, शुद्ध, श्रभ्युदिति, विकसित मन की क्रिया को विद्या व प्रतीत्ति या अ्रनुभव को 
ज्ञान कह सकते हैं ।? 

“बदली जैसे सूर्य को छिपा देती है,- चैप्े ही साया ने ईश्वर को छिपा रखा है। 
बदली हट जाने से जिस प्रकार सूर्य दीख पढ़ता है, माया के दूर द्वोने से उसी प्रकार ईश्वर दीख 
पढ़ते हैं ।” ' 

* “माया की पद्दचान होने पर वद्द तुरन्त भाग जांदी है ।”? 
“। #ध्रह्म व शक्ति में भेद नहीं है। एक के बिना दूसरे को भिन्न नहीं किया जा सकता । 
आग व उसकी दादहिका शक्ति व दूध और उसके उज्लेपन में एक के बिंना दूसरे को भिन्न नहीं 
किया जा सकता 


है] है 


अध्याय ६ : उद्धव की चिन्ता १४३ 


शक्ति के ब्रिना केचल ब्रह्म से कोई काम नहीं द्वोता । जसे केवल्न मिद्टी से कोई वस्तु 
नहीं बन सकती । मिद्दी में पानी मित्नने पर ही कोई वस्तु बनेगी ।! 

“ब्रह्म की जिस शक्ति से सृष्टि, स्थिति, प्रलय होता,है उसीका ,नाम माया है । वह 
दो प्रकार की है--विद्या-अविद्या, जिसके भ्रन्तर्गंत किये हुए कर्मो से जीच ईश्वर की ओर झुकता 
है, जिसके घेरे में विषेक और वेराग्य की क्रियाएं पाई. जाती दें उसे विद्या-माया कहते हैं। जहाँ 
काम, क्रोध आदि शज्नओं के कार्य पाये जाते हैं, जिसके घेरे में किये हुए- कार्मो से जीव संसार में 
दिन-दिन बँघधता जाता दै उसे अविद्या-माया कहते हैं। श्रविद्या-माया के द्वाथ से छुटकारा पाने 
के क्षिए विद्या-माया का श्राश्नय लेना पड़ता-है | पीछे जब ईश्वर मिल जाता दै--ज्ञान होता है 
तब दोनों ही मायाएं चली जाती हैं। जेसे एक काँटा चुभ जाने पर उसको निकालने के लिए एक 
दूसरे कोंटे का सद्दारा लेना पड़ता है। जब पहला काँटा निकल्न जाता है तो दोनों को फेंक 
देते हूँ? । ह 

“बिल्ली अपने बच्चों को दाँत से पकड़ती दै-पर दाँत उन्हें नहीं गढ़ते। परन्तु वही- 
जब चूहों को पकढ़ती.है तो वे सर जाते हैं। इसी प्रकार माया भक्त को बचा लेती व दूसरों को 
नष्ट कर डाह्नती है ।” हि 

“कासिनी व कान्‍चन ही माया है। हनके आकर्षण में पड़ने से जीव की सब स्वाधीनता 
चली जाती है । इनके मोद्द में पड़कर जीव संसार के बन्धन में-पढ़ जाता है ।”.. (परमदसदेव) 

“ब्रह्म से उनल्नटी माया | निगु ण-सगुण:; भश्रनन्त-सान्‍्त, निर्मल, निर्चद्ध। निरुपाधिक--- 
चब्चत्न, चपत्न, उपाधिरूप । यह सब माया से _भासता और मिट्रता है। अह्म इससे भिन्न हे । 
साया उपजती है, मरती है, विकारशीज्ञ है; ब्रह्म सर्वथा निर्विकारी है। माया सवंकरी है, तह्म कुछ 
भी नहीं करता । धारणा माया तक-पहुँच सकती दै, ब्रह्म तक नहीं । माया के नाम-रूप, माया 
पाँच भौतिक, ब्रह्म शाश्वत व एक । माया लघु घ अ्रसार, ब्रह्म विश्वु व सार । माया इस पार की, 
ब्रह्म उस पार का। भाया ने ब्रह्म को दैँक लिया है। साधु-सनन्‍्त उसे पहचान लेते हैं। काँई वूर 
करके साफ़ पानी लेने, पानी छोड़कर दूध ले लेने की तरद्द । 


ब्रह्म व साया की विशेषताएँ द 
त्रह्म हु माया 
१--आाकाश जेंसा निर्मव्र १--शथ्वी जेसी मैंदत्नी हे 
२--सूच्ष्म २--स्थूल 
३--अ्रप्रत्यक्ष (इन्द्रिय-अगोचर) ३-:प्रत्यक्ष (इन्द्रिय-गोचर ) 
४--संदासम ह | ४--विषम-रूपी, नानात्व-पूर्णा 
*--अलचघ्य कल स्ज्लच्य . . 
६--भ्रसाक्ी ४ ;ल्‍ 5 | ६--साक्षी - 
७--पहक्त नहीं + ७---दो. पच्च---जीव-शिव, बन्ध-मोक्ष, पाप- 
हु |... पुण्य, प्रवृत्ति-निवृत्ति | 
' झ--सिद्धान्त पक ० े ८--पूर्व पक्ष (खरण्डन-मयद्धन) 
£---निरन्तर परिपूर्ण ५ -  श्-ाछुरानी गरुदडी . ' 
३० --भौन उचित के १०--जितना कट्दो उतना थोड़ा + 
१६---असंग ेु ' १--नाना रूप, नाना रंग, नाना कल्पना, 


_ भंगशील । 


श्श्छ.' भागवृत-घर्म या जीवन की कृतार्थता 


उपाधि-रद्वित झ्राकाश को द्वी निराभास ब्रह्म समझो । उसमें मूज्ञ माया उस्पन्न हुई । 
वह्द वायुरूप हुईं व उसमें तीन ग्रुण तथा पंचभूत हुए वायु में भान, वासना, वृत्ति इत्यादि रूपो 
में जगज्ज्योति उर्फ़ ज्ञान-कला है। श्राकाश से वायु हुई | वह मुख्यतः दो प्रकार की है---एक वह 
जिसे हवा कहते हैं व दूसरी यह जगज्ज्योति। इस जगज्ज्योति में ही देव-देवताओं की अनेक 
मूर्वियाँ हैं । वायु में जो भान दे उसे इच्छा व संकल्प कहते हैं। परन्तु उसका संबंध ब्रह्म से नहीं। 
ज्ञान-कला को ईश्वर, सर्वेश्वर कद्दते हैं । 
ज्ञान-चेतन्य व वायु इसीको पुरुष-प्रकरृति अथवा शिव-शक्ति नाम दिये गये हैं। वायु- 
शक्ति व ज्ञान या चेतन्य शिव (ईश्वर) ये दोनों एंकरूप हैं। अतः मूल माया को अर्धनारी- 
नरेश्वर कद्दते हैं। मूल माधा के इस ज्ञान-तरत्र का विस्तार ही यद्द ब्ह्माए्ड-रूप हुभा है ! 
निश्चत्न गगन में चंचल पायु बहने लगी | गगन व वायु में मेद है उसी त्तरद्द निश्चत्ष 
बह्म में चंचल माया-रूपी अम पेदा हुआ | बक्ष व अम में फर्क है। निश्चज्ञ ब्रह्म में--'एको5हं 
बहुस्याम! रूपी जो स्फुरण, इच्छा, भादि-स्फूर्ति, मूत्र-प्रकृति, मूज् माया दै वह--भ्रदव॑स्फुरण- 
रूप चेतना--द्ी ब्रह्माण्ड की मद्दाकारण काया है। जिस तरद्द पिण्ड के स्थूत्न, सूचम, कारण, 
मदहाकारण---ये चार देद्द हैं उसी तरद्द बह्माण्ड के विराट , हिरणयगर्भ, अश्याकृत व मूद्ठ माया, 
ये चार देह हैं। इन्हें ईश्वर-तनु-चतुष्टय कहते हैं। भ्रहस्फुरण-रूप चैतन्य या 'ज्ञान-सत्ता दी मूल 
माया दहै। इसके परमेश्वर-वाचक अनंत नाम हैं। उसमें नाम, रूप, लिंग-भेद न होने के कारण 
कई नाम पुरुषवाचक, कुछ स्त्रीवाचक हें । 
आदि संकरप दी मूज्त माया है | उसे पद्गुणैश्वर्य-सम्पन्न कद्दते है। सर्वेश्वर, सर्वज्ष, 
साक्षी, द्रष्टा, ज्ञानघन, परेश, परमात्मा, जगज्जीवन, मूलपुरुष, ये सब नास मूल माया के ही दें । 
यद्द मूल माया द्वी अधोमुल्न हों गुण-माया द्वो जाती दै । 
इस माया नदी में ऊपर की तरफ तेरते हुए जाने से उसके उद्धम में सबक्री भेंट हो 
जाती है, क्योंकि वही सबका विराम-स्थान दै।... 
“अतः हे हृबीकेश, आप ,सम्पूर्ण चराचर जगत के अधीश्वर हैं, इसीसे 
माया के गुण वेषस्य के द्वारा उपस्थित हुए इन समस्त पदार्थों को भोगते हुए 
भी उनसे लिप्त नहीं होते, जब कि और लोग उनका स्वयं त्याग करके भी उनसे 
डरते रहते हैं? ॥१७॥ ः झट 
इस तरह यद्यपि तुम सारे जड़ व चेतन के अधीरचर द्वो तथापि तुम्दारी खूबी या 
महिसा यह है कि तुसं इस सारे मायाकृत जगत्‌ में समाये हुए द्ोकर भी माया के गुणों के चक्कर 
से बचे रद्दते हो । जीव-रूप से तुप्त साया-निर्मित सब पदार्थों का भोग करते हो--अपनी इस 
सारी सृष्टि का आनंद लेते हो, फिर भी उनसें लिप्त या बैँघे नहीं रहसे, - जबकि दूँसरे लोग इन 
माया-पदार्थों को त्याग देते हैं, किन्तु फिर भी डरते रहते हैं कि कहीं फैस न जायें । चुम भोग से 
भी निःशंक, निलिप्त हो, वे त्याग में भी सशंक रद्दते हैं । 
यहाँ जीव और ईश्वर का सेद्‌ समझाया ग्रया है। यों चेतन व/अचेतन, अक्तर व क्र, 
दोनों भाग परमात्म-रूप ही हैं, फिर भी स्टृष्टि में जीव, जो चेतनांश है, उसका सीधा व स्पष्ट, 
प्रतिनिधि है । यद्द जीव जबतक आस्माभिमुखी होता है, अर्थात्‌ यद्द जानता व समझता रद्दता द्ै- 


! 


अध्याय ६ : उद्धव की चिन्ता ह ५४४ 


कि में परमात्मा हुँ या उसीका अंश हूँ, अपने प्रारब्ध से या ईश्वर की- इच्छा 'से इस शरीर में 
बंध गया हूँ, यह शरीर मेरा असली रूप नहीं है। सचिदानंदमग्र परमात्मरूप ही मेरी वास्त- 
ब्रिकता है, तबतक वह ईश्वर, मुक्त, स्वतंत्र है, अविद्या, माया के बन्धनों से-परे है; जब भोग में 
लिप्त हो जाने से, इस अ्रसल्ियत को भूलकर इस शरीर का अभिमान धारण कर लेता है 'शरीर” 
को 'में' या श्रात्सा समझने लगता है, तब चद्द जीव-भाव को या बद्ध रूप को प्राप्त होता जाता 
है। यही श्रविद्या या माया है। अ्रतः जो जीव संसार का भोग करते हुए भी उससे अलिप्त रदह्दता 
है वह ईश्वर-रूप और जो त्यागशील द्वोते हुए भी उसमें श्रासक्ति रखता है वह जीव, पामर, बद्ध 
रहता है। : 6 ह 

भोग करते हुए भी अनासक्त रहने की कला ह्वी वास्तविक योग है। भगवान्‌ ने श्र न 
को गौता में व यहाँ उद्धव को बढ़ी खूब्री व विस्तार स्रे यही योग बताया है। जो-कुछ करो वह 
ईंश्वरापंण-बुद्धि से, ईश्वर के दी लिए, करो--अपने लिए कुछ न करो । यदि मिठाई खा रहे 
हो--उसका स्वाद ले रददे हो--तो समझो कि मिठाई ईश्वर खा रहा है, यद्द मजा वही ले रहा है, 
थह शरीर या मुँह तो एक सशीन-सात्र हैं; इसी तरह यदि जद्दर पीने का मौका श्रा गया तो उस 
समय भी निःशंक रूप से यही भावना रद्दनी चाद्दिए कि इस जद्दर को पीने वाला में नहीं, ईश्वर 
है, यदि मरा तो व जी गया तो वह्द भी ईश्वर द्वी है बल्कि वद्द मिठाई या ' जदर भी तो इंश्वर 
से श्थक नहीं है। और मिठाई या जद्दर देने वाला भी तो उससे जुदा नहीं है। दस तरह सबसे 
इंश्वर-भावना रखना द्वी सच्ची भक्ति है। समपंण, शरण, भ्रपत्ति, जो कुछ कद्दो, है। यही भक्ति 
का श्रात्म-निवेदन-रूप है। यही पराभक्ति है। 

किसी में जबतक आसक्ति न हो तबतक संसार के विषय-भोगों से अ्रनासेक्ति मुश्किल 

है। मन का धर्म ही है कि वह किसी-न-किसी विषय से सर्वदा संलग्न रहता है। सब और से 
हटाकर उसे कहीं-न-कहीं तो लगाना ही चाहिए. । शून्य में लगाना करोड़ों में एक के लिए भले 
दी -सम्भवनीय हो | अतः यद्द युक्ति बताई गई कि भगवान्‌ में आसक्ति रखो। भक्ति का एक 
पहलू है संसार के विषय-भोगों से विरक्ति, च दूसरा पहलू है भगवान्‌ में रति या आसक्ति। 
तुमको गाने-बजाने का शोक है, तो भगवान्‌ के भजन-कीतन में उसे लगाओ और अपनी उमंग 
पूरी कर लो। बजाय भप्राकृतजनों को खुश करने के तुम, इस तरह, इश्चर को खुश करने में लग 
जाओ। यदि चित्रकला के शौकीन हो तो ईश्वर के सुन्दर चित्र आलेखो। उसमें न केवल 
तुम्हारी सोन्दर्य-कामना तृप्त ही होगी, बल्कि नवोन रफूर्ति भी मिलेंगी। यदि सुन्दर पति 
चाहिए तो परमात्मा से बढ़कर--श्रीकृष्ण से श्रधिक सुन्द्र संखार में कौन मिलेगा ? मीरा ने यद्दी 
तो किया था। वह जद्दर का प्याला केसे पी सकी १ अपने पति की केसो सुन्दर माँक्की उसने 
अपने भजनों में की है ? यदि दुर्भाग्य से तुम्हें अपना पति या पत्नी असुन्द्र मिल गई है तो 
तुम भगवान्‌ के सोन्द्॒य से उसकी पूर्दि कर लो । सुखी बनने का, मुक्त द्वोने का, स्वतंत्र होने का, 
यही सर्वोत्तम उपाय है। 

“आपकी निर्विकारता का वर्णन कहां तक किया जाय ? -जिनके इन्द्रिय- 
प्रास को सन्द मुसकानयुक्त चितवन से प्रदर्शित भावभड्डीयुक्त भ्रकुटियों से चलाये 
5 कामबाणों से सोलह सहसत्र रमणियां भी बिद्ध नहीं कर 
सका? ॥१८॥ 


१५६ भागवत-धर्मे या जीवन की क्तार्थता 


श्रीकृष्ण-रूप में भगवान्‌ की अलिप्तता का उदाइरण देते हें । तुम्हारी घोलह द्वजार 

सुन्दरी पत्नियाँ थीं ।! न उनकी मधुर मुसकान, न कटात्ष-बाण, न भ्रावभंगी, न भ्ठकुटि-विलास, 
और न सुरत-मंत्र जेसे काम-बाण दी तुम्दारी इम्द्रियों को चलचल्न कर सके । और प्रकार के मोहों 
की श्रपेत्ञा काम का मोह बड़ा प्रबल है। यहीं मनुष्य की सच्ची परीक्षा है। जो साधंक बह्ी-बढ़ी 
घाटियों को पार फर जाते हैं या कर गये हैं वे काम ओर श्रमिमान की घाटियों में जाकर रपट 


१ यहा सन्त एकनाथ वर्णित श्रीकृष्ण-स्वरूप और उनकी पट्रानी रुक्मिणी के स्वयंवर 
का हृदयहारी व बोध-पुर्णो वर्णन पढने योग्य है। अपने 'रुक्मिणी स्वयवर” नामक ग्रन्थ मे वे 
लिखते हैं--- 


“जो निगु ण॒, निर्विकार, निष्कर्म, निरुषचार हैं वही श्रीकृष्ण साकार लीला-विग्रह हुए 


है। उनके चरणतलों का रग इतना शोभायमान है कि लाल कमल भी कीका जान पड़ता है । 
उनके पैरों की गोल एड़िया बाल-सूर्य के समान उज्ज्वल हैं। चरणों का सामुद्रिंक भी देखिए । 
केसी सुन्दर ध्वज-वज्राकित रेखाए, हैं। जो अ्ह्मादिकों के लिए भी अलक्ष्य और सहसे मुख से भी 
अवर्रनीय हैं | कटि में पीवाम्बर की भी कैसी दिव्य शोभा है; घनश्याम के अज्ञ से जैसे दामिनी 
चौगुनी तेज के साथ चमक रही हो और यह दामिनी चमक कर छिपने वाली नही, अ्रस्तमान 
होना भूल गई है। चरणो के नूपुर्से से सोडहभाव के छुन्द निकल रहे हैं। मानो मुमुक्षों के सोगे 
हुए मन को जगा रहे हैं | शूल्य-रहित जो निरवकाश है वही सावकाश श्रीकृष्ण-हृदय है। इत्ति- 
शून्य होकर सन्त उसीमे रहते हैं। शान, वैराग्य, शक्ति-सम्पुट से जो मुक्त-पुरुष-हप मोती निकले 
उन्हींकी माली कण्ठ में शोमा पा रही है। भिन्न-भिन्न पदञ्चमहाभूत है, वेसी ही उनकी श्र गुलिया 
हैं, जिनका अधिष्ठान उनका करतल है, जिसकी मुठठी में पावों भिले हुए, हैं। चारों क्रिया 
शक्तिया उनकी चार भुजाए है | एक-एक भुजा में'एक-एक श्रायुध है। आत्यन्तिक तेज से तेजाकार 
बना हुआ वह चक्र देखिए जो द्व त-दलन में' ते+ धार बाला ओर अरिमर्द॑न में श्रत्यन्त 
उद्भट है |” मे 

रुक्मेया द्वारा कृष्ण की निन्‍दा भी एकनाथ ने बड़ी मार्मिकता व सार्थकवा के साथ 
कराई है-- ०. 

“इसने अपने ग्रहभाव को मार डाला | इसके कुल का कोई ठिकाना नहीं है। कोई 
कहते हैं नन्‍्द-नन्दन है, कोई कहते हैं बसुदेव-सुत.है | इसके बाप तक का पता नहीं । कोई कुल- 
गोत्र ही नहीं। कृष्ण का कोई स्वतन्त्र अस्वित्व भी नहीं। यह वो अपने प्रेमियों का दास है। 
इसका कम देखिए तो दूसरो के घर में घुसकर गो-रस की चोरी करना है । -इस चोर-विद्या में 
इतना पक्का है कि कोई इसे पकड भी नहीं सकता | ऐसा निपठ चितचोर है| इसका कोई काम 
खुले मंदान नहीं होता | ससार में सदा लुका-छिपा रहता है। कभी तो बैकुण्ठ के पर्वत में जाकर 
छिपता है, कभी क्ञीर सागर में गोता लगाता है, कभी शेषनाग के फण पर सोने का बहाना करके 
पडा रहता, है। कोई बड़ा सकट उपस्थित हुआ देखता है तब यह कमी मत्स्य बन जाता है, कभी 
वाराह, कभी पीठ को मजबूत करके कछुए का रुप धारण कर लेवा है। दैत्य को वलवान्‌ देखकर 
यह भिखारी बन गया। वलि ने इसे अपना द्वारप्ल बनाया। इसका न कोई रुप है, न इसमें 
कोई गुण है, न इसके रहने का कोई ठिकाना है। इसका सिंहासन क्या होगा १ इसके तो इत्ति 


हि 


-अध्याय ६ : उद्धव की चिन्ता १४४७ 


पड़े हैं। लेकिन योगेश्वर कृष्ण चन्द्र की यही साधना थी कि इतनी रमणियों के रहते हुए मी वे 
'जत्न में कमलवत्‌” रहे । उनके मोहपाश में फैंसकर अपने किसी कत्तेव्य को नहीं छोड़ा, न उनसे 
कभी मुँह सोडा, न आलस्य या प्रमाद ही किया। जो उपदेश अनासक्ति का उन्होंने दिया, उसे 
खुद अपने जीवन में चरितार्थ भी कर दिखाया । बात वही है जो हमारे जीवन में हो, न कि जो - 
हमारी जबान में दो । इसका अर्थ यद्द हुआ कि संसार में हम जो-कुछु कर वह कत्तंब्य समझ 

कर--न कि भोग या सुख के अर्थ या उद्देश से । जहाँ उसमें आनंद या मजे की भावना हुईं कि 
हम पँसे। कंत्तंव्य-पालन में ही आनंद या सुख समझने की भावना वास्तविक अ्रनासक्ति दे । 
इससे जीवन का भ्रानंद्‌ व सुख मिलते हुएु भी हम उसके दुःख या बन्धन से मुक्त रदेंगे। पत्ती 
के साथ प्रेम किया, कत्तंव्य समझ कर, न कि उसे भोग की सामप्री मान कर; बच्चों को पाल्ा- 


ही नही है। इसके न कोई देहामिमान है, न मानापमान है। इसकी गाठ में धन भी कहा से 
होगा । यह तो साग का बचा खुचा पात खाने वाला है। इसकी मा भी दो हैं, जो दो जगह 
रहती हैं--3एक देही हैं तो एक विदेही |-एक देवकी व दूसरी यशोदा । कुल-कर्म को मिटना हो, 
अपने साथ सबको मिट्टी में मिलाना हो, जीव तक का अन्त करना हो तो कोई ऋष्ण को 
वरण करे ।?? 


अंब श्रीकृष्ण का वर-पुजन भी.द्ेख लीजिए--- 

“रक्मिणी ने श्रीकृष्ण का जो रूप देखा तो चारो ओर श्रीकष्ण-ही-औीकृष्णं॑ दिखाई 
देने लगे | भीष्मक सोचने लगे कि इन अनन्त रूर्प घाले श्रीपति का पूजन में केसे करू पुज्य- 
पूजकता की अवस्था भी वह भूल गये | शुद्धमती जल दे रही हैं और राजा चरण धो रहे है। सब 
तीथ यह कहकर वह चरणतीथ माग रहे हे कि श्रीकृष्णु-पद की प्राप्ति बड़ी दुलभ है। शुद्ध सत्व 
के शुभ्र वस्त्र ओर चिद्ग॒त्न के अलकार अर्पण कर भीष्मक ने कृष्ण वर का पूजन किया | शुद्ध 
मति चरण पोंछने आई श्रीकृष्ण का मुख निहारने लगी | घनश्याम का वह अनुपम रूप-सौदर्य 
देखकर शुद्धमति के नेत्र पुणुं तृप्त हुए। श्रीकृष्ण-चरणो में हल्दी लगाते हुए. उनका अहमाव 
नष्ट हो गया, वे लाज खो बैठी । मेरा तेरा की उपाधि भी हार चुकी। श्रीकृष्ण प्रभा के दीप की 
दीप्ति से तब श्रीकृष्ण की आरती की । कृष्ण में परम प्रीति लगने से चित्तबृत्ति तद्र प्‌ हो गई 

“रुक्मिणी श्रीकृष्ण के चरणु-वन्दन करने चली। सखिया उसकी ओर वक्रदृष्टि से 
देखने लगी । यह देख रुक्मिणी लजित हुई--चित्त मे शका उठी । अभिन्नभाव में यह भेद उठा। 
इसमे नमन भी ठीक नहीं हुआ । उसने नमन तो किया; पर समचरंणु-उसफे मस्वक में नहीं लगे। 
मा हसेंगी, सखियां ह्सेंगी, यह जो भाव उसके चित्त मे“उठा यह उसका अभिमान था। अभि- 
* मान से ही उसने अपने करतल से अ गूठा पकडा और यह निश्च्रय किया कि अब के वन्‍्दन मे 
भूल न होने दूंगी | पर जब उसने फिर मस्तक नवाया तव समचरणों ने एक-दूसरे क्रा आलिंगन 
किया और उसका मस्तक घरती पर लगा, समचरणो मे नही। तब वह अत्यन्त खिन्न हुई कि 
ललाट में चरण नही लगे | बात यह है कि अ्रभिमान का जितना बल होता है उतना ही घना 
पल दृष्टि पर पड़ता है। इसीसे चरणु-कमल नहीं प्राप्त हुए। उसके नेत्रों से अभ्रुधारा. बहने 
लगी | शरीर थरथेर कापने लगा। चरणो के वियोग से शरीर का भार असह्य हो गयां | वह 
आअचेत-सी हो नीचे गिर पड़ी । उद्धव ने यह देखा। वे दौड़ गये रक्मिणी के पास और उसकी बाह 


श्श्८ भागवत-घर्म या जीवन की कृतार्थता 


पोधा, पढ़ाया-लिखाया ठो कत्तब्य मान कर, न कि अपने भावी सुख की थआराशा से । मित्रों की 
सहायता की तो कर्तव्य व धर्म समझ कर, न कि आ्रागे उपकार होने या बदला पाने की आशा 
से । समाज-सेवा या देश-सेवा की या किसी गरीब-दुखिया के काम थ्रा गये तो इसक्विए नहीं कि 
दुआ, पद, प्रतिष्ठा, कीत्ति प्राप्त होगी, बढ़े या भले कद्दे जायँगे, बक्कि इसलिए कि कर्तव्य व 
धर्म का तकाजा है। ऐसा मनुष्य सबका प्रिय होगा | सबका काम कर देगा व श्रपने लिए कुछ न 
चाहेगा । सच पूछिए तो सारा संसार उसे सुख पहुँचाने के लिए, उसका प्रिय करने के लिए 
उत्सुक रहेगा, पर उसे उसकी चाह न होगी | इस करुपना से या मानसिक श्रजुभव से ही उसे 
परम सनन्‍्तोष मित्र जायगा कि इतने लोग सुमे चाहते हें। वदिकि इसपर भी उसकी दृष्टि न 
रहेगी । इस सस्य को वद् देख भर लेगा | और' इस एहसास से उसे जितमा सन्तोष' द्वोगा उससे 
अधिक तृष्ति उसे उस समय शअजुभव होंगी जब वद्द किसी सत्कार्य के लिए रुवयं कुछ कष्ट उठा 
रहा होगा। भोह-रद्वित होने का, भ्रनासक्ति का, भक्ति का वास्तविक रद्स्थ यदी है । 

“आपके कथाम्रृतरूपी जल के -प्रवाह से युक्त आपकी कीर्ति-तदी तथा 
आपके पाद-प्रज्ञालन के जल से उत्पन्न श्रीगद्धाजी दोनों बत्रिलोकी की पापराशि 
को धोने में समर्थ हैं, अत. सत्संग-सेवी विवेकी जन श्रवरणेन्द्रिय द्वारा आपकी 
कीर्ति-नदी में ओर शरीर द्वारा श्रीगद्नाजी में गोता लगाते हुए इन दोनों ही तीर्थों 
का सेवन करते रहते हैं ।” ॥१६॥ 

इसमें भगवान्‌ के कथास्गत की सदहिसा गाई है। संसार में दो गंगाएं हैं---एक तो 

तुम्हारे चरणोदक से निकद्वी हुई, दूसरी तुम्हारे कथार्ुत-रूपी । दोर्मो से संसार के पाप-मैल नष्ट 
होते हैं। एक है चरणोदक को बहाने घाली, दूसरी कथारत को धद्दाने वाक्ली। भक्त दोनों का 
सेवन तीर्थ की तरद्द करते हें--एक सें नद्दाकर, दूसरी को श्रपने कानों से सुनकर । वह गंगा एक 
ही जगह मित्ती है, उसका स्थान नियत दै। यद्द कथाम्टवरूपी गंगा अपने घर में भी छुलाई णा 
सकती दै। यद्द इसकी विशेषता है । 

“श्रीेशुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ , अन्य देवताओं और श्रीमहादेवजी के 
सहित आकाश में स्थित भागवान्‌ त्रह्माजी श्रीकृष्णुचन्द्र की इस प्रकार स्तुति कर 
उन्हें प्रणाम' करके बोले?” ॥२०॥ 


पकड़ कर बोले--मा उठो, श्रीकृष्ण के चरणो को वन्दन करो । लजा और श्रमिमान को छोड 
दो । मन को निर्विकल्प कर लो और दूत्ति को सावधान करके हरिचरण को वन्दन करो। उद्धव 
के वचर्नों से रुक्मिणी की धीरज बँधा | उसने लाज छोड़ दी और वह हृरि-चरणों में आरा गई। 
बृत्ति समाहित हुई, शब्द की गति बन्द हो गई, मौन भग हो गया और रुक्मिणी समचरणों को * 
बन्दन करती हुई परमानद को प्राप्त हुई | विषय-दृष्टि उपराम हुई, सारी सृष्टि निजानद में समा 
गई | न्रिपुटी का लय हो गया । न, वर का चरण रहा, न वधू का, सारा दृशान्त ही बह गया ओर 
अथे, स्वार्थ और परमार्थ अनन्त होकर श्रनन्त में मिल गया ) 
“५चरणों का आलिगन होते ही अह-सोडहम्‌ की गाठे खुल गईं। साया ससार 
आनंन्‍्दमय हो गया | सेव्य सेवकमाव को कोई चिह्न ही नहीं रह गया । विवाह का कोई कारण 
भी ने रहा । देवी और देव एक हो गये।? 


घर हि पर 


/ अध्याय ६: उद्धव की चिन्ता | १५६ 


«अ्रीक्रह्मजी बोले--हे स्वोत्मन्‌ प्रभो, पहले हमने ही आपसे भूमि का भार 
उतारने के लिये प्रार्थना की थी, सो वह सब कार्य अपने यथोचित रूप से सम्पन्न 
किय।” ॥२१॥ 

“आपने सत्यपरायण साधु पुरुषों में धर्म की स्थापना भी कर दी ओर 
सम्पूर्ण लोकों के मल को हरने वाली अपनी कीर्ति का- भी दशों दिशाओं मे विस्तार 
कर दिया” ॥२२र॥। 

“आपने यदुकुल से अवतार लेकर इस अनुपम दिव्यस्वरूप को धारण 
कर जगत्‌ के कल्याण के लिये उदार पराक्रम से युक्त अनेक काये किये है” ॥२३॥ 

“हे भगवन्‌ , आपके जो चरित्र है उनका श्रवण ओर कीरत॑न करने वाले 
साधु पुरुष कलियुग मे सुगमता से ही अज्ञानान्धकार को पार कर जायेगे? ॥२७॥ 

कल्षियुग में भक्ति-मार्ग ही सुगम व सुसाध्य है। इसकी ओर संकेत किया गया है। 

खुद भागवत के निर्माण का भी यही हेतु दे । ( देखिए, इसकी प्रस्तावना) 

“हे पुरुषोत्तम, हे प्रभो, आपको यदुवंश में आविभू त हुए एकसौ पच्चीस 
वर्ष बीत चुके हैं? ॥२५॥ 

“है सर्वाधार, अब देवताओं का कोई कार्य आपको करने के लिये शेष नही 
रहा और बिप्रशाप से आपका यह कुल भी अब नष्टप्राय हो गया है” ॥२६॥ 

“इसलिये यदि आपकी इच्छा हो तो अपने परम-धास को पधारिये और 
लोकों के सहित अपने दास हम लोकपालों का पालन कीजिये? ॥२७॥ 

ब्रह्माजी आदि प्रस्ताव करने आये हैं कि अब आपका जीवन-कार्य समाप्त हो चुका । 

अब स्वधाम को पधारिए । मद्दापुरुषों के सामने जीवन-कार्य दी मुख्य होता है। उसीके किए वे 
जन्मते हैं, जीते दें भ्ौर उसीफे लिए मरते हैं। उसके द्वो जाने पर उन्हें जीने मे लुत्फ नहीं मालूम 
द्वोता । इसी तरह सच्चे भक्त या अलुयायी भी वही हैं जो त्रह्मादि की तरह जीवन-कार्य समाप्त . 
द्ोने पर गुरुजनों के सामने “रिटायर' होने का प्रस्ताव करते हुए नही सकुचाते । श्रोकृष्ण आदशे 
महापुरुष थे व-उनके भक्त ब्रह्मादि देवता भी आदर्श अनुयाग्री व सेवक थे। दोनों को संसार में 
अधम का उच्छेद व धर्म की संस्थापना मंजूर थी । उनके - सामने कार्य-प्रधान था, व्यक्तिगत 
भावनाएँ या सम्बन्ध नहीं । यदि दस सत्य के अ्रनुयायी हैं, जो कि भगवान्‌ के भक्त होने का ही 
दूसरा नाम है, जो हमें सदेव हरेक के प्रस्ताव व सूचना पर केवल न्याय, संत्य, ओऔचित्य: धर्म 
की दृष्टि से द्वी विचार करना होगे। । इससे दमारी निजी हानि, पद, कीर्ति, प्रतिष्ठा, महत्व, धन- 
सम्पत्ति आदि की द्वोती है या नंदीं, यद् विचार सामने न आने देना द्वोगा | सत्य का या भगवान्‌ 
का मार्ग अहण करते हुए इन सबके प्रति हमारो बृत्ति उदासीन ही रहेगी । 


30. कक. 


“श्रीभगवान्‌ बोले--हे देवेश्वर, तुम जैसा कहते हो में भी वै ता.ही निश्चय 


कर चुका हूं । मेंने तुम लोगों का सम्पूर्ण काये कर दिया और प्रथिवी का भार भी 
> उतार दिया” ॥२८॥ 


१६० आगवत-धंर्स था जीवन की ऊृतार्थता 


श्रीकृष्ण भी अद्यदेव के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं उन्होंने यह खयाल नहीं किया 
कि देखो, ये मेरे अनुयायी या सेवक द्वोते हुए भी खुद मेरे द्वी जीवन से रिटायर होने का प्रस्ताव 
कर रहे हैं। ऐसा तुच्छ भाव उन्हें स्पर्श नहीं कर सकता था। भह्मादि जिस शुद्ध व उद्च भावना 
से प्रित थे उसको श्रीकृष्ण ने समझ लिया, उसकी कद्र करते हुए उन्होंने उसका अनुमोदन ही 
किया च बोले-- हि 
“यह यादवकुल बल, विक्रम और वैभव से उन्मत्त होकर संसार का श्रास 
करना चाहता था, इसे मैंने उसी प्रकार रोक रखा है जेसे किनारा महासागर को 
रोके रहता है” ॥२६॥ 
लेकिन श्भी एक काम बाकी रहा दै। ये यादव बह्े उद्धत हो गये हैं । मदोन्मत्त , 
होकर मानो ये पृथ्वी को खा द्वी डालना चाहते हैं । जेसे किनारा सिन्धु की कद्दरों को रोक रखता 
है वेसे ही मैंने इन्हें हूस घोर कृत्य से रोक रखा है। मेरा यह काम और पूरा हो जाने दो | श्रगर , 
मैंने जल्दी की ओर यद्द अधूरा रद्द गया तो यद्द अपने साथ दी प्रेथ्वी को भी ले डबेंगे । 

“इस उद्धत और बढ़े हुए यदुबंश का विनाश किये बिना यदि में चला 
जाऊंगा तो इस उच्छुछ्लल समुदाय द्वारा यह समस्त लोक नष्ट हो जायगा” ॥३०॥ 

“अब, ब्राह्मणों के शाप से इसका नाश होने ही वाला है, अतः हे ब्रह्मन्‌ | 
हे निष्पाप, में भी इसका अन्त होने पर तुम्हारे धाम को जाऊंगा” ॥३१॥ 

“श्री शुकदेवजी बोले--विश्वनाथ भगवान्‌ के इस प्रकार कहने पर देवताओं 
के सहित श्रीत्रह्माजी उनको प्रणाम करके अपने लोक को चले गये” ॥३४॥ 

“इसके अनन्तर, द्वारकापुरी मे नित्य नये महान्‌ उत्पात होते देखकर 
अपने पास आये हुए बड़े-बुढ़ों से भगवान्‌ ने कहा? ॥३श॥ 

“श्री भगवान्‌ बोले--आजकल यहां सब ओरे से ये बंडे-बड़े उत्पात होते 
रहते हैं और हमारे कुल को ब्राह्मणों का दुस्तर शाप भी लगा हुआ है। अतः हे 
आर्यंगण, यदि हंम जीना चाहते हों तो मेरी सम्मति मे अब हमको यहां नहीं 
रहना चाहिये। आओ, अब अधिक विलम्ब न करके आज ही परम पवित्र 
प्रभासक्षेत्र को चले, जिसमे स्नान करेने से चन्द्रमा दक्षप्रजापति के शाप से प्राप्त 
' हुए क्षयरोग से मुक्त हो गये थे और दोषमुक्त हो जाने के कारण उनकी कलाएं 

फिर चढ़ने लगी थीं | हम भी उसीमें स्नान करके पितरों और देवताओं का तपण 
' करेगे और उत्साहपूर्वक नाना सुस्वादु व्यज्जनों से उत्तम ब्राह्मणों को भोजन करावेगे 
इस क्षेत्र मे श्रद्धापूर्वक-सत्पात्र को दान देकर हम उस दान के द्वारा इन महान्‌ 
संकटों को उसी प्रकार पार कर जायेगे जैसे लोग सुदृढ़ नौका में बेठकर समुद्र के 
पार हो जाते हैं? ॥३४-३८।. हे 
उधर बह्मदेव गये, व इधर द्वारका में नित नये उत्पात द्वोने क्नगे । तब श्रीकृष्ण ने जो 
बंडे टूरदर्शी व ब्यवद्दारक॒शत्न थे, बड़े-बूदों से कद्ा--डबिमानी इसीमें है कि हम अब प्रसासच्षेन्न 


बन 


ब् # 


अध्याय ६.: उद्धव की चिन्ता... ५६१ 


फो चले चलें, द्वारका अब रहने ज्ञायक नहीं रद्द गई । ये नाल्ायक यदुवंशी अरब इसे तहस-न॒द्स 
करने पाले हैं। अच्छा हो कि हम तीर्थ में चलकर दान-धर्मादि ऐसे शुभ कृत्य कर जिनसे इन 
संकर्टों से पार पा सके । भूखों व सुपान्नों को भोजन व दान महान्‌ पुणय माना गया है। वेसे ही 
कु-पात्रों को दान--“मा प्रयच्छेश्वरे घनम्‌/?--हानिकर है। कुपात्र स्वयं उसका दुरुपयोग करता है 
जिसकी जिम्मेवरी से दावा बच नहीं सकता । एक मत यह दे कि जो हमारे दरवाजे मांगने आ। 

गया, उसके पातन्नता का इससे बढ़कर प्रमाण क्या है ओर हम पाजन्नता को देखने वाले भी कौन 
: होते हैं ? जो आ गया, जिसने हाथ पसार दिये, उसे नारायण सममके ही दे देना चाहिए | मगर 
घर्मशास्त्रों में तथा श्रीकृष्ण ने हमेशा सत्पान्न को ही दान देने का उपदेश क्या है। इस मत-भेद 


का कारण यहां समर ले तो भ्रच्छा होगा । 
है 


. मलुष्य की तीन भूमिका होती हें--पहुली भेद-भाव की अ्रथवा स्वार्थयुक्त । दूसरी 

विवेक की श्रथवा न्याय-युक्त । भौर तीसरी श्रद्षेत की अ्रथवा श्रध्यात्म की । पद्चक्ी भूमिका चाले 

दान-घर्म में मावजा पाने की आशा रखते हैं । दूसरी भूमिका वाले सामने वाले की आवश्यकता 

देखकर दान देते हैं। और मेरी समझ से तीसरी भूमिका वाले सबको नारायण समझ कर ही 

व्यवद्दार करते हैं । अतः सम्भवतः पात्नापान्न का विचार उन्हें अग्नाह्म द्वो। पहली भूमिका के 

लोगों को दूसरी में ले जाने के व दूसरी भूमिका वालों को पद्चक्ती में न गिरने देने के उद्देश से- 
न्न को देखकर दान देने का विधान किया गया है । 


“श्री शुकदेवजी बोले--है कुरुकुलनन्दन, राजा परीक्षित भगवान्‌ का ऐसा 
आदेश होने पर प्रभासतीर्थ को जाने- के लिये यादव लोग अपने रथ आदि 
सजाने लगे? ॥३६॥ . ' 

“यह सब तैयारियों देखकर, भगव।न्‌ की आज्ञा सुनकर ओर नित्यप्रति के 
अरिप्टसृचक उत्पात देखंकर श्रीकृष्णचन्द्र के अनुगव भक्त उद्धवजी एकॉन्‍न्त' मे जा 
जगत्‌ के इश्वर भगवान्‌ ऋष्ण के चरणों पर शिर रखकर प्रणाम करने के अनन्तर 
हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे” ॥४०-४१॥ 

“उद्धवजी बोले--जिनके सुयश का श्रवण और कीर्तन परम पत्रित्र है ऐसे 
हे देवदेवेश्वर, हे योगेश्वर, आपने समर्थ होकर भी जो त्राह्मणों के शाप का 
अतिकार नहीं किया इससे हे प्रभो, प्रतीत होता है कि इस कुल का संहार करके 
आप भी इस लोक को अवश्य छोड़ देगे” ॥४२॥ 

| “हे केशव, में तो आपके चरण-कमलों को आधे क्षण के लिये भी छोड़ना 
नहीं चाहता, अतः हे नाथ, झुमे भी अपने साथ अपने धाम को ले चलिए”॥४१॥ 

... श्रीकृप्ण का ऐसा आदेश पाकर जब सब यादव प्रभास जाने की तैयारी में अपने- रु 
अपने रथादि सजाने छगे तब परम भगवद्ञक्त उद्धव को चिन्ता हुईं व उन्होंने अकेले में श्रीकृष्ण 
से प्राथना की । भगवन्‌ ! मुझको यहाँ अकेला छोडकर आ्राप स्वधाम को न सिधारें । मुझे सी अपने 
साथ ले चल । भक्तों के दो प्रकार होते हं---“एुक तो वे जिन्हें भगवान्‌ या इष्टदेव की समीपता 
के सिचा, उनको प्रत्यक्ष सेवा के सिवा सन्‍्तोष नहीं मित्रता । दूसरे वे जिन्हें उनका कार्य अधिक 


रा 


श्धर्‌ भागवत-धर्म या जीवन की कृतार्थता 


प्रिय होता दै। उस कार्च-सिद्धि के क्षिए उन्हें जहाँ कहीं रहना पढ़े व जो-कुछ करना पड़े उसमें 
उन्हे कोई उच्च नहीं होता | बल्कि उसीमें वे आनंद व सुख मानकर कृतकृत्य होते हैं। पहले की 
प्रारम्भिक व दूसरे की झागे को भूमिका समझूनी चाहिए । 

“है ऋण, आपकी क्रीडाएं मनुष्यों का परम-मदड्गल करने वाली हैं, उसः 

कर्णाम्तका पान करके आपका भक्त अन्य समस्त इच्छाओं को त्याग देता है?॥४४॥ 

उद्धव ने कद्दा कि में इसलिए झापके साथ ही रहना चाहता हूँ कि जिससे आ्रापकी 
लीलाएं--घरित्र देख-देखकर व सुन-सुनकर मोद-मंगद्ध को प्राप्त करूँ। एवं अपने मन की 
सिवा आपके दूसरी सब इच्छाओं को छोड़ सकूँ । क्‍योंकि इस प्रकार नि रुएद्द बनाने का सामर्थ्य 
अकेले श्रापमें--आपके सान्निध्य में ही है । ग 


“सोने, बैठने, घूसने, घरमे रहने-ओऔर स्नान, क्रीड़ा तथा भोजन करने 
आदि समस्त व्यापारों में निरंतर आपके साथ रहने वाले आपके प्रेमी भक्त हम 
लोग अपने प्रिय आत्मा-रूप आपको कैसे छोड़ सकेंगे? ॥४५॥ 

“आपकी भोगी हुई माला, चन्दन, वस्त्र और अलझूारों को धारण करने 
तथा आपका उच्छ्िष्ट (जूठन) भोजन करने वाले हम आपके दास आपकी माया 


को अवश्य जीत लेंगे” ॥४६॥ 

फिर वे दल्नील देते हैँ कि जो श्रापके साथ सदा-पवंदा रद्दते हैं वे हम श्रापके भक्त 
अब आपको छोड़कर केले रह सकेंगे ? फ्योंकि हम तो नित्य आपकी पहनी मात्ना पहनते हैं, 
आपकी जूठन खाते हैं और इस तरद्द आ्राशा रखते हैं कि'आपकी सेवा से भापकी दुस्तर माया 
को एक दिन तर जायेंगे । आपसे दूर रहकर हम इस उद्देश में केसे सफद्व हो सकते हैं ९ 

“इंशवास्यमिंद॑ सर्व यत्‌किल्च जगस्या जगत । 
तेन स्यक्तेन मुझीथा: मा गृध- कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ (ईश०) 

इसमें बताये 'तेन त्यक्केन भुन्‍्जीधाःः--ईश्वर के त्यागे हुए का उपभोग करो--के 
अनुसार उछुव आदि भगवान्‌ की भुक्त वस्तुओं का उपभोग करते थे । इसका भावाध॑ तो यह दे 
कि मनुष्य जो कुछ प्राप्त करे वद्द पदहल्ले भगवान्‌ को या उसके मूततरूप--संसार या समाज-- 
को अ्रप॑ण करके उसकी श्रावश्यकता से जो बचे उसको स्वयं ग्रहण करे। अर्थात्‌ हमारे पास जो 
कुछ दे उसके माज्निक हम नहीं, बल्कि परमात्मा या सम्राज है | हम तो केवह्न उसके दिये को पाने 
के अधिकारी हैं भर उसीमें हमें सन्‍्तोष मानना चाहिए । उसीमें हमारा कक्याण भी है । 

आजकद्ध एक विचार-घारा यद्द चढ्गी है कि मनुष्य को व्यक्तिगत सम्पत्ति रखने का 
अधिकार नहीं । जो-कुछ है वह सब समाज का है । कइयों को यद्द नई बात मालूम द्वोती दे, 
ओर इसलिए वे उसका विरोध भी करते दें। किन्तु दर-असल इसमें, कोई नवीनता नहीं है। यद्द 
तो हमारे ऋषियों का बताया बहुत प्राचीन सिद्धान्त है । और भक्तिमार्ग का तो मुललमन्त्र दी द्दे। 
केवल्ल अनभिज्ञ ही हस तत्व को नवीन बता सकते हैं या नवीन समझकर उसका पिरोध कर 
सकते हैं। घस्तु नवीन हो या प्राचीन, हमसें तो उसके गरुण-दोष पर विचार करके दी राय बनानी 
व देनी चाहिए । पर यदि कोई बात कट्ठी से नवीन रूप में आई हो तो इतने ही से भड़क उठना 
न चाहिए । यदि वह हमारी प्राचीन पस्तु से मिलती है तो विरोध का कोई कारण ही नहीं है। 


अध्याय ६ : उद्धव की चिन्ता. - .... १६३ 


यदि नहीं /मित्नती है, डिन्तु क्राज हमें डपयोगी मालूम पड़ती दे तो भी उसे अपनाने सें द्विचक न 
होनी चाहिए | इसी तरह से हमारे विचार व ब्यवहार-जगत्‌ की. सम्तद्धि सम्पन्न होती है । 

“जो बाताहारी (वायु भक्षण करने वाले) ऊरध्वेरेता और अध्यात्मविद्या में 
श्रम करने वाले ऋषिगण हैं तथा जो निर्मेलचित्त शान्त संन्‍्यासी हैं वे आपके 
ब्रह्मपद को प्राप्त होते हैं?॥४७॥ हम 

“किन्तु हे महायोगेश्वर, हम तो इस कम-कलाप में पड़े हुए ही आपके 
भक्तों के साथ आपके चरित्र, बोलचाल, गति, मुसकान, चितवन, परिहास और 
साया मानवरूप से की हुई अन्यान्य चेष्टाओं की परस्पर चर्चा, स्मरण तथा कीर्तन 

* करके ही आपकी दुस्तर माया को पार कर लेंगे” ॥४प८-४६॥ 

जन्होंनि कद्दा--आपके साधक तीन प्रकार के होते हें---तपस्वी, ज्ञानी ओर भक्त । 
त्तपी वे जो सख प्रकार के कठोर संयम से घत-पालन करके आपसे वरदान लेते हैं । ब्रह्मच्य साधके, 
हवा-पत्ते खाके, पव्चाग्नि तपके। ज्ञानी वे जो श्रात्मा व परमात्मा तथा जगत्‌ व आत्मा के 
सम्बन्ध व स्वरूप को अच्छी तरह जानकर एक ओर आप में जीन रहते हैं च दूसरी ओर या तो 
जगत्‌ से विरक्त द्वो जाते हैं या 'जज्ञ में कमत्नवत”ः रहकर संखार+ब्यवद्दार करते हैं। इन दो 
श्रेणियों के ज्ञोग तो चित्त शुद्ध होने पर आपके ब्रह्मघाम को पाते हैं; पर तीसरे हम, भक्त, जो 
भापके द्वी भरोसे अपनी नया छोड़े हुए हैं, और कर्म-मार्ग में पड़े हुए हैं। उनके पास आपकी 
मोद्दिनी साया को पार करने का उपाय आपके कीत्तंन, भजन, श्रात्म-निचेद्न के दूसरा नहीं है। 
हमारा सद्दारा तो आपके मानव-रूप की ल्लीलाएं ही हैं । 

“श्री शुकदेवजी बोले-हे राजन्‌, इस प्रकार निवेदन किये जाने, पर भगवान, 
देवकीनन्दन अपने अनन्य और प्रिय भक्त उद्धव से बोले” ॥४०॥ 


अध्याय ७ 


दत्तात्रेय का शिष्य-भाव 


[ उद्धव की इस बिनती पर श्रीकृष्ण ने उसे कहा कि आज से सातवें दिन द्वारकापुरी 
को समुद्र डुबो देगा--कलियुग का दौरूदौरा ससार में हो जायगा | प्रजा की अ्रधर्म में रुचि हो 
जायगी। ञझत, तुम सबसे निर्मोद्द होकर सर्वत्र समहाट रखते हुए मुझमें चित्त लगा कर रहो | 
भेद-बुद्धि छोड़ने से जान विज्ञान में युक्त होने पर जब तुम समस्त देह-घारियों के आत्म-स्वरूप हो 
जाओगे तो फिर ससार के कोई विष्न तुम्हें बाघा न पहुँचा सकेगे। इसका जीता-जागता उदाहरण 
श्री अवधूत दत्तात्रेय का है जिन्होंने २४ गुरु करके ऐसी स्थिति प्राप्त की है। में इसी प्राचीन 
इतिहास के द्वारा तुमको यह बात समझाना चाहता हूँ। यह कहकर अगले तीन अध्याथों में 
अवधूत ने २४ गुरुओं से क्या-क्या सीखा, इसका वर्णन किया है ।| 

“श्री भगवान्‌ वोले--हे महाभाग उद्धव, तुम जो कुछ कहते हो में वहीं 

करना चाहता हूं : ब्रह्मा ओर महादेव आदि लोकपालगण मेरे गोलोकगमन 
इच्छुक है” ॥१॥ ु 

“मैंने यहां देवताओं का सम्पूरों काये समाप्त कर दिया है। इसी के लिये 

मेंने जक्माजी की आर्थना से अपने अंश बलदेवजी के साथ अवतार लिया था” ॥२॥ 

“अब विग्रशाप से दग्ध हुआ यह कुल भी परस्पर के युद्ध से नष्ट हो 

जायगा और इस द्वारकापुरी को आजसे सातवें दिन समुद्र डुबो देगा? ॥१॥ 


एकनाथ मदाराज़ के शब्दों में ह्वारका का सरस वर्णन सुनिए--- द्वारका के बाह्य प्रदेश 
में जीव-शिव रमण करते हैं । वसन्‍्त सुमन को सदा सुप्रसन्न रखता है। ताप-सन्‍्ताप रिसी को 
द्ोता ही नहीं । विमल प्रेम से कमल खिल रहे हैँ | कृष्ण पटपद गुजार कर रहे हैं जिसे सुनकर 
गन्धर्व मुग्ध होकर छुप बैंठे हैं। सामवेद भी भोन हो गये हैं। द्वाक्तों के गुच्छ डोल रे हैं। 
मुक्त-परिपाक से उनमें बढी मिठास श्रा गई है। सब काम यहां पूरे हो जाते है श्र उनकी 
मिठास बडी ही मीठी दोती है । कृष्ण-कोकिल्राएँ अपनी मधुर वृत्ति से निःशव्द का शब्द कूजन 
करती हैं, जिसे सुनकर सनकादिक सुखी होते शौर प्रजापति तटस्थ हो जाते है। मोर आझानंद से 
ऐसे नाचते हैं कि अप्सराएँ नाचना बन्द कर ठेती हैं और उम्राकान्त श्रपना ताण्डब दुत्य भूल 
जाते हैं । ऐसी श्रदूमुत दरि लीजा है। द्वारकावासी विमल-हंस सुक्त-मोती द्वी खुगते हैं जिसे 
देखकर परमहंस के भी जार टपका काती है। छ॒ुकादि पत्ती इसी क्वीज़ा का थजुवाद करते हैं 
जिस सुनकर वेदान्त दंग रद्द जाता हैँ । द्वारका के पंक्षियाँ की बोली से ग़ुह्य का युद्याथ प्रकट 
होता है| द्वारका में बड़ा पका सौदा होता है। प्र वहां दो अदरों का सच्चा सिका ही चकल्षता 
है। जैसा कैना वेसा देना । किसी के लिए कुछ भी कम न होगा। यही यहा का ब्यवद्वार है ।?? 


8 रु 
हि 


> 


अध्याय ७; दत्तात्रेय का शिष्य-भाव १६४ 


- “तथा है साधो, जिस दिन में इस लोकको छोड़ दूँ गा उसी दिन से यह 
मंगल हीन होंकर शीघ्र ही कलियुग से अभिभूत हो जायगा” |... 
५इत्ष प्रेथिवीतल् को मेरे छोड़ देने पर.फिर तुमको भो ग्रहां ,नहीं रहना 
चाहिए । क्योंकि,हे भद्ग, क़लियुग में प्रजा की रुचि अधमेमें ही. होगी ॥५॥ 
“अब तुस अपने कुटम्बी बन्धुजनों-का सम्पूर्ण मोह छोड़कर मुभंमें भल्ती 
भांति चिद्र लगाकर सर्वेत्र समहृष्टि रखते हुए स्वच्छन्दतापूर्वक प्रथिवी पर 
विचरो” ॥॥॥ 


क्ृष्णजी ने उद्धव का प्रस्ताव मेंजूर नहीं किया । और उन्हें यही सलाद दी क्वि तुम 
सुरूमे मन क्षगाकर सब कुट्ठम्बियों से मोह्द-साया छोडकर यद्दी संसार सें विचरो । क्योंकि वे नहीं 
चाहते कि उनकी चरण-सेवा के लिए उनके पा& भक्तों की भीड़ बनी रहे | वे तो उन्हें मुक्त बना 
कर संसार के दुःखी, पीडितों, पतितों के उद्धार के लिए सुरक्षित करना, चाद्वत हैं,। उन्होंने यह 
चेतावनी भी दे दी कि श्रब मेरे चले जाने पर जमाना बुरा आने- पाला .दै। लोगों में अधमं--- 
अनीति---कलह जोर मारेगा । अतः डसमें तुम तभी टिक सकोगे, जब सब में समान दृष्टि रखकर 
चल्नोगे व मुकको कभी नहीं भूलोगे | चौबीस घण्टे अपने दर काम में सोते,,जागते, अ्रकेले, भीड 
में यही समझो कि में तुम्दारे सामने हूं । तुम्हारे हर काम व हर भाव को देखता हूँ, इतनी जागृति / 
रखकर चल्लोंगे तो बेखटके रहोगे । यह कल्निकातज्न तुम पर कोई श्रत्वर न कर पावेगा । जब मेरा 
नाम लेते द्वी प्रेमाश्र बहने लगे तब समझना कि तुम्हारी उपासना पूरी हुईं, तुम कृतार्थ हो गये । 

में तो ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर देवकार्य करने श्राया था । श्रतः उसकी पूर्दि के 
बाद मेरा यहाँ रहना जरूरी नहीं है। तुम्हारा अभी प्रारब्ध शेष है, अतः तुम तबतह मेरे बताये 
माग पर चलते हुए यहीं रहो । | 


हद 


“मन, वाणी, नेत्र ओर कर्ण आदि से यह जो कुछ प्रतीत होता है सब , 
नाशवान्‌ है । मनोमय होने के कारण इसे तुम माया ही जानो” ॥७॥ 

क्योंकि श्रॉँल्ल, कान, मन आदि इन्द्रियों से यह जो कुछ हमें जगत्‌ में या जगत्रूप 
भासता है वह सब नाशवान है, आज है, कुत्न नहीं है । आज एक रूप है तो कंज् दूसरा । आज 
एक नाम से दे तो कक्ष दूसरे से । इसका क्या भरोसा किया जाय तुम पूछोगे कि तब यह हैं क्या ? 
तो समझो कि यद्ट सब मन का खेल है, माया है | जगदीश्वर के मन में एक कल्पना आई कि -में 
एक से बहुत दो! और यह जगत्‌ रूप बन गया। ससय पाकर दस सब नाम-रूपंघारी बने । 
ईश्वर को दृष्टि में यह एक खेल दे, नाटक है जिसके दृश्य सतत' बदलते रद्दते दें । जिन्हे यद्द तत्त्व 
मालूम है वे इस रहस्य को जान लेते हैं और इसके 'घोखे में नद्दी आते । जो नहों जानते थे इसे 
सच समझकर---यानी जो यह दीखता है उसी को वास्तविक व स्थायी वस्तु मानकर इसी के 


अमोद-अमोद्‌ में फँसे रहते: हैं। अ्रतः में तुमको सावधान कर देना चाहता हूँ कि तुम इसके चक्र 
में मत पढ़ी । ठुम तो मुझमें द्वी ध्यान लगाओ । ह 


“असंयतचित्त पुरुष को ही मेद-बुद्धि होती है । वह गुण दोषमय भ्रम ही 
हे। उस गुण-रोषमयी बुद्धि के ही कर्म, अकर्म और विकमेरूप भेद है । इसलिए - 


१६६ भसागवत-धर्म या जीवन की कृताथता 


चित्त और इन्द्रियों का संयम कर इस जगंतू को अपने आत्म! से और अपने 
व्यापक आत्मा को मुझ परमात्मा में देखो” ॥८-६॥ ड़ 


यह संसार में जो नाना रूप या विषय दिखाई देते हैं, ये वास्तव में एक ह्वी पस्थु- 
तत्त्व के विविध नाम-रूप हैं। जिन्होंने अपने सन को संयम में रखकर इस प्रश्न पर विचार किया « 
हैँ उन्होंने तो यद्द रहस्य जान जिया है | परन्तु जो अयुक्त -असयनवित्त हैं वे इसको इसी रूप 
में सही मानते हैं और इसलिए एक को अ्रच्छा, दूसरे को बुरा कहते हैं। यह भी उनका भ्रम ही 
है । वास्तव में यद्द सब एक ही ब्रह्म दे । हसमें अच्छा-बुरा यद्द भेद ऊपरी दृष्टि से ही है। जेसे 
एक पेड़ की ढात्, पत्ते, फूल, फल जुदा-जुदा दीखते हैं, पर असब्न में वे एक ही पेढ़ का विकास 
है । उसी तरह यद्द सारा विश्व एक ही परमात्म-तत्त्व का विकास है। अपने अ्ज्ञान से हम इसमे 
नाना भकार के गुण-दोष देखते हैं। ओर जिसे गुण या अच्छा सममते हैं उसकी प्राप्ति, रक्षा 
सम्रह शआ्रादि के लिए यव्म करते हैं, जिसे दोष या चुरा सममते हैं. उसको छोड़ने, फेंकने उससे 
दूर रहने का प्रयत्न करते हैं । इन्दीं प्यत्नों में दूसरों से हमारे लड़ाई-मूगड़े होते हैं। यही हमारे 
कर्मों, विकर्मों या अकर्मो की जह़ है। अच्छा समझकर उसे पाने का यत्न करना कर्म, उलटे कार्य 
करने से वह प्राप्त हो सकती द्वो या घुरी वरुतु की प्राप्ति से बच सकते हों तो ऐसे कार्य विकम 
कहलाते हैं । सूढ़ बनकर बेंठे रहना अकरम है। फिर इन सब के वेसे ही फल भी निकलते हैं जो 
हमें भोगने पढ़ते हैं। इन कर्मो व फलों का असर फिर हमारी बुद्धि पर द्वोता है, जो हमें तदनुसार 
अगले कर्मो के लिए प्रेरित करती रद्दती है। इस तरद्द इस भेद-चुद्धि से यह सारा संसार-'क्र 
सल्षता रददता है , 


अतठ* तुस एक उपाय करो । अपनी हन्द्रियाँ और मन के आवेगों को रोककर--- 
सांसारिक बाह्य विषयों से मन को हटाकर सबसे पहले अपनों आत्मा में ही सारे संसार को 
देखना श्रारम्भ करों । अर्थात यद्द श्रनुभव करने लगो कि मेरी श्रात्मा ही यह जगत्‌ है। उसी का 
यह विकास या फैलाव है । इसमें, सुकम व संसार में तच्चतः कोई अन्तर नहीं है। मुलवस्तु 
दोनों में एक ही है । सारे पेढ़ में एक द्वी जीवन-रस दे, जो उसके भ्रत्येक पत्ते , डाल, कली, फूल, 
फंक्ष में पहुँचता है। घैसे ही जो आस्मा मेरे श्रनेद्र ग्याप्त होकर मेरी प्रत्येक इन्द्रिय को चेतना 
' डुता है, वही सारे जगत्‌ में चेतन-शक्ति के रूप में व्याप्त है। मन को विषयों से हटा कर जब 
शान्त चित्त से तुम इसका विचार करोगे तो तुम्हारा एकाग्र मन तुरन्त इसकी प्रतीति तुम्हे 
करा देगा । 
इसी तरह तुम यह भी भ्रचुभव करो कि यह जो संसार में ब्यापक तत्त्व--श्राव्मा--- 
है वद्द सुर परमात्मा का ही एक अंश है। पह उससे भिन्न- नहीं है। अनन्त-अ्रपार चेतन-समुद्र 
के एक अंश-सात्र से यह सारा जगत्‌ श्रजुप्राणित, सन्नाज्नित, जीवित व कार्य-क्षम हो रहा दै। 
ज्गत्‌ में व मनुष्य-देदद मे एक ही आत्मा समाया या पिरोया हुआ है। इसका एक सीधा-स्ता 
व्दाहरण देता हूं। हम अक्सर एक-दूसरे के सुख-दु.ख से सुखी-दुखी द्वोते दें । भले ही सांप, 
शेर व शत्रु ही क्‍यों न हो, जब घद्द सारा जाता है, पीढित द्वोता द्वे तो हमें दुःख क्यों होता है १ 
सबके प्रति हमारे हृदय में प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, दया, सहयोग का भाव क्यों पाया जाता दै ९ 
इसका एक ही उत्तर दै कि दोनों मे एक ही आत्मा, चेतन, प्राण तत्व है। इम असद्भ में पुक 
शक्ति के भिन्न-भिन्न रूप हैं। है | 


ल्‍्ः न रा 


अध्याय ७ : दत्तात्रेय का शिष्य-भाव * १६७ 


“इस प्रकार ज्ञान और विज्ञान से युक्त होने पर तुम समस्त देह-धौरियों के 
आत्म-स्वरूप हो जाओगे तथा आत्मानुभव से ही सन्‍्तुष्ट होने के कारण फिर 
विध्नों से बाधित न होगे ॥१०॥ 

में ओर ईश्वर एक हूँ; यह ज्ञान है, में ओर जगठ एक हैं, तथा जगत्‌ व परमात्मा 

भी एक ही है, यद्द विज्ञान हुआ ।* इस प्रकार जब तुम ज्ञान व विज्ञान से युंक्त हो जाओगे तो 
समस्त देहधारियों में अपने-आपको रद्दता व समाया हुआ पाओगे । उनके लिए तुम भाव्म- 
स्वरूप हो जाओगे । तब तुम्हारे मन में भेद-भाव न रंहेगा ओर इसब्विए उसके सुख-दुःख, द्वानि-' 
ज्ञास, यश-अपयश से भी परे रहोगे । यही अधत्मानुभव कहत्ताता है । इससे तुस अपनेको स्वदा 
सल्तुष्ट व कृतार्थ अनुभव करोगे। फिर जिन विष्न-बाघाओ से डर कर तुम मेरे साथ चलना 
चाहते हो, उनसे बाधित न हो सकोगे । 


१ यहा चतु:छोकी भागवत व उसका एकनाथकृत अनुवाद पढ़ लेना लाभदायी होगा--- 
॥ अ्रत्मेवासमेवाग्र नान्यग्रत्सद्सत्परम | 
पश्चादह यदेतश्व योडइ्वशिष्येत सोट्स्म्यहम्‌ |?” रे 


सृष्टि के पुर्व में में निज-स्वरूप शुद्ध निर्विकल्प स्वानन्दकन्द-स्वरूप अनूप पुणे ब्रह्म था | 
उम्र पूर्ण मे न सत्‌ था, न असत्‌ । सत्‌ अर्थात्‌ सक्मममूल, असन्‌- अर्थात्‌ नश्वस्मूल। सृष्टि के 
पूर्व में मैं इन सदसत्‌ के परे निर्मल स्वरूप में था। 
जो चीनी की मिठास है वही चीनी है। वेंसे ही चिदात्मा जो'है वही यह लोक है। 
ससार में मुझूस भिन्न और कुछ भी नहीं है । सुबर्ण ही सुवर्णालकार बनता है, तन्तु से पठ मिन्न 
नही रहता, मत्तिका से भिन्न घट नही रहता, उसी प्रकार स्थूल-सूक्ष्म ससार मेरी चित्सत्ता स भिन्न 
नही रहता । जेसे वट और वट की जडे है वेसे ही मे परमात्मा और ये लोक हैं | प्रलय के पश्चात 
भी मे केसे हूँ, यह देखो | कछुआ अपने अवयव बाहर फैलादा है और फिर समेठ लेता है। दोने 
अवस्था मे कछुआ कछुआ ही है | वेसे ही माया के फेलाव मे भी और माया के समेटने मे भी 
से ही एक परमात्मा हैँ | वासपये सृष्टि के आदि, मध्यान्त में एक नारायण के सिवा और कुछ भी 
नही है। वैसे ही सब नाम-रूप-संबंध हैं। भूत-भूतादि भेद है। उनके लय हो जाने पर में ही 
स्थानन्दकन्द परसानन्द निज्ञ रूप मे रह जाता हूँ। जिसे वस्त्र कहते है यथार्थ में वह तन्‍्ठु ही है। 
बसे यह जगत्‌ यथाथ में चिद्रप है। इसलिए सृष्टि के आरम्भ मे में हूँ। सष्ठि के रूप में में 
त में सृष्टि का नाश होने पर मे ही अविनाशी सच्चिदानन्द रह जाता हूँ। 
हे ऋतेडथ यपत्यवीयेत न प्रतीयेत चात्मनि । 
तहिदात्मनो माया यथाभासों यथातमः ॥ 


में परमात्मा अधिष्ठान हूँ। उस मुझ सत्वार्थ को न देखकर जो-जो कुछ ढं त भान 

(ता है वही माया है । कनक बीज खाने से जेसे मनुष्य सुध-बुध खो देता है फिर जहा कुछ भी 

नहीं होता वहा व्याप्र, वानर, शश आदि नाना प्रकार देखता है बसे ही मोह में माया का, यह 

भास है। सूर्य के अदशन होने से तम प्रबल होकर बढ़ता है, पर सूर्योदय होते ही तम कही नहीं 

रह जाता । माया की भी वैसी ही बात है। आत्म-स्वरूप स्वय आनन्दघन है, नित्य है, निर्धर् 
है, निगु णु है। उस स्वरूप में जो मै-पन स्फुरित होता है वही माया का जन्म स्थान है। 


ह 


१६८ भागवत धर्म या जीवन की कृतार्थता 


“इस अकार गुण-दोष दोनों प्रकोर की बुद्धि से छूटा हुआ पुरुष न तो दोष 
दृष्टि से निषिद्ध का त्याग करता है और न गुण-न-बुद्धि से विहेत का अनुष्ठान 
करता है : जिस प्रकार कि बालक” ॥११॥ 

इस प्रकार तुम गुण-दोष छुद्धि से सी परे हो ज्ञयश्रोगे। तब तुम्हारा आचरण एक 

वालक-सा सरल स्वाभाविक हो जायगा। बालक जो-कुछु करता है सहज स्वभाव से करता है 
अच्छा काम्र कर बेठा तो गुण या अच्छाई के विचार से नहीं | साइसी या चुरा कर बैठा तो वह 
भी छुराई की भावना से -नहीं । उसकी सहज प्रवृत्ति जैसी प्रेरणा करती है वैसा वह करता चला 
जाता है। ऐसी ही बृत्ति ज्ञानी की हो जाती है। ज्ञानी अपने ज्ञान व साधना के बल पर चित्त 
की ऐसी सहज स्थिति बना लेता है कि गुण-दीष के प्रभाव से क्म-कलाप अलुप्राणित नहीं होते, 
वल्कि सहज प्रेरणा से । जब तक मेद-चुद्धि, द्वोत रहता है तब तक अपने-आप झअच्छे-चुरे का 
खयाल आा ही जाता है व उसके प्रभाव से बचना असंभत्र हो जाता दहै। श्रद्दे त-सिद्धि द्वोने पर 
ही मन की ऐसी सहज अ्रवस्थां हो जाती हैं कि भावना, ज्ञान, कम एक साथ प्रवर्तित होते रहते 
है। द्व तावस्था में--साधकावस्था में---पहले भावना जगती है; सन में कोई भाव पेंदा होता है, 

या प्रेरणा उठती है, फिर ज्ञान था बुद्धि से हम उसके गुण-दोष की विवेचना करके एक मिश्चय 


बा 


देह भिथ्या छाया है। स्वख्प-प्राप्ति मिथ्या माया है। यह संच जानो कि छाया- 

माया समान है| यह भी जानो कि निजास्म-प्राप्ति के त्रिना निज माया नहीं छूट सकती। उस 
आत्म-प्राण्ति के लिए सदगुरुचरणों की सेवा करनी चाहिए। 

८ “यथा महान्ति मूतानि भूतेषूचावचेष्वनु । 

प्रविष्यन्यप्रविष्यनि तथा तेषु न तेष्चहम्‌ | [2 

जिस प्रकार पृथ्वी आदि महाभूत अपने छोटे-बडे ऊँच-नीच सभी कार्मों में घुसे हुए 

हैं, वे उन कार्मों में दिखाई देते हैं, परन्तु तत्त्वतः देखा जाय तो वे घुतते हुए नहीं हैं। क्योंकि ये 

कार्य होने के पूर्व ही कारण-छप से वे वहा मौजूद हैं। उसी प्रकार मेंने इस ससार में प्रवेश किया 

शेसा मालूम होता है, क्योंकि इस विश्व में में सर्वत्र व्याप्त हूँ: और सर्वत्र मिलता हूँ। परन्तु 

वत्वतः मेने इस स़सार में कभी प्रवेश किया हे ऐसा नहीं है। क्योंकि ससार-निर्माण करने के 

पूर्व कारण-रूप से में मौजूद ही था । ्‌  *+ - 

. मैंने इस स॒प्टि में प्रदेश न करके भी प्रवेश किया है। स्वय न चल करके भी में ससार 
को चलाता हूँ। यहा छोटे-बढ़े सव शरीरों में महाभूत कार्यरूप में घुसे हुए दिखाई देते हैं। परल्तु 
कारण-रूप में घुसे हुए नहीं हैं। क्योकि पहले से ही हैं। समुद्र को देखिए तो उसमें करोड़ों कल्लोल 
दिखाई देते हैं | पर इन कहलोलों के मीतर सागर केसे समा सकता है १ _ 

मुझसे भिन्न क्या है, जिसमें जाकर मैं बैठू या जिसमे मेरा प्रवेश न हो और मैं उससे 
अलग रहूँ ? मेघ-मुख से गिरने वाले ओले क्या हैं? सिवा इसके कि जलवबिन्दु जमे हुए हैं। उनके 
गलते ही उनके सवीग से जल ही जल निकलेगा । उसी प्रकार जन जो है वही जनाद॑न है। 
जनार्दन जो है स्वय चह्दी जन है। ऐसे अभिन्न जनाददन या जगत्‌ में प्रविष्ट 'केर्से भी अप्रविष्ट 
है | 'समाकर भी समाये हुए नहीं हैं। ॥ 

श्री रामकृप्ण परमहस वहते हैं--“एक ज्ञान ज्ञान है, वहुत ज्ञान अज्ञान हैं।” 


१ 


अध्याय ७ : दत्तात्रेय का शिष्य-भाव १६६ 


करते हैं, तब उसे कार्य-रूप में परिणत करने का आयोजन करते हैं। इन तीनों प्रक्रियाओं से 
काफी समय रूगता है। परन्तु ज्ञानी व सिद्ध की यह त्रिपुरी इतनी सहज दो जाती है कि 
भावना के उठते ही निश्चय व उसके अनुसार कर्म तुरंत शआरम्भ हो जाता है। भावना इतनी 
शुद्ध, ज्ञान हतना तीत्र व कर्मबृत्ति इतनी सजग हो जाती है कि तीनों में कोई संघर्ष नहीं होता । 
सब एक-दूसरे के भ्रनुकूल सहयोगी व सहायता तत्पर रहते हैं । यही पूर्ण सिद्धि है। 
“बह समस्त प्राणियों का सुदृद्‌ (शुभचिन्तक) शान्त और ज्ञान--विज्ञान के 
अटल निश्चय से सम्पन्न होता है : तथा सम्पूर जगत्‌ को मेरा ही स्वरूप देखता 


हुआ फिर किसी [विपत्ति में नहीं पढ़ता” ॥१२॥ 
इस तरह जब वह्द ज्ञान-विज्ञान से इस निश्चय पर पहुँच जाता है कि सब में एक ही 
परमात्मा बसा हुआ है तो स्वभावतः ही वह सबका सुहृद्‌ दो जाता हैं अब वह किसे अपना शत्रु 
समझे ? उसके तो सभी मित्र, सखा, भाई या आत्मरूप ही हैं न? इस विचार और अल्ञुभूति से 
उसके मन के सब इन्ह, सब संघर्ष मिट जाते हैं । वह शानन्‍्त द्वो जाता है। फिर उसे कोई विपदा 
क्‍यों सताने लगी १ जब संसार का प्रत्येक पदार्थ में हूँ, तो फिर में ही क्‍यों अपने को कष्ट देने 
लगा, विपत्ति में डालने लगा ? जिसे साधारण लोंग विपत्ति सममते'हैं वह भी तो में ही हू । 
जब इस रूप में दम विपत्ति को देखेंगे, तो वह हमें परमात्मा ही दिखाई देगी। उससे जो भय 
हमें मालूम होता है वह मन में से निकल जायगा, जब भय चला गया तो फिर वद्द विपत्ति कददाँ 
रद्दी ? दुःख, कष्ट, हानि आदि घुरी इसीलिए लगती हैं कि वे हमें भयभीत करती हैं। सांप से 
हमस इसक्षिए दंष॒ करते हैं कि उसके विष में झृत्यु का भय है। शन्नु से हम इसक्िए चौकनने 
रहते हैं कि उसके श्राक्रमण से हमारी हानि का भय है । भय का अर्थ है अनिष्ट की चिन्ता या 
आशंका । जब सब-कुछ हमारे लिए परमत्मिा-स्वरूप है तो हमारे लिए अनिष्ट क्या रहा ? अब 
हम किस बात की चिन्ता या श्राशंका रखें १ मेरे पास से एक वस्तु--पसममिए सेरी सम्पत्ति--- 
निकल कर तुम्हारे पास या किसी ओर के पास चली गईं तो मुझे उस अवस्था में खटकेगा जब 
में तुमको गेर समझता हूँगा । जब तुस अपने दी दो, में ही हूँ, तो फिर क्‍यों खटकने ज्ञगा ९ जब 
में सबको ही अपना सुहृद्‌ और अपने को सबका सुहृद ससझककर चर्तगा तो कोई सुझपर जोर-जन्न 
भी क्यों करने ज्ञगा १ यदि किया भी तो इसके इतने परिणाम हो सकते हें--दूसरे ही ज्लोग तुम्दारा 
विरोध, प्रतिरोध करने के क्षिएणु खडे हो जायंगे; ऐसी आकस्मिक कठिनाइयाँ खड़ी हो जायेगी कि 
तुम्हारा सनोरथ सफल न हो सकेगा । फिर जबरदुस्ती की नोबत तो उन्हीं वस्तुओं के ज्लिए आा 
सकती है जिनपर मेरा ममत्व दो । मेरी आत्मा व मेरे शरणागत के सिवा मेरे ममत्व की कोई 
विशिष्ट वस्तु मेरे पास क्या रद्देगी ? मेरी आत्मा को जो सबकी ही आत्मा है, कोन किसीसे छीन 
सकता है ? यह भाषा घ विचार ही व्यर्थ है । शरणागत या आश्चित को भी, यदि में सचमुच इस 
स्थिति को पहुंच गया हूँ तो अ्रच्वत्ञ तो कोई हाथ क्गाने का साहस नद्दीं कर सकता; यदि सुमूमें 
कसर रहने से किसीने किया भी तो मुझे उनकी रक्षा व बचाव में भ्रपनी सारी आत्मा व बन्ष 
क्लगाने का साहस मित्ष जायगा | जितनी कचाई मुझमें होगी उत्तना बल मुझे लगाना पड़ेगा । 
नहीं ठो जो विरोधी या आक्रामक होकर मेरे सामने आवेगा वह मेरे कदमों पर आकर गिरेगा। 
या में उसे अपना ही दूसरा रूप समझकर आलिगन करने लगूगा। संसार के इतिहास में 
ऐसे डउदाहरणों की कमी नहीं है। भक्त घ सन्त-साहित्य तो इनसे भरा पड़ा है । फिर यह 


जे 


१७० भागवत-धर्म या जीवन की कृताथथता 


अनुभव-गम्य है । जो ऐसी साधना करने लगेगा उसे इस शक्ति या स्थिति का अजनुभव खुद ही 
होने लगेगा । ह 

“श्री शुकदेवजी बोले--हे राजन | भगवान्‌ का ऐसा उपदेश सुनकर महान्‌ 
भगवद्भक्त और आत्मतत्व के जिज्ञासु उद्धवजी अच्युत को प्रणाम करके इसे 
प्रकार बोले” ॥११॥ 

“श्रीडद्धवजी बोले--हे योगेश्वर, हे योगवेत्ताओं के गुह्य निधि, हे 
योगस्वरूप, हे योग के उत्पत्तिस्थान, आपने मेरे निःश्रेयस (मोक्ष) के लिये 
संन्‍्यासरूप कमम-त्याग का उपदेश किया” ॥१७॥ 

“किन्तु हे भूमन्‌ , हे सर्वात्मन्‌ू , मेरा ऐसा बिचार है कि विषयलोलुप 
लोगों के लिये यह कामनाओं का त्याग कठिन है । विशेषत. आपसे जिनकी भक्ति 
नहीं है उनके लिए तो वह और भी दुःसाध्य है” ॥१५॥ 

भगवान्‌ का यह उपदेश सुनकर, जो कि संन्‍्यास-रूप कर्म त्याग-विषयक थ$ उद्धव 

वोला--दै योगेश, श्राप तो सच योग के जन्मदाता द भरणेडार हैं, अत आपने मुमे यद्द संन्यास 
योग या कामना-स्याग का मार्ग बताया, जिससे मेरा श्रेय हो, में जगत्‌ के सब दु.खों व बन्धनों 
से सवंदा के लिए छूट जाऊँ, झ्िन्तु मेरी एक कठिनाई पर आपने ध्यान नद्दीं दिया। ससार में 
देसे ऊँचे दर्जे के ब्लोग बहुत थोड़े हैं जो अपने स्वार्थ, बिषय-मोग--सांसारिक सुख को छोड़ बेठे 
दों । अधिकांश तो विषय-लोलुप हो हैं, जिन्हें खाने-पीने, मीज-सजा उड़ाने, नाच-रंग करने में 
ही महान्‌ आनंद आता है, व श्रपनी इन काम॑नाशञ्रों को यों सद्दज में केसे छोड देंगे ? जिनका 
मन झ्ापकी ओर है, जो ऊँचा शादुर्श व ध्येय रखते हैं स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार, परोपकार, 
दीन-दुःखी की सेवा करते हैँ, उनके लिए भी यह एकाएक कठिन है, फिर उनकी तो बात ही 
दूसरी है जो आपसे सवंदा विमुख हें। 
ह “है नाथ, ऐसा ही में भी हूं। 'यह सें हूं, यह मेरा है? इस प्रकार की मूढ़ 

बुद्धि से युक्त होकर मैं आपकी माया से विरंचित देह और स्त्री-पुत्रादि सम्बन्धियों 

में निमग्न हो गया हूं। अतः हे भगवन्‌ इस दास को संक्षेप से कहे हुए इस 

संन्‍्यासतत्व का इस प्रकार उपदेश कीजिये जिंससे कि मैं सुगमतापूर्वक उसका 

साधन कर सके?” ॥१॥॥ 

और मैं भी ऐसों में ही एक हूँ। 'में व मेरा! इस ममध्व से मैं भी बरी नहीं हूँ। 

आपकी माया से बने पुन्न, कल्नन्न आदि में मेरा भी सन अभी तक फसा ही हुआ है । अत इतनी 
ऊची बात तो मेरे से भी शायद न सध सके । सो आप अपना उपदेश-रूपी प्रखाद मुझे इस तरद्द 
सरक्ष बनाकर थोड़े में कद्दिण जिससे में उसे सुगमता से म्रद्दण कर सकूँ और साध सके । अर्थात्‌ 
योग व संन्यास तो मेरे बूते का नहीं है, ओर कोई सरल्ञ रास्ता आपके पास द्वो तो बताइए । 

“हे भगवन्‌ , आप सत्यस्वरूप स्वयंप्रकाश आत्मा ही हैं, आपसे अच्छा 
आत्मज्ञान का उपदेशक तो मुझे देवताओं मे भी दिखलायी नहीं देता । ये ब्रह्मा ' 


अध्याय ७ : दत्तात्रेय का शिष्य-भाव १७१ 


आदि समस्त देहधारी आपकी ही माया से मुग्धचित्त होकर इन मायिक पदार्थों 
को सत्य मान रहे हैं? ॥१७॥ 
आपसे ही मैं इस बात की आशा भी रख सकता हूँ । क्योकि आप स्वरय॑ अपने प्रकाश ' 

से प्रकाशित हैं | ्रतः इस विषय में यथार्थ मार्ग-दशंन करने वाला सुझे आपके ऐसा त्रिज्नोकी में 
कोई नहीं दिखाई देता । फिर भाप सत्य-स्वरूप हैं, अतः आप दी सन्‍्मार्ग दिखा भी सकते हें। 
आप यदि कहें कि यह बात तो तुम बरह्मदेव आदि से ही पूछ लेना तो है परमेश्वर, मुझे तो ये 
समस्त देहधारी, भले ही वे बद्देव जैसे ही क्‍यों न हों, आपकी इस साया में ही प्सित मालूम 
होते हैं; क्‍योंकि वे इन पार्थिव पदार्थों को सत्य मानकर चलते हैं | श्रत: उनसे निःश्रेयस के सरत्न 
मार्ग की क्या आशा की जाय ? 


“अत: नाना प्रकार की आपत्तियों से सन्तप्त होकर संसार से खिन्नचित्त 
हुआ में निर्मेल, अनन्त, अपार स्॒वेज्ष, इेश्वर, कालादि से अपरिच्छेद्य बैंकुरठधाम 
में रहने वाले तथा साक्ञात्‌ नर के सखा नारायणस्वरूप आपकी शरण 
आया हूँ? ॥१८॥ 
अत: है सबसे परे, सब दोषों से रहित, अनन्त, सर्वश्, ईश्वर, सब प्रकार से---अकुठित 
चैकुण्ठ धाम में रहने वाले नारायण, में तो आपकी ही शरण आया हूँ । संसार के दुःखों से अब 
में ऊब गया हूँ, सेरा चित्त अब उससे बहुत तन्रस्त हो गया है।' आप चू'कि भलुष्यों के सखा, 
हितैषी हैं, अतः आप ही से प्रार्थना करने का खाहस सुझे हुआ है। जब जड़ दी मेरे हाथ क्षण 
गई है तो में दूसरा सहारा क्‍यों व कहाँ हहू' ? 
“भ्रीमगवान--संसार-तत्व का आलोचन करने वाले मनुष्य प्राय: स्वयं ही 
अपने चित्त की अशुभ वासनाओं से अपना उद्धार कर लेते हैं? ॥१६॥ 
इसपर श्रीकृष्ण ने कहा--उछव, संसार में श्रेष्ठ मार्ग तो यही है कि मनुष्य स्वय॑ 
अपना उद्धार फरे । जो हस संसार-तत्व को जान लेते हैं, व इसमें निपुण हो जाते हैं वे भ्रपनी 
कार्मनाओं, वासनाओ्रों व चित्त के मज्लों से स्वयं दी अपना छुटकारा कर लेते हैं, क्‍योंकि संसार 
का वास्तविक रूप जान लेने के बाद मनुष्य उससे अधिक समय तक मोद्दित नहीं रद्द सकता | 
जब मोद्द न रहेगा, केवल करत्तब्य-भाव शेष रह जायगा, तब चुरी वासनाओं की, और इसक्षिए 
चित्त के विकारों की, मज्ञिनता की जड़ अ्रपने-आप कट जायगी। | 
“(अपने हित या अहित को जानने में) समस्त प्राणियों का आत्मा ही 
अपना गुरु है। उनमें भी मनुष्य का आत्मा तो विशेषरूप से ऐसा ही है, क्योंकि 
वह प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा तुरन्त ही अपने श्रेय का निर्णय कर सकता 
है? ॥२०॥ 
क्योंकि ऊधो, अपना द्वित-अहित जानने से मनुष्य का सबसे बड़ा शुरू उसका ओआत्सा 
ही दे। शुद्ध वित्त को द्वी महुष्य की आत्मा समझ सकते हैं। चित्त के शुद्ध दो जाने पर ही, 
राग-हं ष, भोगेच्छा, स्वार्थ-परायणता छूटने पर ही मनुष्य अपने व दूसरों के भी वास्तविक दवित- 
अद्वित की छान-बीन कर सकता है। जबतक उसके मन में अपना व पराया भाव बना रद्देगा 


लि 


९७२ भागवत-धर्मे या जीवन की कृताथ ता 


तवतक वह वास्तविक न्याय नहीं कर सकता। अपने को त्तरफ हुलऊेगा, पराये की तरफ से 
ध्यान हटेगा । यही अन्याय का बीज है। पद्ृपात अन्याय का ही सौम्य रूप है। अन्याय अपनों 
की भाषा में पक्षपात और पराग्रा की भाषा में अन्याप्र कद्दा जाता है। मन की समतोल जृत्ति से 
ही न्यायशीज हुआ जा सकता है। सबके प्रति सत्य व्यवहार का नियम रखने से समतोव्मता 
आती दे । जब इस प्रकार शुद्ध या समचित्त द्वोने से मनुष्य दितादहित-विचार करने के योग्य हो 
जाता है तब वह्द अपने श्रेय का निर्णय दो आरधारों पर करता है। श्रेय का श्र्थ द्वै श्ात्यन्तिक 
द्वित, जिसे पाने के बाद अद्वित की या दुःख की सम्भावना द्वी न रहे । वे भाधार हैं प्रत्यक्ष और 
अनुमान । भवत्यक्ष वह है जिसेका हमें अपनी इन्द्रियों से ज्ञान या अनुभव हो सके । अनुमान पद्द 
तक दे जो प्रत्यक्ष के आधार पर किया जाय । यह काम मन या चुद्धि के द्वारा होता है । 
“मनुष्यों मे भी जो बुद्धिसान्‌ पुरुष सांख्य योग (प्रकृति-पुरुष-विवेक) में 
कुशल हैं वे सर्वे-शक्ति-सम्पन्न मेरे स्वरूप को भली-भांति देख पाते हैं? ॥२१॥ 
लेकिन इसमें भी जो सांख्य व योग-शास्त्र से भलीभांति परिचित द्वें वे दी मेरे सर्व- 
_ व्यापी व सर्व-शक्ति-संपन्न रूप को पद्दचान सकते हैं । चेतन-रूपसे में केसे सब में ब्याप्त हूँ, 
यह सांख्य-ज्ञान से जाना जा सकता है श्रोर योग-सिद्धियों से मेरी शक्तियों का कुछु श्रन्दाज दो 
सकता है। केवल अपने छ्विताद्वित को जान लेना अपने श्रेय का निर्णय कर लेना काफी नहीं हे। 


जबतक ऊफ़ि मनुष्य को मेरी स्व-ब्यापक्ता व सर्व-शक्तिमत्ता का ज्ञान न होगा तबतक उसे 
अपनी शक्ति व विद्या का अभिमान रहेगा, व. उसकी साधना दूषित द्वो जायगी 


“सेन एकपद्‌, हविपद, त्रिपदू, चतुष्पद, बहुपद्‌ और पाद-हीन रूप से 
नाना प्रकार के शरीरों की रचना की है, किन्तु उनसे मुझे सबसे अधिक प्रिय तो 
मनुष्य-शरीर ही है”? ॥२२॥ 

“क्योंकि संयतचित्त पुरुष इसी देह में हेतु और फल का विचार करते हुए 
दिखाई देने वाले गुण (बुद्धि आदि इन्द्रिय) रूप लिड्*ों के द्वारा अनुमान करके 
आर अग्राह्म का अनुसन्धान करते हैं” ॥२३॥.. 


वेसे मेंने कई प्रकार की सृष्टि रची हैं, किंन्तु मुके उसमें मानुषी रृष्टि सबसे प्रिय ६ । 
क्योंकि इसमें मनुष्य को मन-बुद्धि विकसित रूप में दी गईं है, जिससे वह मन को सयम में 
लाकर, एकाग्र करके मुझ श्रग्माह्य का भी श्रनुमान कर लेता है । ऊधो, सच पूछो तो मेरे स्वरूप 
घ शक्ति की कढपना द्वी मनुष्य के ज्विए श्रसंभव है | जब मनुष्य मेरे रूप व शक्ति का वर्णन करने 
लगता है, तब मुझे हँसी आने द्वगती हे । लेकिन मनुष्य के मन व बुद्धि को इनके विषय में जाने 
बिना संतोष नहीं होता । अतः अनुभवी व ज्ञानियों ने अ्रपनी बुद्धि व शक्ति के अनुसार शब्दों 
द्वारा उनके वर्णन करने का जैसा-तैसा प्रयरन किया हैं। उससे कुछ अनुमान किया जा सकता 
है । जबकि आम की मिठास व मिर्च का तीखापन शब्दों द्वारा प्रकट नहीं किया जा पकता, प्रेम, 
करुणा हर्ष की भावनाश्रों के प्रकाशन में शब्द थक जाते हैं, तब मेरे रूप व शक्ति के बारे में 
उनकी गति कितनी हो सकती है ? तुम यह समझो कि मेरा बहुतांश तो अचिन्त्य ही है । मेरे 
स्वल्पाश से में विश्वरूप में प्रकट हुआ्रा हूँ | किन्तु नर देदद से ऐसा सामथ्य भ्रवश्य दे कि वह 


अध्याय ७ : दत्तात्रेय का शिष्य-भाव '. १७३ 


कार्य-कारण-पद्धति से बुद्धि, इन्द्रिय आदि के द्वारा सोचकर व श्रभुसान करके मुझे अहण करने का 
यत्न करता है। ह 
“इस विषय मे अवधूत और महान्‌ तेजस्त्री यदु के संवादरूप इस प्राचीन 
इतिहास का उल्लेख किया जाता है” ॥२४॥ 
किन्तु सरल तरीके से तुमको समभाने के लिए एक प्रत्यक्ष उदाहरण देना ठीक रहेगा । 
कोरे सिद्धान्तों की वनिस्बत किसी व्यक्ति के जीवन का नमूना ज्यादा सहायक होता है। सिद्धान्त 
को दृवाई बात कहकर उड़ा दिया जा सकता है। किन्तु जब किसीका उदाहरण सामने हो तो 
बडे-बडे सिद्धान्तियों या भआात्योचको को भी रुककर मानना व सोचना पचता है। श्रतः जो बात 
से तुमको उपदेश से समझाना चाहता था उसके क्षिए अरब एक इतिद्दास सुनाता हूं । - 
“एक बार धसंज्ञ राजा यदु ने एक स्वेधा निर्भोक महाविद्वान्‌ युवा अवस्था 
वाले अवधूत को विचरते देखकर पूछा--” ॥२५॥ 
यदु--हे ब्रह्मन्‌ , कहापन के भोव से रहित आपको ऐसी विमल बुद्धि 
किस प्रकार और कहाँ से प्राप्त हुई जिसका आश्रय लेकर आप विद्वान होकर भी 
बालक के समान (असंग भाव से) विचरते है” ॥२६।॥ | 
“ल्ञोग प्रायः आयु, यश अथवा वैधवादि के हतु से ही अथ, धर्म, काम 
अथवा तत्व-जिज्ञासा में प्रवृत्त होते हैं?” ॥२७॥ हा 
किन्तु आप तो समथ, विद्वान्‌ , दक्ष, सुन्दर और मिष्ट भाषी होकर भी 
जड़, उन्‍्मत्त अथवा पिशाच के समान न कुछ करते है और न चाहते ही है” ॥२८॥ 
“संसार में सभी लोग लोभ और कामनाओं के दावानल से जल रहे हैं, 
किन्तु गंगाजल से खड़े हुए गजराज के समान उस अग्नि से मुक्त होने के - कारण 
- आप उससे.सन्तप्त नहीं हे” ॥२६॥ 
“हे ब्रह्मन्‌ , हम पुत्र-कलत्रादि संसार-स्पशे से रहित एवं आत्मस्वरूप मे 
स्थित आपके आनन्द का कारण पूछते है, सो आप हमे बतलाइए” ॥३०॥ 
एक बार राजा यदु ने एक अवधूत' को देखा जो युवा था और विद्वान होते हुए भी 
बालक जेसे सहज स्वभाव से विचर रद्दा था। उन्हे स्वभावतः बडा आश्चर्य हुआ व उनसे 
पूछा।--कि क्षिप्त उपाय से आपने ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली १? साधारण ज्लोग तो श्रायु, यश, 
घन, सम्पत्ति, पुन्न-दारादि की प्राप्ति के ज्षिए, धर्म-अर्थ-काम या तत्वज्ञान का आश्रय लेते हैं; 


ह 


परन्तु आप तो इन सत्र गुणों से अलंकृत दोकर ऐसे अलमस्त से क्यों, घूमते हैं? न तो आप 
कुछ चाहते द्वी हैं, न कुछ करते द्वी हैं। एक ओर जबकि संसार के लोग काम लोभ- शआ्रादि की 


१ अवधूत से मतलब दत्तात्रेय से है | दंत्तात्रेय अञ्िं व अनसूया के पुत्र थे । अ--च्रि -- 
त्रिगुणातीत + अनसूया >> असूया---अतीत अर्थात्‌ बुद्धि (बोध ) इन दो के सयोग से उत्पन्न 
निगु श॒-रूप । 


१७४ भारावत-धर्म या जीवन की कृतार्थता 


श्राग में रोज जज्ते रहते हैं, उन्हे किसी प्रकार शानित नहीं नजर आ्राती | तद्दाँ आप गंगा-प्रवाह 
में खढ़े निश्चिन्त द्वाथी की तरह स्थिर गभीर द्वो रहे दें। आप बिर्कुक्ष ससारी बातों से अश्रत्नग 
हो रदे हैं भर अपने दी आनंद में मस्त हैं । सो अपने इस श्ात्म-स्वरूप में स्थित रहने का काररा 
हमें बताने की कृपा कर । 

श्रीमगवानू--श्राह्मणों के भक्त और अच्छी बुद्धि वाले यदु के इस प्रकार 
पूछने पर वे महाभाग ह्विजश्रेष्ठ प्रसन्न होकर उस विनयावनत - राजा से कहने 
लगे--? ॥३१॥ 

अवधूत--“हे राजन्‌ , मेरे बहुत-से गुरु हैं जिनकी मैंने अपनी बुद्धि से 
ही स्वीकार किया है और जिनसे पिचेक-बुद्धि पाकर मैं बन्धन-रहित होकर 
स्वच्छन्द विचरता हूँ वे इस प्रकार हैं---? ॥३श॥ 

अवधूत ने उत्तर दिया कि राजा इसका कारण यह है कि मेंने अनेक गुरुओों से अनेक 

गुण सीखे हैं, जिनके कारण' मैं इस स्थिति को प्राप्त हुआ हैँ। वे गुरु मेंने किसीके कहने-सुनने 
से, किसी को देखा-देखी नहीं किये हैं, न किसी गुरु ने चुज्ञाकर ही मुझे दीक्षा दी है। मेंने तो हस 
सृष्टि के बहुतेरे प्राणियों व चस्तुश्रों से तरह-तरह की शिक्षा ली दे भर उन्हींको में अपना गुरु 
मानता हूँ । सच्चा गुरु वद्दी है जिससे हमें कुछ शिक्षा मिले । दम स्वेच्छा से व स्ववुद्धि से जो गुरु 
करेंगे, उसीसे हमें वास्तविक शिक्षा मिलेगी । 

“पृथिवी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चन्द्रमा, सूथे, कबूतर, अजगर, 
समुद्र, पतद्भ, मधुमक्षिका, हाथी, मधुहारी (शहद ले जाने वाला), हरिण, मीज्ञ, 
पिज्ञल्षा वेश्या, कुररपत्षी, बालक, कुमारी, बाण बनाने वाला, सर्प, उणुनामि 
(मकड़ी) और शभ्रृज्ञीकीट” ॥३३-३७॥ ह ॥ 

“हे राजन्‌ , मेने इन चौवीस गुरुओ का आश्रय लिया था और इन्हींसे 
शिक्षा भहण करते हुए मेने इस लोक में अपने को सुशिक्षित किया है” ॥३४॥ 

“अब हे ययातिनन्दन, मेने जिससे जिस प्रकार जो कुछ सीखा है, हे 
पुरुषसिंह, वह सब मेँ ज्यों-का-त्यों तुमसे कहता हूँ, सुनो” ॥३६॥ 

यों तो संसार की सभी चीजे मनुष्य को शिक्षा देती हैं परन्तु में उन चौधीस गुरुओं के 

बारे सें ही तुमसे कहूँगा जिनसे मुझे विशेष शिक्षा मिल्ली है। उनके नाम ऊपर गिनाये हं। अब 
में यह बता दूँ कि किससे क्‍या शिक्षा मित्नी ? 

“पृश्ची पर नाना प्रकार के आघात और उत्पात होते हैं, किन्तु वह सदा - 
समभावयुक्त और शान्त रहती है, उसी प्रकार, दैबमाया से प्रेरित ग्राणी यदि कष्ट 
भी पहुंचावे तब भी विद्वान को चाहिये कि बह अपने मार्ग से विचलित न हो। 
यह थैय॑-अत मैंने प्रथ्वी से सीखा है? ॥३ेज। “८ 

पृथ्ची से मैंने धेर्यत्रत की शिक्षा ञ्री हैं। देखो, एृध्वी पर ज्लोग मामा प्रकार के 

उत्पात करते हैं, तरह-तरद्द से उसे आघात ,पहुंचाते हैं, मकान बनाते हैं, कुएं खोदते हैं, खेती 


अध्याय ७ : दत्तात्रेय का शिष्य-भाव १७५ 


करते हैं, कारखाने खडे करते हैं, बढी-बडी लद़ाइयाँ होती हें, सुर्द जलाते है, कमिस्तान बनाते हें, 
मत्-मृत्र का त्याग करते हैं, फिर भी वद्द हन सबको शान्ति के साथ सहती है । किन्तु वह अपने 
टेनिक परिभ्रमण से नहीं चूकती, न दुनिया को अपनी देन देने में ही कसर रखती दे। इसी तरह 
मनुष्य को चाहिए कि प्राणियों की ओर से जान-वृूककर दो या दुव-प्रेरित हो, आप्तमानी द्वो या 
सुन्नतानी हो, किसी भी तरह का आक्रमण, विध्न-बाधा आवे ठो उससे विचल्लित न हो, घबराये 
नहीं, डॉवादोज न हो, व अपने कर्तव्य व धैये को न छोडे । शान्ति, क्षमा, व धैर्य के द्वारा उन 
सबको सहन करे द आगे बढता रहे । 

“साधु को चाहिये कि जिनकी सारी चेष्टाएँ स्बंदी दूसरों के लिये है और 
जिनका प्रादुर्भाव केवल परोपकार के ही लिये हुआ है, उन पर्वत और बृत्तों का 
शिष्य होकर उनसे परोपकार करना सीखे” ॥३८॥ 

पृथ्वी ही नही, उसपर खड़े पहाड़ों व पेडों से भी मैंने शिक्षा ली है। देखों, इनका 

जीवन केवल पराथ्थंमय है।” पहाडों को ज्ञोग खोदते हैं | सुरंग ज्ञगाकर चद्दाने तोडते है, तो भी 
वे उन्द्द कीमती पत्थर, सोना, धांबा, रत्न देते हैं | तरह-तरह की वनस्पतियाँ व श्रोषधियाँ, पेड़, 
फूल, फल देते हैं। पेड़ भी अपने जड, फत्न, फूक्ष, पत्ते आदि सभी अंगों हारा परमार्थ करता है । 
“हतते ये पाहन हमें उतते वे फल देत”ः सूखने पर लकडी इंधन का काम देती है। ख़ुद जलकर 
भी शआ्रापका भज्ना करते हैं | श्रतः इलका शिप्य होकर सनुष्य को परा्थता सीखनी चाहिए । 

“प्रणवायु जैसे आहारमात्र को इच्छा रखता है, किसी प्रकार के रूप, रस 
आदि की उसे आवश्यकेता नहीं होती उसी प्रकार योगी को चाहिए कि जिसमे 
ज्ञान नष्ट न हो और सन-वाणी भी विकृृत न हों ऐसे हित और मित आहार से 
ही सन्‍्तुष्ट रहे, रसना आदि इन्द्रियों को प्रिय लगने वाल पदार्थो', की इच्छा न 
करे । तथा बाह्यवायु सर्वेगामी होता हुआ भी जेसे स्वरूप से सदा निलिप्त रहता 
है, उसी प्रकार नाना प्रकार के विषयों को भ्हण करता हुआ भी योगी उनके गुण- 
दोषों से मृक्त रहकर उनमे लिप्त न हो | गन्ध का चहन करता हुआ भी वायु जैसे 
सदा शुद्ध रहता है, उसी प्रकार इस पार्थिव शरीर से रहने के कारण इसके गुणों 
का आश्रय लेकर भी आत्मज्ञानी पुरुष उनमे आसक्त न हो । इस प्रकार मेने प्राण- 
वायु से संयम ओर बाह्मवायु से असंगता की शिक्षा ली है? ॥३६-४१॥ 

वायु दो प्रकार की दै--एक प्राणवायु, दूसरी वाह्यवायु । प्राणवायु वह दै जो 

हमारे शरीर के भीतर सब्चार करके फेफड़ों में श्वासोच्छुवास करती--निकालती दै, जिससे मनुष्य के 
सजीव रद्दने की पदचान होती दे | बाहरी वायु को सब जानते ही है । दोनों से हमें शिक्षा लेनी 
चाहिए । प्राणवायु केवल शआ्राद्वार की इच्छा रखता दै | किसी प्रकार के रूप, रस आदि के चक्कर 
में नहीं पडता । ये सब इन्द्रियों के विषय हैं जिनसे वह कोई सरोकार नहीं रखता। उन सबको 

१ भागवत्‌ में दधीचि कहते है--“मेरा यह प्रिय शरोर एक दिन स्वयं ही मुझे छोड़ने 
वाला है, इसलिए इसे मं आप लोगो के हित के लिए आज ही छोडे देता हैं | 


रन 


१७६ भारवव-घर्म या जीवन की रृता्थता 


वद्द श्नुप्राणित तो कर ठेता है, पर खुद उनसे श्रक्षिप्त रहता है। इसी प्रकार योगी को चाहिए ! 
कि वह केवल द्वित व मित आहार से ही सन्तुष्ट रहे, सो भी इतना ही कि जिससे न तो ज्ञान 
नष्ट हो, न मन-वाणी दी विकृत होने पावे । इसके श्रत्मावा जीभ, आँख, आदि इहन्द्रियों को प्रिय 
लगने वाले पदार्थों की इच्छा न करे | श्रब बाह्य वायु को देखिए। वद्द सब जगह बहता है, 
सबको छूता है, फिर भी किसीकी छूत उसे नहीं ज़्गती । उसके मूलरूप में कोई फक नहीं 
पडता । इसी तरह योगी भी भले ही नाना-प्रकार के विषयों को अहण करे, परन्तु वह उनके गुण- 
दोषों सें क्षिप्त न दो । यदि भोजन स्वादिष्ट बना है तो इसलिए भ्रधिक न खा जाय, कुस्वादु बन 
गया दै तो भूखा न रहे । ऐसे ही और विषयो के सबंध में सी समझना चाहिए । देखो, वायु गंध 
को इधर से-उधर ले जाता है, सुगंध भी दुर्गन्‍्ध भी, किन्तु फिर भी सदेव शुद्ध रहता है। इस 
प्रकार मनुष्य को चाहिए कि चद्द भल्ञे ही शरीर में रहने के कारण इसके गुणों का श्राश्य ले 
इसके स्वाभाविक कार्य करता रहे, परन्तु उनमें क्िप्त न हो, फँस न जाय, केवल्न कत्तंच्ब समझ 
कर करता रहे । इस प्राणवायु से संयम की व बाह्यवायु से असंगता की शिक्षा मैंने द्वी दे । 
“मैंने आकाश से जो सीखा है वह बतलाता हूँ--आत्मस्वरूप से सबके 
अनुगत होने के कारण ब्रह्म स्थावर--जंगम सभी उपाधियों में स्थित है । मुनि,को 
चाहिए (कि मणियों में व्याप्त सूत्र के समान) उस सबेगत आत्मा की व्याप्ति के 
हारा उसकी अपरिच्छिन्नता, असंगता और आकाशरूपता की भावना करे”? ॥४२५॥ 
“जिस प्रकार तेज, जल और अप्नमय पदार्थों से तथा वायुजनित मेघादि 
से आच्छुन्न हुआ भी आकाश उनसे अछूता रहता है उसी ग्रकार आत्मा भी 
कॉलकृत गुणों से अलग है? ॥४३॥ 
अब आकाश से जो गुण अहंण क्या सो सुनो । बहा आत्मस्वरूप में, या जीव-रूप में 
जेसे सृष्टि के सभी जड़-चेतम स्थावर-ज॑गम पदार्थों' में व्याप्त है, या जैसे धागा माला की सब 
मणियों में या फूल्षों में पिरोया रहता है, फिर भी सबसे अलग, अलिप्त रद्दता है वेसी दी स्थिति 
आकाश की भी है। घड़े में आकाश है, मकान में आकाश हैं. परन्तु फिर भी घद्द दोनों से जुदा- 
अलिप्त है। इस तरह आकाश में व्यापकता, असंगता, अपरिब्चिन्नता--बिना रुकावट या सीमा 
खुल्ला व फेज्ा हुआ होना--ये शुण मैंने देखे हैं | श्रतः मनुष्य को चाहिए कि इन्हींकी भावना 
करे । फिर आ्राकाश तेज, जल ओर अन्नमय तथा चायु-जनित पदार्थो' से जेसे आग, बादुल्ब, दृष्टि, 
पेड, अनाज आदि से ढँका या घिरा हुआ द्ोकर भी अछूठा रद्दता है, उसी तरह दसारा आत्मा 
“जो पुरुष इस अनित्य शरीर से जीवो पर दया करते हुए धर्म अथवा यश के उपाजन 
क प्रयत्न नही वरता वह स्थावरों (बृत्षादिका) की दृष्टि. मे मी शोचनीय हैं। 
“मनुष्य जो कि दूसरों के दुःख में दुःखी और सुख में सुखी होता 
शाली युरुषो द्वारा सेवित अक्षयधर्म है । 
“कैसे दुःख की बात हैं कि जिनसे मनुप्य वा बुछ भी स्वार्थ सिद्ध नही होता तथा जो 


दूसरो के ही योग्य और क्षुण-भगुर हैं डन धन-जन ओर शरीरादि से वह दूसरों का कुछ भी 
उपकार नहीं करता ।? (६१०७ से १०) _ 


हि. 


है वही पुण्य वीर्ति- 


अध्याय ७ : दत्तात्रेय का शिष्य-भाव १७७ 


भी जीवन, सत्यु, वर्ष, मास, आज, कल आादि कालकृत गुणों या उपाधियों से मु क़ व अक्षग हे 
ऐसा समझकर अपने श्रापको सबमें रहते हुए भी सबसे अलग रखने की साधना करनी चाहिए। 
श्र्थात्‌ शरीर से सब आवश्यक कर्म करते हुए भी मन से उनसे अलग या दूर रहना चाहिए । 
“जलसे मैंने जो सीखा है सो सुनो-स्वभाव से ही शुद्ध, स्नेहयुक्त, मधुर- 
भाषी और मनुष्यों के लिये तीर्थस्वरूप, हुआ मुनि अपने साथियों को दर्शन, स्पशे 
ओर यशोगान से ही जलके समान पवित्र-कर देता है” ॥४४॥ 
श्रव जल के गुण सुनो । जत्न स्वभावतः ही श॒द्ध-स्वेच्छ होता है। आकाश से शुद्ध 
गिरता है, धरती पर मैला हो जाता है, फिर भी तुरन्त ही सर्वच्छु बनने का यत्न करता है और 
हो भी जाता है। वह जहाँ लगता है, वहीं भिगो देता है, तर कर देता है, अतः वह स्नेहमय है। 
मीठा है, जीवनदायी है। मलुप्य को भी चाहिए कि वह्द इसी प्रकार शुद्ध, स्निग्ध, मधुर, तीर्थ 
रूप बनता हुआ अपने साथियों को दर्शन, स्पर्श व यशोगान से जल की तरह पवितन्न करता रूदे । 
“अग्नि से मैंने यह शिक्षा ली है कि जितेन्द्रिय मुनि अग्नि के समान 
तेजस्वी, तपके कारण देदीप्यमान और अक्षोभ्य होता है, वह केवल ड़द्ररूप पात्र 
रखता है श्रर्थात्‌ जो कुछ मिलता है उसे पेट मे डाल लेता है, सद्बय करके नहीं 
रखता तथा अग्नि के समान सर्वभक्ती होकर भी संयतचित्त होता है: और जिस 
प्रकार अग्नि कभी सामान्य रूपसे अव्यक्त और कभी विशेषरूप से प्रकट रहता 
है उसी प्रकार वह कभी गुप्त और कभी प्रकट होकर रहता है : एवं आत्मकल्याण 
की इच्छावालों से सेवित होता है। वह भिज्षा देने वालों के अतीत और आगामी 
अशुभों को भस्म करता हुआ सर्वेत्र अन्न ग्रहण करता है। योगी को विचारना - 
चाहिए कि भिन्न-भिन्न उपाधियों (काष्ठ लोहादि) में प्रविष्ट हुआ अग्नि जैसे तदूरूप 
प्रतीत होता है, उसी प्रकार विज्वु आत्मा भी अपनी माया से रचे हुए इस सतू- 
असदूरूप प्रपश्वमें प्रविष्ट हुआ उपाधियों के अनुसार चेष्टा करता है” ॥४५-४७॥ 
“अग्नि में मेंने इतने गुण देखे--वह तेजस्वी होता है, उस्रमें हाथ डालने की सहसा 
किसीकी द्विम्सत नहीं होती । श्रपने तप से वह हसेशा दीप्तिमान रहता है। उसे धारण करना 
कठिन होता है । जो-कुछ उसमें डालो वह सब खा जाता है, जो कोई भी डासे उसे अहण कर 
लेता है, लेकिन फिर भी उस खाद्य वस्तु के दोषों से वद्द सर्वथा मुक्त रद्दता है।_ फिर ब॒ंद्द उदर 
पात्र होता है। भर्थाव्‌ जो-कछुछ भ्राहार उसे मिक्षता है उसे वह उदर में ही रखता है, दूसरा पात्र 
या स्थान उसके पास नहीं होता। फिर कभी तो वह धधकने त्वगता है व कभी घुक जाता है। 
जो उसकी उपासना करते हैं, अग्निद्रोत्र, हवन, यज्ञादि करते हैं उनको श्रेय प्रदान करता दै। 
सबका दिया खाकर उनके सब आगे-पीछे के अशुभों--दोपों को भस्म करे देता है । अग्नि जिस 
पस्तु में--लकड़ी में, क्वोदे में या अन्य वस्तु में---प्रविष्ट होता है उसी का रूप धारण कर लेता 
है। इस बात में वह आत्मा से मिलता है। आत्मा सी जैसा शरीर होता दे देसा ही श्रपना रूप 
यना लेता है । पेढ़ में पेड़ का, लता में लता का, पुरुष में पुरुष का, स्त्री में स्त्री का व पशु में 
पशु का। यही सब युण मनुष्य को अग्नि से सीखने चाहिएं । 3 


श्ड्प भागवत-घधर्म या जीवन की ऋृतार्थता 


“मैंने चन्द्रमा से जो शिक्षा ली है सो सुनो । अलच्तय गति काल के प्रभाव 
से बढ़नेवाली चन्द्रमा की कलाओं के समान जन्म से लेकर झूत्युपयेन्त सारी 


अवस्थाएँ शरीर की ही हैं, आत्मा की नहीं” ॥४८॥ 

“अग्नि की शिक्षा जिस प्रकार निरन्तर क्षण-क्षण में उत्पन्न और नष्ट होती 
रहती हैं किन्तु यह भेद प्रतीत नहीं होता, उसी प्रकार जल-प्रवाह के समान चेग 
वाले काल के द्वारा भूतों की उत्पत्ति और नाश क्षण-क्षण में होते रहते है; किन्तु 
वे अज्ञानवश दिखलाई नहीं देते”! ॥४६॥ 

काल की अश्रलदय गति के प्रभाव से चन्द्रमा की कलाएँ घटनी-बढ़ती रद्दती हैं। यदद 

हम नित्य ही देखते हैं । इसी तरद्द मनुष्य के शरीर की श्रवस्थाएँ भी जन्म से लेकर रूत्यु तक 
बदलती रहती हैं । लेक्चिन जैसे कल्ाओ्रों के घटने-बढ़ने पर भी चन्द्रमा के मूल-स्वरूप को कोई 
बाघा नहीं पहुँचती, वेसे ही शरीर की इन भिन्न-भिन्न अ्रवस्थाओं से भी आत्मा का स्वरूप ज्यों- 
का-त्यों अ्रवाघ रहता है। अत. चन्द्रमा से मेने यद्ध शिक्षा जी है कि परिवर्तन ठेह का धर्म है, 
श्रात्मा का नहीं । 

काञ् का वेग जल चेग की तरह है । जब्न की धारा में कब्र मया पानी श्राया व पुराना 

बहा इसका पता नद्दीं चत्षता । इसी तरद्द कात का क्षण कब बीता और कथ नया क्षण शुरू हुश्रा 
इसका क्षान नदी द्वोता । इसी काल के प्रभाव से संसार में पदार्थ मात्र, जीव-मात्र की उत्पत्ति, 
वृद्धि व विज्ञय होता रहता है । प्रत्येक क्षण से यद्द सब क्रियाएँ होती रहती है, किन्तु हमें सद्दसा 
उनका बोध नहीं द्योता । उसी प्रकार जिस प्रकार कि श्रग्नि क्री शिखा या ज्वाला श्रतिक्षण घटती 
बढ़ती रद्दती है, पर हमें उसका पता नहीं चलता | श्रत: हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि कृय- 
बुद्धि देह का धर्म है भौर इसलिए उसका सुख-दु-ख नहीं मानना चाहिए । 

“मैंने सू्ये से जो सीखा है वह सुनो--सूर्य जिस प्रकार अपनी किरणों से 
पृथ्वी के जल को खींचकर समयानुसार उसे बरसा देता है, उसी प्रकार योगी, 
गुणानुवर्तिनी इन्द्रियों द्वाए त्रिगुणमय उनका त्याग भी कर देता है, उनमें आसक्त 
नहीं होता १ योगी को विचारना चाहिए कि जल के पात्रों में प्रतिबम्बित सूय के 
समान व्यक्तिगत उपाधियों के भेद से हो स्थूल बुद्धि वाले लोगों को आत्मा 
व्यक्तिविशेष में स्थित-सा प्रतीत होता है। वस्तुत. तो वह एक और अपरिच्छिन्न 
द्वी है? ॥४०-५१। 

अब सूर्य से मिलने घाली शिक्षा सुनो। सूर्य अपनी किरणों से शथ्वी के जल को 

खींचता है और समय आने पर फिर वर्षा के रूप में उसे बास। देता है । ऐसे ही योगी को चाहिए 
कि वद्द अपनी इन्द्रियों के द्वारा जो कि गुण्णों के प्रसाव से काम करती है, स्टृष्टि के प्रिगुशमय 
पदार्थों से जो-कुछ अहण करता है वह फिर यथासमय संसार के उपफार के लिए स्याग दे । 
श्र्थात्‌ समाज से वद्द जो-कुछ अ्रज्न-स्त्र, ज्ञान, सुख, साधना, उन्नति के रूप में पाता दे डसका 
बदला उसे समाज की समयोचित सेवा करके चुकाते रहदना चादिए । चह न तो इनमें आसक्त हो, 
न इस ऋण को छुकाने की जिम्मेवारी को ही भूल जाय । सूर्य एक है, परन्तु मिन्न-मिनत्न जलब्न- 


बन 


अध्याय ७ ; दत्तात्रेय का शिष्य-भाव १७६ 


पात्रों मे वह भ्रलग-श्रलग स्थित दिखाई देता दे, यह भ्रम है। उन्हें जो भिन्न-भिन्न मानता है, 
बह सूर्ख है। इसी प्रकार आत्मा भी भिन्न-भिन्न शरीरों में एक ही है। किन्तु जो स्थूल बुद्धि दें वे 
उनमें एक-एक-स्थ अर्थात्‌ सबमें अलग-अलग सानते हैं । योगी को इस भ्रम से बचना चाहिए । 
“मैने कपोत (कबृतर) से यह सीखा है कि कभी किसीके साथ अधिक 
स्नेह अथवां संग न करना चाहिए । नहीं तो दीन बुद्धि कबूतर के समान क्लेश 
उठाना, पढ़ता है” ॥४५२॥ 
अब मैंने कबूतर से भी एक शिक्षा लीं कि न तो किसीसे अ्रति रनेह् ही करना चाहिए 
न किसी बात में आसक्ति ही रखनी चाहिए । नहीं तो कबूतर के एक जोड़े की तरह दुर्गति होगी । 
उसकी कथा सविस्तर सुन लेना अच्छा द्वोगा । मु 


“हे राजन्‌ |! एक कपोत किसी बन में पेड़ पर घोंसला बनाकर कुछ वर्षों 
तक अपनी स्त्री कबूतरी के साथ उसमें रहा?? ॥४३॥ 

“वे गृहस्थ और परस्पर के प्रेमबन्धन से बँधे हुए कबृतर-कबूतरी दृष्टि से 
दृष्टि, अंग से अंग और मन से मन मिलाये हुए रहते थे” ॥५४॥ 

“(परस्पर) विश्वस्त होने के कारण वे उस वन्य प्रदेश में मिल-जुलकर 
एक साथ सोते, बेठते, घूमते, ठहरते तथा बातचीत, क्रीड़ा ओर भोजनादि 
करते” ॥४५॥ 

“हे राजन्‌ ! अपने को ठप्त करनेवाली अपनी कृपापात्री वह कबृतरी जब- 
जब जो कुछ चाहती, वह अजितेन्द्रिय कबूतर अत्यन्त कष्ट उठाकर भी, डसे वही 
यथेच्छ वस्तु लाकर देता” ॥४६॥ 

“समयालुसार उस कबृतरी को पहला गर्भ रहा ओर उस सती ने अपने 
स्वामी के निकट घोंसले में अरुडे दिये” ॥४७॥ | 

“श्रीहरि की अचिन्त्य शक्ति से अवयवों की रचना होने पर कुछ काल में 
उनमें से सुकोमल शरीर और रोएंवाले बच्चे हुए” ॥५८॥ 

“उनका शब्द सुनते और कलर॒व से आनन्द्मग्न होते हुए उन पुन्नवत्सल 
दम्पती ने बड़े प्रेम से उनका लालन-पालन किया?” ॥५६॥ 

. __'उन असन्नचित्त बच्चों के सुकोमल स्पशेवाले पंखों से, कलरव से, वाल- 
चेष्टाओं से और फुदकने से उन माता-पिता को बड़ा आनन्द होता था” ॥६०॥ 

“इस प्रकार भगवानू विष्णु की माया से मोहित होकर परस्पर स्नेह- 
वन्धन मे बँथे हुए और (निरन्तर उन्तके पालन-पोषण की चिन्ता से) व्याकुल हुए 
ये कबूतर-कवृतरी अपनी सन्तान उन बच्चों का पालन करते रहे” ॥६१॥ 

. “एक दिन बड़े कुदुम्बवाले वे दोनों कवूतर-कबूतरी चारा लाने के लिए गये 
और चारे की खोज से बहुत देर तक उस वन में इधर-उधर भटकते रहे” ॥६२॥ 


“इधर अकस्मात्‌ एक वनवासी बहेल्षिये ने उन कपोत शावकों को भॉसले के 
आसपास फिरते देखकर जाल फैज्ञाकर पकड़ लिया” ॥६३॥ 


१८० भागवत-धर्मे या जीवन की कृता्थता 


“इतने में अपनी संतान के पोपण में अति उत्सुक रहने वाले थे कपोत- 
कपोती भी, जो बन में गये हुए थे, चारा लेकर अपने घोंसले के समीप आये! ॥६४॥ 

“कबूतरी अपने बच्चों को जाल मे फंसे और दु.ख से चिल्लाते हुए देखकर 
रवय॑ भी अत्यन्त दुःखित हो विल्ञाप करती उनके पास दौड गई” ॥६५॥ 

“इस प्रकार निरन्तर स्नेहबन्धन में वेंधी हुई और दैवमाया से दीनचित्त 
हुईं वह कबूतरी उन वच्चे। को वेँधे देखकर बेखुध हो स्वयं भी उस जाल में फेंस 
गई”? ॥६६॥ ३ 5 

५ व बह कपोत अपने ग्राणों से भी प्यार वच्चों और श्राणप्रिया ढुःखिता 
भाया को जाल मे फँसे देखकर अति दु.खित होकर विल्ञाप करने लगा” ॥६७॥ 

_ “अहो, आर भाग्यहीन सन्‍्द-मति की यह ढुद॒शा तो देखो, जो मेरे संसार- 
सुख से ठृप्त और कृताथ हुए बिना ही मेरा यह अर्थ, धर्म, कामरूप त्रिवर्ग का 
साधन बना-बनाया घर विगड गया” ॥६५८॥ 

“अहो, मेरी सब प्रकार योग्य और आज्ञाकारिणी पतित्नता पत्नी भी मुझे 
इस सूने घर में अकेला छोडकर अपने भोलेभाले बालकों के साथ स्वर्ग सिधार 
रही है? ॥६६॥ 

“इस श्रकार जिसके स्त्री और बच्चे नष्ट हो रहे हैं ऐसा मे अत्यन्त दीन 
और विधुर (स्त्रीहीन) होकर इस सूने घर में अपने दु.खमय जीवन को किसलिये 
रखने की इच्छा करू ? ॥७०॥। 

“इस प्रकार जाल से फेंसकर मृत्युमस्त हुए और (उससे छूटने के लिये) 
प्रयत्न करते हुए उन स्त्री और बच्चों को देखकर भी वह दीन और बुद्धिहीन कबूतर 
स्वयं भी उसीमे कूद पड़ा?” 4७१॥ हि 

“तब उस कछुद्धम्ब्री कबूतर को तथा कबूतरी और बच्चों को पाकर अपने को 
कृतकृत्य मानता हुआ वह निदेयी बहे.लेया अपने घर चला गया? ॥७२॥ | 

“इस प्रकार जो व्यक्ति कुटुम्बी व अशान्तचित्त होकर निरन्तर इन्द्र मे ही 
पडा रहता है वह अपने कुटुम्ब के पालन-पोषण में ही लगे रहने से उस पक्षी की 
भाति स्नेहबन्धन के कारण दीन होकर दुःख भोगता है” ॥७३॥। 

“खुले हुए मुक्तिद्वार के समान इस मलुष्य-देह को पाकर जो उस्त कपोत के 
समान घर में आसक्त है उसे शास्त्र में “आरूढ़च्युत” (चढ़कर गिरा हुआ) 
कहा है? ॥७४७॥ 


है 


अध्याय ८ 
दत्तात्रेय का शिष्य-भाव (२) 


“मैंने अजगर से सीखा कि दुःख के समान इन्द्रियों के सुख भी स्वर्ग 
अथया नरक में स्वतः ही प्राप्त हो जाते है, अतः बुद्धिमान पुरुष उनकी इच्छा ने 
करे ।” ॥१॥ शत 

“सीठा हो या फीका अधिक हो अथवा थोड़ा, जैसा ठुकड़ा बिना मांगे 
अनायास ही मि्ञ जाय उसीको अजगर के समान निरीह भाष से खाले ।” ॥२५॥ *- 

“यदि भोजन न मिले तो ग्रारब्ध भोग समझ कर अजगर के समान उसके 
लिए कोई प्रयत्न न करके बहुत काल तक निराहार ही पड़ा रहे ।” ॥३॥ 

“मनोबल, इन्द्रियवल और शारीरिकबल से युक्त होकर निश्चेष्ट शरीर से 


पड़ा रहे, बिना निद्रा के भी सोया हुआ-सा रहे और इन्द्रिय युक्त होकर भी कोई 
व्यापार न करे ।” ॥9॥ 


राजा, श्रजगर से मेंने यह सीखा दै कि यद्द इन्द्रियों से मिलने वाला अर्थात्‌ विषय सुख, 
चाद्दे कोई स्वर्ग में दो या नरक में, दुःख की तरह खुद ही चक्षा आता दे । अतः मनुष्य उसके 
विषय सें निश्चिन्त रहे ओर उसकी कामना न करे । 
“नारायण सुख दुख उभय,, अमत फिरत दिन रात । 
बिन बुल्ाय ज्यों आ रहें, बिना कह्दे त्यों जात ॥? 
इसी तरह बिना माँगे अनायास जो-कुछ मिल जाथ चाहे वह सीठा हो, फीका हो, 
थोड़ा हो, ज्यादा हो; उसीको खा के संतुष्ट रहे । यदि कुछ न मिले तो 'प्रारब्ध/ का फल मानकर 
किसीकी निन्‍दा न करे ओर निराहार द्वी रह जाय । मनोबल, इन्द्रियवक्त, व शरीरबल से युक्त 
होकर भी अपने स्वार्थ के लिए निश्चिन्त रहे, जागता हुआ भो सोया-र्ां रहे, इन्द्रियों से युक्त 
दोकर भी कुछ न करे, निष्क्रिय, अकर्मी रहे । मतलब यह कि अपने निर्वाह के क्षिए भगवान्‌ पर 
श्रद्धा रखे । * 
“योड्सो विश्वम्भरों देव: स भक्तान्‌ किमुपेच्षते?, . - 
इसपर विश्वास रखे । दूसरे, अपने सुख-दुःख के संबंध में उदासीन रहे । ये दो 
बाते अजगर से सीखने योग्य हें । 
“समुद्र से मेंने यह सीखा कि मुनि, को निस्तरंग समुद्र के समान शान्‍्त, 
गंभीर, अगम्य, अवेय, अनन्तपार ओर, क्षोभ-रहित रहना चाहिए। जिस प्रकार 
नदियों के कारण समुद्र नहीं बढ़ता और ग्रीष्म ऋतु से घटता ही है. उसी प्रकार ' 


श्पर भागवत-धर्म या जीवन की क्ृताथंता ५ 


४ 


नारायण-परायण योगी वो भी पदार्था के मिलने से प्रसन्‍न और न मिलने से 
उदास न होना चाहिए ।” ॥ ४--६:॥ 
अब समुद्र के ग्रुणों को सुनो | समुद्र बढ़ा तुफान आने पर भी शान्त रहता है। ऊपर- 
ही-ऊपर कषद्दें भले ही उठ, किन्तु उसका अन्तस्तत्ञ ज्यों-का-स्यों श्रछुब्ध रहता है। फिर उसकी 
लम्बाई-चोढ़ाई का भी पार नहीं, उसे पार करना भी कठिन है। थों छोटे-बढ़े कारणों से तो 
वह प्रभाक्ति ही नहीं द्ोता । कितनी ही नदियाँ उसमें श्राकर गिरती हैं, क्षेकिन वह बढ़ता नहीं 
है शोर कितना ही पानी बादक्ष उससे खींचकर ले जाते हैं तो भी वह घटता नहीं । अतः 
मनुष्य को चाहिए कि वह निस्तरंग समुद्र की तरह शान्त, गंभीर, प्रसन्न, अक्षोभ्य व अविचल्ल 


होकर रददे । न किसीकी प्राप्ति से खुश हो, न भ्रप्नाष्ति से दुःखी । 


“अब मेने पतंग से जो सीखा है सो सुनो--पत्तंग जैसे रूप पर मोहित 
होकर अग्नि में जल मरता है उसी प्रकार अजितेन्द्रिय पुरुष देवमायारूपिणी स्त्री 
को देखकर उसके हाथ-पांवों से प्रलोभित होकर घोर अन्धकार में पड़ता है।? ॥७॥ 

“स्त्री, सुबर्ण, भूषण और वस्त्रादि मायिक पदार्थों मे जो मूढ़ भोग-बुद्धि 
से फेंसा हुआ है वह विवेक-बुद्धि को खोकर पतंग की भांति नष्ट हो जाता * 


है ।?॥८॥ 

पतंग दीपक की रोशनी पर-- रूप पर--मुग्ध होकर उसपर गिरकर जन्न मरता है। 
इससे मलुप्य को यद्द नसीहत लेनी चाध्टिए कि रूप-मारक द्वोता है। रूप, सौन्दर्य ऊपरी चमक- 
दमक, यह सायामयी सममना चाहिए । चाद्दे स्त्री की हो, पुरुष की हो, या किसी भी पशु-पक्ती 
या वनस्पति शक्रादि की द्वो । केवल रूप देखकर नहीं रीक जाना चाहिए। उसके शुण को भी 
देखना चाहिए | बल्कि अच्छी बात तो यह हैं कि पहले गुण को देखे, फिर रूप को। अच्छे गुण 
के साथ भ्रच्छा रूप भी हो तो बहुत बढ़िया-- फ़िर भी दसारा ध्योन गुण की तरफ दी विशेष - 
रहना चाहिए | यदि गुण कर्म व रूप ज्यादा हो तो उसकी ओर श्रॉँख उठाकर भी'न देखना 
चाहिए । श्वन्त में वद्द दुखदायोी ही होगा। पीला द्ोने से ही कोई सोना नहीं हो ज्ञाता | रूप व 
सीन्दर्य का ही शौक द्वो तो परमात्मा व जगनमाता क्कष्सी, सरस्वती के सौन्दर्य की भोर निद्दारों, 
जिससे हृदय में आनंद के साथ पविन्न व ऊँचे भाव हों। इसकी परचा न करके जो ब्यक्ति स्त्री, 
(और स्त्री हो तो पुरुष) सोना-चाँदी-जवादिरात, गहने, कपड़े भ्रादि की चमक-दसक में फेस जाता 
है और जो इन्हें केवज्ल आनंद, उपभोग या प्रमोद के क्षिए ही भ्रपनाता है, जीवन के रुख 
उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं, वह पतंग की तरद्द अन्धा होकर उनपर जल्ञ भरता दै। 

यदि पतंग का अनुकरण दी करना हो तो पतंग जेसे रूप पर 'जल्ञ मरता दे वैसे ही हम 
उच्च लच्य पर अपने को न्‍्यौछावर कर दें । 

“मैंने मधुमक्खी से जो सीखा है वह कहता हँ--भिक्कुक को चाहिए कि 
गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट न देते हुए मधुकरी शक्ति का आश्रय ले और 
जितने से शरीर-यात्रा का निर्वाह हो जाय ऐसा थोड़ा-सा अन्न कई घरों से मांग 
कर खाले” ॥ ६॥ है 


अध्याय ८: दत्तात्रेय का शिष्य-भाव १८३ 


“श्रमर जिस प्रकार भिन्न-भिन्न पुष्पों से उनका स्वाद ले लेता है उसी प्रकार 
धुद्धिमानू पुरुष को भी छोटे-बड़े सभी शास्त्रों से उनका सार ले लेना 
चाहिए”? ॥ १०॥ * - ह मु 

इसके अतिरिक्त यति को चाहिए कि मधु-सक्षिका की भांति भिक्षारमेंसे 
सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए सब्न्बय करके न रखे; कर और उदर को 
ही पात्र बनावे । अथात्‌ जितना हाथ में आ सके और पेट में समा सके उतना ही 
अन्न ले । भिज्लुक को सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए संग्रह नहीं करना 
चाहिए। नहीं तो अपने सब्न्वित मधु के साथ जैसे मधुमक्षिका नष्ट होती है 
उसी प्रकार यति भी संग्रह करने पर उस संग्रहीत पदार्थ के साथ नष्ट हो 
जाता है? ॥ ११--१९२ ॥ ह 
शहद की मक्खियों से इतनी बाते सौखने जेसी हें-थधोड़ा-थोडा लेझर, शरीर-रक्षा-मात्र के 
लिये, रखा जाय । जेसे थे सभी फूलों का रस-सार-खींचकर मधु संग्रद्द करती हैं, चेसे दी 
विद्वानों को चाहिए कि वे शास्त्रों से सार-मानत्र खीच लिया कर । शाम या कक्ष के क्षिए न तो 
लावें न बचाकर ही रखे | कर ओर उद॒र को दी श्रपता पात्न बनावे। श्र्थात्‌ इधर हाथ में क्षिया 
उधर मुह में ढाला व जितना द्वाथ में आवे, या पेट में समावे उतना द्दी लिया जाय । यदि वह 
संग्रह के लोभ में पढ़ेगा तो जेसे सब्चित मछु के साथ मधु-मक््खी भी मारी जाती है वेसे ही बह 
, भी श्रपने संग्रह के साथ नष्ट दो जायगा । 
अपनी आवश्यकता से अधिक संप्रद्द करने का अर्थ है दूसरों को जो चीज मित्ननी चाहिए 
उसे हृढप सेना | संसार में न्याय की रक्षा व अत्याचार से बचाव तभी हो सकता है जब प्रत्येक 
व्यक्ति इस, बात का ध्यान रख के अपने लिये कोई वस्तु ले कि इसके बिना मेरा जीवन असम्भव 
तो नहीं होगा १ " 

“मैंने हाथी से यह सीखा कि भिक्छु को उचित है कि पैर से भी लकड़ी की 
बनी हुई स्त्री का स्पशे न करे; यदि करेगा तो हथिनी के अद्भ-संग से जैसे 
हाथी बँघ जाता है उसी प्रकार बेघ जायगा |”? ॥१३॥ 

“बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिए कि साक्षात्‌ अपनी सृत्यु-रूप स्त्री को कभी 
स्वीकार न करे, क्योंकि जो कोई स्त्री-संग करता है उसे सबल्न पुरुष उसी तरह ' 
मारते है जैसे हथिनी के पीछे लगे हुए हाथी को दूसरे हाथी मारते हैं |” ॥१४॥ 

हाथी से मेंने यह शिक्षा ली है कि मनुष्य स्त्रियों के फन्दें में न पडे। उनके मोह-पाश 
से सी कोस दूर रहे | श्रपना विवेक व द्दोश-हवास न खोबे । भक्ते दी स्त्री लकड़ी की पुतत्नी ही ' 
क्यों न हो | उसे कूर से ही नमस्कार करे । देखो, हाथी दथिनी के पीछे ही बाँधा जाता है । 
हाथी पकड़ने वाले एक गड़्ढा बनाते हैं । उसे तिनकों से ढककर उसपर कागज की हथिनी खडी 
कर देते हैं। उसपर मोहित होकर ज्यों दी द्वाथी वहाँ जाता है, गड़ढे में गिर जाता है और फिर 
बाँध लिया जाता है | बुद्धिमान्‌ मनुष्य अपनी स्त्री के भी मोह-जाल से बचता रहे । बल्कि उसके 


१८४ | भागवत-धर्मे यीं जीदन की कृता्थता 


मोह को रूत्यु की तरह भयंकर समझे । जो पुरुष स्त्री की भ्रासक्ति में फेंस जाता दे उसे सबर्ल 
पुरुष उसी तरह मारते हैं जैसे हधिनी के पीछे पागल हुए द्वाथी को दूसरे सबत्ष द्वाथी मारते हैं | 

स्त्रियों के मोद्द से बचने पर इतने जोर देने का कारण दै। बाज ज्लोग यद्द सवाल उठाते 
हैं कि पुरुष से बचने पर इतना जोर क्यो नहीं दिया गया ? इसमें स्त्री की निन्‍दा नहीं है, न 
पुरुष के साथ पक्षपात ही है। बल्कि स्त्री-पुरुष-रवभाच के परीक्षण से यद्द नतीजा निकाला गया 
है। बात यद्द है कि काम का वेग स्त्री व पुरुष में मिन्न-भिन्न प्रकार से आता-जाता है। पुरुष 
में जहाँ बाढ़ की त्तरद्द एकाएक वेग से श्राता है भौर जल्दी ठतर जाता है, स्त्री मे धीरे-धीरे 
आता है व धीरे-द्वी-धीरे जाता है। भ्रतः काम के झ्रावेग से श्राया हुआ पुरुष अपने को उतना 
सेंभाल नहीं सकता जितना ख्री संभाल सकती है। यददी कारण दे कि पुरुष सर्देव धिपय-भोग 
में पहल करता है। एक तो इसलिए पुरुष को सावधान किया जाता है फिर स्त्री का वेग धीरे- 
धीरे शान्त होता है, व पुरुष जढ्दी, वेग से । इसका परिणाम यह द्वोता है कि जहाँ पुरुष शान्त 
दो जाता दै तहाँ स्त्री अ्शान्त बनी रहती दै व पुरुष को छोदतता नहीं चाहती। इसीसे रुत्नी में 
पुरुष से आ्राठ गुना काम कट्दा गया दै। यदि स्त्री-पुरुष इस मर्म को समफ्त ले तो एुंक-दूसरे की 
रक्षा करने के उपाय हाथ लग जायेंगे और न स्त्री इसे श्रपनी निन्‍द्रा समकेगी, न पुरुष ही अपने 
अधिक आत्मविश्वास की डींगे हॉकेगा। 

“मधुहारी से यह सीखा है कि लोभी पुरुष जिस पदार्थ का बड़े दुःख से 
सग्नह करते है उसे वे न तो स्वयं भोगते हैं और न किसी दूसरे को देते हैं | मधु- 
मक्तिकाओं के मधु को मधुहारी की भाँति उनके धन को भी कोई और अर्थवेत्ता 
हो भोगता है ।? ॥१५॥ 

“म्रधु मक्षिकाओं के मधु को जैसे मधुहारी उनके सामने ही खात्ता है- उसी 
प्रकार अति कष्ट-पूर्वक संग्रह किये हुए धन से तरह-तरह के शहोचित खुर्तों की 
आशा रखने वाले गृहस्थों के पदार्थों को भिदु उनसे भी पहले भोगता है |? ॥१७॥ 

लोभ न रखने की शिक्षा मेंने मधुद्दारी से ज्ञी दै। क्लोभी पुरुष बड़े यत्न से पदार्थों का 
संग्रह करता है। न खुद भोगता है, न दूसरों को जेने देता है । मधुमक्खौ की तरद्द उसे सश्लय 
कर के रखता है। भ्न्‍्त को पक दिन मधुहारी आकर जैसे छत्ते को तोड़कर मधु ले जाता दे 
वेसे ही कोभी या कंजूस के धन को दूसरे श्र्थवेत्ता ही लेजाकर भोगते हैं। मधुद्दारी मक्खियों के 
सामने ही उस सधु को चाटता है, उसी तरह ग्ृहस्थ जिन बस्तुओं का संग्रह बड़े क््ट से करता 
है, और उनसे कई श्रकार के गृहस्थोचित सुर्तों की आशा लगाये रहता है, उनको भिन्षु क्ञोग 
उनके पहले ही, व उनके सामने ही भोगतते हैं | क्‍योंकि गृहस्थों के यहाँ भिक्ठ या श्रह्मचारी को 
पहले भोजन करने का विधान है | 

“मेंने हरिण से जो शिक्षा ली है वह सुनो--वनवासी यति को चाहिए कि 
कभी प्राम्यगीतों को न सुने । व्याध के गीतों से सोहित होकर बन्धन मे पड़े हुए 
हरिण से इसकी शिक्षा ले।” ॥$ण। 

“स्त्रियों के श्राम्य गाने-बजानें व नृत्य देखने-सुनने से हरिणीपुत्र ऋषिश गा 


उनके वशीभूत होकर उनके हाथ की कठपुतली हो गये थे ।” ॥१८॥ 


जन 


अध्याय ८: दत्तात्रेय का शिष्य-भाव ८ 


शिकारी मधुर गीत गा-गाकर हिरनों को फेंसाते हैं। ह्विरयों को मीठी तानों का बढ़ा 
शौक होता है। उस पर लट्ट होकर वे सुध-छुध भूल जाते हैं और शिकारियों-के फन्‍दे में फेस 
जाते हैं। अतः यति को चाहिऐ कि वह प्राम्य श्र्थात्‌ अश्ज्ञील श्ञ'गारी या गँवारू गाने न सुन, 
देखी ऋष्यश्ट्क्ः स्त्रियों के गाने-बजाने-नाचने को - देख-सुन के ही तो उनके हाथ की कठपुतली 
बन गये थे । मतत्नन यह कि न तो अश्क्षीज्ष गाने ही सुनता चाहिए न गाना-बजाना और नाच में 
इतने मुग्ध ही हो जाना चाहिए कि अपना-आपा द्वी भूल जायें। ऊंची व शुद्ध भावों से भरी 
हुईं कला एक वस्तु है, वह सात्विक आनंद देती है, च कामुक कला दूसरी वस्तु होती दे, जो 
विकारों व वबासनाओं को उभारती दै। मलुष्य को चाहिए कि कामोद्दीपक कल्नाओं से श्रपने 
को बचाचे । 

“मछली से मेंने यह सीखा है कि बुद्धिहीन मत्स्य जेसे कॉटे में लगे हुए 
मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राण गँवा देता है उसी प्रकार रसलोलुप मनुष्य 
इस अत्यन्त वलवती जिह्ा के वशीभूत होकर मारा जाता है।” ॥१६॥ 

“विवेकी पुरुष निराहार रहकर रसना के अतिरिक्त अन्य इन्द्रियों को -शीघ्र 
ही अपने वश में कर लेते हैं, रसना तो अन्न-त्याग से-और सी प्रबल हो जाती है 
अतः इसका जीतना अति कठिन है । परन्तु अन्य इन्द्रियों को जीत लेने पर भी 
जबतक मनुष्य रसनेन्द्रिय को अपने वश में न करे तबतक वह जितेन्द्रिय नहीं 
कहा जा सकता, क्योंकि इसके जीतने पर ही इन्द्रियों के सब विषय जीते जा 
सकते हैं ।” ॥२०-२१॥ 

मछुली से मेंने जबान को बस में रखना सीखा । खाने के क्ञोभ से ही मछुज्नी कांटे में लगे 
साँस के टुकड़े को खाने क्षपकती है और मछुए के जात में फँस जाती है | इस रसना को जीतने 
का लोग तरह-तरह से उद्योग करते हैं। बाज-बाज उपवास रखते हैं । किन्तु डनसे श्र 
इन्द्रियाँ भत्ते ही काबू में थ्रा जायेँ, जीभ का जोर तो उल्टा बढ़ जाता है क्‍योंकि उपवास के 
वाद कडाके की भूख लगती है ओर फिर जबान को बस में रखना मुश्किल हो जाता है । सच बात 
तो यह है कि मनुप्य भल्रे द्वी दूसरी इन्द्रियों को जीत ले, लेकिन इससे उसे इन्द्रियजित नहीं कह 
सकते । रसमा को जीत लेने पर ,ही वद्द जितेन्द्रिय कहद्धा सकता है । जीभ जितनी रस प्रिय है 
उतनी ओर कोई इन्द्िय नहीं । इसका नास द्वी रसना पढ़ गया है। फिर कोई जीभ-के, जीतने से, 
काम नहीं चत्वता । रस को जीतना चाहिए । अर्थात्‌ मन से द्वी रस का आनंद लेना छोड़ना 
चाहिए । जो कुछ हम ग्रहण करें वह शरीर व मनकी पुष्टि के लिये हो, आानन्द,के लिए नहीं । 
क्योंकि रस को ही जहाँ एक बार जीव लिया तो फिर सभी इन्द्रियाँ अपने-आप जीती गईं समम्तो । 
उनके लिए अलग-से प्रयस्न करने की जरूरत नहीं रहती । 

“हे राजकुमार, पूवकाल में विदेह नगरी सें पिड़्ला नाम' की एक वचेश्या'' 

थी | उससे भी मेने जो बुछ सीखा है वह सुनो” ॥२२॥ 
“एक दिन वह स्वेच्छाचारिणी किसी प्रेमी को अपने रमणस्थान में लाने 


१८६ भागवत-धमे या जीवन की कृता्थता 


की इच्छा से खूब बन-ठनकर बहुत देर तक अपने घर के द्वार पर खड़ी 
री।?॥रह॥ * , 
५हे नरश्रेष्ठ, बह अर्थलोलुपा गशिका जो कोई पुरुष उस मार्ग से निकलता 
उसीको देखकर समभती कि कोई बहुत धन देकर रमण करने वाला धनवान 
नागरिक होगा |” ॥२७॥ 
“किन्तु उसके वहाँ से होकर निकल जीने पर वह वेश्या विचारती कि कोई 
और बहुत घन देने बाला धनी पुरुष मेरे पास आता होगा।” ॥२४॥ 
“इसी प्रकार की दुगशा से द्वार के पास खड़े-खड़े उसकी नींद जाती रही 
और कभी बाहर कभी भीतर आते-जाते उसे आधी रात हो गई ।” ॥२६॥ 
धधन की दुराशा से प्रतीक्षा करते-करते जिसका मुख सूख गया है ऐसी उसे 
व्याकुल-चित्ता वेश्या को चिन्ता के कारण ही होने वाला परम सुखकारक वैराग्य 
उत्पन्न हुआ ।” ॥२७॥ 
“इस प्रकार चित्त मे बैराग्य उत्पन्न होने पर उसने जो-कुछ कहा--वह 
मुझसे सुनो । हे राजन ! पुरुष के आशारूपी पाश के लिए वैराग्य खड़ग के समान 
है ।” ॥२८॥ है 
“है ताव, जिसको चैराग्य नहीं है वह पुरुष कभी देहवन्धन को नहीं छोड़ 
सकता, जिस प्रकार कि विज्ञानद्दीन पुरुष समता का त्याग नहीं कर सकता ।? ॥२६॥ 
पिक्ज्ना नाम की वेश्या को जब को गाहक आधी रात तक भी न मिन्ना तो इस 
ग्लानि से सनम एकाएक वराग्य प्राप्त होगया। पहले चह चिन्ता व लिराशा से जल रही थी, 
पेराग्य होने पर बड़ा सुख मालूम हुआ राजा, जो वरद-्तरद्द की भराशाओं के पाश में वैंघे 
रददते हें उनके क्षिए यद्द वेराग्य तत्तवार का काम देता दै। जब तक मोगों से जी विरत नहीं द्ोता 
तब तक शारीर-बन्धन नहीं छूट लकता--उससे होने वाले दुःख, ताप, सन्‍्ताप से शरीर बच नहीं * 
सकता । प्रत्येक भोग--मोद्द युक्त द्वीकर प्राप्त किया भोग या सुख--श्रपने पीछे पश्चाताप व 
दुःख की विरासत छोड़ ज्ञाता है । उससे मनुष्य उसी प्रकार नहीं छूट सकता जिस प्रकार कि 
विज्ञानहीन मनुष्य की ममत्ता नहीं छूट सकती । "ये मेरे हैं', यह भाव समता कहृत्ञाता है। जब 
किसी के साथ हमारी समता होती है तो एक ओर हस उसपर अपना भ्रधिकार-सा मानने द्वगते 
हैं गौर दूसरी भोर उसके साथ विशेष रिश्रायत, पद्षपात करने द्वगते हैं | अधिकार मानने का 
फल' तो यह होता है कि हम जबरंदस्ती श्रनिच्छापू्वंक उनपर अपनी इच्छाएँ व भाज्षाएँ 
लादते हैं; और पक्तपात का फत्न द्ोता दै दूसरों के साथ अन्याय | ये दोनों फल अवाधछ्ुनीय व 
दानिकर हैं। मनुष्य की यद्द समता तभी छूट सकठी है जब उसे दूसरों के व श्रपने वास्तविक 
सम्बन्ध का ज्ञान हो जाता है। जहाँ तक व्यक्ति से सम्बन्ध है, जब मलुष्य यद्द समर लेता है 
कि यद्द भी मेरी सरद्द परमात्मा की एक स्व॒तन्त्न अभिव्यक्ति है, कुछ कारणों से मेरे सम्बन्ध या 
सभ्पक में आरा गया है, अतः हम परस्पर सचाईं के साथ अपने-अपने कत्तंब्यों का पाक्षन करते 


५ 


अध्याय ८ : दत्तात्रेय का शिष्य-भाव १८७ 
हुए स्नेह से रहें, एक-दूसरे पर ससत्व या श्राधकार का भाव गलत है, तो ममता छूट जाती है । यद्दी 
बात वस्तु के विषयमें भी समझना चाहिए । किसी वस्तु पर हमारा ममत्व उसी अंश तक वाजिब 
है भिस तक कि वह हमारे कर्त्तव्य-पालन में सद्दायक हो, न कि हमारे भोग-विज्ञास को सधाने या 
बढ़ाने में । क्‍योंकि संसार में जो भी वस्तु परमेश्वर ने पेदा की है वद्द निश्चित उपयोग के 
किए द्वी है। मनुष्य उनके द्वारा दुल्ली हो, पतित हो, यद्द उद्देश्य परमात्मा का दरमिज नहीं 
हो सकता ॥। है 

“पिंगला बोली--“अहो ! मुझ इन्द्रिय परायणा के स्नेह का विस्तार तो 
देखो जो में मूर्खा इन तुच्छ और असदू बुद्धि श्रेमियों से सुख की कामना करती 
हू? ॥३०॥ 

मे अ्रहो, में केसी बेवकूफ भौर अन्धी हूँ, किस तरह धन और भोग-वासना की गुज्ञाम बन 
खुकी हूँ कि ऐसे खोटे और तुच्छु क्ञोगों से सुख की व अपनी ञआशाओं की पूर्ति की डम्मीद 
रखती हूँ । जो श्रपनी काम-वासना बुझाने के लिए अपनी धर्म पत्नियों को छोड़-छोड़कर मेरे पास 
श्राते हैं | उनसे बढ़कर खोटे भोर तुच्छु कौन द्वो सकते हैं ? भर में उनसे भी गई-बीती हूँ जो 
ऐसे नराधमों को सन्तुष्ट करने के लिए अप्रना तन बेचती हूँ, अपना प्रतिष्ठा और गौरव को 
मिट्टी में मिल्नाती हूँ । 

“अरे, में बड़ी बेसमरक हू” जो अपने समीप ही रमण करने वाले तथा 
नित्य रति और धन के देने वाले इन प्रियतम सत्पुरुष ( परमेश्वर ) को छोड़कर 
कामना-पूर्ति में असमर्थ तथा दुःख, भय, राग, शोक और मोह आदि देने वाले 
इन तुच्छ पुरुषों को भजती हूँ? ॥३१॥ 

झरे रे, मेंने अपने उस सच्चे रमण को भरुत्ञा दिया, जो सदा-सववदा मेरे पास द्वी रहता है, 
जो चौबीसों घण्टे रति व सारी दुनियां को धन-दौलत दे सकता है, जो हमेशा सबके उपकार व 
भल्ते में ही निमग्न हैं, जो सबका प्यारा है व जिसे सब प्यारे हैं, भोर मुर्खता वश ऐसे क्ुद्र 
ओर मेरी कामना-पूर्ति में असमर्थ खात्ती हाथ लोगों के सेवन करने की इच्छा रखती हू जो- मुमे 
दुःख, रोग, शोक, मोह के सिवा और कुछ नहीं दे जाते। ले तो जाते हैं मेरी इज्जत लूट 
के, लेकिन दे जाते हैं कुछ चांदी के इुकढ़े ओर तरह-तरद्द के ताप-सन्ताप, बीमारियां 
थे बदनामियाँ ॥ 

“अहो, मैंने इस अति-निन्दनीय आजीविका--वेश्याघृत्ति से व्यर्थ ही अपनी 
आत्मा को सन्‍्तप्त किया।। हाय ! में इन सभी-लम्पट, अर्थ-लोलुप, और 
अनुशोचनीय पुरुषों द्वारा खरीदे हुए शरीर से रति और धन की इच्छा 
करती थी” ॥१२॥ 


“जो अस्थिमय टेढ़े-तिरछे बाँसों और थूनियों से बना हुआ है, त्वचा, रोम 
- और नखों से आबृत है तथा नाशवान्‌ और मल-मूत्र से भरा हुआ नौ द्वार वाला 


घररूप यह देह है उसका मेरे अतिरिक्त और कौन कान्त समझ कर सेवन 
करेगी” ॥३३॥ 


श्प्प भांगवत-धर्म या जीवन की ऋृतार्थता 


छिः छिः मेंने वधा दी पाप-च्ृत्ति का सद्दारा'ले अब तक अपनी आत्मा का पतन किया। 

सो भी इन स्त्री-ज्रोभी कामियों के पीछे | हाय | हाय !! तुच्छु रति व द्वव्य के लिए मेंने अपनी 

आत्मा, सत्व, इन कुटिल् लोगों के हाथ बेच दिया । अरे, हस शरीर को देखो । यद्द हृष्डियों 

रूपी बॉसों की थूणियों के सहारे खढ़ा है, रोम, चमड़ी, नखों से ढका हुआ है, भीतर सब प्रकार 

का मेल भरा हुआ है, जो नो द्वारों से सिकल्तता रहता है । फिर यद्द'के दिन के लिए रहता 
, है ? मुझ जैसी सूर्खा ही ऐसे क्षण-भंग्रर शरीर के सुख के खातिर ऐसे पाप कम कर सकती हैं । 

“इस विदेह नगरी से एक में ही ऐसी मूखा और कुलटा हूँ जो इन 
आत्म-प्रद अच्युत परमात्मा को छोड़कर किसी अन्य से अपनी कामना पूर् 
करना चाहती हूँ ।?” ॥३४॥ 

“ये सब शरीरधारियों के सुहृद, प्रिण्लम, स्वामी और आत्मा हें, 
अब में इनके ही हाथ बिककर लक्ष्मीजी के समान इन्हींके साथ रमण 
करू गी |? ॥३५॥ 

“अरी, ये जो भोग और भोग-प्रद पुरुष है, इन्होंने तेरा कितना प्रिय 
साधन किया ? अथवा और भी आदि-अन्त वाले पुरुष तथा काल से भयभीत 
देवगण हैं वे भी अपनी भायाओं को कितना संतुष्ट कर पाते है १? ॥३६॥ 

अब तो में अपने परस प्रियतम परमात्मा के ही साथ रमा जैसी बनकर रमण करूँगी। 
अ्रव उन्हीं के हाथ बिकूँगी। इन भोगों ने और भोग-पूर्ति करने वाले क्लोगों ने श्रब॒ तक सेरा 
क्या प्रिय क्या है ९ इन्हें जाने दी । हन देवताशों कोही को "बे भी अपनी भार्याओं को 
कितना संतोष दे पते हैं ( जन्म-मरण का फेरा इनके भी- पीछे लगा द्वी रहता है। झुत्यु और 
विनाश से ये भी दरते रद्दते हैं । जब मनुष्यों शोर देवताओं तक का यह हाल है तो में हन सब 
को छोड़कर परमात्मा को ही क्यों न अपना सर्वस्त अपंण करूँ १ 

“अवश्य ही मेरे किसी शुभकर्म से भगवान्‌ विष्यतु प्रसन्न हुए हैं जिससे कि 
इस दुराशा से मुकको ऐसा सुखकारक वैराग्य उत्पन्न हुआ है |”? ॥३७॥ 

“यदि मेरा भाग्य सनन्‍्द होता तो भुझको ये कष्ट न उठाने पड़ते जोकि, 
उस वैराग्य के हेतु हैं जिसके छारा मलुष्य गृह आदि के बन्धन को काटकर 
शान्ति ज्ञाभ करता है |? ॥३८॥ 

ध्रवश्य ही मेरे सत्कमों' का उदय हुआ है। भगवान्‌ सुरूपर प्रसन्न हुए मालूम पढ़ते 
हैं क्योंकि इस दुराशा से---इस कुकस से सी--झुके सुखदायी वेराग्य प्राप्त हो गया । आमतौर 
पर मनुष्य को जब कोई दुःख या निराशा होती है तो वह परमात्मा को कोसता है, देव को 
दोष देंता है; अपनी भूज्न, अपने कर्मो' को नहीं देखता । यद्द उसकी अज्ञानता है, अंधता है 
कुसंस्कारों . का प्रभाव दे ।.'क्षेकिन पिंगला »के पुणय-कर्म उदय हो छुके थे, कुसंस्कारों का श्रंत 
आ चुका था, श्रतएव उसे इससे उल्टी भावनायें होने क्गीं। जब मनुष्य बुराई में अच्छाई देखने 
लगता है तब सचमुच यद्द उसकी सदूब॒ुद्धिका, शुभ संस्कारों का लक्षय दे । भ्रततः वह कद्दती द्द 
कि यदि मैं सचमुच ही मदभागिनी होती वो ये क्लेश मेरे लिए सुखदायी वेराग्य के कारण . 


ब्ध 


अध्याय ८; दत्तात्रेय का शिष्य-साव १४६ 


नहीं बनते । अतः, इस विरुक्ति ने तो मानों मेरे सब बंधन काट डाले दें । श्रब मैं- आकाश में 
उड़ने वाली चिढ़िया की तरह सब तरह से स्तरतंत्र हैँ। अब मेरी शांतिं का ठिकाना नहीं । 
परमाध्मा श्रव में तेरी ही शरण हूँ । 

“अतः अब में इस डपकार को शिरोधाय कर विषय-जनित दुराशा को 
छोड़ उस जगदीश्वर की शरण से जाती हूँ ।” ॥३६॥ 

'. “अब में संतोष और श्रद्धापूवंक प्रारब्ध-वश जो बुछं मिलेगा उसीसे 
जीवन-निर्वाह करती हुईं इस आत्म-रूप रसण के साथ ही सानन्द-विहार 
करूँ गी।”? ॥४०॥ ' 

परमात्मा का यह उपकार सें अपने सिर पर लेती हूँ। अब काम-भोग की सब इच्छाओं, 
सब दुराशाश्रों को, यहीं तित्वांजलि देती हूँ और उस दयामय प्रश्नु का पल्ला पकड़ती हूँ । श्राज 
से में ब्रत लेती हूँ कि सहज्भाव से अपने-आप जो कुछ मित्न जायगा उसीको पाके जीवन 
बिताऊँगी । भगवान्‌ पर, उसकी मंगलसयता और विश्व॑भरता पर श्रद्धा रखकर संत्तीष के साथ 
शेष आयु व्यतीत करूँगी। अब में तो उसी आत्मा-रमण के साथ गार्ऊँगी, नाचूं गी व साननन्‍द्‌ 
विहार करूँ गी । 

“संसार-क्रूप में पड़े हुए, विषय-बासनाओं से नष्ट-दहप्टि और काल्नरूपी 
सर्प से डसे हुए इस आत्मा ( जीव ) की रक्षा परमात्मा को छोड़कर और कौन 
कर सकता है ?”? ॥४१॥ 

“जिस समय जीव संपूर्ण विषयों से उपरत हो जाता है उस समय यह 
स्वयं ही अपना रक्षक हो जाता है | अतः प्रमाद-रहित होकर इस जगत्‌ को निरन्तर 
कालरूपी सर्प से ग्रस्त-हुआ देखे ।” ॥४२॥ 

जो मलुप्य संसार रूपी कूए मे पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर उठने या इधर-उधर हिलने- 
डोलने की गु'जाइश नहीं है, चारों तरफ नाना-प्रकार के बिकार, काम, क्रोध, ज्ञोभ, मोह, मद, 
मत्सर से जकडा हुआ है और विषय-वाखनाओं से जिसकी आँख फूट गई हें, मिससे उसमें से 
निकलने का रात्ता भी नहीं सूकता, फिर उसमें काक्न-रूपी साँप ने डेंस किया हो तो उसका 
रक्षक ईश्वर के सिवा कौन हो सकता है ! ऐसी द्वी दशा पिंगल्ला की हो गई थी । 
यों तो जब जीव को उपरति द्वो जाती है, विषय-भोग से जी ऊब उठता है, ग्ल्ञानि हो 
रे € जप 
जाती है, तब एक प्रकार से वह खुद द्वी अपना रक्षक हो जाता है| बुराई से जी का हटना हीं 
अपने-आप ढाज्ञ का कास देने लगता है । अतः बुद्धिमान पुरुष की चाहिए कि वह सदा यह 
_सममझे कि काल सिर पर खड़ा है, यह जगत्‌ उससे डेंसा हुआ ही है, श्रतः बिना किसी गफ़लत 
के, सजग रद्दकर इसमें बरते और पिगजा की तरह बुराई समे-से भी भत्नाई को आता हुआ देखे । 

“अवधूत बोले:-हे राजनू | पिंगला वेश्या इस प्रकार निश्चय करके 
कान्तामित्ञाषाजनित दुराशा को छोड़कर शान्तभाव में स्थित हो अपनी शैया पर 
सो गई ।” ॥४१॥ 


|) 


१६० सागवत-धर्् या जीवन की कृताथता 


“आशा ही परम दुःख है और निराशा ( निरपेक्षता ) ही परम सुख है, 
क्योंकि देखो, पिंगला कान्त की आशा छोड़ देने पर सुखपूबक सो गई ।” ॥४४॥ 
जब उसकी निराशा में वेराग्य ने उसे परमात्म-सुख की कुछ रलक दिखाई तो उसे शांति 
से नींद आगई । उसके जी का सारा बोंक उतर गया। पश्चात्ताप भूलों व पापों की असकी दवा 
है । उसे केवद्व पश्चात्ताप ही नहीं हुआ, बल्कि, उसने परमात्मा के निमित्त ही अपना सारा 
भावी जीवन द्धगा दिया। उसके जीवन से यह शिक्षा मित्नती है कि किसी बात की भपेषा से 
यढ़कर कोई दुःख नहीं, और मिरपेक्षता से बढ़कर कोई सुख नहीं | निस्ए्हस्य तृं जगत्‌ |” 


“चाह गई चिन्ता गई, मनुआ बेपरवाह्द । 
जाको कहू न चाहिए, सो जग शाहंशाह ॥?? 


अध्याय € 
दत्तात्रय का शिष्य-भाव (३) 


अवधूत बोले--“( हे राजन, मैंने कुरर पक्षी से यह सीखा है कि ) मनुष्यों 
को जो-जो वस्तुएँ अत्यन्त प्यारी हैं उनका संचय करना ही उनके दुःख का कारण 
है । ऐसा जानकर जो अर्किचनभाव से रहता है अथात्‌ कुछ भी संग्रह नहीं करता, 
वह उसीमें सुख पाता है ।” ॥१॥ 

“एक कुरर पक्षी को, जो अपनी चोंच मे मांस लिये हुए था, बिना मांस 
वाले दूसरे बलवान्‌ पत्तियों ने बहुत मारा, तब उसने उस मांस को छोड़कर ही 
शान्ति प्राप्त की ।? ॥२॥ 

करी पक्की से भी मैंने बोध प्द्दण किया है | वद्द यद्ध कि मनुष्य के लिए अपनी प्रिय 
वस्तु का संग्रद्द मी दुःखद हो जाता दे, क्‍योंकि उसपर दूसरों की आंखें लगी रहती हैं व उनके 
मन में हं प-दाह पेदा हो जाते हैं, समय पाकर वे छसे छीनने, चुराने या बिगाड़ने का यत्न 
करते हैं | एक कुररी के पास एक मांस का हुकडा था। उसने भविष्य के लिए उसे बटोर 
रखा था । दूसरे बलवान पक्षियों ने जिनके पास मांस नहीं था उसे देखा और उसपर हट 
पढ़े । जब कुररी ने मांस का हुकडा छोड दिया तब जाफर कद्दीं उसकी जान बची। इससे मेंने 
यह नसीहत ली कि सनुष्य को अ्रकिंचन बनकर द्वी रहना उचित हैं। श्रपने श्रम, योग्यता व 
अन्त में ईश्वर पर विश्वास रखकर ब्वूथा संचय के फेर में न पढ़े, क्योंकि इससे वह श्रपने लिये 
चिन्ता का व दूसरों के लिए द्वष का विषय द्वोता है। 

मनुष्य के लिए सब से प्रिय परिप्रह उसके शरीर का है। क्‍योंकि यद्दी पथ प्रकार के 
इन्द्रिय-सुखों का; साधन हैं। अत" वह शरीर का भी परिग्रह छोड दे--डसका अभिसान त्याग 
दे | शरीर से भ्रभिमान छूट गया तो वद्द आत्म स्वरूप हो गया । यद्दी पूर्ण व सब्या अपरिमभ्रदद 
है ।-अ्रतः सन को शरीर के विषयों से दृटाकर श्रात्मा के विषयों सें लगाना चादिएु | 

“मैंने बालक से जो शिक्षा ली है उसके कारण) मुझको मान या अपमान 
का कुछ विचार नहीं है और न घर या परिवार की ही कोई चिन्ता है : में तो 
अपने आत्मा में ही क्रीड़ा करता हुआ और आत्मा में ही मग्न हुआ बालक के 
समान निःशंक विचरता हूं ।” ॥३॥ 

“संसार में दो प्रकार के व्यक्ति ही चिन्ता से रहित और परमानन्दपूर्ण 
होते हैं। एक तो भोत्षा-भाला निश्चेष्ट बालक और दूसरा जो गुणातीत हो 
गया हो |” ॥४॥ 


१६२ भागवत-धर्म या जीवन की कृतार्थता 


बालक से शिक्षा लेकर मेने मानापमान को छोड़ दिया। लोग हम को बढ़ा समर्म, 
हमारी आ्राव भगत करें, हमारी बढ़ाई करे--यद्द भावना मान क्ह्क्ञाती हैे। इसके विपरीत 
यया-्योग्य व्यवह्दार का न होना या न किया जाना अपमान कद्दलाता दै। घालक के मन में तो , 
न ऐसी मान की इच्छा रहती है, न भ्रपमान का ही भाव पेंदा होता है। बालक को संसार का 
ज्ञान नहीं होता इसलिए सद्दज स्वभाव से यह भावना रहती है । परन्तु सज्ञान पुरुष को चादिए 
कि चह जान-बूककर इस भावना से ऊपर रहे । ऐसी तटस्थता या तो बाक्षकों मे ही पाई जाती 
है या फिर पहुचे हुए साधुओं में-- गुणातीत में । मान की इच्छा के मूत्र में अहंकार होता है। 
शानी में शरीर के प्रति 'थ्रहम्‌! भाव नहीं दोता--श्रात्मा के प्रति होता है.। आत्मा सर्वब्यापक 
होने से उसका अहंकार भी घिश्व-ब्यापी हो जाता है | जो विश्व में व्याप्त है वह किससे मान 
चाहे व क्यों चाहे ! फिर मान की इच्छा रखना निरर्थक द्वै। यदि दम वास्तव में योग्य व 
बढ़ाईं के ल्ञायक हैं तो लोग अवश्य ही हमारा आदर करंगे। थदि नहीं है तो ऐसी इच्छा रखना 
मूर्खता दी हो सकती है। यदि कोई हमारा अपमान करता है तो इससे हमारा क्या बिगढ़ता है ९ 
अपमान करने वाले की हीनता ही सूचित होती है। यदि ऐसे अवसर पर हम शान्त रद्दते हें 
तो दूसरे लोग अप्मान करने वाले को शर्मिन्दा कर देते हें या उपकी लानत-मज्नामत करते हें। 
यदि खुद इसमें उससे भिड जाते हैं दो हमारी छद्गता ही प्रकट होती है। गत 


“(सैंने कुमारी से जो सीखा है वह सुनो)--एक बार एक कुमारी कन्या ने 
अपने बन्धु-बान्धवों के कहीं बाहर चले जाने के कारण अपनेको वरण करने के” 
लिये घर आये हुए लोगों का आतिथ्य स्वयं ही किया ।? ॥५॥ 

“हे राजन्‌ , उनको भोजन कराने के लिये जब वह घर के भीतर एकान्त 
में धान कूटने लगी तो उमकी शंख की चूड़ियां बड़ा शब्द करने लगीं ।? ॥६॥ 

“उस शब्द को निन्दराजनक समझकर वह वडी लज्जित हुईं और उसने 
एक-एक करके सब चूड़ियां तोड़ डालीं, दोनों हाथों मे केवल दो-दो चूड़ियां 
रहने दीं ।? ॥ण। 

“धान कूटने पर उन दो-दो से भी शब्द होने लगा, तब उसने एक-एक 
चूडी और तोड़ डाली | फिर एक-एक चूड़ी से शब्द नहीं हुआ ।” ॥८॥ | 

“हे अरिमिरदेन, लोकतत्व की जिज्ञासा से प्रथिवी पर विचरते हुए मेंने 
उससे यह शिज्ञा ली कि बहुत लोगों के एक साथ रहने से तो कलह होता है और 
दो के भी एकत्र रहने से आपस में बात-चीत तो होती ही है । अतः कुमारी की 
चूड़ी के समान अकेला ही विचरे |” ॥६-१०॥ ह 


' कुमारी से मैंने अकेले रहने की शिक्षा ली । उसके यहां मेहमान आये तो उनके स्वागताथ्थ 
वह घर में धाम कूटने लगी । इससे उसकी चूडियां छुनछुनाने लगीं। तो उसने सब उत्तार कर 
दोनों द्वा्थों में एक-एक चूढ़ी रख ली | तब उनका शब्द बन्द हो गया। अतः मेंने नतीजा निकाज्ञा 
कि जब बहुत से क्ञोगों की भीड़ होती है तो जरूर लूढ़ाई-मंगड़ा होता दै। यदि दो भी रहते 


अध्याय ६ : दत्तात्रेय का शिष्य-भाव १६३ 


हैं तो कद्दा-सुनी हो जाती है। अतः मनुष्य अ्रकेला दी रहे । आवश्यकताजुसार क्ञोगों से मिल- 
जुल लिया करें | इससे समय, शक्ति, शान्ति सब की बचत होती हैं। 

श्र्तेकरव तो ठीक द्वैत से भी मनुष्य को परे रहना चाद्िए। एकत्व द्वी परम-साध्य है। 

केवल शरीर से मनुप्य अकेला रहेगा तो एकांगी दो जायगा। आत्मा में एकता स्थापित करने के 

बाद उसे अपने लिए जन-सम्पक की जरूरत नहीं रहेगी--केवल् लोक-संग्रहाथेी वह उनसे मिलेगा । 

चर 2 

(मैने बाण बनानेवाले से यह शिक्षा ली है कि) “बेराग्य ओर अभ्यास के 

हरा निरालस्यमाव से आसन और श्वास को जीतकर अपने वश मे किये हुए 


चित्त को एक ही लक्ष्य (परमात्मा) में लगा दे ।” ॥११॥ 


“उस परमानन्दरूप परमपद्‌ मे स्थित हुआ यह मन धीरे-घीरे कमरूपी 
धूलि को छोड़ देता है और फिर सत्त्बगुण के उद्ग क से रज ओर तम को त्यागकर 
यह इंधनरहित अग्नि के समान शान्त हो जाता है |? ॥१२॥ 

“इस प्रकार आत्मा में चित्त का निरोध हो जाने पर इसे बाहर-भीतर कहीं 
भी किसी पदार्थ का भान नहीं होता । जिस प्रकार कि एक बाण बनानेवाले ने 
बाण बनाने में लगे रहने के कारण पास ही होकर गई राजा की सवारी को नहीं 
देखा था।” ॥१३॥ 


बाण बनाने पाले से भी मैंने शिक्षा ग्रहण की दे । वह यह-कि श्रपने चित्त को एक ही 
लष्ष्य में लगादो, दूसरी सब्र बातों की ओर से ध्यान हटालो&ं3 तभी मनुष्य सफलता प्राप्त कर 
सकता है । मनुष्य के क्षिए सब से श्रेष्ठ प्राप्तन्य परमात्मा ही हो सकता दे। श्रतः वह्द उसी में 
अपना सारा ध्यान एकन्न करदे । वेराग्य ओर अभ्यास के बल पर ही वह ऐसा कर सकता है| 
दूसरी ओर से ध्यान हटाना 'वेराग्य ओर अपने लच्य १र बार-बार हटते हुए भी, फिर-फिर करके 
ध्यान लगाना, चह्दी उद्योग बार-बार करना, अश्रभ्यास है4 चाहे परमात्मा की सेवा आप करें 
चाहे मन में उसका ध्यान । दोनों के क्षिए यह आवश्यक है । मन में ध्यान के क्षिए पहिले प्राणा- 
याम से श्वासोच्छुवास को वश में करले व आसन साधले । फिर जाग्रत व सावधान रहकर उसी में 
मन ल्गावे | जब मन ब्रह्म में स्थित हो जाता है अर्थात ब्रह्म विचार के सिवाय दूसरी बात मन में 
नहीं श्राने पाती, तब प्रवृति त्रह्ममय होने लगती है । कर्म के बन्धन धीरे-धीरे टूटने क्वगते हैं । 
नये बांधने वाले कर्म - आसक्ति युक्त कर्म होने, नहीं पाते व पुराने कर्मो के फलभोग नाश को 
६8 परमहंस श्रीरामकृष्णदेव कहते हैं---- | हल 
एक स्त्री एक हाथ से ढेकी मे चिउडा कूट रही है और दूसरे हाथ से बालक को द्घ 
पिलाती है और मुह से चिउडे का डाडम कर रही है, पर उसका ध्यान सदा इस बात पर रहता 
है कि ढेकी का मूसल हाथ पर न गिर जाय॑ | इसी प्रकार ससार में रहकर सब काम करो। पर 
ख्याल रखो कि कही ईश्वर के लक्ष्य से मन न हटे | 
कुलटा स्त्रिया माता-पिता तथा परिवार वालो के साथ रहकर संसार के सभी कार्य करती 


हैं परन्तु उनका मन सदा अपने थार भे लगा रहता है। ससारी जीव, तुम मी मन “को ईश्वर मे 
लगाकर माता-पिता तथा परिवार वा काम करते रहो । ः 


१६४ भागवत-धघर्म या जीवन की कृता्थता 


प्राप्त होते रद्दते हैं। इससे रजोगुण व तमोगुण दूबते व सत्वगुण भ्रवत्ञ होता है । फिर शागे 
चल्रकर सत्वगुण भी इस तरह शान्त हो जाता है जेसे श्रगिन बिना इंधन के अपने आ्राप शान्त दो 


मावा है | थे कप 
अतृणे पतितो वह्िः सवयमंव विनश्यति |? 


जैसे कि एक बाण बनाने वाज्ा अपने काम में इतना लवल्लीन रहा कि उसके सामने से 
राजा की सवारी का बढ़ा जुलूस गाजे-बाजे के साथ निकल गया लेकिन उसे पता हीन ज्ञगा। 
वह अपने कार्य-ब्रह्म में ही--समाधिस्थ-सा रहा । उसे बाह्यान्तर का बिलकुज्ञ भानन रहा। 
ऐसी ६ी स्थिति मनुष्य की अपने लद॒य के विषय में होनी चाहिए । 


( मैंने सपे से जो सीखा है, सो सुनो-- )'झुनि को चाहिए कि सर्प कीं 
भांति अकेला विचरे, किसी एक स्थान मे न रहे, प्रमाद न करे, गुह्या आदि मे पडा 
रहे, बाह्य आचारों से अपने को छिपाये रखे तथा अकेला और अल्पभाषी हो”?॥१४” 

४इस अनित्य शरीर के लिये घर बनाने के बखेड़े मे पडना व्यर्थ और दु व 
का ही कारण है. । देखो, से भी तो दूसरों के घरों में रहकर सुखपूर्वक बढ़ता 
है।” ॥१५॥ 

अब सप॑ से जो सीखा है सो सुनो | मुनि को चाहिए कि वह श्रकेज्ञा द्वी ग्ठे। कहीं घर 
बना कर न रददे सदा चौकत्ना व सतकी रद्दे | गुफा जेसे एकान्त स्थान में रहे, कम बाल, प्रदर्शन 
न करे । अपने बाहरी आचार भआदि दूसरों के सामने प्रकट न करे । फिर इस अरनित्य शरीर के 
लिए घर आदि बनाने व घसाने की भी मंसट में न पढ़े । सांप जैसे दूसरों के बिल में रहकर 
मजे से रहता दै वेसे ही वह भी दूसरों के स्थानों का आश्रय लेके रहले। अपने द्विए, अपने 
निमित्त न कोई वस्तु बनावे न संग्रह करे । देह-गेह के अभिमान से द्वीन होकर रहे । 

(मेंने मकड़ी से यह शिक्षा ली है--)“पूवकाल मे अपनी माया से रचे हुए 
इस जगत्‌ को, कल्प का अन्त होने पर, एकमात्र ईश्वर श्रीनारायणदेव ही 
कालरूप से लय करके आत्माधार और सर्वा धिष्ठानरूप से अकेले ही रह जाते हैं। 
अपने ही शक्तिरूप काल के द्वारा सत्वादि गुणों के साम्यावस्था को प्राप्त हो जाने 
पर, प्रधान और पुरुष के नियन्ता, समस्त परावर (अलौकिक एवं लौकिक) प्रप॑च के 
परम कारण वे आदिपुरुष कैवल्यरूप से रह जाते हैं। हे शतन्रुद्सन, फिर वे 
विशुद्ध विज्ञानानन्द्घन निरुषपाधिक भगवान ही केवल अपनी शक्ति ( काल ) 
के द्वारा अपनी गुणमयी साया को छुब्ध करके पहले ( क्रियाशक्ति प्रधान) सूत्र 
(महत्तत्व) की रचना करते हैं । नाना प्रकार की रूृष्टि रचनेवाले उस सूत्र को 
गुणन्नय का कार्य कहते हैं, जिसमें कि यद्द सम्पूर्ण विश्व ओतग्रोत हैं तथा जिसके 
कारण जीव को संसार-बन्धन प्राप्त होता है? ॥१६-२०॥ 

“जिस प्रकार मकढ़ी अपने हृदय से मुख के द्वारा जाला फैलाकर उसमें 
विहार करने के पश्चात्‌ उसको निगल लेती है उसी प्रकार परमात्मा भी स्वयं 


बल 


हज 


( अध्याय ६ : दत्तात्रेय का शिष्य-भाव १६४ 


अपने में से ही इस अपंच को फैलाकर फिर अपने सें ही उसका लय कर 
लेते हैं? । २१॥ हि 

मकड़ी जैसे अपने पेट का धागा झुख से निकाल कर एक जाल फेलाती है। उसमें कुछ 
समय बिट्दार करती है और फिर उसे लीलकर पेट में समा लेती है वेसे ही परमेश्वर पहले तो 
सृष्टि कौ अपने में से ही उत्पन्न करते हैं, उसे पेज्ञाते हैं व फिर अपने ही अन्दर समेटद कर रख 
लेते हैं । यद्द शिक्षा मैंने मकडी से ली है । परमात्मा की इस लीज्ा को जरा विस्तार से समझ लो । 
घुक सृष्टि का जब क्षय हो जाता है तब यह सारा विश्व परमात्मा में लीन होकर अदृश्य हो जाता 
है थ यह सारी विविधता नष्ट हो जाती है । वह सब कुछ एकाकार एक ही तर्वमय हीं रद्दता दे। 
वही श्रीनारायण देव है । अपने काल-रूप से श्रर्थात काक्ष-शक्ति द्वारा वह रष्टि का क्षय--- 
साधन करते हैं । फिर वे अकेले द्वी इन सब के आधार या बीज-रूप से रह जाते हैं। श्रपना 
आधार भी वे खुद ही दो रहते हैं। यद्द सृष्टि प्रकृति के तीन-गुणों--खत्व, रज, तम--का 
विस्तार दै | प्रकृति में जब क्ञोभ होता दै तब ये तीनों गुण घटने-बढ़ने लगते हैं। हसीसे स्टृष्टि 
का बनना शुरू होता है । प्रलय के समय यही तीनों गुण फिर से साम्यावस्था में हो जाते हैं। 
तब इस सारे ज्ञौकिक ब अलोकिक प्रपंच के परम कारण रूप वे आादि-पुरुष नारांयय केवत्च-रूप 
से अर्थाव्‌ केवल अकेले रह जाते हैं | तीन गुणों से युक्त प्रकृति के समान जड़-तत्व व पुरुष के 
चेतन-तत्व दोनों के वे नियामक हैं । इन्हींके बनाये नियमों के अनुसार पुरुष व प्रकृति अपना 
काम करते हैं। यद्द परमात्मा की सुप्त, अव्यक्त, कैवदय अवस्था हुई। इस अ्रवस्था में वे श्रपने 
विशुद्ध आनन्द व विज्ञान में मस्त रहते हैं | किसी प्रकार की सीमा-उपाधि-से घिरे नहीं रहते दें । 
कुछ समय के बाद वे फिर रष्टि-रचना में लगते हैं। सब से पहले उनकी काल-शक्ति जगती दे । 
उससे त्रिगरुणास्मक माया में हलचल शुरू होती है। तीनों गुर्णो में घटा-बढ़ी शुरू होती है। पहले 
क्रिया शक्ति जागृत होती दै व उससे युक्त सूत्र भ्र्थात महत्‌-वत्व का उदय होता है। यद्द तीनों 
गुणों के क्षोम का परिणाम अर्थात्‌ कार्य कद्दा जाता है। इसी महद्दात्‌ में यद्द सारा विश्व ओत- 
प्रोद--ल्बालूव भरा हुआ है। जेंसे वस्त्र में चारों ओर सूत ही सूत द्वोता है, वेसा ही । इसीलिए 
इसे सूत्र स्ष्टि-रूपी वस्त्र का धागा--कद्दते हैं। वेज्ञानिक परिभाषा में पदार्थ-मात्र में, शक्ति- 
मात्र में, प्रत्येक नाम रूप में जो धारणा ( 5छ॥शओतए ) आकर्षण ( ह॥४790४0० ) 
अपकर्षण (७0४०7) सायुज्य (एणा/णंप्धंणा ० 3 88777]&6007) बेयुज्य 
[)88009#0ण॥ भगत 0०7९४'७४४०) संलग्नता (ह.0॥68707) आदि धर्म पाये जाते हैं। 
उन समग्र का मिल कर नाम मह॒तूठत्व है । इस सहत्‌ के द्वी फारण जीव को संसार-बन्धन 
प्राप्त होता है अर्थात्‌ चेतन पुरुष जीव रूप होकर संसार में अचतीर्ण होता है। जब यह संसार 
यनकर फेल गया तो यद्दी परमात्मा की, जीव की विहार-भूमि या क्ीला हुईं। इसमें विद्दार 
करके फिर काज्ञ पाकर प्रलय अवस्था में परमार्मा इसे अपने द्वी उदर में सकडी की तरह रख 
लेता है। परमात्सा व सृष्टि का यद्द सस्बन्ध प्रत्येक जिज्ञासु, भक्त, साधक को अच्छी तरह समझ 
लेना चाहिए । 


“मैंने भ्र'गी कीड़े से यह सीखा है. कि देहधारी जीव स्नेह से, हैं ष से अथवा 
भय से जिस किसीमें भी सम्पूर्ण रूप से अपने चित्त को लगा देता है, अन्त में बह 


१६६ भागवत-धर्म या जीवन की ऋृतांथेता ।ए 


तद्र प हो जाता है। जिस प्रकार भ्र|गी कीट द्वारा अपने बिल सें बन्द किया हुआ 

कीड़ों भय से उसीका ध्यान करते-करते अन्त मे अपने पूवे-रूप को न छोड़ता 

हुआ भी उसीके समान रूप वाला हो जाता है ।? ॥२२-२१॥ 

भ्'ग कीट से मेंने ध्यास-सम्बन्धी एक शिक्षा अद्दश की | न्ठ'गी श्र्थात्‌ शुनगुनी एक 
कीड़ा पकड़ लाती है और अपने बिल में उसे बन्द कर देती है भोर उसपर ग़ुनग्ुनाती रहती 
है। उसके भय से उसीका ध्यान उसे द्नि-रात बना रद्दता है। फल्नतः पह भ्य'गी बन जाता 
है। इससे में यह समझा कि कोई भी जीवधघारी यदि स्नेद्द से, है ष से, अथवा भय से जिस 
किसीमें भी पूरे तौर से अपना ध्यान लगा देता दै तो वद्द उसी रूप को भाष्त कर लेता है। 
ब्रह्म-रूप प्राप्त करने के लिए इसी तरध्द बह्म का अध्यास करने का उपदेश दिया जाता है। 
लेकिन अध्यास के लिए क्सी रूप का--थाकार का--द्दोना जरूरी है। ब्रह्म का श्राकार यदि 
कोई माना जाय तो या तो “<» या सारा विश्व ही कद्दा जा सकता है। उनकी भिन्न-भिन्न 
शक्तियों की या अवतारों की मूर्तियाँ भी क्ञी जा खकती हैं। ऐसे दी किसी आकार को रूप 
अध्यास से प्राप्त हो सकता है | परन्तु ब्रह्म -स्थिति, बह्म-निष्ठा इससे भिन्न वस्तु है। मुक्ति-- 
ईश्वर में मिल जाना--चार प्रकार की मानी गई है । एक सगवान्‌ के ज्ञोक में पहुच जाना--- 
सज्नोकता, दूसरे उनके/ निकट पहुँच जाना--समीपता, तीसरे उनके रूप को पा जाना--सरूपता 
चौथे उन्हींमें मिज्ञ जाना--साथुज्यता । ब्रह्मस्मैक्य यह उसकी चौथी दशा है। अध्यास से 
तीसरी श्रवस्था प्राप्त दो सकती है। | 
समर्थ रामदास अपने दास-बोध में सायुज्य मुक्ति के विषय में क्िखते हें---बन्धन से 

मुक्त होने का नाम है मोक्ष | जीव अपने संकल्प से बैँधता है। 'में जीव हूं? अनेक जन्मों के इस 
संकल्प से जीव की देद-बुद्धि बढ़ जाती है और वह अरूप हो जाता है एवं अपने स्वरूप को भूल 
जाता है। श्रतः स्वरूप-जाग्रति का ही नाम मोक्ष है। अज्ञान की रात खतम द्वोते ही संकरप-- 
दुःखों का नाश हो जाता है व प्राणी तस्काल सुक्त हो जाता है। संकल्प से बँधा जीव विवेक से 
ही मुक्त दो सकता दै। अभेद भक्ति को ही सायुज्य सुक्ति कद्दते हें। असार-निरसन के बाद जो 
सार बचा सो नियगुण ब्रह्म है । वही हम हैं। तत्व-प्राप्ति के साथ द्वी 'में"पन 'चज्मा गयाव 
निग्युण ब्रह्म ही शेष रह गया--सः अद्दम! इस विचार से आध्सनिवेदुन हुआ। भक्त-भगवान्‌ 
की एकता द्वो गईं । विभक्तता छोड़कर भक्त द्वो गया--यह अनन्यता ह्वी सायुज्य मुक्ति है। 
प्राणी भ्रम से 'को5द्वम! कद्दता है। विवेक द्ोते ही 'सो5हम? कहने लगता है। निशुण बक्म से 
अनन्‍्य समरप्त होते ही 'ध्रहम---सा<द्दैम” दोनों मिट जाते हैँ । शाश्वत बाकी रह जाता है । 


“हे राजनू, इस प्रकार मैंने इतने गुरुओं से ऐसी-ऐसी शिक्षाएँ ली हें । 


अब अपने शरीर से मेंने जो शिक्षा ली है वह कहता हूं, सुनो ।? ॥२४॥ 
“मेरे विवेक व वैराग्य का हेतु यह शरीर भी मेरा गुरु है। उत्पत्ति और 


नाश ही इसके धर्म हैं| तथा निरन्तर कष्ट पाना ही इसका' उतरोत्तर फल है। 
यद्यपि मैं इससे तत्व चिन्तन करता हूँ तो भी मेरा /यह निश्चय है. कि यह 
पराया ( अर्थात्‌ स्थार, कुत्ते आदि का भक्ष्य) है। इससे में असंग होकर 
विचरता हूँ |” ॥२४५॥ 


अध्याय ६ दत्तात्र य का शिष्य-भाव १६७ 


इन गुरुओं के अलावा इस शरीर से भो मैंने शिक्षा ली है। इसीसे मैंने त्रिवेक व वेराम्य 
ग्रदण किया है। विषयों से विरक्ति, च सारासार-विचेक इस मनुष्य शरीर में ही शक्य है। फिर 
आपत्ति व नाश ही इसके धर्म हैं । यदि सावधान न रदे तो उत्तरोत्तर दुःख ही इसका फल है। 
मेरे तत्व-चिन्तन का सबसे बडा सहारा यही है। फिर भी में यह सानता हूँ. कि श्रन्‍्त को यह 
अपने काम आने वाला नहीं है। स्थार, कुत्ते का हा भच्य होने वाला है । इस्र प्रतीति से में इसके 
प्रति प्रसंग रहता हूँ, इसमें अ्रपना ममत्व, स्वामित्व नहीं रखता । 

देह से लाभ भो है ओर हानि भी है, देद से उपकार सी हो सकता है और अपकार 

भी, देह ले पाप भी हो सकता दे और पुण्य भी । अतः था तो देह का सदुपयोग करे, पुण्य 
कमाये, या देह का अभिमान छोडकर इसके प्रमोत्रों से परे रहे । इसका उपयोग आत्म-प्राप्ति में 
करे---इसे प्रश्ु क! सन्दिर वनावे । 

“जिसकी प्रिय कासनाओं का पिस्तार याती संग्रह करने वाला यह पुरुष, 
स्त्री, पुत्र, धन, पशु, सेवक, गृदद और अपने कुटुम्बियों का पोषण करता है, बड़े- 
बड़े कष्ट उठाकर धन संचय करने वाला वह देह-बृक्ष ऐसे स्वभाव वाला होने के 
कारण (दुखों के आश्रय भूत) अन्य देह के लिए (कर्म-रूपी। बीज बोकर अपनी 
आयु समाप्त होने पर नाश को आप्त हो जाता है।” ॥२६॥ 

मनुष्य इस शरीर की प्रिय कामनाओं की पूर्ति के लिए स्त्री, पुत्र, घन, पशु, सेचक, 

घर भ्रौर अपने कुटम्बियो को जुदाता व उनका सब तरह पोषण करता है । हृतनी बड़ी बडी 
जिम्मेवारियाँ अपने सिर पर लेता है--बहुत बडे कष्ट उठाकर, विपत्तियाँ सहके घन को बटोरता 
है। वही यह देह पेड की तरह फल में बीज उपजञाकर नये शरीर के क्षिये इस जीवन को समाप्त 
कर देता हे । यह जो त्तरह-तरह के कर्म करता हे, इन्ही के संस्कार इसके अगले शरीर के लिए 
बीज का काम देते हैं । 


“जिस प्रकार बहुत-सी सपत्नियां (सोते) ग्रहस्वामी को अपनी ओर 
खींचती है उसी प्रकार जीव को उनकी ज्ञानेन्द्रियाँ व कर्मन्द्रियां पीड़ित करती 
रहती हैं। इसे रसना कभी एक ओर खींचती है तो पिपासा दूसरी ओर । इसी 
प्रकार शिश्न अन्यत्र खींचता है तो त्वचा, उदर ओर अश्रवरणुन्द्रिय किसी और ही 
तरफ खींचने लगती है। ऐसे ही धणा एवं चंचल नेत्र दूसरी ही ओर 
खींचते हैं |” ॥२०॥ 

इससे बेचारे जीव की बड़ी दयनीय दशा हो जाती है । 


“ “भगवान ने अपनी अजेय मायाशक्ति से वृक्ष, सरीसृप, पशु, पत्ती, डॉस, 
ओर मत्स्य आदि नाना प्रकार की योनियां रचने पर उनसे सन्‍्तुष्ट न होकर जब 
ब्रह्म-दशेन की योग्यता वाले इस पुरुष शरीर को रचा तभी प्रसन्नता प्राप्त की । 
अतः यह मनुष्य देह ही सबे-श्रेष्ठ है |” ॥र८ा॥ 

“यह मनुष्य देह अनित्य होने पर भी परम पुरुषार्थ का साधन है । अतः 
अनेक जन्मों के उपरान्त इस दुर्लभ नर-देह को पाकर बुद्धिमान्‌ पुरुष को उचित 
है कि जबतक यह्‌ पुनः झत्यु के चंगुल में न फंसे तवतक शीघ्र ही अपने 


श्ध् भागवत्त-धर्म॑ या जीवन की कृताथता , 


नि श्रेयस (मोक्ष) प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर ले। क्योंकि विषय तो सभी योनियों मे 
प्राप्त होते हैं। इनका संग्रह करने में इस अमूल्य अबसर को न खोबे ।” ॥२६॥ 
“भगवान्‌ ने दक्ष से लेकर पशु तक अनेक योनियाँ बनाई, परन्तु उससे उसका जी न भरा, 
जब्न भ्रन्त में मनुष्य की स्वृष्टि की, जिसके द्वारा वह बद्धा-दर्शन का अधिकारी हुआ, तो परमदेव 
को बड़ा आनन्द व सन्‍्तोष हुआ । इतना महत्व इस नर-देह को है। द्ालांकि यद्द आज है और 
कल्न नहीं है, तो भी हम अपना श्रेय इसीके द्वारा साथ सकते हैं । श्रतः ऐसे दुर्लभ देह को पाकर 
जो कई योनियों व जन्मों के बाद मिली है, मनुष्य को चाहिए कि वह्द अपने श्रेय के लिए जो कुछ 
कर सकता है समय पर ही, झूत्यु आ्राने के पहले ही करले । यद्दी सबसे ज्यादृद्द जरूरी व महत्व- 
पूर्ण कार्य इस जीवन में उसे करना है, क्योंकि यों विषय-सोग तो सभी योनियों में सुलभ है । 
“इस प्रकार हृदय मे वैराग्य युक्त तथा ज्ञान लोक से प्रकाशित हो में 
निरहंकार और निःसंग होकर इस भूमंडल पर (स्वच्छ॑द) विचरता हू ।”? ॥३०॥ 
“अकेले गुरु ही से यथेष्ठ और सुदृढ़ बोध नहीं हो सकता | [ उसके लिए 
स्वय भी विचार करने की आवश्यकता है ]। एक ही अहितीय ब्रह्म का ऋषियों ने 
नाना प्रकार से निरूपण किया है ।” ॥३१९॥ 
इस प्रकार अनेक गुरुओं से शिक्षा ले, अपने जीचन को बनाकर, वेराग्य व चिज्ञानरूपी 
प्रकाश को पाकर में निःसंग, अ्रनासक्त और साथ ही निरंहकार होकर मस्त घूमता हूँ । संसार का 
कोई मोह और कोई बन्धन मुझे नहीं बाधा दे सकता | लेकिन एक बात दे । इससे फोई इस 
धोखे मे न रद्दे कि अ्रकेले शुरु कर लेने से दी सब काम बन जायगा । गुरु से बोध तो मिलता है 
पर वह संपूर्ण, स्वांगीण नहीं, और न वह पूरी तरद्ट रद द्वी हो सकता है । दूर क्यों जाय 
साक्षात्‌ परमेश्वर का और ऋषियों का द्वी उदाहरण लीजिए न ! परमात्मा एक, अद्वितीय हे 
फिर भी भिन्न-भिन्न ऋषियों ने उसका वर्णन नाना प्रकार से किया है । अत आप सबको चाहिए 
कि सेरी तरह अपनी बुद्धि श्रौर विवेक से काम लेकर गुरु बनावें ओर उनसे उचित शिक्षा लेकर 
तदनुकल्न अपना जीवन-संगठित करे । तभी वह परम श्रेय को पा सकता है, मुक्त स्वच्छन्द, 
निर्भय, नि'शक विचर सकता है| श्रतः जो भेद से अम्ेद की, श्रनेक से एक की, दवत से भ्रद्व त की 
ओर ले जाय, वह्दी गुरु करने योग्य है | ऐसा गुरु वास्तव में तो परमेश्वर दी हो सकता द्ै-+जो 
हमारे हृदय में विराजमान है। यदि हम उसे समझ लें तो फिर गुरु की खोज द्वी समाप्त दो गई । 
मानो वह संसार के परम सत्य को पागया | 
“श्री भगवान्‌ कहते हैं--हे उद्धव, वे गस्भीर-बुद्धि ब्राह्मणश्रेष्ठ इस प्रकार 
यदु को उपदेश कर, उनसे विदा हो, उनके प्रणाम तथा पूजा आदि करने पर 
प्रसन्नचित्त से इच्छानुसार चले गये ।? ॥३२॥ 
हे “इस प्रकार हमारे पूवेजों के भी पूर्वेज राजा यदु अवधूत के उपदेश को 
सुनकर स्वेथा निःसंग होकर समदर्शी हो गये ।? ॥३१॥ 
सच्ची जिज्ञासा का ऐसा ही फल द्वोना चाहिए | जो ज्ञान श्राचार में परिणत न हो, जीवन 
का धर्म न बन जाय वष्ट कच्चा व अधूरा दे । ज्षान- की परीक्षा आचार या कर्म दे जैसे कि 
आधार ज्ञान का दीपस्तम्भ है। 


है. 


ब्रध्याय १० हु 
संसार मिथ्या है ! 


[सर्वथा वधनपुक्त अवधूत्त का उदाहरण देकर अब फिर श्रीकृष्ण उड़व को ससार के 
मिथ्य,त्व क। निरूपण करते है। वे कहते हैं कि इस ससार में प्रत्येक देहघारी की जन्म-मरण 
गिरतर लगे रहते हैं। अतः ये मिथ्या अर्थात्‌ नाशवान्‌ हैं। लेकिन इन सर्बों की अन्दर समाया 
हुआ जो जीव या चेतन्थ है वह एक, अखण्ड है। वह इस ढाचे से उसी प्रकार भिन्न है जैसे 
अग्नि काष्ट से। इस बात को अच्छी वरह पहचान कर सनुष्य को चाहिए, कि वह ठेह आदि 
पदार्थों मे सत्य-बुद्धि को त्याग दे, व यस-नियमो का सेवन करते हुए सदूगुरु की उपासना से मेरे 
स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करे। यज्ञादि अनुष्ठानो से मिन्न-मिन्न लोको की प्राप्ति जरूर होती है, 
लेकिन पुण्य क्षीण होने के बाद उन्हे फिर नीचे गिरना पड़ता है। अ्रतः काम्य कर्मों को छोड़वर 
बह अनासक्त व ममता-हीन हेकर एक ही आत्मा को सर्वत्र देखे। ] 

“श्री भगवान्‌ बोले-हे उद्धव ! मेरे कहे हुए अपने-अपने धर्मों में सावधान 
रहकर और मेरे ही आश्रित होकर अपने वर्ण, आश्रम और कुल के आचारों का 
निष्काम बुद्धि से आचरण करे” ॥१॥ 

श्रतः ऊधो, मनुष्य को चाहिए कि वह मेरे बताये हुए अपने-अपने धर्मो मे सावधान 


रहे, सबंदा अपने को मेरे आसरे छोड़ दें, एवं अपने वर्ण, श्राभ्रस, कुल के आचार का भली- 
भाँति पालन करे, सो भी निष्काम-बुद्धि से । 
वर्णाश्रम-ब्यवस्था 

वर्ण-ब्यवस्था, जिसमें स्वभावानुसार समाज के ब्राह्मण, ज्ञत्रिय, वेश्य व शूद्ध ये चार 
विभाग किये गये थे, प्राचीन आरयो की वर्णं-ब्यवस्था या चातुर्व॑ण्य कहलाती थी । यह सामाजिंक- 
संगठन था। वेयक्तिक उन्नति या साधना के लिए ब्रह्मचर्य, गृद्दस्थ, वानप्रस्थ व संन्‍्यास्त यह 
आश्रस-ब्यवस्था थी । कुल किसी प्रधान पुरुष के पीछे बनता था और उसकी अपनी विशेषताएं 
हो जाती थीं। इन तीनों में निर्दिष्ट आरचारों का पालन प्रत्येक च्यक्ति के लिए. आवश्यक च 
उपयोगी होता था । यद्द पालन भी स्वाथंमय हेतुओं से नहीं, निष्काम भाव से, परोपकार-लुद्धि 
से, या इश्वर-प्रीत्यथ, करने पर ज़ोर दिया जाता था, जिससे समाज में स्वार्थ की होठ न लगकर 
सेवा की. परोपकार की होड़ लगती थी । इन सबके अलावा, व्यक्तियों की अपेक्षा--फिर वह 
चादे कितना ही मद्दान्‌ क्‍यों न दो--सदा परमात्मा पर--संसार की सर्वोच्च शक्ति पर या समष्टि- 
सत्ता पर--अपतना अ्रवलंघन रखने का उपदेश दिया जाता था। इईंश्वर के सिथा किसीकी शक्ति 
की दाद न देने से एक ओर वे जहाँ किसीसे दबते न थे, तहाँ दूसरी ओर शअ्रभिमान भी नहीं 
बढ़ पाता था, एक किस्म की नन्नता, विनय, शालीनता उनमे लाई जाती थी । 


२०० भागवत-धर्स या जीवन की क्वतार्थता 


आजकल यह वर्ण-व्यवस्था बहुत आलोचना की पात्र हो गई है। फिर भी महात्मा 
गाँधी जेसे वर्तमान जगत्‌ के महापुरुष व डाक्टर भगवानदासजी जेसे श्राधुनिक काल के ऋषि- 
तुल्य विचारक इस व्यवस्था की खूबी पर मुग्ध हैं। भद्दाव्माजी ने इसमें सिऱ एक ही दोप 
घुल गया बताया है। और वह है ऊँच नीच का और इसलिए नीच समझे जाने वालों के प्रति 
घुणा व तिरस्कार भाव आ जाता है | डा० भगवानदास इसकी खूबी इस प्रकार बताते हैँः--- 

“इस देश के पुराने विचार में, कठुम्ब को ही मानव-समाज का आधार और आरम्भक 
अणु! (यूनिट) मानते हैं । 

“एुतावानेव पुरुषोय्ज्ञायात्मा प्रजेतिह ।! (सनु० &४९) अ्रक्रेज्ञा पुरुष पुरुष नहीं है, 
लेकिन पुरुष, स्त्री व सतति तीनों मिलक्र सम्पूर्ण पुरुष अथवा मनुष्य बनता है। 

आजकक्ष की प्रवृत्ति, “व्यक्ति? को समाज का झाधार ओर आरम्भक मानने की ओर 
है। एक ह॒ृद्‌ पर व्यक्तिवाद और दूसरी हद पर राष्ट्रवाद यही.आधुनिक काल का आदर्श है । 
कुहम्बबाद एक कोटि और सर्च-मानववबाद दूसरी कोटि, यह प्राचीन आदर्श है। जब समाज-रूपी 
जंजीर को बनानेवाली कड़ी, कुठुम्ब माना जाता है, भौर माता; पिता, तथा संतति सदा के लिए 
एक-दूसरे से जुडे हुए समझे जाते हैं, तब मातृ-पितृ-सबंध के अनन्त विस्तार का स्वाभाविक 
परिणाम यह होता है कि संपूर्ण समाज, न केवल मानसिक दृष्टि से किन्तु शारीरिक दृष्टि से भी, 
परस्पर-संबद्ध, संयुक्त दिखाई देता है और उसका आधार परस्पर का सहयोग द्वों जाता है| 
इसी प्रकार सभी लोग एक द्वी शरीर थोर एक ही आत्मा के अंग वास्तव में हो जाते हैं । 

'ररोटी-बेटी संबंध, अन्न-सबध औभौर योनि-संबध ये ही प्राण-संबंध हैं । पर जब श्रत्येक 
व्यक्ति ही समाज का स्वचन्न अंग समममा जाता है तब जिस समुदाय में चद्द रहता है, उसके साथ 
उसका संबंध मनमाना और प्रतिस्पर्धामूलक द्वो जाता है, और इस कारण से, वह समाज मज़बूत 
होने के बदले भ्रौर कमज़ोर हो जाता है। यही कारण है, जो भाज हम, व्यक्तियों के, भोर ऐसे 
च्यक्तियों से निर्मिद्त राष्ट्रों के बीच इतना उम्र द्वेष-साव देख रददे है, जिससे आज सारा मानव- 
वायु-मंडल व्याप्त दो रहा हैं। न केवल राष्ट राष्ट्र में संघर्ष हो रद्या है बढ्कि प्रत्येक राष्ट्र के भीतर 
भी, श्रमीर भौर शरीब में, शासक और शासित में, बलवान ओर दुबबल में, स्त्री ओर पुरुष में, 
पिता भ्रौर पुत्र में, वृढ़े ओर जवान मे, पुरानी पुश्त और नई पुश्त में, संघषे की पराकाष्ठ। हो 
रही है। 

आरम्भ में मानव-पस्मान्र की सांगोपांग व्यवस्था दी वर्णं-व्यवस्था थी। इसे पश्चिम 
में 'सोशियल आर्गेनिजेशनः कहते हैं। इसमें चार परस्पर सवधब्यूह थे । (१) शिक्षा च्यूह, 
(एजूकेशनल आर्गेनिजेशन', “लनेढ प्रोफ़ेशन्स”) जिसके अ्रवयव तपस्वी विद्वान ब्राक्षण वर्ण के 
शिक्षक और ब्ह्मचारी आश्रम के विद्यार्थी थे, (२) रक्षा-व्यूह, राजनैतिक प्रबंध, (प्रोटेक्टिव 
आगेनिजेशन, एक्जूकेटिव प्रोफ्तेशन्स'), जिसमें साहस, निर्बल रक्षक, 'क्षतात्‌ न्राता!, क्षत्रिय चरण 
और (साधारण दृष्टि से) वानप्रस्थ आश्रम के लोग थे, (३) जीविका व्यूह, श्रार्थिक संघटन, 
(इकोनोमिकल आर्गेनिजेशन, कमशल प्रोफ़ेशन्स) जिसमें कृषि--गोरक्षा--वाणिज्य--च्यापार 
वाले वेश्य वर्ण, और (सामान्यतः) गृहस्थाश्रम के लोग थे और (४) सेवा-व्यूह, सहायता-ब्यूह, 
श्रमजीची-संघटन, (इन्डस्ट्रियल आर्गेनिजेशन?, "लेबर प्रोफेशन्स') जिसमें शूद्ष वर्ण के शारीरिक 
सेचक और सन्‍्यासी आश्रम के आध्यात्मिक सेवक थे । ! 


हि अध्याय १० : संसार मिथ्या हे १ २०१ 


“सम चतुर्विध सामाजिक संग्रथन के श्राधारभूत, कुछ मौलिक और व्यापक सिद्धान्त, 
विविध शास्त्रों के थे; यथा शरीरशास्त्र, चित्तशास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, भोजनशास्त्र, 
विवाह-शास्त्र, राजशास्त्र, चिकित्सा-शास्त्र आदि शास्त्रों, आगम? की परम्परा से 'आगतः 
शब्दों में इन सब शास्त्रों का चतुर्विध राशीकरण, चार पुरुषार्थों के चार शास्त्रों मे किया है--- 
धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र | आर्य-जाति के छुज॒गों" ने, ऋषियों ने 
पूर्वकाल में, ज्ञान-चछ से, इन सब तत्वों को प्रत्यक्ष क के, उनकी नींव पर, मानव-जाति के द्वित 
के ज्षिए, इस समाज-ब्यवस्था का निर्माण किया था--इस क्चय से कि भारत की बहु-संख्यक 
जातियाँ ही नहीं, अपितु समग्र प्ृथ्वी-तत्न के रहने वाले मनुष्य-मात्र, उचित वर्ण में समाविष्ट 
हों, भौर जो भी इसके संपर्क में आ्रावे 'आरय? हो जाय, चादे उसकी जीविका, व्यसन, मतोद्वृत्ति, 
श्राचार-विचार, रीति-रस्म आदि कुछु द्वी क्‍यों न रहा हो । 


शरीर शास्त्र--(आयुवंद) का सिद्धान्त यह हैं कि देहधारी जन्तुओं की' पारस्परिक 
पीढ़ियों की उत्पत्ति में दो नियम सदा कार्य वरते रहते हँ--(१) पितृक्रमाईगम-नियम, पितृ 
परम्परा नियम, जन्मना सिद्धु-स्वभाव नियम आलुवंशिकत 8 (२) स्वतोविशेषण ,नियम, नवोन्मेष 
नियम, कर्मणासाधित--(ज्यक्तीकृत, व्यंजित)--स्वभाव नियम, वेयक्तिक विशेषता। आधुनिक 
पाश्चात्य वज्ञानिक, (१) को "ला भाफ द्वेरिढिटी?, (२) को “ला श्राफ़ स्पान्देतियस वेरियेशन' या 
म्यूटेशन? कद्दते हैं । अर्थात्‌ (१) कुछ शुण तो जन्म से ही साता-पिव। के द्वारा प्राप्त द्वोते हैं 
और कुछ का स्वतः व्यक्तिविशेष में प्रादुर्भाव द्वोता है । इनका फक्न यह होता है कि (१) एक ही 
माँ-बाप की सनन्‍्तति, शरीर श्रोर चुद्धि में, अपने माँ-बाप के सदश ओर एक-दूसरे के सदश ऊुछ 
अंशों मे होते हैं, ओर (२) साथ द्वी दूसरे अंशो में उनमें विज्ञक्षणता भी होती है । पुराने शब्दों 
में इन्दें 'जन्म-सिद्ध गुण” भ्ौर 'कर्म-सिद्ध ग्रुण” श्रथवा “योनिकृत गुण” ओर “तपःश्रुतकृत शुद्ण? 
कद्द सकते हैं | हनपर स्व॒रभेदी नियसों का मूद्ध कारण ब्ह्म-विद्या में मिलता है। परमास्मा की 
“एुकता? ही संसार में जो-कुछ एकता, समता, स्थिरता, सन्नत-भाव, अ्रविच्छिन्न परम्परा देख 
पड़तो है, उसकी द्वेतु है, ओर परमात्मा की स्वभाव-रूप प्रकृति की “श्रनेकता' ही - संसार मे जो- 
कुछ बहुता, विचिन्नता, विभिन्नता ओर परिवर्तनशीक्षता है, उसका कारण दे । 

“अ्न्त:करण शास्त्र, चित्तशास्त्र, अरध्यात्मशास्त्र'--का सिद्धान्त यह है कि चित्त के 
तीन गुण हैं, जिनसें से प्रत्येक व्यक्ति में एक का प्राधान्य द्वोता है; और “ह्विज! भ्र्थात्‌ सुशिह्चित, 
सुसंस्कृत, व्यक्ति जो द्विवीय बार, शात्मज्ञान में जन्म पा चुके हैं, वे इसी हेतु से, तीम प्रकार के 
होते हें---(१) ज्ञान-प्रधान, (२) क्रिया-प्रधान तथा (३) इच्छा-प्रधान; और बाकी लोग चतुर्थ 
प्रकार की श्रणी के हैं, जो अव्यक्त बुद्धि, वाल्क बुद्धि के हं श्रोर ऊँची शिक्षा अहण करने की 
शक्ति नहीं रखते, शारीरिक श्रम का ही कास भ्रधिकतर कर सकते हैं। ज्ञान-प्रधान मनुष्य के 
लिए हृदय का श्रप्यायन और सस्कार्य का प्रेरक विशेषकर प्रेम-पूर्ण सम्मान ही होता है। और 
इसीको वष्द अधिक चाहता है। “सानो द्वि मद्रतां घनम्‌? । क्रिया-प्रधान पुरुष आज्ञाशक्ति, ऐश्वर्य, 
“ईंश्वर-साव” अधिकार? को अधिक चाहता है। इच्छा-प्रथान पुरुष धन-घान्य को झौर श्रमज्ीवी 
मनुष्य खेल-तमाशा, क्रीडा-विनोद अधिक पसंद करता है। यह अच्छी तरह से स्मरण रखना 
चाहिए कि चार सह्ोदर भाई भिन्न-भिन्न श्रेणी, वर्य, राशि, प्रकृति, आकृति, मनोंद्वत्ति के हों 
सकते हैं शोर अक्सर द्वोते हैं। यह विचित्रता उनमें स्वतः उत्पक्ष होती है तथा य्रह भी ठीक है 


रण ह भागवत-घर्म या जीवन की कृतार्थता 

कि परम्परागत प्रकृति के कारण वे प्रायः स्वल्प-मेद से, -एक ही अ्रेणी, एक ही भाकार-प्रकार 

और स्वभाव"के भी घहुघा दोते हैं । है का 
“अन्तःकरण शास्त्र! का दूसरा सिद्धान्त यह दै कि स्त्री-पुरष की राजस-तामस काम- 

वासना जो होती है, वह सात्यिक स्नेह-प्रीति, स्वार्थ-ध्याग, उत्तरदायित्व-संवेदन ओर कर्त्तब्य - 

परायणता के भाव में परिवर्तित हो जाती है, जब उन्हें सन्‍्ठति उत्पन्न होती दै। पर जैसे भ्न्‍्प 

बातो में, वेसे ही सन्‍्तति में भी अति? से बहुत दुश्ख पैदा होता है। 


्थेशास्त्र! का सिद्धान्त, वर्ण-धर्मात्मक-समाज-व्यवस्था की जढ़ में, यह है कि-- 
जीविकोपाजन में अनियमित विनाशकारी प्रतिदवन्द्रिता दूर की जाय या फम-से-क्म उसको 
ख़रावियाँ कम की जाँय | इसब्लिए चार चर्णो' के लिए थार, मिन्न-भिन्न प्रकार की, जीविका-वृत्तियाँ 
नियत कर दीं। जो लोग अ्रपनी शारीरिक और मानसिक प्रकृति के कारण पेतृक-जीविका के योग्य 
हों, वे निश्वयेन उसीका थ्रवलंबन करे । पर जब किसी व्यक्ति में दूसरे प्रकार का स्वभाव पाया 
जाय, तो उसको यहद्द इज़ाज्ञत रद्दे कि वह अपमी भ्रव्नत्ति के अनुकज्त जीविका का कार्य उठा सके, 
पर, धनोपाजन के लिपु, किसी दूसरे वर्ण के द्षिए निर्धारित जीविकोपाय का काये न करने पावे । 
इस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य, श्रपनी शक्ति और बुद्धि के भ्रनुसार सारे समाज की सेवा के क्षिए 
कार्य कर सकेगा । और समाज की तरफ से उसे उपयुक्त पुरस्कार और जीविकोपाज॑न का साधन 
मिलेगा और काम, दास और शरराम का न्‍्यायोत्रित विभाग द्वो सकेगा; क्योंकि कोई भी न्यक्ति 
जीविका के लिए, स्ववर्णोचित कार्य के सिवा, दूसरा काम न कर सकेगा । 

पसमाज शास्त्र' का सिद्धान्त यह दै कि जिस प्रकार से व्यक्ति के शरीर में सिर, दाथ, 
धडढ़ और सर्वधारक पेर हांते हैं श्रोर जिस तरद्द व्यक्ति के चित्त में ज्ञान-क्रिया व इच्छा का 
मर्दार रदता है तथा सर्वधारिणी चेतना-शक्ति रद्दती है, उसी प्रकार सामाजिक संगठन में भर्थात्‌ 
प्रत्येक सर्वाड्ज पुष्ट, सुविकसित, उन्नत और सम्य-समान में चार ऐसी श्रेणियाँ होती हैं जो स्थूज्न 
रूप से, जीविका की दृष्टि से एक-दूसरे से विभक्त की जा सकेती हैं--(१) विद्योपजीबी चर्ग, 
(२) ( शासनाव्मक ) अधिकारोपजीवी वरगे, (३) व्यापारोपनीवी वर्ग तथा (७) शारीरिक- 
श्रमौपजीवी वर्ग । इन चारों श्रेणियों में चार प्रकृतियों के अनुरूप अधिकार (दक्त) और कर्त्तव्य 
(फ्रजँ) कार्य श्रीर जीविका, परिश्रम ओर पुरस्कार, मिहनत और उच्जत का उचित बैंटव रा होना 
चाहिए। तथा किसीको किसी दूसरे क्षेत्र पर (विशेष जीविका के साधन पर) आघात करने का कोई 
अवसर न मित्लना चाहिए, न किसी वर्ग या व्यक्ति को दो या तीन या चारों प्रकार से जीविका 
उपोजन कर सकने की इज्ाज़त होनी चाहिए। 

“दूसरा 'सांमाजिक सिद्धान्त” जिसका प्रभाव बहुत दी न्‍्यापक है और जो पुरातन 
सामाजिक च्यवस्था में अनुस्यूत था, यद्द है कि व्यक्ति नहीं, कुज वा कुदम्ब समाज का झरस्भ 
अवयेव--इकाई--दै । 

समाज शास्त्र' का एक और बहुत गौरवपूर्य सिद्धान्त चर्ण-घर्म में गुथा हुआ यद्द भी 
है कि प्रस्येक ब्यक्ति के जीवन के मोटे तौर से चार विभाग होना चाहिए, पद्चल्ा भाग अध्ययन 
में, दूसरा गाहस्थ्य और ज्ञीविकोपार्जन में; तथा सनन्‍्तति के पात्नन-पीषण में; त्तीसरा बिना किसी 
वेतमें या प्रतिफल था कीमत के सावजनिक सेवा में, और चौथा आध्यात्म ज्ञान-व मोज साधन 


अध्याय १० : संसार मिथ्या है. ? २०३ 


में व्यतीत द्दोना चाहिए। स्वार्थ-प्रधान वैयक्तिक भावों और चासनाओं का नियंत्रित नियमित 
सेवन, प्रथम दो विभागों में होने देना चाहिए। और परार्थप्रधान ज्लोकोपकारी भाव और 
शुभेच्छा का अधिकाधिक, प्रति-दिन पघर्धसान मात्रा में सेवन, अ्रन्तिस दो विभागों में द्वोना 
चाहिपु। 'आश्रम धर्म' के नाम से प्रसिद्ध व्यवस्था का यह मूल सिद्धान्त है, जिससे वेयक्तिक 
जीवन का भ्रबंध किया गया है। इसका श्रदट संबंध चर्ण॑-धर्म से हैं जिसके द्वारा सासाजिक 
जीवन का प्रवंध किया गया है। इन दोनों का--वर्ण-धर्म भर भ्राश्रम-धर्म का, वेसा दी संबंध 
है जैसा कपड़े में ताने-बाने का १ हा 


'राजनीति-शास्त्र! (घर्मशास्त्र के अन्तर्गत) का सिद्धान्त, जो इस व्यवस्था में ओतप्रीत 
है, वद्द यद्द दे कि चारों जीविकाशों के अनुसार विभक्त श्रेणियों का एथक्‌-एथक्‌ परन्तु परस्पर 
अ्रवज्ञम्बित, व्यूह न दो । उनसें आपस में शक्ति का उचित बैंटवारा रद्दे ओर शास्त्र शक्ति (ज्ञान- 
घल), शस्त्रशक्ति (सेनावल), अन्न शक्ति (घनबल) और सेवा शक्ति (अमबल) सबके सब 
किसी एक समुदाय अथवा ब्यक्ति में केन्द्रीभूत न हो सके; क्‍योंकि एक दही हाथ में कई शक्तियों 
के आने का खामईवाह यह नतीजा द्वोता है कि भ्रहंकार, उच्छूछ्ुलता, निर्मर्यादृता अ्रवश्यसेच 
उभरते हैं; प्रजा के शित्तण-रक्षण-पात्रन के सोम्य-भाव दुब जाते हैं; और अनियंत्रित अधिकार 
का दुरुपयोग फरके दूसरों को पीडा देने का भाव निश्चयेन बढ़ता है । 


पशिक्षा-शास्त्र! (धर्मशास्त्र के श्रन्तर्गत) का सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक बच्चे को, जो 
ज़रा भी शिक्षा पाने योग्य है, सांसारिक (कल्चरल) शिक्षा के साथ-साथ उसी प्रकार ध्यावह्यरिक 
(वोकेशनल), अर्थकरी, जीविका-साधनी, विशेष शिक्षा दी जाय, जिसके प्रति उसकी स्वभात्र से 
प्रयृत्ति हो । ओर इस प्रवृति को समझने, पहिचानने के लिए उसके शिक्षकों को, विशेष प्रकार से 
अध्यात्मवेदी धोकर, ध्यान देना ओर यर्व्न करना चाहिए । ः 


प्वास्थ्य-शात्न और विवाह-शास्त्र! (आयुर्वेद शौर कामशास्त्र) का सिद्धान्त यह है 
कि भोजन और भोजन के घारे में सब प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए | दर तरद्द की शुचित्ता, 
सफाई की फिक्र करनी चाहिए और ऐसे ही लोगों के साथ भोजन भौर विधाह करना चाहिए जो 
समान-शीलज्ष भर ब्यसन वाले हों, जिनका स्वभात्र मिलता हो | ऐसा ही करने से व्यक्ति-जीवन 
में, कुटुम्ब-जीवन में ओर जाति-जीवन सें स्वास्थ्य श्लौर सुख की तृद्धि दो सकती है । 


“यद वर्णाश्रस-घ्यवस्था तो एक ऐसा साँचा--ढाँचा चारखानों का है, जिसमें सब प्रकार 
से मनुष्य अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव गुण (जीविका) फर्म के अनुसार सहज में डाले जा सकते 
हैं श्रौर जाते थे । प्राचीन व्यवस्था के मौलिक सिद्धान्तों के अनुसार कोई कारण नहीं है फि 
संसार में बसने-वाले सभी लोग चीनी, जापामी, ईरानी, अरबी, फ्रांसीसी, जर्मन, अप्रेज़ चाहे 
वे ईसाई, मुस्लिम, यहूदी या और किसी मज़इब के दों, इन्हीं चार जीविकाजुसार पिरोहों या 
पेशों में विभक्त न किये जाँय ।!? 


/(स्वधर्मालुष्ठान से)' शुद्धचित्त होकर यह देखे कि विषयलोलुप पुरुष जिन 


१ सारांश कि अपने स्वभाव-घर्मानुसार, ब्रह्मापंण करके या समष्टि कथा सममाज-टित 
- की भावना से, प्रत्येक कम करे | कुलाचार, ट वाचार, धर्माचार सबका आधार मुझे माने । प्रल्ेक 


२०७8 भागवत-धर्स या जीवन की छतार्थता 


त्रिगुशमय कर्मों को सत्य सानकर करते हैं उन सबका परिणाम विपरीत ही 
होता है”? ॥२॥ मु | 
जब वह अपने धर्मानुसार निष्काम-कर्म करेगा तो उससे उसका चित्त शुद्ध द्योता, 

जायगा । काम, क्रोध आदि छुः विकार ही चित्त के मत्र हैं। स्वार्थी कामों से ये मत्द बढ़ते हैं 
और ति.स्वार्थी कामों से घटते हैं। स्वार्थी कामों में लोगों का उत्तरोत्तर विरोध और निध्वार्थी 
में अर्थात्‌ परोपकार में उत्तरोत्तर सहायवा-सहयोग घढ़ता है। अ्रत* इन विकारों के बढ़ने की 
यु'जाइश कम रहती है। जब चित्त के मल घुल जाते दे तो दृष्टि साफ द्वो जादी है, सही व सस्य 
विचार का रास्ता सरल हो जाता है । तब वह देखे और बिचारे कि विपय-ज्ञोलुप क्ञोग जो सास्विक 
रीजस व तामस गुर्णो" से प्रेरित होकर विविध कर्म करते हैं और मानते हैं कि ऐसा ही करना 
दौक है तो उनका नतीजा उन्हें आखिर क्या मिलता है ? वह इस नतोजे पर पहुचेगा कि सुख 
चाहते हुए भी, सुख के लिए हृतना भ्राक्षाश-पाताज्ञ एक रहते हुए भी, उनको उल्टा' टु.ख ही 
मिलता घैं--द्वेप, कलद्द, चिन्ता, निराशा, सनरुताप यही उनके परले पढता दे | 


“सोये हुए पुरुष को (स्वप्नावस्था मे) दिखाई देनेवाले पदार्थ तथा चिन्तन 
करनेवाले के मनोरथ जैसे नानारूप होने से मिथ्या हंते हूँ उसी प्रकार त्रिगुणा- 
त्मिका भेद-बुद्धि भी मिथ्या ही हैँ” ॥३॥ 

वह्द देख लेगा कि संसार में यह जो मेरे व तुम्हारे--अपने व पराये का भेद-भाव है, 

झा जो सृष्टि में नाना प्रकार के भ्राकार व रचना वाले पदार्थ दीखते हूँ ट्नका यद्द प्रत्यक्ष दीखने 
वाज्ञा मेद्‌ वास्तव सें मिथ्या है । यह असब्ियत में, गहराई में जाकर सघ एक ह्वी तत्त्व में समा 
जाते हैं, जैसे कि सारा पेढ़ बीज से । मनुष्य जब सोता दै तो तरद्-तरह् के स्वप्न देखता है, या 
यों ही तरह-तरह के मनोरथ करता ,दहै । उस समय तो उसे वे प्रत्यक्त व सच्चे द्वी मालूम दवोते हैं। 
किन्तु नींद खुल जाने पर सपने रूंठे, अवास्तविक द्वो जाते हैं शोर सावधान द्ोने पर” मनोरथ 
कल्पित सालूस होते हैं; पेसे ही दश्य जगत्‌ की यद्द भिन्नता और हमारा श्रपना मे--मेरा यह 
भेदृ-साव व साया के तीनों गुणों फे प्रभाव का फल होने से मिथ्या है ।' 


कम का अध्यक्ष मुझे समके | मेरी अभिलाषा से ही प्रत्येक कम करे । कर्म के आदि, मध्य, अन्त 
सबसे मेरा ही स्मरण, ध्यान रहे | ऐसे सब कर्म अपने-आप निष्काम हो जाते हैं। उनके बन्धन से 
कर्सी मुक्त रहेगा । 

१ त्रिगुण--“सत्व, रज, तम--इन तीन शुणो से देह बना है। इनमे सत्व गुण 
उत्तम है, सत्व गुण के कारण हरिमक्ति, रजोगुण के कारण जन्स-मरण का फेर व तमोशुण से 
अधघोगति प्राप्त होती है। इनमे भी शुद्ध व शबल--पास्मार्थिक व सासारिक ऐसे भेद है। 
परमाथथ-साधक को शुद्ध, संसारग्रस्त फो शबल, ओपाधिक या बाघक सममभा चाहिएँ । 

( दासवोध रा८ ) 

२ “सत्य >-त्रह्म की दृष्टि से असत्यम्-न्माया नहीं है, व माया के रहते हुए ब्रह्म नहीं 
है। सत्य अथवा अ्रसत्य का सबंध देखने वाले से होगा है। देखने वालाज-दृश व देखना -- 
दर्शन जिसे अर्थात्‌ दुष्ठा की हुआ, तिपुटी मिठी कि समाधान हुआ | ? 


अध्याय १० : संसार मिथ्या है ? २०९५ 


“मेरे परायण हुआ पुरुष निवृत्ति के लिये केवल नित्य नैमित्तिक कर्म ही 
करे, प्रवुत्तिजनक कास्य-कर्मो को छोड़ दे और जिस समय आत्म-जिज्ञासा (अक्म- 
विचार) मे भलीभांति प्रवृत्त हो जाय, उस समय कर्म-विधि की परवा न करे” ॥श॥ 

'भेद-बुद्धि नष्ट होने से उसका मन धीरे-धीरे मुरूमे मिलने लगेगा। तब भी उसे 

नित्य--नैमित्तिक--कर्म करते रहना चाहिए । लेकिन उन्हें मोत्त की दृष्टि से, परमपद पाने की 
अभिल्वाषा से, करे, विषय-भोगों में बाँधने वाले काम्य-कर्मा' को छोड दे, जिनसे मन उल्टा 
माया-मोह में फैस.जाता है। इससे आत्मा-संबंधी जिज्ञासा बढ़ेगी और वद्द अह्म-विचार में डूबने 
लगेगा। जब उसे भत्री-भाँति आत्म-प्रतीति हो जाय तब फिर वह जो-कुछु करे स्वभावतः करेगा, 
कर्म से, विधि-निषेधात्मक नियमों से परे दों जायगा । वह स्वभाववश द्वी इन नियमों पर चल्नने 
लगेगा- इसलिए नहीं कि उनका विधान या निषेध किया गया है। यदि इनमें से कोई नियम 

 डसके द्वारा हटा या लॉधा गया तो किसी डझँचे उद्देश्य से, महान्‌ काय की सिद्धि के क्षिए, या 
बह नियम ख़राब दो तो उसे मिटाने के लिए ही । इनके ल्लिए उसके मन में कोई घृणा नहीं पेदा 
होगी; बल्कि उसके लिए वे अनावश्यक, व निरथंक दो जायैंगे। जेसे जब तक दम घातक द्वोते 
है, कोई काम माता पिता व बढ़ों की आज्ञा मानने के लिए करते हैं; किन्तु जब रुज्ञान हो जाते 
है तो उन्हीं कार्यो" को अपनी ज़िस्मेवरी समझकर अ्रपने-आप करते या नहीं करते है ।* 


१५मेरा भक्त यमो का निरन्तर सेवन करे और नियमों का भी समयानुसार 
यथाशक्ति पालन करे तथा मेरे स्वरूप के जाननेवाल, शान्त ओर साज्षात्‌ मेरे ही 
स्वरूप गुरुदेव की सदा प्रेम और श्रद्धा से उपासना करे” ॥श॥ 
उद्धव, मेरे भक्त को चाहिए कि वह सत्य, भ्रहिंसा थादि यों का नित्य पालन करे । 
यद्द श्रनिवार्य है । क्योंकि इनकी बुनियाद पर ही श्रेय-जीवन की इमारत खडी है। शौच, संतोष 
आदि नियमों का पालन, समय व शक्ति देखकर करे। इस तथा आगे की साधना के लिए गुरु 
की शरण जाय | प्रेम व श्रद्धा से युरु की 'उपासना करे । गुरु मामूझी न हो । यों तो जिससे भी 


“सत्य के बराबर पुण्य व असत्य के वरावर पाप नहीं। सत्य याने निश्रल ब्रह्म, स्व-रूप, 
ओर अमत्य याने चचल, माया, दृश्य । पाप मिट जाने से निश्चल पुण्य शेप रह गया व उससे 
अनन्य होने पर नामातीत हो गये | जब यह प्रत्यय हो जाय कि हम तो स्वत:-सिद्ध बस्तु है, हमे 
टह-संबध नहीं है, तो फिर पाप के पहाड़ पलक मारते ही जलकर खाक हे जाने €ै। अनेक दौपो 
का ज्ञालन करने वाला ब्रह्मश्ञान ही हे--दूसर साधन तो तुच्छ हें ।?* ( दासवोध ) 

१ जिसका ध्यान मुकमे लग जाता है उसके काम्य-कर्म अपने-आपव छूट जाते है । 
मुकूमे प्रीति हो जाने से फिर ससार का कोई पदार्थ प्रेम--आसक्कि--योग्य नहीं जचता | जब 
तुच्छ विषय-भोग में सनुष्य फो इतना आनद सालूम होता है तो फिर सारे सासारिक विषयों के 
प्रभु मुझ में चित्त लगाने से उसे किवना आनद मालूम होया ? सुक मे चित्त लगाने का सरल व 
स्थल उपाय है मेरे जगत्‌ू--मेरे शरीर--की सेवा मे प्रदत्त होना । पहले प्रत्यज्ञ की सैवा--उससे 
फिर मुझ अग्रत्यक्ष, अव्यक्त की ओर कुकाब हा जायगा | स्थूल से सूच्म की ओर अपने-आप 
गःह हो जायगी। 


गा 


का, 


२०६ श भागवत-धर्म या जीवन की छकृतार्थता 


हमें कुछ शिक्षा मिलती है, जो हमले किसी भी गुण, विद्या, शक्ति में अधिक दै वह् गुरु स्थानीय 
है; परन्तु/यहाँ गुरु उसे समझना चाद्िएु जो जीवन-निर्माण करे, जीवन को श्रेय का मार्ग 
यताचे । उसे मेरे स्वप का यथात्रत्‌ ज्ञान धोना चाहिए | स्वभाव शान्त हो । अधिक क्या बताऊँ 
मुझ जैसा दी हो, ऐसा समर छो । अब शिष्य के ल्त्तण सुनो-- 


(उसे चाहिए कि) “मान ओर मत्सर से रहित, कार्यकुशल, मसताशुन्य 
इढ़भेसी, उतावलापन से रहित तथा आत्मतत्त्व का जिज्लासु हो और परनिन्दा 


एवं व्यर्थ-बचन से दूर रहे” ॥६॥ 


शिष्य या साधक अपने जीवन में देवी संपत्तियों का उत्कर्ष साथे । किसीसे मान की 
इच्छा न रखे, जो काम द्वाथ में ले उसे दक्षता से--प्लावधानी व योग्यता के साथ--.पूरा करे, 
कोई वस्तु न मिले वो दूसरों से हंष न फरे, सध्चा व पका मित्र सबका बनकर रददे, “यद्द मेरा है” 
ऐसा ममत्व किसी व्यक्ति या वस्तु में न रे--लबको पुक-समान अपना-सा सममे | फिर जददइ- 
बाजी न करे, हर काम सोच-सममझफर केरे--हर बात सोच-सममकर बोले, ज्ञान व बोध की 
सदैव इच्छा रखे, उचित अवसर पर उचित सत्य, द्वित व मित बात कद्दे। चाचालता म करे | 
सदा प्रसन्नचित्त, आनन्दी बनकर रदे । खेद के अ्रवसर आधे तो उन्हें मेरे अर्पण फरके मेरे भरोसे 
मस्त रहे । 

“अपने परमस-धनरूप आत्मा को सवेत्र देखता हुआ समदर्शी होकर स्त्री 
पुत्र, ग्रह, भूमि, स्वजन और धन आदि में अनासक्त एव ममताहीन होकर 
रह” ॥७॥ - 

शादी द्वोी या न द्यो, पन्‍नी रददे या न रदे, पुत्र हो वा न हो, घर मिले या न मिलने 

खेत्नी-बाढ़ी रद्दे या चद्धी जाय, स्वजन प्रसक्न हों या अ्रप्रसन्न, रहें या न रहें, धन घावे या चढ्धा 
जाय, सब अवस्थाझं में ठदासीन, तटस्थ रहे, अपने चित्त की समता को न ख्रोवे । इनकी प्राष्ति 
पर हर्ष या अभिमान से फूल्ष न जाय; इनके नाश, विमोग पर-जु.ख थ शोकभार से दब न जाय, 
न इनकी प्राप्ति, रक्ता व पालम के लिपु कोई झूठा, गनदा, भ्रधम का कास ही फरे । इन सबकी 
श्रेपेष्षा मुकोको परमधन समझे | इन सब में मसुझीको ध्याप्त माने। इससे उसकी दृष्टि सम- 
दर्शिनी हो जायगी । जबतक इनको स्वतंत्र व एथक मानेगा, भेद-दृष्टि रहेगी व घुद्धि में खमता 
ऋ आरा पावेसी । जब इन सब को मेरा ही स्वरूप--मेरे ही भिन्न-भिन्न नास-रूप--मानेगा तो आप 
दी सब में सम-बुद्धि होने त्ञगेगी । देद्द रहते ही पिदेद्दता प्राप्त होने क्गेगी। 


“जस भरकार दाह्म-काष्ठ से उसका दाहक और प्रकाशक अग्नि प्रथक 
होता है उसी प्रकार (दृश्यरूप) स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर से उनका साज्ञषी स्वयं- 
प्रकाश आत्मा विलक्षण (अत्यन्त भिन्न) है? ॥5८॥ 


हि यह जो जढ या भौतिक स्थूत्न व सूक्म पदार्थ दिखाई देते हैं इनसे, इनके शरीर च 
ढांचे में, इनमें चेतन-रूप से जो भात्मा रहता दै, नद्द विज्ञक्षण है, अत्यन्त भिन्न गुण-घर्म रखता 
है, वद्द सवर्य-प्रकाश है। यह शरीर उसके श्रकाश से प्रकाशित दै, किन्तु चद भात्मा खुद दी 

ि 


अध्याय १० : संसार मिथ्या है ? 


के रे 
 आच्साती है 


अपने ही प्रकाश से प्रकाशित रहत्ता है । वद्द शरीर के सब परिवर्तनों--उतार-चढ़ावो न “भीत्ी 

८ 'है। नदी किनारे फ्रा पेड जैसे नदी के समस्त प्रवाहों को देखता दै वैसे ही आत्मा दसारे अन्दर 
रोम-रोम में रमा हुआ! हमारे सब रूपान्तरों फो सतत देखता है। देखो, लकडी में श्राग रद्दती है। 
वह उसे जलाती है। आग से लकड़ी प्रकाशमान होती है। परन्तु आग किससे प्रकाशित होती 
है ? वद अपनी ही शक्ति से प्रकाशित है । फिर भी वह काष्ठ से भिन्न है। इसी तरद्द आत्मा की 
स्थिति समझो ।* 


“का में प्रविष्ट हुआ अग्नि जैसे ध्यंस, उत्पत्ति, सूक््मता, महत्ता एवं , 
अनेकता आदि काष्ठ के गुणों को ग्रहण कर लेता है वैसे ही जन्म-सरण आदि 
देह के धर्मों को आत्मा ग्रहण कर लेवा है । वास्तव में वे धर्म उसके नहीं हें?” ॥६॥ 

लकड़ी में प्रवेश करके भ्रग्नि क्कढ़ी के जैसा ह्म्बा, टेढ़ा, गोल आदि रूप तथा ध्वंस , 

उत्पत्ति, सूच्मता, मद्दत्ता एवं अनेकता आदि गुणों को अहण करता है, वेसे ही आत्माफों 
समभो । यह भी देह में प्रविष्ट होकर उसके जन्म-मरण आदि देह-धर्मो' को प्राप्त कर लेता है, 
वास्तव में ये उसके धर्म नहीं हैं ।* । 


“चेतनस्वरूप पुरुष का जो यह सत्त्वादि गुणों से वना हुआ शरीर है, इस 
जन्म-मरणरूप संसार को उसीके निमित्त से समझना चाहिए”? ॥१०॥ 
यों समझो कि ये शरीर श्रादि प्रकृति के तीन ग्रुणो की रचना है । इसमें चेतन पुरुष 
जीवरूप से निवास करता है। वास्तव में तो यह प्रकृति और चेतन-पुरुष दोनों ही परमात्मा के 


१ “धरमार्थ के माने हैं अध्यात्म, मोक्ष । परमात्व-तत्व सब सारो का सार है। वह 
अखणड, अक्षय, अपार है। उसे न चोर-मय, न राज-भय, न आग्न-मय | यह परम-वगुह्न है, 
अतः परमार्थ वहलाता है। इसकी प्राप्ति से जन्म-मृत्यु के फेरे टलते है और सायुज्य-मुक्ति अपने 
पास ही मिल जाती है। विवेक से माया का निरसन होता है, सारासार विचार स्फुरिंत होता है। 
अन्तर में ही परत्रह्म का अनुभव होता है। चारो ओर ब्रह्म भासता है। ब्रह्ममास मे ब्रह्माएड छ्ूब 
जाता है। पञ्मभूतो का उपद्रव शान्त हो जाता है। प्रपश्च मिथ्या हो जाता है। माया की 
निःसारता प्रकट ही जाती है । त्रह्म-स्थिति प्राप्त होने से सारे संशय ब्रह्माण्ड के बाहर चले जाते 
है। जिसे परमार्थ सघ मया वही वास्तविक राजाघिराज है । जिसे नहीं सधा वही दीन-दरिद्ध । 

( दासबोध १६ ) 

२ विचार के लिए, मनुष्य के शरीर, मन, बुद्धि श्रोर आत्मा इतने माग कर सकते है। 
शरीर स्थूल दृष्टिगोचर है, मन अच्श्य ओर सृक्तम है। शरीर जड है, मन जड व चेतन दोनो हैं । 
शरीर की तरफ झ्ुुकने पर, शारीरिक प्रमावो से प्रभावित होने पर चह जड़, व बुद्धि तथा आत्मा के 
प्रभावों से प्रभावित होने पर चेतन होता है दोनो से प्रभावित होने के कारण वह डावाडोल, 
अस्थिर होता हैं | बुद्धि आत्मा की तरफ अधिक झक्रुकती हैं। मन को विवेक से प्रभाविव करती 

, रहती हैं । सार ओर असार का बोध कराके आत्मा की ओर प्रव्नत्त करती हैं। बुद्धि जब स्थिर, 
निर्मेल, अ्रकंप हो जाती है वो आत्मा का रूप धारण करने लगती हैं। उसमें आउमप्रतीति होने 
लगती हैं + ये चारी भेद वह्तुतः तो सदवस्तु आत्मा के ही है। आत्मा ही देंह-घर्मो की धारण 
करता हैं । 


रण्८ भागवत-घस या जीवन की कृता्थता 


अंश, रूप, शक्ति हैं । इन सबके दो बड़े भाग द्वो जाते हैं । एक भाग द्वे सत्‌ चित्‌ श्राननद--यह 
पुरुष है, दूसर। सस्व, रज, तम यह भ्रकृति है। जगव्‌ का स्थूल्न विविध रूप प्रकृति के द्वारा बना 
है और उसमें सशिदानन्द परमात्मा अपने अंशरूप से प्रविष्ट होकर उसे सचेतन बनाता है। यह 
संसार घनता है और बिगढ़ता हें, देह उरपन्न द्योता हे ओर मरता है । यद्यपि ये क्रियायें शरीर 
की, आऊार की ही होती हैं तो भी जीव उन सबसें समाया हुश्ना होने के कारण उसी की सान 
क्ञी जाती है। इस बात को भूलकर तुम यह समझो कि जीवन-मरण-रूप जो संसार द्वै वह 
चाछ्तव में परमास्सा के ही भोग क निमित्त है। जीवरूप धारण करके वह इसका सुख-स्वाद 
लेता हैं । जबतक यह जीव यह याद रखता है कि में इस देद्द से त्र हसके सुख-दुःखों से अत्िप्त 
परमात्मा हू तबवतक वह इनके कर्म-फल्नों से नहीं चैंधता, जेसे बिजद्गी को चाहे आप लेम्प में 
लगा दीजिए, चाहे इजिन से, चाहे मनुप्य को जकाने के यंत्र में क्रमा दीजिए, चाहे रेडियो में, 
वह सघ जगह अ्रल्लिप्त द्वोकर अपना काम कर देगी, उसे इन कर्मो' के अच्छे छुरे होने से सुख- 
दुःख से कोई सरोकार नहीं, परन्तु यदि वह यह मानने क्षगे कि लेंम्प में हू, इंजिन में हूँ, जब्लाने 
का यत्र में हूँ, रेडियो में हू तो इनके कर्मो' का व उनके फल्लों का अधिकार, प्रभाव या परिणाम 
उसे स्वीकार किये बिना गति न रहेगी । 


“इसलिए जिज्ञासापूबेक अपने अन्तःकरण मे स्थित उस अद्वितीय परमात्मा 
को जानकर क्रमश. (अन्य पदार्थों में हुईं) इस सत्यत्त्व बुद्धि को त्याग दे” ॥११॥ 
अत, भक्त को उचित है कि वद्द इन दृश्य पदार्थों में जो .घत्य-छुद्धि रखता दे उसे 
स्याग दे श्रौर अपनी जिज्ञासा के द्वारा परसात्मा को पद्चचाने । वह कहीं दूर नहीं है । दमारे हृदय 
में ही मोजूद है । वद्द सी-पचास या अनेक नहीं हे जो उसे तज्ञाश करने में दिक्कत या परेशानी 
हो | चद्द एक व शद्ठितीय, हे । अतः उस्रीको एकमान्न सत्य मानकर अन्य वस्तुओं को सिथ्या 
ससमे । है 
“आचाये नीचे की अरणि है, शिष्य ऊपर की और उपदेश मध्य का 
मन्थन-काष्ठ है, तथा सुख॒प्रद-अक्यविद्या उत्तकी सन्धि है”? ॥१२॥ 
यह ज्ञान ही ब्रह्म-विद्या है। 'इसे , एक प्रकार की (यज्ञ की) अग्नि समझो । यज्ञ में 
अग्नि दो अ(णियॉ--एक प्रकार की द्कड़ी--कों रगढ कर उत्पन्न की जाती है। उसमें थाचार्य 
को नीचे की अरणि सममो, जो 'प्राधार-रूप“है । शिष्य को ऊपर की, जो गुरु के सद्दोरे रद्ता व 
चलता है । गुरु का उपदेश दोनों के सध्य का मंथन-काष्ट है व ब्रह्मतिया उनकी संधि ह॑ जिससे 
ज्ञान-रूप अग्नि प्रकट द्वोती हे । के 
“बह (त्ह्मविद्यारूप) अति निपुण और विशुद्ध बुद्धि गुणों से उत्पन्न हुई 
साया का ध्वंस कर देती है और फिर इस संसार के कारणरूप गुणों कः नाश 
करके डधनरहित अग्नि के समान स्वयं भी शान्त हो जाती है” ॥११॥ 
यह भह्या-विद्या रूप अग्नि, जिसे अति विशुद्ध ओर मिपुण-लुद्धि ही सममो, ठीन शुखों 
से उत्पन्न इस साया का--इस अज्ञान का कि यह जगत्‌ सत्य है, उमा इसकी पिचिन्नत्ता, 
विविधता वास्तविक है--ध्वंस कर देती है। ओर जब संसार के कारण-रूप थे शुभ दी नश्ट हो 


डा 


अध्याय १० 2 संसार मिथ्या है? २०६ 


आते हैं, उनकी असब्नियत हमारी सम्रक में ञ्रा जाती कै, कब अद चुद्धि--नह्मविद्या--खुद भी 
इंछ +ट्टीन अग्नि की तरह ज्शान्त्र झे ज्ती है । उसमें चुल्ललता नहीं रहती । इसका काय था 
>भाब तधिकता का, चस्तु-सत्ता का क्लान करा देना धो ख्करा,द्रि्रा । अव्र उसका «कोई अयोजन चाक़ी 
“न रहा। अन्न: पके फल्न की तरह चह अपने-आप ८टपक पढ़ी.। 

“डे उद्धव, यदि तुम कर्सों के कर्ता और सुख-दुःखरूप फल्नीं के श्भीक्ताडइन 
औधों “का ननानात्व त्रथा स्वगांदि,लोक़, कालु, कर्म्रत्रिपादक “शास्त्र और -आत्मा 
(जीव) की नित्यता स्वीकार “करते हो, यह समभ्ते हो कि ध्वढ, 'प्रट आदि. बाह्य 

प्राकृतियों के भेद से उनके अलुसार बुद्धि ही उत्पक्ष होतीःऔर बदलती रहती है, 
शो हे प्रिय, इस'अकार:भी शरीर और संवत्सरादि कालाबयवबों”के जक््म, मस्ण 
म्रदि भाव निरन्तर होते रहते सिद्ध होते हें "और कर्मों के कत्ता/ततथा सुख- 
ठुःखादि के भोक्ता जीव की-पराधीनता यहां ली ,लक्षित्र छोम्नी है, तो फिर उस 
/रवश जीव की लाभ ही क्‍या हो सकता है १” ॥१४-१४॥ ु 
देखो , थद्द ज्स्वश्वास्तव में-तो परमेश्वर का ही अंश या रूप है, परन्तु ,फिर भी वह्द 
#संस र मे परवश देखा जाता हैं ॥ यदि तुम आमिनी आदि सुनियों के मीमांसा-तत्व के अज्ुसार 
शाह ,विज्ञानवादियो-न्यम्ाचार्या के सिद्धान्तानुसार देखो, देहधारियों के जन्म-मरण आदि ,भाव 
निर/तर रहते हुए सिद्ध होते हैं । मीमांसकलन्‍्लोग जीव को कर्मो का “कर्ता और सुख-दु.ख रूप 
कफ़ल, का भोक्ता मानते हैं ।श्मर्थात्‌ कोरी,क्रियाशक्ति या भभोग-वासना के रूप में जीव या मलुष्य- 
'शरी से हृहीं पप्या जाता बल्कि करने की व भोगने -की अहन्ता? के सद्दित शर्थात्‌ “मै कर्ता हूं” 
ओर में-भोक्ता? हूँ, इस कर्कापन व ,भेक्तापन के >माव के सहित पाया जाता दै। ये लोग जीव 
<को (क्र नहीं अनेक-म्रानते «हैं ओर जीव के-साथ ही, स्वर्गादि ज्ञोक, काज्न', आयस्त्र (कर्म प्रति- 


न्न्नििज--+-+ 


१ काल-+के संबंध में वरिछ्तुत विज्वार प्रीड़े ((अ-० . ख्लो० १४) किया ही,ग़या है। 
जाई निक-वैज्ञानिर्का“के मतठानुसार काल एक परिमाण का छिशा/है। वकस्तु०की स्थिति का बना 
महन।-काल पर झवलम्ब्रित है । कोई त़स्तु ग्रासस्नट्ना चाहे एक पल चमी या होती रहे और चाहे 
एक पुग या कल्प तक होती रहे | यह स्थिरता या सततता “एक अलग परिमाण है, जिसे काल 
“कहते हैं। देश जेसे वस्छ-सत्ता की मर्यादा है, काल उसी तरह घटना या कम की मर्यादा है। 
गठि गीलता से ओतप्रोत व्यापक होने के कारण वस्तु-सत्ता-माज़ घटनाओं का समूह है और काल- 
परिगण-वी-मर्मदा में विरतर स्थिति“के-का रण देश.में मर्याद्वित देश जब काल स्थिति का कारण 
ब्त्परिमाण दे,ध्घवटनाशओ्की निद्चितर जारी रुखढ़ा है, लो साथ 'ही व्त्तु-सत्ता के घनरव के घटते- 
ब्बुढते रहने का भी कक्रण है ओर इस-तरह देश की वक्रता कीख्ृद्धि व हास का भी कारण है। 
“काह यति? प्रिस्यति'--काल सच कुछु-कराता है| सबकी प्रेरित करता है, वड़ा वली है, शक्ति 
<का ऐरक रूप दै:।.गति-शक्ति-चस्तुन्सत्ता का, दिकत्सचना देश का, व्व स्थिति-रक्षा प्रेरणा -शक्ति 
“काल का मूल है ।.गत्ति, देश व-काल--इन तार्नों -सामग्रियो-से 'कर्म! घटित होता है। गति 

देश, काल व क्स्तु तीनों लो आनास्म के क्वीन रूप हैं,ःशक्ति ही कै) 


भागवत-धर्म या जीवन की. क्ुतार्थता 


को भी नित्य मानते हैं | जितने पदाथ दैं-उनकी भी स्थिति को वे ,नित्य व यथार्थ मानते 
है। जैसे पानी प्रवाह-रूप ख्रे निश्य है उसी तरद्द अर्थात्‌ पदार्थों के अणुओों में, सतत परिवरतंन होते 

>मी उसका €ूप वद्द यही पदार्थ है,,इस- तरह पहचाना जा सकता है। इसी तरह विज्ञान- 
बादियों के अनुसार घट, पट, भादि बाह्य भराकृतियों के भेद से, उनक़े अनुसार, बुद्धि ही उत्पन्न 
होती और विभिन्न-रूप घारण करती है, तो भी यद्दी सिद्ध होता है कि देहधारियों में जन्म- 
मरण आदि भाव रद्दते हैं। क्योंकि शरीर फी जन्म, बालपन, जवानी, बुढ़ापा, खत्यु आदि भिन्न- 
सिन्न अवस्थाएँ व समेय“के भित्-भिक्न परिवतेन, -ऋतुँ, माल, दिन, रात आदि हम प्रत्यक्ष ही 
देखते हैं । दोनों सतों खे कर्म के कर्ता क़ सुख-दु 'खादि के भोक्ता के रूप में ज्ञीव की. पराधीनता 
ही सूचित होती, ऐ्रै। भौर, ऐसी परवशदा, में रहने से जीव को क्‍या लाभ हो सकता दै १ 
“कर्मकुशल॒ विह्वानों को भी कुछ सुख नहीं होता और मूखे को सदा ढुःख 

ही नहीं भोगना पड़ता” ॥१८॥ | कप ह 

जीव जो परवश द्वोकर दुःख भोगता है उसके लिए यदि कहो कि जो कर्स-कुशत्न 

नहीं है वही दुःख भोंगता है, तो ऐसा कोई नियम नद्दीं देखा जाता, क्योंकि स्वकुशक्ञ विद्वानों 
को भी सर्वथा सुख मिलता नहीं देखा जाता ओर न मूर्ख ही सदा दुःखी पाये जाते हैं.। ऐसी 
दशा में यदि कोई यह अभिमान करता दो कि हम कर्म-कुशल्न होने से सुखी हैं तो .यद्द बेकार की 


२१० 


ग्रांदक) 


बात है । 
“हम कर्मकुशल होने से सुखी हैं--यह्‌.्यर्थ जभिम्नान ही है। अद्यपि कुछ , 


लोग सुख कीं प्राप्ति और दुःख की निवृत्ति के उपाय को जानते हैं, तथापि वे भी 
उस उपाय को नहीं जानते-जिससे कि फिर मस्ना ही न पड़े” ॥१६॥ 
हाँ इनमें कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो सुख की प्राप्ति झोर दुश्ख-निद्॒क्ति का 
उपाय 'जानते हैं, परन्तु इतने से काम नहीं चत्षता। जबतक जन्म च रत्यु पीछे छगे हैं तब- 
तक, सच पूछो तो, कोई भी पूरी तरह सुख-दु.थ के दलन्द्र से नहीं छूट सकता + भरतः असल बात 
है ज्ञीवन-मसरण की समस्या को सुक्लका लेना । मनुष्य को ऐसा उपाय कर लेना साहिए जिससे 
से मरना द्वी नुपढे। _ क “आई पा कक हे ; 
वजस प्रकार वध-स्थान पर ले जाये जाते हुए वध्य मनुष्य को मिछठान्न 
ओर माला-चन्दन आदि कोई भी योग्य पदार्थ सुखी नहीं,कर सकता डसी प्रकार 
जिसकी रुत्यु समीप है,.उसे कौन-सी सुख-सामभी अथवा कांम्य वरतु प्रसन्न कर _ 
सकती है ??॥२०.. - ... - रा 
मनुष्य यह भू जाता है:कि मैं झृत्यु के सह मे फेसा हुआ कौर हूं। यदि वह इस 
आात- हो याद रख़े तो ,उसे (संसार की कोई, सुख़-भोग खामृ्ी या कएय वस्तु प्रसन्न नह] कर 
सकती । फाँसी के तड़ते पर ले जाय्रे जाने वाले.ज्यक्ति को फोई मिष्ठात्न माल्ला-चन्दन आदि योग्थ 
पदार्थ दिया जाग्र तो वे उसे कैसे अच्छे क्षय सकते द्द 5 5 जे तट 
“दृष्ट सुखः की भांति श्रुत सुख-भी परस्पर की. स्फ्घरे, अस्या, नाश ओर - 
क्षय आदि के कारण दोषयुक्त हीः है ब्था: नाना प्रकार के विध्नों से. युक्त.कामनाओं 
के कारण भी ऋषि के समान निष्फल है? ॥२१॥,.,. + » , ग 


अध्याय १० : संसार सिथ्या हे ९ २११ 


भ्रत कहते हैं स्वर्गादि-संबंध व दृष्ट कहत्ते हैं लौकिक- पस्तुओं को । कोई यह कहे कि 
जीव मो यश्ञयागादि विविध काम्य कम करता है उनसे उसे इस लोक के “सुख सथा स्वपर्गादि 
लौकों की प्राप्ति भी तो होती है, फ्या यह लाभ पहीं है १ तो में कद्दता हैँ कि ये सुख भी दोष- , 
युक्त हैं। क्योंकि हनमें पररुपर की स्पर्धा डाह द्वोती है, जिससे कलद्द और अशांति मचती है । 
फिर ये स्थायी नहीं हें--घटते-बढ़ते या मिलते:मिटते रहते हैं । फिर जिन फामनाश्रों के. लिए ये 
किये ज्ञाते "हैं उनमें अनेक प्रकार के विध्नों की संभावन्ता रहती है। जिनके खिल्लाफ़ थे. कोमनाएँ 
पढ़ती हैं, वे नाना प्रकार के विध्न व बखेड़े खड़े, करते हैं, व ब्यक्ति ख़ुद भी उन कामनाओं की 
पूर्ति के ज्षिण अनेक कबाढ़े फरता है जिससे अपने-आप थझाये दिन नये-नये. विष्न व संकट- खरे 
दोते रहते हैं | अ्रतः जैसे किसान की खेती का बहुत थोढ़ा भाग उसके पढले. पढ़त़ा है--की डे 
मक़ोड़े, पशु-पक्ती आदि से बच्चाते हुए जो घर आता दे उसे भी राज्याधिकारी मिन्न-मिन्न रूपों 
पं ले जाते दैं--वैसे ही वह भी प्रायः निष्फक्ष जाता है।.- 
यदि विध्नों से प्रतिहत न होकर कोई धार्मिक कृत्य (यज्ञादि) सम्पन्न हो 
जाता है तो उसके. द्वारा प्राप्त होने वाले स्व॒र्गादि लोक को भी जीव, जिस प्रकार 


जाता है, वह सुनो” ॥२२॥ 5 

* मान ज्ञो कि इस सब्र विध्यों को पार करके कोई , धार्मिक-कार्य--काम्य कंस---सफक्त , 
भी हुआ तो उससे जीव, स्वर्गादि ज्ञोकों को ही जाता है, बह कोई बढ़ी. चांछुनीय या, प्रेयस्कर 

गति नहीं है । वहाँ जीव किस प्रकार जाता दै व फिर क्या द्वोता है, यह भी सुन क्लो । 

“अपने पुण्यों के द्वारा प्राप्त हुए शुत्र विमान पर आरूढ हुआ त्रष्ट 

मनोहर वेषधारी पुरुष सुर-सुन्दरियों के साथ विहार करता है तथा गन्धर्वेगण 
उसका गुणगान करते हैं? ॥र४॥ ० 7 8 

उस समय किकिणी जाल से सुशोमित और इच्छानुसार गन करनेवाले 

विमान पर चढ़कर वह देवताओं के विद्वारस्थल मन्दनादि उपबर्नों में अप्सराश्रीं 


के साथ आनन्दपूरवक क्रीड़ा करता हुआ एक दिन अवश्य द्ोनेवाले अ्रपने पतन 
को नहीं जानता” ॥२४५॥ 


जो काम्य कर्मों के लिए देवताओं को 
के सुख-भोग करते हुए यहद्द 


हब 


ड पूजते ई वे स्त्रग॑ में जाते ६-। वहाँ नाना प्रकार 

भूज्ञ जाते हूँ कि इन पु"“ुथों के च्रीण ही जाने पर फिर दमें- सी५ 

कप कक हालांकि इन सु््तों को छोड़ने की तबीयद नहीं होती शी भी क्राग्र-तिय्रस & 

“खुल छाडकर दूसरी गति प्राप्ल 

छ्विए कोई कार्य करना फ़िजूद है। 2७७७॥७७७७७७०७७४ 
स्वेच्छाचारी, कृपण, लोभी 
पशुआं का वध करके भृत-प्रतादि 
नरक सें जाता 


अधमंरत, अ्शितन्द्रिय, 
ख्ंस और प्राखिइ्टिंसक इंीकर बिना विधि के # 
4 का वाल दता है तो बह अ्चश्य ही परवरश छोकरे 
आर अन्त में घोर अन: धक्रार में पद्ता हैं? ॥२७-१प्तः ; 


२१२ भागवत-घर्म या जीवन की कृतार्थता 


यह तो उन लोगों की बात हुई जो विधिपू्वंक कमे करते; हैं भर जो निर्विष्न समाज्त 
दो जाते हैं। परन्तु ऐसे क्ञोग भी हैं जो कर्म का विधि-विधान कुछ नहीं जानते । मनमाने छट- 
पर्यॉँंग कर्म करते हैं, नीच लोगों की कुसंगति में पढ़ जाते हैं, खोदे कर्मो' में ही जिससे उनकी 
प्रदृत्ति हो जाती है। जिनकी न ज़्बान अपने क्रावू में है, न हाथ, न पाँव, न जननेन्द्रिय । अत 
वे निरंकुश व' स्वेच्छाधारी दो जाते हैं । न धर्म का, न कुत्न का, न बिरादरी का, किसीका उ़याल 
या जिद्दाज्ञ नहीं रखते हैं। जिनके लोभ का ठिकाना नहीं, कोई अ्रच्छी चीज़ कहीं देखी नहीं कि 
उनका मन लक्षचाया नहीं, हसक्तिए्‌ जिन्हें दूसरों के-सामने दीन घनकर जाना व रद्दना पढ़ता है 
फिर स्त्रियों की संगति में, स्श्रियोचित व्यवद्दार में, स्त्रियों की रहन सद्दन में, स्त्री-वशता में जिन्हें 
सुख व आननंद आता है, घ जीवों की हिंसा से जिनका जी नहीं दुखता, बिना नियम व विधि के 
ही वे पेशु-दिंसां करके भूत-प्रेतादि के नाम पर बलि चढ़ा देते हैं | ऐसे आदमी अवश्य द्वी परवश 
होकर नरक अर्थाव्‌ दुःखमयी गतियों फो पाते हैं व भन्त में घोर अंधकार-अ्रशान के भागी होते हैं। 
|+इस शरीर से, दुःख ही जिनका फ़ल है, ऐसे कर्मों को करता हुआ पुरुष 
उन कर्मों के द्वारा पुनः देह धारण करता है। श्रतः इससे इस मरणधमो जीव को 


क्या सुख मिल सकता है”॥२६॥ 
एक बार जो हस शरीर से ऐसे कर्म किये जिनका फल्न दु.खमय ही है तो उनके 
परिणाम में वेसी द्वी योनि भौर चुद्धि प्राप्त द्वोती है जिससे फिर दुष्कर्म में श्रीति व रुचि होती 
यह चक्कर चलता ही रहता है, जबतक मनुष्य अपने इच्छा-स्वातंत्य घ कर्म-स्थातंत्य शक्ति से 
लाभ उठांकर सत्कर्म व निष्काम कर्म करने की प्रवृत्ति न बना ले, या सब तरह से मेरी ही शरण 
न झा जाय । वर्ना इस प्रकार बार-बार के जन्म-्मरण के फेरों से मरण-धर्मा जीच को क्‍या सुख 
हो सकता है ९ हे 
, , “लोक और कल्पजीवी लोकपालों की भी मुमसे भय है, तथा जिसकी 
आयु दो पराध है उस ब्रह्म को भी मुकसे भय लगा रहता है” ॥३०॥ 
यह रूत्यु अर्थात्‌ काद्ष मनुष्य के दी पीछे लगा हुआ हो, अकेला वह्दी उससे डरता 
हो सो बात नहीं । ये सारे ्वोक और एक कल्प तक जिनकी भायु है वे सब ल्ोकपाक्ष भी, यहाँ - 
तक कि दो पराध॑ झायु रखने वाले प्रकह्ददेव भी मेरे इस काज्ष-रूप से भय खाते हैं। किसीझी 
कितनी ही बढ़ी झायु क्यों न हो, उसकी एक सीसा मैंने बना दी है। उसके बाद मेरा कात्न-रूप 
उन्‍हें उसी रूप में नहीं रहने देषा, या तो उनका रूपान्तर द्वो जाता दै या सुममें लीन होकर मेरे 
स्वरूप में मित्न जाते हैं । इस रूपान्तर,का ही दूसरा नाम जन्म-सत्यु है। मेरे स्वरूप में मित्र 
जाने पर ही मलुष्य रृत्यु को जीतकर अमर हो सकता है।.._ 

“गुण कर्म करते हैं और गुण गुणों को कम में प्रवत्त करते हैं। जीव तो... 
अज्ञानवश इन्द्रियादि से युक्त होकर (अथात्‌ उनमें अहंबुद्धि करके उनके किये 
हुए) कर्मों के फर्लों को भोगता है” ॥३१॥ 

गुण” के दो अर्थ होते हैं---हन्द्रियाँ, सल्व, रज, तम, ये प्रियुण । श्रीकृष्ण कद्दते हैं, 

ऊधो, वास्तव में-कर्म तो इन्द्रियाँ करती हैं। त्रियुण उन्हें प्रेरित करते हैं। ज्सि समय जिस गुण 


फीस ८६ 


अध्याय १० : ससार मिथ्या है ९ २१३ 


का जोर होता है वैसा ही इन्द्रियाँ करने लगती हैं-। सत्व गुण का ज्ञोर होने पर अच्छे विचार, 
अच्छी स्ववनाएँ जगती हैं और शुभ कम में प्रवृत्ति होती है। रजोगुण का ज़ोर बढ़ने पर राग- 
द्वेषास्मक छृत्ति बढ़ती है और तमोगुण के ज्ञोर सारने पर नंद, आलस्य, अ्रसावधानी बढ़ती है। 
गुणों को उमारने में हमारे पूर्व-संस्कार, वर्तमान संगति व चातावरण, प्रस्तुत विषय आदि 
कारणीभूत होते हैं। ऐसा होते हुए मी यह जीव भ्ज्ञानवश यह सानने व सममने क्षगता है कि 
हन सब कर्मों का कर्ता में हैं। उन कसों में जब उसकी ऐसी श्रहंशुद्धि हो जातो है तो फिर उनके 
फल भी उससे चिपक जाते हैं। यही उसके सुख-दुःख का कारण होता है । ॥ 


“जबतक ( अहंकारादि रूप से ) शुर्णों की विषमावस्था रहती है तभी तक 
आत्मा का नानात्व है और जबतक आत्मा का नानात्व है तभी तक पराधीनता 
- है? ॥इश॥। & | 


जबतक इन गुणों की विपमता रहती है, अ्रद्ंकारादि रूप से भिन्न-भिन्न रूप ज्ञोर 
मारते रहते हैं, तबतक मनुष्य को आत्मा भी नाना--अनेक--दिखाई देती हैं। वह प्रत्येक पदार्थ 
में अन्षग-अलग अपत्मा देखता है। उन्हें एक-दूसरे से स्वतंत्र 'व॒ श्रलग मानता है। उन सबको 
एक सूत्र में याँधने या पिरोने वाल्ली श्रात्मा की यह एकता उसकी आँखों क्री ओट दो जाती है । 
ऊधो, जबतक मनुप्य की दृष्टि में श्रात्मा की यह अनेकता कायस रहती है तबतक उसे पराधीन 
ही समझो । क्योंकि उस दशा में प्रत्येक पदार्थ उसका स्वामी हो रहेगा | हर पदार्थ के पास उपे 
पराये भाष से जाना पढ़ेगा झौर हरएक से डसकी शर्ते पर उसे सौदा करना पड़ेगा । यही 
पराधीनता है । इसके बरख़िलाफ़ यदि वह आत्मिक एकता के भाव को रखता द्वै व फिर ससार के 
पास जाता द्ै तो उसकी ऐसी दयतीय स्थिति नहीं हो सकती । घह शआपस्मिक-एक्ता के बत्न पर 


बहुत-कुछ दे-लेकर भपनी स्वाधीनता की रक्षा कर“लेगा, व दूसरे की स्वाधीनता को खतरे में न 
पढने देगा | रे ' 


“तथा जबतक पराधीनता है तभी तक इंश्वर से भय है, अतः जो लोग इस 
कर्मकलाप के उपासक हैं वे इसी प्रकार शोकाकुल हुए मोह को प्राप्त होते हैं? ॥३३॥ 
जब्॒तक मनुष्य हस तरह पराधीन है, तश्तक उसे देश्वर का भय लगता रहेगा । बल्कि 
यों कहना चाहिए कि सारे संसार का डर लगता रहेगा; क्योंकि वे नाना प्रकार के ऊटपटांग कम 
करते रद्ते हें घ उनके फ्नों से डरते रहते हैँ । यही संसार से च ईश्वर से डरने का मतद्षय है । 
अतः जो क्वोग काम्य कर्मो' में ही ज्षिप्त रहते हैं वे सदा! शोक ओर सोद्द को प्राप्त होते रह्दते है | 
“हे उद्धव, गुणों का वैषम्य होने पर काल, जीव, वेद, लोक; स्वभाव और 
धर्म आदि अनेक नामों द्वारां मेरा ही निरूपण किया जाता है” ॥१७॥ 
ओर उद्धव, यह जो काल, जीव, वेद, लोक, स्वभाव और घर्स आदि नाम लिये जाते 
हैं, इनके द्वारा भी वास्तव मे मेरा ही निरूपण किया जाता है गुणों की विपमता से ये भिन्न- 
भिन्न मास सेरे या मेरी शक्ति, गुण आदि के पड़ गये हैं । काल मेरा ही स्वरूप है| यह पहले 
अच्छी तरह समझता दिया गया है | जीव तो मेरा चेतन-रूप है, यह सर्च-विदित हैं। वेद श्रर्थात 
शब्द महाय का अर्थ भी पदले स्पष्ट किया जा चुका है | क्लोक, स्वर्ग भादि चौदह लोक ब्रद्धाएद का 
तहरूप हैँ। स्वभाव का वेशानिक भ्र्थ इस प्रकार है--निश्चित दिशा में क्रिया, प्रक्रिया क चल्ने, 


रो 


२१४ भागवत-धर्म या जीवन की क्ृतार्थता 


रहने और बढ़ने की प्रवृत्ति जब परिस्थिति के अनुरूप व अनुकूल बन जाती है तो विशेष प्रेंकार 
की क्रियाओं फा एक सिल्‍्सित्षा बँघ जाता है, जिसे स्वभाव कहते हैं। इस स्वभाव को 'ऐक झोर 
से विवेक प्रेरित करता है, दूसरी और से श्रत्यगात्मा या जीव ।* यही स्वभाव नेसर्गिक हुढ़ि के 
अंतिम विकास का रूप है। हसे श्रपरा प्रकृति की चित्‌ शक्ति का विकास वा परिणाम भी समझा 
जा, सता है । संधेप में स्वमात्र ईश्वरी शक्ति का ही विकार्स -या परिण दैं। गीता में मैंने कहा 
है कि श्राध्यात्म मेरा स्वभाव फदलाता दै। हसका अर्थ यद्द है कि परमात्मा सत्र समानरूप , 
रैदते हुए भी, प्रत्येक प्राणी के चित्त में तथा पढ़ार्थ में भिन्न-मिन्न रूप से प्रकाशित होता है 
और इससे प्रत्येक प्राणी तथा पदार्थ श्रपभा-अंपना व्यक्तित्व भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रकट करता दै। 
इस प्रहार ऐसा प्रतीत होता दे मानो प्रत्येक प्राणी तथा पदार्थ में मिन्न-भिन्न क्षक्षणों वाले ,मिश्न- 
भिन्न थ्रास्मा निवास करते हों। यह परमास्मा का श्राध्यात्म साव दै और प्राणी की ब्यक्तिगत 
प्रकृति श्रथवा स्वभाव (श्रपना भाव) रूप में देखा जाता द्वै। किसी पदार्य का जो विशेष घम्म 
लक्षण, चिह्न, प्रवृत्ति, जिसके द्वारा चह्द धूसरे पदार्थों से शुदा किया जा क्षके, उसे उसका स्वभाव 
कहते हैं । धर्म से अमिप्राय है संसार को घारण करने वात्गी मियामक--मियम-रूप शक्ति। ' * 

* “उद्धवजी बोले--“हे बिसो, ऐह के ( कर्म और उसके फलादि ) गुणों मे 

»' रहता हुआ भी यह देहधारी जीव कैसे उनके बन्धन में नहीं पढ़ता और यदि 

(आकाश के समान) अनावृत होने के कारण शुण्णों,से उसका कोड सम्बन्ध -नहीं 

है तो; फिर बह उनसे बैँध कैसे जाता हैं? ॥३५॥ हट म 
“इस श्रकार गुणों से मुक्त हुआ पुरुष किस अकार रहता है, कैसे विद्दार _ 
करता है, किन लक्ष्ों से जाना जाता है, क्या खाता है, क्‍या त्यागता हैं, तथा 
किस प्रकार सोता, बैठता अथवा चलाता है ९” ॥३६॥ 
“है अच्युत, हे प्रश्न का यथार्थ उत्तर देनेवालों में श्रेष्ठ, मेरे इन प्रश्नों का 
उत्तर दीजिए और एक ही आत्मा नित्यबद्ध तथा नित्यमुक्त किस प्रकार है, म्रेरी 


इस शंका को निवृत्त कीजिए” ॥३७॥ द 
तो अब मुमे आप यह बताहए कि गुणों के प्रभाव में रहता' हुआ भी 'सलुष्य उनसे 
झुक्त कैसे रह सकता है ? और ऐसे मलुष्य की पहचान क्या है ? फिर शक ही आत्मा केसे तो 
निध्यसुक्त व केसे निस्यवद्ध हो सकता है ? मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देगे की कृपा कोजिए ।. .* 


धभ्रध्याय १९१ 


५ 
भगवान्‌ का फीन 


[ इसमें बताया गया है कि जीव श्रविद्या से बन्ध और विद्या से मोज्ष फो प्राप्त होता 
है । श्रात्मा वास्तव में न बद्ध हैं, न मुक्त । “मैं कर्ता हूँ? इस भावना से बद्ध और परमेश्यर कत्तो 
£, मैं तो केवल निमित्त हैं, इस भावना से मुक्त होता है। भक्त या साधु के २८ लक्षण बताये गये 
६-(१) सब पर क़ृपालु (२) वेस्भाव हीन (३) चज्षमाशील-प्रतिहिंसाशन्ध (४) सच्यशील 
(४) शुद्ध-चित्त (६) समदशों (७) सर्व-हितैच्छू (८) कामना-मुक्त (६) संथमी (१०) झदुल 
स्वभाव (११) सदाचारी (१२९) श्रकिंचन (१३) निःस्ए्ट-ह (१४) मिताहारी (१५४) शाम्त 
वित्त (१६) स्थिर-घुद्धि (१७) मेरा शरणागत (१८) शअ्रात्मतत्य-चिन्तक (१६) प्रप्रमादी 
(२०) भंभीर स्वभाव (२१) जैर्यवान (२९) शरीर-धर्म-वजयी (२३) श्रमानी (२४) मानद्वाता 
(२४) समर्थ (२६) मिलनसार (२७) कशुशामय श्र (२८) सम्यक शानथुक्ष | ] 

“जी भगवान बोले--हे उद्धव ! गुणों के कारण ही भुझे घद्ध या मुक्त फह्दा ज्ञाता 
है, चस्ततः नहीं; और शुण माया-मूलफ हैं. अतः वास्तव में मेरा न अम्धम है, 
न मोक्ष |! ॥११॥ 

हि: 78 

“शोक, मोह, सुख, दुःख और देह की उत्पत्ति संघ झभाया ही के कार्य हैं और यह 
संसार भी स्वप्न के समान बुद्धि-जनित प्रतीति ही है, थह धास्तधिक नहीं है ।” ॥११॥ 

झाष्मा की बदता और सक्तता-संबंधी प्रश्त का उत्तर मैं पहले देता है। में शर्धात्‌ 
श्रात्मा पासरतव में भ तो बद्ध होता है, भ सुक्त। झात्मा तो स्वभावतः ही शुद्ध, धुद्ड, मुक्त 
ह्वतंत्र है। माया' फे गुणों में जब यह फँस जाता है, धीत्तों गुणों का प्रभाष जब 'उस्पर पढ़ने 
लगता है भौर पह अपने को शरीर हारा किये गये कर्मों का जिस्मेघार मानने क्षराता हैं तब धह 
यद्ध हो जाता है। जो कर्म की जिस्मेवारी लेगा उसे फक्ष की जिस्मेधारी भी जैसी पढ़ेगी, यही 





१ माया--श्री शंकराचार्य ने माया तथा अ्रविद्या शब्दों था प्रयोग समानार्थंक रूप से 
किया है। (शारी० भाष्य १४३) परन्तु परवतों दाशंनिकों ने इन दोनों शब्दी में सूच्ठम-श्रर्थ- 
भेद की कहपना की है। परमेश्वर की बीजशक्ति का नाम “माया! है। मसाया-रहित होते पर 
परमेश्वर में प्रद्नत्ति नहीं होती और न वह जगत्‌ की सृष्टि करता है। यद्द अविश्यार्मिका बीज- 
शक्ति 'अ्रव्यक्रः कही जाती है । यह्द परमेश्वर मे आश्चित होनेवाली महाह्षप्त-रूपिणी है जिसमें 
अपने स्वरूप को न जाननेवाले संसारी जीव शयन करते हैं। अग्नि की पए्रथग्भूत दाहिका शक्ति 
के अनुरूप ही माया ब्रह्म की अधप्रथकभूता शक्ति हैं। माया निगुणात्मिका शान-विरोधी भावरूप 
पदार्थ है। अर्थात्‌ वह अमभाव-हप नही है । माया न तो सत्‌ है, न अ्रसत्‌, इन दोनों से विलक्षण 


जा 


२१६ भागवत-धर्म या जीवन की ऋछताथेता 


बद्धता हैं। इसके घिपरीत शुणों से, अतएच कम के कतृ तव्व उनके फलों के भोक्ततव्व से जो परे 
है वही मुक्त है। फिर ये शोक, मोह, दुःख-सुख भर देद्द की उत्पत्ति मी माया के ही कार्य हैं। 
माया श्रर्थात्‌ अविद्या से ग्रसित होकर जब हम कार्य करते हैं ओर श्रद्वन्ता रखकर ब्रते हैं तो 
उनका फल शोक-मोहादि दी हो सकता है। कर्मों के जो सस्कार बीज रूप मे बच रहते हैं उन्हीं- 
से फिर देह की उत्पत्ति होती,है । जो भी कस दम करते हें वे प्रत्येक हमारे सन पर अच्छा-बुरा 
संस्कार छोष जाते हैं। जब मनुप्य मंरता हे तो ये सस्कार उसके सच्म देह के साथ लिप्त रद्दते 
हुँ। प्रत्येक स्थूल वस्तु का एक सच्म रूप होता है। उस सचम रूप में स्थूल आकार के सभी 


होने के कारण उ से “अनिर्वचनीय! कहते हैं। जो पदार्थ सदरूप से या असद्रूप से वर्शित न 
किया जा सके उसकी शास्त्रीय सजा अनेर्वचनीय! है । माया वो सत्‌ कह नहीं सकते, क्यों।क 
ब्रह्मनबोध से उसका बाघ होता है ।" 'सत्‌” तो त्रिकालाबाधित होता है। श्रतः यद्‌ वष्ट सत्‌ दोती 
तो कभी बाधित नहीं होती। अथ च उसकी प्रतीति होती है। इस दशा में उसे “असत्‌? कहना 
मी न्याय-सगव नहीं। क्योंकि असत्‌” वस्तु कभी प्रतीयमान नहीं होती। इस प्रकार माया में 
वाधा तथा प्रवीति उभयविध विरुद्ध गुर्णों के सद्भाव रहने से साया को अनेवचनीय' ही कहना 
पड़ता है। प्रमाण-असहिष्णुता ही अविद्या की अविद्यता है। वर्क की सहायता से माया का ज्ञान 
प्राप्त करना अ्रन्धकार की सहायता से अन्धकार का श्ञान प्राप्त करना है। सूर्योदय काल में 
अन्धकार की भाति शानोदय-काल में माया टिक नहीं सकती। अतः यह आन्ति आलम्बनशेन 
तथा सब न्यायों से नितान्त विरोधिनी है। साया विचार को नहीं सह सकती | इस ग्रकर प्रम,णु- 
असहिष्णु और विचार-असहिंष्णु होने पर भी इस जगत्‌ की उपपत्ति के लिए साया को मानना 
तथा उसकी अनिर्वेचनीयता स्वीकार करना निवान्त युक्तियुक्त है। 

माया की दो शक्तिया होती हैं--आवरण तथा विक्षेप। इन्हीं की सहायता से वस्तु- 
भूत ब्रह्म के वास्तव-रूप को आवत कर उसमें अ्रवस्तु रूप जगत्‌ की प्रती)ते का उदय होता है। 
लोकिक भान्तियों में भी प्रत्येक विचारशील पुरुष को इन दोनों शक्तियों की निःसन्दिग्ध सत्ता 
का अनुभव हुए बिना नहीं रह सकवा। अधिष्ठान के सच्चे रूप की जबतक ढक नहीं दिया जाता 
ओर नवीन पदार्थ की स्थापना उसपर की नहीं जाती तब्रतक भ्रान्ति की उत्पत्ति नहीं हो 
सकती | अश्रमोत्पादक जादू के खेल इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। ठीक इसके अनुरूप ही श्रान्ति-स्वरूप 
माया में दो शक्तियां पाई जावी हैं। आवरण्‌-शक्ति त्रह्म के शुद्ध स्वरूप को मानो ढक लेती है 
ओर वित्ञेप शक्ति उस ब्रह्म में आकाशादि प्रपड्च को उत्तन्न कर देती है | जिस प्रकार एक छोग-सा 
मेघ नेत्र को ढक देने के कारण अनेक योजना-विस्तुत आदित्य-मण्डल को आउच्छादित-सा कर 
देता है, उसी प्रकार परिच्छिन्न अनज्ञानं अनुभवर्कर्ताओं की बुद्धि को ढक देने के कारण अ्रपरिच्छिन्न 
अ-ससारी आस्मा को आच्छादित-सा कर देता है। इसी शक्ति की सशा आवरण? हैं, जो 
शरीर के भीतर दृष्ण व दृश्य के तथा शरीर के बाहर ब्रह्म और सृष्टि के भेद को आदत कर देती 
हैं। जिस प्रकार रज्जु का अज्ञान अजानावृत रज्जु भे अपनी शक्ति से सर्पादिक की उद्मावना 
करता है, ठीक उसी प्रकार माया भी अज्ञानाच्छादित आत्मा मे इस शक्ति के बल पर आकाश 
आदि जगत्‌ प्रपश्च को उत्पन्न करती है। इस शक्ति का नाम--“विक्षेप' है। मायोपाधिक ब्रह्म 
ही जगत्‌ का रचयिता है । चैतन्य पक्तु के अवलम्बन करने पर ब्रह्म जागत्‌ का निमित्त कारण हे 


अध्याय ११ : भगवान का कौन ! २१७ 


गुण बीज रूप में विद्यमान रहते हैं। मनुष्य के सच््म रूप को लिंग-देह कहते हैं। इसे मनुष्य- 
शरीर का बीज रूप समझना चाहिए । मनुष्य जब मरता है तो सच्म देह तो उसका छूट जाता दे 
किन्तु यद्द सूच्म शरीर या ज्िंग-देह बना रहता है, जो इन तमाम संस्कारों या घासनाश्रों का समरूह- 
मात्र होता है| यद्द फिर अपने अज्ुकूल शरीर प्राप्ति का अवसर खोजकर वेसा शरीर पा जाता है 
और उसीके अनुकूल उसकी ,बुद्धि-बृत्ति या चित्त-प्रवृत्ति बनती है। अतः यह सारा खेल माया का 





ओर उपाधिपक्ष की दृष्टि से वही ब्रह्म उपादान-कारण है। अठः ब्रह्म की जगत्‌ कच ता में माया 
को ही सर्व-प्रधानवया कारण मानना उचित है। (भारतीय दशन) 


गबत में भगवान्‌ की शक्ति को 'सायाः कहा है जिसका स्वरूप इस प्रकार है-- 
“वास्तव वस्तु के बिना भी जिसके द्वारा आत्मा में किसी अ्रनिवंचनीय वस्तु की प्रदीति होती है 
(जैसे आकाश मे एक चन्द्रमा के रहने पर भी दृष्टि-दोष से दो चन्द्रमा दीख पड़ते हैं) और जिसके 
द्वारा विद्यमान रहने पर भी बस्तु की प्रतीति नहीं होती । 'सष्ट की उत्पत्ति, स्थिति, लय वैसे ही 
बनन्‍्ध और मोक्ष--यह भ्रान्ति-जनित आभास है । इस श्रान्ति का कारश प्रत्यक्‌ चेवन्य में अशान 
ओर ईश्वर-पुरुष में शञान-पृवंक उपाधि । अज्ञान या उपाधि ही माया अ्रथवा प्रकृति है। प्रत्यक 
चेतन्य एवं ईश्वर के भेद की प्रवीति भी मायाकृत आभास ही है। “इस माया का स्वरूप अगम्य 
है? ऐसा भी नहीं कह सकते | और “नहीं? कहे वो वह प्रतीव होती है, अतः “अनिरवेचनीय! है। 
इसका भास अनादिकाल से चला आता है।” । 


“मायावादी को भी यह तो मानना ही पड़ता है कि माया में नियमाधीनता है| जगत्‌ 
केवल आभास हो तो भी वह अव्यवस्थित आभास नहीं कहा जा सकता। मायावाद के मूल मे 
वास्तविक अवलोकन तो इतना ही है--(१) हमकी जगत्‌ का या देह का भान तभी हो सकता 
है जब मन का व्यापार चालू हो, (२) जगत्‌ हमको कैसा दिखाई देता है यह हमारी मनोदशा 
पर भी अवलम्बित है। और इसलिए हम यह निश्चयपर्वक नहीं कह सकते कि जगत्‌ के पदार्थों 
को हम जिस नाम-रूप से जानते हैं वही नामरूप सचमुच उन पदार्थों के अवश्य ही हैं और (२) 
सन के मूल मे या जगत्‌ के मूल में कोई स्थिर तत्व यदि हो तो वह सत्ता-सात्र चेतन्य ही है। 
इस अवलोकन का अर्थ तो इतना ही हुआ कि जैसे रग व रूप का भान हमें, यदि आखों का 
व्यापार बन्द हो जाय दो नहीं हो सकता, उसी तरह हमें अपने अ्तत्व से लेकर जगत्‌ तक के 
किसी भी पदार्थ या भाव का भान बिना मन के व्यापार के नहीं हो सकता | ज्ञाता बनने के लिए 
मन आवश्यक साधन है। ज्यों-ज्यो मन का व्यापार अधिक विकसित व शुद्ध होता जायगा त्यों- 
त्यों शावापन भी आधिक स्पष्ट होता जायगा व उसके द्वारा मिलनेवाला अनुभव अधिक सूरूम 
आर वलस्पर्शी होता जायगा, यहा वक कि अ्रन्त को उसके द्वारा अपने तथा जगत्‌ के अस्तित्व 
के मूल में स्थित चेतन्य-सत्ता की भी वह गअहणु कर सकता है |” (जीवन-शोधन) 

अथात्‌ मन की मलिनता, अ्शुद्धता, अविकसितता को अविद्या या माया या भ्रान्ति 
कहना चाहिए, शुद्ध, अभ्युदित, विकसित मन की क्रिया को विद्या? व प्रतीति या अनुभव की 
ज्ञान! कह सकते हैं। 

“ब्रह्म में मूल साया उत्पन्न हुई | उसीको (सूहुम) अष्टघा प्रकृति कहते हैं। क्योंकि मूल 
माया ही पश्चभूत व तजिगुण से व्याप्त है। वह वायु-स्वरूप है | उसीको “इच्छा” किंवा 'सकल्पः 


श्ष भागवत-धर्मे या जीवन की कृतार्थता 


>र) 


ही दें । यद्द संसार जो हमें दीखवा है वह भी हमारी बुद्धि को ट्वोनेव्राली एक प्रतीति ही है, जसा 
कि स्वप्न में अनुभव होता है । इसकी वास्तविक सत्ता नहीं है। 

“हे उद्धव ! देहधारियों के मोज्ञ और बंधन की कारणभूता विद्या और 

अविद्या को भी मेरी माया से रची हुई मेरी आद्या शक्तियाँ ही जानो” ॥३॥ 

और यद्द जो विद्या तथा अ्रविद्या कही जाती हैं ये भी 'माया से रची हुई मेरी आदि 
शक्तियाँ हैं। अविदा से जीव बन्ध को व विद्या से मोत्त को पाता है। श्रप्तल में में विद्या भोर 
अ्रविद्या दोनों के परे हूँ । मेरी ही एक शक्ति तो विद्या दीखती है श्रौर दूसरी अविद्या, यही माया 
का प्रभाव है। माया मेरी उस शअ्रनिेंचनीय स्थिति फो कहते हैं जब परस्पर पिरोधी बार्त मुममें 
देखी जाती हैं। 'सृष्टि में तीनों गु्णों' के भाव प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं । इन ठीनों गुणों के 


कहते हैं| परन्छु उसका सबंध ब्रह्म से नही। ,वायु-रूप माया में जो ज्ञान-कला है उसे “ईश्वर, 
सर्वेश्वर! कहते हैं। वह इंशवर सगुण हुआ और उसमें न्रिगुण-भेद उत्तन्न हुआ | यही ब्क्षा, 
विध्णु, महेश हुए। इन्रका स्वरूप सत्व-रज-तमात्मक है। शानयुक्त भगवान्‌ विध्यपु, शान-अज्ञान- 
युक्त ब्रह्मदेव, अशानयुक्त श्रथोत्‌ भोले भगवान्‌ शकर।॥ 

“ईश्वर ने ही युण माया का »गीकार करके ब्रह्मा, विधपु, महेश का रूप धारण किया । 
ब्रह्मदेव ने संकल्प-मात्र के द्वारा सृष्टि निमाण की । 

“ेंदन्य व वायु--इन्द्दीको पुरुष-प्रकृति या शिव-शक्ति एकरूप होने के कारण मूल 
माया का नाम हुआ अर्द्ध नारीनेटेश्वर । मूल माया के चैतन्य का विस्तार सारे ब्क्ञाण्ड में है | 

धनश्वल आकाश में चश्चल वायु बहने लगी। गगन व वायु में भेद हे | वैसे ही 
निश्चल परबह्म में चञश्चल माया-रूप भ्रम उत्न्न हो गयां। फिर मी ब्रह्म व श्रम में भेद है। जैसे 
आकाश में वायु चलती है उसी प्रकार निश्वल में चलन---एको 5६ बहुस्याम--इच्छा, आदिस्फूर्ति, 
मूल प्रकृति, मूल माया, आदि नार्मो वाली अह स्फुरणु-रूप, चेतना ही ब्रह्माण्ड की महाकारण 
माया है । पिण्ड के जैसे स्थूल, सूद्टम, कारण, महाकारण ऐसे चार देह हैं, बेसे ही अ्माण्ड के 
विराट , दिरि्यगर्भ, अव्याकृत व मूलमाया ये-चार देह हैं। इसे ईश्वर-तनु-चतुष्ठय कहते हैं। अह- 
स्कृरण रूप चेतना द्वी मूल माया है। इसके परमेश्वरवाचक अनन्त नाम हैं। नाम-रूप, लिंग-मेद न 
होने के कारण उसके कुछु नाम पुरुषबाचक व कुछ स्त्रीवाचक व कुछ नपुसक हैं। ये वेबल 
सक्तार्थक हैं। हे 

“माया नदी को उलटे क्रम से वैरते हुए उग्म तक जाने पर वहा सबकी भेट हो जादो 
है | क्योकि वही सबका विश्रान्ति-स्थान है । 

“आदि सकलप ही मूल माया है। उसे पड्गुणेश्वय-सम्पन्न कहते हैं। सर्वेशवर, स्वेश, 
साक्षी, द्रष्य, भानघन, परेश, परमात्मा, जगजीवन, मूल पुरेष--ये सब नाम मूल रूया के ही हैं । 
यही मूल माया अधघोमुख होकर गुण-माया हो जाती है । 

“ब्रह्म से उलदी माया । निंगुणु-सगुण, अनन्त-सान्त, निर्मेल, निश्चल, निरुपाधिक- 
चश्च 7, चपलञ, उपाधि रूप । माया भासती है ब मिट्ती है, अहम इससे मुक्त है। माया उपजती है, 
मरती है; विकारी है, ब्रह्म सदा-सवंदा निर्विकारो | माया सब चुछु करती हे--ब्क्म बुछु भी नहीं 


अध्याय ११: भगवान्‌ का कौन ९ 536 


कर्मो' से दी यह सर्व जगत ऐसा व्याप्त हुआ्रा प्रतीत होता है कि एक ओर सामान्य जीव इसके 
मोह-जाढ़ में फँले रहवर इससे परे श्रविनाशी परमात्मा को समर ही नहीं सकते और इसीलिए 
यह मानते हैं कि यह सब त्रिगुण प्रकृति का ही कार्य है । इसकी ओर विद्वान्‌ क्लोग भी परसात्मा 
तथा इन त्रिगुणों के बीच किस प्रकार का संबंध समझा जाय भर त्रियुण के भाव परमात्म-स्वरूव 
होने पर भी परमात्मा को उससे अलिप्त तथा परे किस प्रकार समझा जाय, इस विषय में असमंजस 
में पढ़ जाते हैं और विविध प्रकार के कल्पना-जाल में फँस जाते हैं । इस प्रकार परमात्मा की यद्द 
श्रियुणात्मक प्रक्रति एक अटपटी समस्या है, इसलिए जिस तरह बाजीगर के कौशल' या युक्तियों 
को माया कद्दते हैं, उसी तरह इसे परमात्मा की देची साया कहते हैं!” यद्द प्राणिनों के ज्ञान को 
अज्ञ।न से दँक देती है और केवल परमास्मा के ज्ञान से ही समझी व पार की जा सकती दे । 
किन्तु समझकर भी वाणी द्वारा समझाई नहीं जा सकती । 


करता । धारणा माया तक पहुँच सकती है, ब्रह्म तक नहीं। माया का नाम-रूप है, साया पाश्ज- 
भौतिक है; ब्रह्म शाश्वत व एक है। माया' छोटी असार, ब्रह्म बडा व सार। साया इस पार की-+- 
ब्रह्म उस पार का। माया ने ब्रह्म को ढाक लिया है। साधु-सन्‍्व उसे पहचान लेते हैं । काई दूर 
करके साफ पानी लेने, पानी छोड़कर दूध लेने की दरह माया का परदा हयकर बहा को ले लेना 
चाहिए । 


त्र्झ माया 

आकाश जैसा निर्मल पृथ्वी जेंसी गंदली 

सूद्टम स्थूल 

अप्रत्यक्ष (इन्द्रिय-अमोचर) प्रत्यक्ष (इन्द्रियगोचर) 

सदासम विघमरूपी, नानात्वपूर्ण 

अलच्ष्य लक्ष्य 

असात्षी साक्षी 

पक्ष नहीं दो पक्त--जीव-शिव, बन्ध-मोक्ष, पाप-पुश्य, प्रद्न त्ति-निवृत्ति 
सिद्धान्त पक्त पूर्व पक्ष (खण्डन-मणडन) ऐे 
निरतर परेपूर्ण पुरानी गुदड़ी 

मौन उचिव जितना कहो उतना थोड 

अमग नाना रूप, नाना रंग, नाना कल्पना--मंगशील ।॥ 


“उपाधि-रहित आकाश को ही निरामास बह्म समझो । उसमें मूलमाया प्रकटी । वह 
वायु रूप है। वायु भे चेतना, वासना, बत्ति इत्यादि रूपों मे जगज्ज्योति अर्थात्‌ चेवन-कला है। 
आकाश से वायु हुई | वह मुख्यतः दो प्रकार की है--एक तो वह जो बहती है, दूसरी यह जमगरत्‌ 
ज्योति । इस जगज्ज्योति में ही देवी-देवताओं की अनेक मूर्दिया हैं । तेज भी उष्ण व शीतल दो 
प्रकार का है । उष्ण वेज से ग्रकाश, सूर्य व सर्वमक्षक अग्नि व विद्यू व ये तीन हुए, शीतल चैज 
से पानी, अमृत, नक्षत्र, तारा, बर्फ इत्यादि बने ॥? ह € दासबोघ ) 

“ब्रह्म की जिस शक्ति से सृष्टि, स्थिति, प्रलय होता है, उसीका नाम माया है। वह दो 
प्रकार की है विद्या-अविद्या । जिसके अन्तर्गत किये हुए कर्मों से जीव ईश्वर की और झ्रुकता है, 


२२० भागवत-घर्म या जीवन की कृताथैता 


माया का अर्थ द्वी है विद्या से नाश पानेवाली ओर उसके अ्रभाव में अद्भुत चमत्कारी 
प्रतीत द्वोती हुई वस्तु । 

“है महामते । मेरे अंशरूप एक ही जीव" को अविद्या से अनादि बंधन 

ओर, विद्या से मोज्ञ की प्राप्ति हुई है? ॥2॥ 

यह जोच मेरा ही अंश-रूप है। इस एक ही जीव को अ्रविद्या से बन्धन व विद्या से 

मोक्त प्राप्त होता है । 
“है तात | अब में तुमसे एक ही धर्मी मे स्थित वद्ध और मुक्त इन दो विरुद्ध 
धर्मेवालों की [अथात्‌ जीव और ईश्वर की) विलक्षणता का वर्णन करता हूँ? ॥श॥ 
अब में तुमको एक ही धर्मी (व्यक्ति) में स्थित, बद्ध ओर सुक्त शर्थात्‌ जीव और ईश्वर 
दो विरुद्ध धर्मवालों की विज्ञक्षणता का वर्णन करता हूँ । दो व्यक्तियों में दो परस्पर--विरुद्ध धर्म 
हाँ---एक स्थाह हो, दूसरा सफ़ेद हो, एक सच्चा हो दूसरा झूठा हो, एक क्रोधी हो, दूसरा शान्त-- 
यह तो समम में आ सकता है; परन्तु एक ही व्यक्ति बद्ध श्रौर मुक्त दोनों हो यह अवश्य विलक्षण 
है । ऐसा व्वक्तित्व एक परमात्मा का ही है। इसका रहस्य अब में तुस्दें समराता हू । 
जिसके घेरे में विसक और वेर,ग्य की क्रियाएं पाई जाती हैं उसे विद्या--माया कहते हैं। जहा 
काम, क्रोध श्रादि शत्रुओं के कार्य पाये जाते है, जिसके घेरे में किये हुए. कामों से जीव ससार में 
दिन-दिन बेधता जाता है उसे अविद्या--माया कहते हैं । अविद्या-माया के हाथ से छुटकारा पाने 
के लिए विद्या-माया का आश्रय लेना पड़ता है। पीछे जब ईश्वर मिल जाता है--ज्ञान होठा है तब 
दोनों ही माया चली जाती हैं। जैसे एक काठ चुभ जाने पर उसको निकालने के लिए दूसरे काटे 
का सहारा लेना पड़ता है । जब पहला काठा निकल जाता हैं तो दोनो को फेंक देते हैं । 

“बेल्ली अपने बच्चे को दाव से पकडती है पर दात उन्हें नहीं गड़ते | परन्तु वही जब 
चूहों को पकड़ती हैँ तो वे मर जाते हैं । इसी प्रकार माया मक्त को बचा लेवी और दूसरों वो मिटा 
डालती हैं । 

“कामिनी व काञ्जन ही माया है । इनके आकर्षण में पड़ने से जीव की सब स्वाधीनता 
चली जाती हैं ।'इनके मोह में पडक्र जीव ससार के बन्धन में पड़ जाता हैं । 

“चावल का धोवन पीने से शराब का नशा उतंर जाता हैं। ऐसे ही साधु-संग करने से 
जीव का माया-रूपी नशा उतर जाता हैं । (परमहसदेव) 

१ जीव--वेदान्त मतानुसार अन्त,करणु-अ्रवच्छिन्न चेतन्‍्य जीव है। शकराचार्य की सम्मति 
में शरीर तथा इन्द्रिय-समूह के अध्यक्ष और कर्मफल के भोवता आत्मा को ही जीव कहते हैं। जीव 
की बृत्तिया उमयमुखीन होती हैँ | यदि वे बहिमु ख होती हैं तो विषयों को प्रकाशित करती हैं. और 
जब वे अन्तमु खी होती हैं तो “अह? कर्ता को अभिव्यक्त करती हैं। जीव की उपभा नृत्यशाला 
स्थित दीपक से दी जा सकती हू । जिस दरद रगस्थल में दीपक, सन्नधार, सम्य तथा न्तकी को 
समभाव से प्रवाशित करता हैं और इनके अभाव में स्वतः प्रकाशित होता हैं, उसी तरह साक्षी 

आत्मा अहकार, विपय तथा बुद्धि को अवभासित करता है और इनके अभाव में स्वतः चमकता है । 
बुद्धि में चश्चल्ता होती हे और बुद्धि से युक्त होने से जीव चशञ्चल-सा प्रतीत होता हे । बस्तुतः 
वह शान्त हैं । 


गा 


अध्याय ११ : भगवान्‌ का कौन ? २२१ 


“ये दोनों पक्षी (बद्ध जीव और मुक्त ईश्वर) समान (चेतन स्वरूप) और 
सखा (नित्य अवियुक्त) हैं तथा ये एक ही वृक्ष (शरीर) में स्वेच्छा से घोंसला 
बनाकर रहते हैं। उनमें से एक (जीव) तो उसके फलों (सुख-दुःखादि कमफलों) 
को खाता (भोगता) है और दूसरा (ईश्वर) निराहार (कर्म-फलादि से असंग 
साज्ञीमात्र) रहकर भी बल (ज्ञान, ऐश्वरय, आनन्द और सामथ्यादि) में पहले से 
अधिक है” ॥६॥ 

यों समझो कि ये दो ससान श्र्थात्‌ चेतन-स्वरूप पक्ती हैं। एक बद्ध जीव और दूसरा 

मुक्त ईश्वर । ये दोनों सखा हैं, अ्वियुक्त हैं, एक दूसरे से अभिन्न हैं । दीखने में दो हैं पर वास्तव 
में एक ही हैं, जुडवाँ भाई-बहिनों की तरह । ये एक द्वी वृक्ष पर--शरीर में-- घोंसला बनाकर-- 
घर बनाकर रहते हैं। इन्हें किसीने इसके लिए मजबूर नहीं किया है। अपनी मर्ज़ी से ही रहते 
हैं। लेकिन इनमें से एक--जीव---तो उसके फल्नों को--सुख-दुःखादि कर्म-फरलों को---खाता 
शर्थात्‌ भोगता है और दूसरा ईश्वर--निराहार ही रहता हे श्रर्थात्‌ क्मंफलादि से अत्षिप्त, साक्षी- 
मात्र रहता है, उन्हें केवल दूर से देखता भर है, छूता तक नहीं । फिर भी श्राश्चर्य यह कि बचह्द 
बन्न अर्थात्‌ ज्ञान, ऐश्वर्य, आनन्द, सामर्थ्य आदि में पदले से (जीव से) अधिक है । 
जीवन-शोधनकार के शब्दों में--- 
यद्द जीव-भाव व इश्वर-भाव वास्तव में हमारे चित्त से, जो व्यापक घेतन्य का इश्वर- 
बद्ध अंश है, संबंध रखता है । चित्त का जो व्यापार व विचार हमारे शरीर तक ही सीमित रद्दता 
है वद्द उसका जीव-भाव व जो ब्रह्माण्ड पर अ्रसर डालता हे वह इईश्वर-भाष है। जेसे सूर्य एक 
स्थान में रहते हुए भी उसका प्रकाश दूर तक फेज्षता है, व लोहखुम्बक की शक्ति लोहे के बाहर 
भी मोजूद रहती हे और दूसरी वस्तु के साथ स्पुर्श में न आते हुए भी उसपर अपनी शक्ति चन्ञा 
सकती हे, बसे द्वी मनुष्य का चित्त सी केवल अ्रपने शरीर में ही समाया हुआ नहीं है बहिक 


वैष्णव तत्रानुसार वासुदेव से जीव” (संकषेण) की उत्पत्ति होती है। यह जगत्‌ भगवान्‌ 
की लीला का विलास है| भगवान्‌ के सकर्प या इच्छा-शक्ति का ही नाम 'सुदर्शन' है जो अनन्त- 
रूप होने पर भी प्रधानतया पाच प्रकार का होता हे--उत्पत्ति, स्थिति तथा विनाशकारिणी 
शक्तिया, निग्रहशक्ति (माया, अविद्या आदि नामधारिणी तिरोघान शक्ति) तथा अनुग्रहशक्ति | 
जीव स्व॑भावतः संवशक्तिशाली, व्यापक तथा ,स्वश तो हे, परन्तु सृष्टिकाल मे भगवान्‌ की 
तिरोधान-शक्ति जीव के बिन्दुत्व, सवेशक्तमत्व और- सर्वशत्व का तिरोधान कर देती है जिससे 
जीव क्रमशः अणु, किचित्‌कर तथा किंचितज्ञ बन जाता है। इन्हीं अरुत््वादिको को “मल? कहते 
हैं। इन्हींसे जीव बद्ध बन जाता हे | और पर्व कर्मों के अनुसार जाति, आयु तथा भोग की प्राष्ति 
करता हूँ | इस विकटठ भवचक्र मे वह निरतर घूमता रहता है । जीव के क्लेशों को देखकर भगवान्‌ 
के हृदय में कृपा का स्वतः आविभाव होता ह---इसीका नाम हे अनुग़्हशवित, जिसे आगम मे 
शक्तिपात” कहते हैं। जीवो की द्वीन-हीन दशा को देखकर करुणा-वरुणालय भगवान्‌ का ह्द्द्य 
द्रवीभूत हो जाता है और वह जीवों पर अपनी सर्मिक करुणा की वर्षा करने लगते है। अब 
जीव के शुभ-अशुभ कम सम होकर फलोत्पादन के प्रति व्यापारहीन हो जाते है। जीव इस दशा मे 
बेराग्य तथा विवेक की प्राप्त कर मोच्षु की ओर स्वतः प्रवृत्त हो जाता है| 
5 आह 


श्र भागवत-घर्म या जीवन की ऋृतार्थता 


उसके बाहर---श्रह्माण्ड पर भी उसका व्यापार चल्षता है | जीव-स्वभाव में उसे प्रथक ग्रद्माण्ड से 
अपने को अलग माननेवाले व्यक्तित्व का सान रहता है। परन्तु उसीमें से उसका ईश्वर-स्वभाव 
उत्पन्न होता है। वह अद्याण्ड पर अपनी सत्ता चक्ञाना चाहता है, उसमें बनाव-बिगाड़, सुधार 
आदि करने का प्रयत्न करता है । प्रत्येक चित्त में अपनी एक सृष्टि बनाने, उसमें परिवर्तन करने व 
उसका नियन्ता बनने की कम-ज्यादा भवृत्ति रहती है। इसका सुल् तो उसके जीव-स्वभाव में है, 
किन्तु व्यापार ब्रह्माण्ड में हें। चित्त की यह वृत्ति उसका इंश्वर-स्वभाव है और इस ईश्वर- 
स्वभाव का प्रथकरण करंगे तो इसमें अ्रनेक ब्रह्मा, विष्णु, शंकर (उत्पत्ति, पाक्षन ओर संद्वारकारिशी 
प्रवृत्तियों का) समावेश होता है | इस प्रकार जीव-भाव व ईश्वर-साव ये चित्त (निश्चित भाषा में 
(मद्दत्‌) के साथ जुड़े हुए धर्म हैं। सिक्के के दो पहलुशों की तरद्द ये दोनों भाव एक ही साथ 
रहते हैं। जीव-स्वभाव के विकास के साथ चित्त के ईंश्वर-स्वभाव के स्वरूप में अन्तर पढ़ता है 
व ईश्यर-स्वभाव में पदनेवाला श्रस्तर जीव-स्वभाव में परिवर्तन करता है । 

कहीं भी श्रकेले ईश्वर-उत्व का होना जीव में संभव नहीं, न किसीका केंवल्न जीव 
होना ही शक्य है। प्रत्येक से कुछ ईश्वर भाव ओर कुछ जीव-माच अवश्य रहता है। 


ऐसी कल्पना #ी जाती है कि यह ब्रह्माण्ड जो दिखाई देता है एक विशात्व शरीर है, 
उसको धारण करनेवात्वा विराट कहलाता है। व इस कल्पना के आधार पर पूर्वोक्त परिभाषाश्रों 
को स्पष्ट किया जाता है। फिर भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों में विभिन्न प्रकार से वासुदेवादिक व्यूह, 
भ्रद्मादि त्रिमृर्ति, तथा ब्रह्माण्ढादि देहों की कल्पना पर विश्वास बेठाने का यसन किया जाता है। 


“जो निराहार है वह (ईश्वर) तो अपनें को और अपने से भिन्न ग्रपंचादि 
को जानता है, किन्तु जो कर्मफलरूप पिप्पलान्न का भोक्ता है वह (जीव) नहीं 


अद्देत-मत में जीव स्वरभावतः एक हे; परन्तु देहादि उपाधियों के कारण वह नाना 
प्रतीव होता है | परन्तु रामानुज-मत में जीव अनव हैं--वे एक-दूसरे से नितान्त पृथक हैं। देह 
तथा देही के समान जीव भी ब्रह्म से कदापि अभिन्न नहीं हूं | ब्रह्म से जीव नितान्त भिन्न हैं। जीव 
आध्यात्मिकादि दुःखन्नय से नितरा पीड़िव है, ऐसी दरा में उसकी ब्रह्म के साथ अभिन्नता कैसी 
मानी जा सकती है ? ब्रह्म जगत्‌ का कारण तथा करणाधिप (जीव का अधिपति) है | दोनों अज 
हैं--एक ईश है, दूसरा अनीश । एक प्राज्ञ हैं, दूसरा अश। चिनगारी जिस प्रकार आरेन का श्रश 
हैं, देह देही का अश है, उसी प्रकार जीव ब्रह्म का अश है। जीव-अह्म में अशांशी भाव या 
विशेषण-विशेष्य-भाव-सबध है | हा 

माध्वमत में जीव अज्ञान, मोह, दुःख, मयादि दोषों से युक्त तथा ससारशील होते हैं। 
ये प्रधानतया तीन प्रकार के होते हैं--मुक्वियोग्य, नित्य ससारी और तमोयोग्य] मुक्ति प्राप्त करने 
के अधिकारी जीव देव, ऋषि, पितृ, चक्रवर्ती तथा उत्तम मनुष्य रूप में पाच प्रकार के होते हैं । 
नित्य ससारी जीव सदा सुख-हुःख के साथ मिश्चित रहता है । और स्वीय कर्मानुसार ऊँच-नीच गति 
को भाप्त कर स्वर्ग, नरक तथा भूलोक में विचरण करता है । इस कोटि के जीव “मध्यम मनुष्य 
कहे जाते हैं और वे कभी मुक्ति नहीं पाते | तमोयोग्य जीव चार प्रकार के होते हैं. जिनमें देत्त्य, 
राक्षस तथा पिशाचों के साथ अधघम मनुष्यों की गणना हैं । ससार में अत्येक जीव अपना व्यक्तित्व 
पृथक बनाये रहता हैं | वह अन्य जीवों से भिन्न हैं तथा सर्वश परमात्मा से तो सुतरां भिन्न है। 


अध्याय ११ : भगवान्‌ का कौन ग्र्३्‌ 


जानता। इनमें जो अविद्यायुक्त (जीव) है वही नित्यबद्ध है और जो ज्ञानमय' 
(ईश्वर) है वही नित्यमुक्त है? ॥७॥ 
इनमें जो निराहार है वद्द ईश्वर है। चंह ज्ञानवान है। श्रपने को तथा अपने से भिन्न 

प्रपल्चादि को जानता दे । उसे पता है कि यह सारा विश्व का फेलाव मेरा व मुझसे ह्वी बना हुआ 
है । इसे उसने अपनी ही क्रीडा के लिए अपनी ल्लीला से बनाया है। अतः वह उसमें बद्ध नहीं 
होता, नहीं फैलता । किन्तु जो अपने को कर्मफल्-रूप पिप्पलान्न का भोक्ता मानता है--जो अपनी 
अहन्ता के साथ श्रपने को ज्ञाता, कर्ता व भोक्ता समझता दै--वद्द (जीव ) अ्रज्ञान-अस्त दे । वह 
नहीं जानता कि में कया हूँ, मेरा अ्रसक्ञी रूप क्या है, इस देह या जगत्‌ से मेरा क्या संबंध है ? 
श्रतः वह देहाभिमानी हो जाता है। यही अ्रविद्या है भौर इससे युक्त द्वोने के कारण वह्द नित्य- 
बद्ध है । 

“स्वप्नावस्था से उठे हुए व्यक्ति के समान विद्वान्‌ देहस्थ होकर भी 
(देहामिमान न होने के कारण) देहस्थ नहीं होता और अज्ञानी स्वप्नद्रष्टा के समान 
देहस्थ न होकर भी देहर्थ रहता है; [अथात्‌ देह का अभिसान करके देहजनित 
नाना आपत्तियों को भोगता हैं. |” ॥८॥ 

अब ज्ञानी या विद्वान्‌ तथा शअज्ञानी में क्या फ़र्क दे सो तुम्हें बताता हूँ । विद्वान शरीर 

में रहते हुए भी शरीरस्थ न होने-जेसा रहता है, क्योकि उसने देह्ाभिमान छोड दिया है | देह के 
साथ श्र्थात्‌ भौतिक वस्तुश्रों व विषयों के साथ जो अहन्ता व ममता है, इससे मनुष्य के पीछे 
उसके सुख-दुःख त्ञग जाते हैं। जिसे हम अ्रपना सममते हैं उसके सुख-दुःख से स्वभावतः द्वी 
सुखी-दुःखी होते हैं । लेकिन जब दम केवल कत्तंव्यपालन-भर का संबंध उनसे रखते हैं तो सुखी- 
दुःखी द्वोने से बचते हैं ओर उनका हित भी अधिक कर पाते हैं। अतः विद्वान या ज्ञानी की स्थिति 
स्वप्न से जाप्रत हो जानेवाले व्यक्ति की है । हसके वरिपरीत अ्रज्ञानी या मोहग्रस्त की स्थिति स्वप्न 
में सोये हुए के समान है, जो सपने की चीज्ञों व दृश्यों को सल्य माने हुए दै। वह्द देद्द का 
अभिमान करके देहजनित नाना आपत्तियों को भोगता दै । 


केवल ससार दशा मे ही जीवों में तारतम्य नहीं हैं, प्रत्युत्‌ मुक्तावस्था में भी वह विद्यमान 
रहता है । दि, ; 
निम्बार्क मत में चित्‌ या जीव श्ञानस्वरूप हे | इन्द्रियो की सहायता बिना इन्द्रिय- 
निरपेज्ञ जीव विषय के शान प्राप्त करने में समर्थ हे | जीव ज्ञान का आश्रयदाता भी है। वह शान- 
स्वरुप तथा शानाश्रय दोनो एक ही काल में है | जीव का स्वरूपभूत शान, तथा गुणभूत शान, 
यद्यपि ज्ञानाकार तथा अभिन्न ही है तथापि इन दोनो मे धर्माधर्मी माव से भिन्नता है। जीव कर्ता 
है। मुक्त हो जाने पर भी कत्त त्व की सत्ता रहती है । जीव अपने ज्ञान तथा योग की प्राप्ति के 
लिए स्वतन्त्र न होकर ईश्वर पर आश्रित रहता है। जीव नियम्य है, ईश्वर नियन्ता है। वह 
ईश्वर के सदा अधीन है | मुक्त दशा में मी ६श्वर के आश्रित रहता है। जीव परिमाण में अरु 
तथा नाना है | वह हरि का अ्रश-छूप अर्थात्‌ शक्तिरूप है | 
वल्लभ-मत में जब भगवान्‌ को रमण करने की इच्छा होती है तब वे अपने आनदादि 
' गुणों के अ शो को तिरोहित कर स्वय जीवरूप ग्रहण कर लेते हैं। इस व्यापार में क्री़ा की इच्छा 


२२४ भागवत-घधर्म या जीवन की क्ृतार्थता 


“अत: इन्द्रियों के द्वारा विषयों के तथा गुणों के हारा गुणों के ग्रहीत होने 
पर भी विद्वान्‌ कभी अहंकार नहीं करता [अर्थात्‌ यह नहीं मानता कि मैं उनको 
ग्रहण करता हूँ] क्‍योंकि वह तो सवेदा अविकारी है? ॥६॥ 


अतः जो विद्वान्‌ है वह हन्द्रियों के द्वारा विषयों को भोगतते हुए भी, शरीर से प्रायः 
सभी सांसारिक कर्म करते हुए भी, उनका भ्रहंकार उसे नहीं होता । उनके कर्तापन की ज़िम्मेदारी 
वह अपने ऊपर नहीं लेता । इसी तरह प्रसगानुसार सात्विक, राजस या तामस जेसे दीखनेचीले 
कर्म करते हुए भी और उनके बेसे ही फल्नों को भोगते हुए भी वद्द भोक्तापन की जिम्मेवारी नहीं 
लेता । बल्कि यद्द मानता है कि यह वो माया या प्रकृति के गुणों का खेल्न है। गुण, ग़ुर्णों में दी 
ये विकार, भेद या प्रभाव उत्पन्न करते हैं, में तो हन सबसे जुदा, केचक्ष साह्ीमाम्न या यं॑त्रवत्‌ 
काम करनेवाल। हूँ | इस तरह वह अविकारी रहता है। 

“अज्ञानी पुरुष इस देवाधीन शरीर के द्वारा गुणों की प्रेरणा से होते हुए 

कर्मों मे 'मैं कर्ता हू? ऐसी भावना करके बध जाता है? ॥१०॥ 

लेकिन अ्रज्ञानी पुरुष की स्थिति इसके विपरीत है। यह शरीर यों देव के अधीन है। 
पूर्वकान्न के श्रव शिष्ट-संस्कार भावी जीवन के क़िए देव कहलाते हैं । बेसे देव का अर्थ है देवता--- 
ईश्वर की प्रकाशित होनेवात्ती शक्तियाँ। मनुष्य के अ्वशिष्ट-संस्कार, घालना या संचित कर्मों का 
ज्ञान या स्खति खुद उसको नहीं रद्दवी; परन्तु परमात्मा के देती बत्लों को उनका ज्ञान रहता है, 
चहिकि उनका निय॑न्नण ओर नियसन भी उनके श्रधीन है। मनुष्य अपने पू्व-कर्मो' के अनुसार 
इन देवताओं की योजना से भगज्ञा शरीर पाता है अतः इसे देवाधीन कहा गया है। यह 
चासनाध्मक या लिंगदेद आप्मा के आश्रित रहता है--ऐसा सांख्यवेत्ताओं का कथन है। यह्द 
इन्द्रियों से श्रगोचरःऔर आकाश की तरद्द सूचम होता है तो भी वज्र से भी कठोर और दुर्भे्य है । 
शरीर के मरने से इस लिंग-देद्द का नाश नहीं द्वोता । धरन्‌ जिस प्रकार वृक्ष की जर्ठें जिस और 
पानी मिलने को संभावना द्वोती हैं उसी श्रोर फेलने की सहज प्रवृत्ति करती हैं उसी प्रकार वद्द 


ही प्रधान कारण है, माया का सबध वनिक भी नहीं रहता | ऐश्वर्य के तिरोधान से जीव में दीनता 
उतन् होती है और यश के तिरोघान से हीनता। श्री के तिरोधान से वह समस्त विपत्तियों का 
आस्पद है, ज्ञान के तिरोधान से अनात्मरूप देहादिकों में आत्मबुद्धि रखता है तथा आनद के तिरोधान 
से दु.ख को प्राप्त करता है। ब्रह्म से आवियूत जीव अग्नि-स्फुलिंगवत्‌ नित्य हैं। वह शाता, 
शानस्वरूप तथा अरु-रूप है| भगवान्‌ के अविकृत सदश से जड़ का निर्ममन और अविकृत 
चिदश से जीव का निर्ममन होता है। जड़ के निर्गेमनन-काल में चिद्श तथा आनदाश दोनों का 
तिरोधान रहता है | परन्तु जीव के निर्गमन-काल में केवल आनद-अ श का ही विरोमाव रहता है। 
जीव अनेक प्रकार का होता है--शुद्ध, मुक्त व ससारी | ससारी जीव दैव व आसुर दो प्रकार के 
होते हैं । मुक्त जीवों में भी कतिपय जीवन्मुक्त होते हैं और कतिपय मुक्त | जीव सब्िदानन्द 
भगवान्‌ से निवान्त अभिन्न है । ॥॒ | 

जीवन-शोधनवार के मत में चैतन्य दो प्रकार से इमें उपलब्ध होता हें--एक तो सजीव 
प्रणियों में देखा जानेवाला व दूसरा स्थावर-जगम तथा जड़-चेतन सारी सृष्टि में व्याप्त । शास्त्रों 


अध्याय ११ : भगवान का कौन ? श्र 


सनातन सत्ता रूप अप्रकट वस्तु को ही अ्र्षर, परमपद कहते हैं और जो इसके भाव को प्राप्त 
होते हैं उन्हींका ल्लिंग-देह भी विज्ञीन हो जाता दे और उस परमार्त्मा को पहुंचर्कर निर्वाण 
प्राप्त द्वोता हैं। ः कं 

अब तुमने समझ लिया होगा कि ऐसे देवाधीन शारीर से जो कर्म-कक्षाप :होते हैं-- 
विविध शुर्ों जोर या प्रेरणा से जो-कुछ कार्य बनते हैं, उनमें. खुद कर्तापन का अ्भिमान 
रखना, यह कहना व मानना कि ये सब कम मेरे किये हुए हैं, कितनी भूल है। राज-नियम के 
अनुसार फाँसी की सजा देनेवाला न्‍न्यायाधोश ओर फाँसी की डोरी खींचने वाला जब्लाद यदि 
फाँसी की जिम्मेवारी अ्रपने पर लें तो मूर्ख ही कहे जायेंगे। अतः हमारा बन्ध या मोक्ष वास्तव में 
हमारी इस भावना--अ्रभिमान--पर दी अवलम्बित है | 


ले के लिए. जीव अथवा प्रत्यगात्मा शब्द का प्रयोग किया गया है और दूसरे के लिए परमात्मा, 
परमेश्वर, ब्रह्म आदि नाम दिये गये हैं | दोनो की विशेषताएँ इस प्रकार हैं-- 


प्रत्यगात्मा 
१--- वपय-सम्बद्ध होने से .शाता, कर्ता ओर 
भोक्ता है.। 


का 


२--क्रामना व सकल्पयुक्त है। 


३--पराप-पुण्यादि तथा सुख-दुःखादि के 
विवेक से युक्त अतंएत्र लिप्त है। 

४--नज्ञान-क्रियादि शक्तियों मे अल्प अथवा 
मयांदित है। 

५---पुर्ण स्वाधीन नहीं है । 

६--इसको मसयौदाएँ नित्य बदलती रहती हैं, 

' गतः स्वरूप दृष्टि से नही, बल्कि बिकास 
अथवा सापेक्ष्य दृष्टि से, परिणामी है । 

७---में? रूप मे जानाजावा है। 


८--उपासक | है ॥ 


परमात्मा 
१--विषय ओर प्रत्यगात्मा दोनों का उपादान 
कारणु-रूप ज्ञान-क्रिया-शक्ति है । शातापन 
कर्तापन तथा भोक्तापन के भान का 
कारण अथवा आश्रय है। 
२--कामना अथवा सकल्प ( अथवा व्यापक 
थ में कम ) की फल-प्राप्ति का कारण 
है और इस अर्थ मे कर्मफल प्रदाता है । 


२---ञ्र। लप्त है | । 
४--अनत और अपार है । 


५--तत्री या सूत्रधार है। 


६--अपरिणामी है ओर परिणार्मों का 
उत्पादक कारण है। हर 


७---वह? रूप मे जाना जाता है और इसलिए 
“तू! रूप से संबोधित होता है । 
८--उपास्य, ऐष्य, वरेण्य और शरण्य है । 


गीता के अनुसार परमात्मा की दो प्रकार की प्रकृतिया अथवा स्वभाव हैं--एक अपर 
प्रकृति और दूसरी पर प्रकृति । अपर प्रकृति के आठ प्रकार के ,भेद विश्व में दिखाई देते हैं--- 
'उथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश---इन प>्च महाभूतों के रूप में तथा मन, बुद्धि ओर अहकार 
के रूप में | अर्थात्‌ इन आठ प्रकाशे में से परमात्मा के स्वरूप के साथ कम-से-कम एक स्वभाव 


4 


२२६ भागवत-धर्म या जीवन की कृताथेता ; 


“इस प्रकार विवेकी पुरुष विरक्त रहकर सोने, बैठने, घूमने-फिरने, स्नान 
करने, देखने, छने, से घने, भोजन करने ओर सुनने आदि में गुणों को ही कर्ता 
मानने से बन्धन से नहीं पढ़ता; अत्युत्‌ ्रकृतिस्थ रहकर भी आकाश, सूर्य ओर 
वायु के समान असंग ही रहता है। तथा असंग भावना से तीक्षण की हुई अपनी 

. विमल बुद्धि से समस्त संशयों को काटकर स्वप्न से जगे हुए पुरुष के समान 


नानात्व के श्रम से निवृत्त हो जाता है।” ॥११-१२-११॥ | 
इस तरह जो पुरुष विवेकी है, जो पुरुष व प्रकृति के भेद व सीमाओं को समझता है, 
जो (सांख्य शास्त्र के अनुसार) यह जानता है कि पुरुष (जीव) अलिप्त है, प्रकृति--श्रियुण--ही 
सारी उखाड़-पछाड़ करती है, बंधन या भोत्त जो कुछ है, संब चित्त का है, पुरुष या आत्मा था. 
जीव से उसका कोई सरोकार नहीं, (सामान्यतः चित्त और आर्मा का भेद मनुष्य के मन से 


उसकी अपर प्रकृति के रूप में जुड़ा हुआ दीखता है। इसके सिवा परमात्मा का एक परसुवभाष 
भी, विश्व में जहा-जहा अपर प्रकृति विदिव होती है वहा वहाँ सवत्र उसके साथ ही रहता दिखाई 
देता है। इसको परमात्मा का जीवस्वभाव कहा जा सकता है। परमात्सा का जीवस्वभाव_ उसकी 
परप्रकृति इसलिए कहलाता है कि वह स्थिर, ज्ञानयुक्त तथा एक-रूप है ओर अपर प्रकृति को 
आधार देकर विश्व को धारण करता है। शअ्रर्थात्‌ इस विश्व का अ्रस्तित्व इस चेतन जीव प्रक्ृ,व 
के कारण ही है। | 
. “जिस प्रेकार पानी के जुदा-जुदा बिन्दु पानी ही हैं ओर अलग होने पर भी शामिल हो 
सकते हैं, उसी तरह जुदा-जुदा जीव रूप दिखाई देनेवाले पदार्थ भो उस अच्युत ब्रह्म के, यो कहना 
चाहिए कि अश ही हैं । जिस प्रकार छोटा-सा बीज अपने में रहनेवाली नेसर्मिक शक्ति के द्वारा 
आसपास की भूमि, पानो और हवा में से तत्व खींचकर अपने में से मूल, तना, डाल, पत्त, फूल 
तथा फल आदि का विस्तार करता है उसी प्रकार जीव के मूल में ही रहनेवाली स्वभाव-सिद्ध शक्ति 
द्वारा वह चार्रो ओर फैली हुई प्रकृति में से आवश्यक तत्व खीचकर मन वथया पचेद्वियों का 
विस्तार करता है और स्थूल शरीर का निर्माण करता दे ॥” (गीता-मथन) 
“चित्त का जो व्यापार व विचार अपने शरीर तक ही सीमित रहता है वह उसका 
जीव-स्वभाव और जो ब्रह्माण्ड पर अपना असर डालता है वह उसका ईश्वर-स्वभाव है ।? 
“ग्रात्मा जब शरीर-परिमित ही प्रवीत होता है तब उसकी अल्पठा के कारण वह भेद 
अश जान पड़ता है। वायु के कारण समुद्र का जल जब तर॒गाकार होकर उछुलता है तो जैसे वह 
समुद्र का थोड़ा-सा अश ही दिखाई देता है, वेंसे ही इस जीव-लोक में में जड़ की चेतना देने वाला, 
देह में अहन्ता उपजाने वाला जीव जान पढ़ता हूँ |”? (शानेश्वरी) 
<लोहे व चुम्बक की तरह ईश्वर व जीव का सबंध है। लोहा साफ होगा वो चम्बक 
उसे झट खींच लेगा | किन्तु यदि लोहे में भैल लगी होगी तो छुम्बक नहीं खीचेगा । उसी प्रकार 
जीव माया से घिरा रहने के कारण ईश्वर के निकट नद्दी जा सकता | 
“जीव ४ प्रकार के हैं--बद्ध, मुमुन्नु, मुक्त और नित्य म॒क्त। बद्ध जीव कामिनी-वाञ्चन 
में लिप्त रहते हैं। वे भूलकर भी ईश्वर की ओर मन नहीं लगाते । गरम लोहे पर जल का छीय 


अध्याय ११ : भगवान का कौन ९ रर७ 


जागृत नहों रहता, अतः वद्द आत्मा की जगह अक्सर (चित्त! शब्द का ही प्रयोग कर दिया 
करता है, अशुद्ध चित्त को चित्त, व शुद्ध चित्त को आत्मा कद्दते हैं) वह अपने संमस्त व्यवह्ारों 
में--खाने, पीने, देखने, सोने आदि सब में ग्रुणों अर्थात्‌ प्रकृति को ह्वी कर्त्ता मानता है, अतः 


पडते ही जसे वह सूख जाता है वैसे ही भगवान्‌ की चर्चा भी बद्ध जीवों के निकट व्यर्थ हो जाती 
है । जो जीव ससार्‌ के जाल से मुक्त होने के लिए" विकल होकर यत्न करते' हैं वे मुमुन्नु हैं। जो 
कामिनी-काचन से छुटकारा पा चुके हैं, जिनके मन मे विषय-वासना बिल्कुल नहीं है और जो संदा 
भगवान्‌ के चरणो का ही चिन्तन करते हैं वे ही मुक्त जीव हैं | निव्यमुक्त संसार में कभी लिप्त नहीं 
होते | उनका ईश्वर मे विश्वास स्वतःसिद्ध है। वे सदा हरि-रसपान में ही मत्त रहते हैं। वे विषय- 
रस की जरा भी नहीं छ्ते । 


“मुक्त जीव नमक की वरह समुद्र में घुलमिल जाने वाले, सासारिक जीव कंपड़े की गांठ 
के समान--उसमे जल प्रवेश कर जाता है, पर वह जल में मिल नही जाती। इच्छा होने पर उसे 


जल से बाहर निकाल भी सकते हैं । बद्ध जीव पत्थर के जेसे होते हैं जिसमे जल बिल्कुल प्रवेश 
नही करता !। 


“जैसे पत्थर में कांठी नहीं घुसती, मिट्टी मे घुस जाती है वेसे ही साधु के उपदेश बद्ध 
जीवों के हृदय में प्रवेश नहीं करते, विश्वासी के हृदय में सहज ही प्रवेश कर जाते हैं। 


“लोहार की दूकान में लोहा जबतक भट्टी मे रहता है तबतक लाल रहता है, फ़िर 
काला-का-काला हो जाता है। वैसे सासारिक जीव जबतक धम-मन्दिर में या घामिक लोगों के 


समीप सस्सग मे रहते हैं तबतक घर्ममाव से पर्ण रहते हैं, बाहर निकलते ही वह भाव चला 
जाता हूं । 


“सगर के शरीर पर श्रस्त्र मारने से वह उसके शरीर मे नहीं धेंसता, बाहर ही फिसल 
जाता हूं । उसी तरह बद्ध जीव के समीप चाहे किवनी ही धम की बातें हों वे उसके मन मे किसी 
प्रकार नहीं घंसती । की 

“हाथ में तेललगाकर कय्हल काटने से उसका लखा हाथ में नहीं लगता। बसे ही 
ईश्वर में भक्ति व विश्वास करके ससार का सब काम करने से जीव ससार के बन्धन में नहीं पड़ता। 


“वर्षा का जल जैसे एक ओर से आता है और दूसरी ओर बह जाता है उसी प्रकार 
सासारिक बद्ध जीव भी धर्म की बातें एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। ' 

“कितनी ही मछुलिया जल मे सी होने पर विपत्ति मे भी मागने की चेष्टा नहीं 
करतीं । वहीं चुप पड़ी रहती हैं। कितनी मछलिया भागने के लिए छुट्पठाती हैं, परन्तु भाग नहीं 
सकती । और कितनी ही मछलिया जाल में फँसने पर उसे तोड़कर भाग निकलती हैं। इसी प्रकार 
ससार मे तीन प्रकार के जीव--बद्ध, मुमुन्नु व मुक्त होते हैं । ? (श्रीरामकृष्ण परमहस) 


“जीव चार प्रकार के हैं--जानने वाला जीव प्राण है, न जानने वाला अज्ञान, जन्म- 
मरणशील जीव--वासनाष्मक च ब्रह्म से ऐक्य पा जाने वाला जीव+ब्रह्माश--ये चार प्रकार के जीव 
चचल होने के कारण नाशमान' हैं, निश्चल परबह्म ही एक आदि-अन्‍्त में स्थिर, शाश्रत-सस्य है |” 


६ दासबोध ) 


श्श्८ भागवत-घम या जीवन की कतार्थता 


उनके फलों के बन्धन में नहीं पड़ता । बल्कि प्रकृतिस्थ रहकरें भी, प्रकृति की तरह सब काम करते 
हुए भी, आकाश, सूर्य व वायु के समान, असंग, भ्रक्रिप्त रहता है। थ्राकाश सब वस्तुओं को 
धारण कर रहा है, क्योंकि उसका स्वभाव है, इसलिए नहीं क्लि उसे इसका श्रेय प्राप्त करना है 
या अभिमीन रखना है। वह घड़े में भी दे, मक्रार्न में भी है, फिर भी घटस्व या गृहत्व से अछूता 
है; सूर्ये अपने स्वभावानुसार उदय व अस्त होता है, +नित्य 'अपने नियमित चक्रानुसार अ्रमण 
करता है, किसीसे फट्दने नहीं जाता कि उठो, जागो, काम करो, किसीपर उपकार करने की या 
अपने बढ़प्पन की कोई सावना नहीं रखता व इसीबजिए आता जाता है कि उसका स्वभाव है. 
'संसार के समस्त कार्यों का प्रेरक होकर भी वह ख़ुद सबसे भ्रक्षिप्त है, अपने परिभ्रमण में मस्त 
है, वायु बहती है, इसंलिए नहीं कि उसे किसीसे ठण्डक या गर्मी लेनी । किसीको सुगंध या दुर्गन्‍्ध 
पहँँचानी है, किसीसे प्रशंसा-पन्न लेना है, बल्कि ह्सलिए कि उसका स्वभाव है, उससे बद्दे बिना 
रद्दा दी नहीं जा सकता, सरदी, गर्मी व गध को वहन करते हुए भी वद्द उससे लिप्त नहीं द्वोती । 
इन सबके ये काम इन भान, जागृति या अभिमान के साथ नहीं होते कि ये कुछ कर रहे ह्वैं। 
इनमें इन्हें कोई विशेषता मालूम नहीं होती । जेसे रोज़ नींद ले लेने से सोना मलुष्य का स्व्रभाव 
बन गया है, जब कोई सोता या नींद लेता है तो हमें आश्चर्य नहीं होता, न सोने वाले को उसमे 
कोई विशेषता ही मालूम द्वोती है। इस प्रकार विरक्त पुरुष अपनी सब ग्रवृत्तियों से, उनके करते 
हुए भी, अलिप्त रहता है; केवल स्वभाव-वश ही-पद्द उन कार्यो" को करता है। इनमें उसे न तो 
'कोई विशेषता मालूम द्वोती है न कोई अभिमान ही द्वोता है। छोटे से-छोटा काम हो तब भी चह 
सहज स्वभाव से करता है और महान-से-मदान्‌ द्वो तब भी वह उसी सरत्ञता व सहजता से कर 
डालता है और उसके चित्त में विशेषता, अभिमान, उपकार जेसा कोई भाव उदय नहीं दोता। 
क्योंकि उसने असंग या भ्रनासक्त की भावना से अपनी छुद्धि को पेना बना लिया है-- मोह 
असक्ति से बुद्धि में जो कई प्रकार के विकार, मर्यादितताएँ, छुद्रता व संकोच आ जाते हैं, - उन्हे 
मिटाकर बुद्धि को शुद्ध व प्रखर बना लिया है ओर उससे अपने मन की समस्त शांकाश्रों, सशयों 
' को काट डाला है, जिससे स्वप्न से जगे पुरुष की तरह वह नानात्व-रूपी श्रम से निव्त्त हो गया 
है । सांख्य-मतालुसार ज्ञान का अर्थ है भपनी केवल्य दशा को समझ लेना, व वेदान्त मताबुसार 
ज्ञान का फल है नानात्व या भेद-बुद्धि का मिट जाना। दोनों स्थितियों का भश्रन्तिम फल एक ही 
होता है । जो अपनी केवल्य दशा को समर लेता है वह भी अपने को कर्ता न मानकर कर्म-फलों 
- से नहीं बैधता व जो भेद-बुद्धि को मिटा देता है घ त्रिगुणातीत हो जाने के कारण , कर्म-फर्जो की 
पहुच के बाहर हो जाता है। दोनों का अन्तिस परिणाम एक ही है--फलों के बंधन से मुक्ति | 
सांख्यवादी प्रकृति के मत्ये कर्म प्रवृत्ति का दोष मढ़कर अपने को बचाता है, तहाँ वेदान्ती सबको 
अपने उद्र में समाकर डकार जे लेता दै। 
“जिसके प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धि की समस्त चेष्टाएं' संकल्पशून्य होती 
हैं, वह देह में स्थित रहकर भी उसके गुर्शों से मुक्त है |? ॥१७॥ 

आत्मदर्शी ऋषियों का कथन है कि स्वरूपभूत इस आत्मा की रचना श्ान-मात्र है। 

आत्मा ज्ञानरूप- होने के, कारण संकल्पों का जनक है और सत्यरूप होने के कारण इसके सक्ल्‍प 
सत्य दी द्ोते हैं । इस तरह शात्मा सत्यकास व सत्य संकल्प है । प्राणियों को जो अपनी सत्य- 
_कामता ओऔर सत्य-संकल्पता का अ्रजुभव नहीं होता, उसका कारण है उनके चित्त की अशद्धि, 


अध्याय ११ : भगवान का कौन !? श्र्‌६ 


हा 


ली 


चचलता और अश्रव्यवस्थितता | परन्तु चित्त की शुद्धि के साथ ही वह इन्हें पहचानने लगता ह्द 
झौर यह भी सममेने ज़्गता है कि अपनी जो कुछ स्थिति है वह अपनी कामना ओर संकदप का 
ही परिणाम है। परमात्मा ऐसे अनेक प्रकार के काम व संकल्प का आधार-भूत है। संकल्पों 
गुण व शक्ति विविध-प्रकार की हें व वे परस्पर-विरोधी भी हैं। ऐसे अ्रनन्त संकलपों के परिणाम- 
स्वरूप यह श्रनन्त प्रकार की सृष्टि उत्पन्न और नष्ट होती है। ये संकल्प क्या हैं---ईश्वर-रूपी 
चैतन्य-सागर में उठने वाली हलकी-भारी, अनुकूल-प्रेतिकूल पररपर-विरोधी लहर हें । 
कास, संकल्प, वासना, इच्छा--ये सब शब्द थोडे-थोढ़े छाया-भेद से एकार्थी ही हैं । 
कोई भी साधारण चाह काम या कामना कहलाती दै | जननेन्द्रिय को तृप्त करने की इच्छा को भी 
काम कहते हैं'पर यह रूढ़ार्थ है। काम मे जब निश्चय व योजना का मेल होने रूगता है तो वह 
संकदप हो जाता है । जब काम विषय-विशेष से संलग्न हो जाता है, आसक्त होने लगता है, तब 
, वद्द वासना कद्दलाने लगता हैं । इच्छा। व काम समसानार्थी समझना चाहिए ।, 
[, 5... संकछप से कर्म की उत्पत्ति होती है । सकलप से ही कर्म की योजना बनती है । कर्म को 
, पूरा हुआ देखने की आकांक्षा भी संकल्प ही है। श्रतः कर्म के अथ से इति तक संकल्प का ही 
पसारा है। सनुष्य जबतक् इस संकल्प से मुक्त नहीं होता तबतक वह .कर्म-जाल से नहीं छूट 
“सकता । कर्म-जाल से जबतक नहीं छूटेगा तबतक फल-भोगरूपी बंधन भी हटने का नहीं । अर 
इसका उपाय खोजना चाहिए । संकल्पों का निवास-स्थान मनुष्य का चित्त है। यद्द चित्त दी 
,डसका शत्रु या मित्र हो जाता है । यद्ट|चित्त यदि हमारा मित्र है तो वह हमे छुद्धि की स्थिरता, 
समता तथा अआरष्मनिष्ठा जेसा ज्ञाभ करा सकता है, वय द्‌ शत्न है तो जाने कहाँ कहा के खाई 
खन्द॒क में गिराकर नष्ट कः सकता है। यही मनुष्य का तारक वा मारक है। श्रतः चित्त के 
अनुशीलन से ही संकरूप त्याग की संभावना हो सकती है। परमात्मा की भक्ति, ज्ञान, सत्संग, 
ध्यान-धारणादि, जप-तपादि सब चित्त को वश में करने के दी साधन दें । मनुष्य अ्रपनी रुचि के 
अ्रनुसार इनसें से किसी एक को चुन ले । के 
इस प्रकार जिसने अपने मन, प्राण, इन्द्रियाँ सबकी क्रियाओं मे अपने चित्त को 
संकल्प-शून्य कर लिया है, अर्थात्‌ वद्द जो कुछ करता है स्वभाववश, स्वभावतः, कत्तंव्य बुद्धि से 
सहजनाव से करता है, संकल्प की प्रेरणा से, चाह करके या खसूसन नहीं। ऐसा पुरुष देहस्थ 
होते हुए भी, देह से सब प्रकार के कम-ब्यापार करते हुए भी, प्रकृति के--तीनों गुणों के, या 
कमं-फल के प्रभावों से परे हो जाता है । 


: र्भजसके शरीर को चाहे हिंसक लोग पीड़ा पहुंचावे और चाहे कभी कोई 
देवयोग से पूजनादि करने लगे, फिर भी वह विद्वान्‌ किसी प्रकार विक्ृत: नहीं 
होता ।? ॥१४५॥ ्ि 

संसार सें चार प्रकार के लोग दोते हैं---एक वे जो खवामरू्वाह ब्लोगों को पीडढा 
पहुँचाते हैं | इसीमें उन्हें मज़ा आता है। दूसरे वे जो पीडा पहुंचाने पर घदके मे पीडा पहुँचाते 
हैं । तीसरे वे जो न पीडा पहुँचाते हैं न पहुंचने देते हैं । चौथे वे जो ' पीडा पहुँचाने के बदले में 
उल्टा सुख पहुँचाते हैं। पहले को दस दुष्ट, दूसरे को सामान्य, तीसरे को सावध और चौथे को 
साधु कहेंगे | इसी तरह एक लोग वे द्वोते हैं जो आठर व पूजा पाने के लिए उत्सुक रहते हैं, खुद 
योग्य न होने पर -भी उसके लिए मरते हैं, चत्ताकर ऐसे आयोजन करते हैं कि उनका मान हो. 


॥। 


२३० भागवत-धर्मे या जीवन की कृताथंता 


दूसरे वे जो मिल्ल जय, तो असज्ञता से ले लेते हैं, तीसरे वे जो आम्रद करने पर भी उससे बछ्ते 
हैं ओर चौथे वे जिनके लिए आदर-अनादर सब समान है। पदले को हम स्वार्थी दूसरे को सभ्य 
तीसरे को साधक और चौथे को सिद्ध कहेंगे | इममें ज्ञानी या विद्वान वह है जो जान-बूकफर भी 
पीड़ा पहुँचाने पर या देवयोग से पीढा हो जाने पर उससे विचलित नहीं होता । मन में क्रोध या 
दु ख नहीं लाता, प्रारव्ध का भोग समरझर शान्त रहत्ता है, या इसी प्रकार कोई देवयोग से या 
योजना करके पूजा करे तो भी उसके हर्ष से अपने को बचा लेता दै। दोनों अवस्थाशञों में चह मन 
में किसी प्रकार का विकार नहीं पेदा होने देता । 

“गुण-दोष से रहित समदर्शो मुनि को डचित है कि किसीके भला या बुरा 
कर्म करने अथवा वाणी से भला या घुरा बोलने पर न तो स्तुति ही करे न निन्‍दा 
ही ।? ॥१६॥ 

जिस व्यक्ति ने अपने को गुण दोष-दृष्टि से ऊपर उठा लिया है शर्थाव जो शुर्ों को 

देखकर गुणी पर रीरूता नहीं व दोषों को देखकर दोषी से घृणा महीं करता, वहद्द किसीके अच्छा 
काम फरने पर न उस व्यक्ति कीं स्तुति करेगा, न बुरा! कास करने पर उसकी निनन्‍दा दी । अथवा 
यदि कोई ज़बान से भी घुरा-भला कहे तो भी उसकी स्तुति या निन्‍्दा न करेगा । इसका भर्थ 
यद्द नहीं है कि उसकी बुद्धि में अच्छे-बुरे कर्म या भ्रच्छी-चुरी वाणी को पहचानने की शक्ति नहीं 
रहेगी । बल्कि यह कि वह गुण या दोष के कारण ही किप्तीकी निन्‍्दा या स्तुति नहीं करेगा, 
अपनी समता नहीं खो देगा । वह उन्हें श्रच्छाई-छुराई का भेद समझाकर चुराई से हृटावेगा; 
परन्तु दूसरों के सामने उसकी निन्दा-स्तुति नहीं करेगा | 

“मुनि को चाहिए कि किसी ग्रकार का भला या घुरा कमे न करे, न कुछ 
भला वा बुरा कहे और न चित्त में ही विचारे। ऐसी बृत्ति का अवलस्बन कर 
केवल आत्मा में ही रसण॒ करता हुआ जड़ के समान विचरे।” ॥१७॥ - 

चह न भला कम करे न चुरा और न कुछ भला-बुरा कह्दे ही, न चित्त में ही लावे । 

ऐसी तटस्थ चृत्ति का झवलम्बन कर, घ अपने आपमें दी--अपनी आत्मा में ही---रसण करता 
हुआ, मग्न रहता हुआ, इस तरह निद्वन्द् रहे कि वह जो कुछ सी करेगा, या जो कुछ बोलेगा 
या जो कुछ चित्त में लावेगा वह इस भावना से नहीं कि यद्द भ्रच्छा है या बुरा, बल्कि इसलिए 
कि उसका स्वभाव हो गया है | गुण व दोष बुद्धि से किसी काम को करना या न करना एक बात 
है। इसमें एकस्व-भावना का अ्रभाव है | लेकिन स्वभाव ही ऐसा बन जाना चाहिए कि अ्पने- 
आप दी धच्छे कर्मों में प्रवृत्ति श्रोर घुरे कर्मो' से निद्नत्ति होती रद्दे, निरन्तर सास्विक विचार च 
सात्विक आचार का अभ्यास करते रहने से फिर स्वभाव ही ऐसा बन जाता है कि गुण-दोष का 
विचार ही नहीं करना पडता, अपने-थ्राप उचित व्यवद्दार होता चला जाता है, जेसे पश्चु-पत्षी कई 
बातें स्वभाव से, जन्म-जात प्रेरणा से, करते हैं वेसे ही । इसका यद्द श्रर्थ नहीं कि वह बुरे को भ्रच्छा : 
और अच्छे को चुत समझने लग जायगा--बुरे-मले की पद्दचान ठीक-से नहीं रहेगी; बल्कि यद्द 
कि उसे इस प्रकार घिचार करने की ज़रूरत ही नहीं रद्द जायगी, वद्द स्वभावानुसार व्यवद्दार 
करेगा और दूसरों को ऐसा मालूम द्वोगा मानो कोई जड़ पुरुष हो । 
» . “जो पुरुष शब्द ब्रह्म ( वेद ) का पारद्गत होकर भी परबक्म में परिनिष्ठित 
नहीं हुआ (अर्थात्‌ समाधि आदि के हारा जिसने परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार 


अध्याय ११ : भगवान्‌ का कौन !? २३१ 


नहीं किया) उसे दुग्धहीना गो को पालने वाले के समान अपने श्रम के फल से 


केवल परिश्रम ही हाथ लगता है |” ॥१८॥ 
शब्द-अक्ष वेद था ज्ञान या शास्त्र-ज्ञान को कहते हैं । जो व्यक्ति वेदों का तो परिडत हो, 
शास्त्रों में पारद्ञत हो, परन्तु यदि उसकी निष्ठा ब्रह्म में नहीं दो गईं हो, उसका स्वभाव ब्रद्ममय 
नहीं हो गया द्वो, तो उसका भ्रम व्यर्थ दै | कोरे पाण्डित्य से कुछ श्रॉना-जाना नहीं, श्रसल बात 
है वृत्ति को तदनुकूज्ञ बनाना। यों किसी कोरमकोर व्यक्ति की अपेक्षा तो यह शब्द-ज्ञानी फिर 
भ्रच्छा है; क्योंकि उसकी बुद्धि पर ज्ञान के कुछ संस्कार तो पढे हैं, उसकी बृत्ति के बदलने में' 
उससे सहायता दी मिलेगी । परन्तु जो मनुष्य इतने पर ही सन्तोष मान लेता है, उसका 
परिश्रम दूध न देनेवात्ली गाय को रखने जेसा व्यथ होगा । 
“न दूध देनेवाली गाय, बदचलन स्त्री, कु-संतति, पराधीन शरीर, अधमे 
से कमाया या संचित किया हुआ धन तथा वाणी जो मेरे गुण-गान से--धर्म या 
कत्तेंव्य-रूप विषयों से शून्य हो, इनका संग्रह वही मनुष्य करता है जिसकी 
तकदीर मे दुःख-ही-दुःख लिखा हो ।” ॥१६॥ 
जो ज्ञोग धार्मिक परम्परा में विश्वास रखते हैं उनका ध्यान यहाँ 'परतंत्र देह? पर 
दिलाना ज़रूरी है। ईश्वर-भक्ति का अर्थ गुज्ञामी व गुज्ञामी के जुल्मों या परिणामों को चुपचाप 
बर्दाश्त कर लेना नहीं है। बल्कि उसका सच्चा अर्थ तो हैं कि उसका सिर अब ईश्वर के श्रक्ञावा 
किसीके सासने नहीं कुकेगा । उसने भगवान्‌ की युक्ञामी स्वीकार कर ली, श्रब वह किसी दूसरे 
का गुक्नाम न रहा। जो भगवान्‌ की ग्रुज्ञाभी नहीं करता उसे या तो किसी दूसरे व्यक्ति की या 
अपनी इन्द्रियों की ग्रुल्लामी स्वीकार करनी पढ़ेगी। जो ईश्वर-भक्त है- वह पूर्ण,स्वतंत्र, निर्भय 
नि.शंक हो गया । उसे न-राज-सथ सता सकता दै, न चोर-भय, न रूत्यु-मय । गुलामी मनोदृत्ति 
सब भयों की जहू है। ईश्वर की शरण जाने का भ्रथे द्वी यद्द है कि श्रब उसे और क्लिसीके शरण 
जाने की या और किसीकी धोंस सहने की जरूरत नहीं रहद्दी । 


वह वाणी फिजूल है, निष्फल है, जिसमे मेरे पवित्र गुण-कर्मा का वर्णन 
हो ।? ॥२०॥ 
जो हमारा इष्ट या आराध्य हे उसीके सिलसिले में यदि दमारी वाणी का उपयोग न हो 
तो वह व्यर्थ है । भगवान्‌ के जन्म व कस क्‍या हे १ यह साष्टि, इसकी उत्पत्ति भगवान्‌ का जन्म 
है, इसकी स्थिति, गति व॑ ज्ञय भगवान्‌ के कर्म हैं। इन सबका रहस्य जानना व उसका वर्णन 
करना वाणी का कार्य होना चाहिए इसी तरह भगवान्‌ के श्रवतार भी उनके जन्म व श्रवतारों के 
विविध कार्य-डनके कम हैं । जो वाणी इस तरह के ज्ञान-प्रचार में काम न आती हो, विज्ञ या धोर 
पुरुष उसे नहीं अपनाया करते । 

“इस प्रकार आत्मजिज्ञासा से अपने मे भेद-भ्रम का उच्छेद करके अपने 

निर्मल चित्त को मुझ सर्वेब्यापी परमात्मा मे अपेण करके उपरत हो जाय” ॥२१॥ 
इस प्रकार आत्मजिज्ञासा के द्वारा मेरे सब रहस्य को जान ले, जिससे उसका भेद-अ्रम 
मिट जाय । संसार के नानात्व में जो उसकी भावना है वद्द मिटकर एकत्व भावना का सचार हो 
जाय । इस भेद-भाव के निकक्ष जाने से उसका चित्त स्वच्छ, निमंल, हत्ञका हो जायगा। 'मैं-तूः 


अल 


ग्श्र्‌ भागवत-धर्म या जीवन की कृताथता 


के भेद से चित्त में जो नाना विक्वार उत्पन्न होते थे, अब थे शान्त होने लगे । अब “तू? कहीं नहीं 
रद्द, सब जगह "में! ही 'में? द्वो गया। या में? कहीं न रहा, सब जगह तू-दहीन्‍तू” हो गया। या 
“न में रद्दा, न तू , सब जगह नारायण-साव हो गया । जब चित्त की ऐसी दृत्ति दोने-लगे तो सब- 
कुछ मुमक सर्वब्यापी परमात्मा में अर्पण करके श्रेयर्थी सासारिक विषय-भोगों से / डपरत हो जाता 
हैं। उनमें उसका मन ही नहीं लग सकता । केवल जीवन-निर्वाह्द या कत्तंब्य-पाज्नन भर के लिए 
वह उन्हें अहण करता दै उनमें फैंस नहीं जाता । जैसे कोई समुद्र पर तेरता रहता है उसकी 
लहरों में हब नहीं जाता, उसी तरद्द । । 
, “यदि तुम मन को परमात्मा में निश्चलतापूवेक स्थिर करने में असमथे 
हो तो निरपेज्ष होकर सम्पूर्ण कम भली भाँति मेरे ही लिये करो ।” ॥२२॥ 
परन्तु यदि इस तरह मन को परखत्नह्ञ में गाना तुम्दारे बस फे। न हो, ब्रह्ममाव से सब 
काम व व्यवहार करना तुम्दारे क्षिए शक्य न हो तो में एक और सरक्ष तरकीब बताता हूँ । जो 
कुछ करो उसमें फल की अभिज्ञाषा या आसक्ति छोड़ दो । यह समझकर कम करो कि मुझे किसी 
प्रकार का फत्न नहीं चाहिए, में तो ईश्वर के निमित्त सब करता हूँ | ईश्वर जैसा भला-घुरा फल 
मेज देगा, उसको ईश्वर का प्रसाद समझकर अ्रदश कर लूँगा। भगवान्‌ के प्रसाद में जमेंसे स्वाद 
नहीं देखा जाता, वैसे ही में इनके फलों के कद़वे या सीठेपन सुख या दु,ख रूप पर ध्यान न 
दूगा। ऐसी बृत्ति बना लोगे तो भी तुम उसी स्थिति को पहुँच जाशब्ोगे जिसपर बअह्मभावी 
पहुचता दै। ब्रह्म-माव में स्थित रहना उसके आगे को एक सीढ़ी मात्र है ।* 


“हे उद्धव, श्रद्धालु पुरुष लोकों को पवित्र करने वाली मेरी अति कल्याण- 
कारिणी कथा को सनने से, मेरे दिव्य जन्में और कर्मा का ज्ञान, स्मरण ओर 
बारस्वार अभिनय करने से. तथा मेरे आश्रित रहकर अथे, धर्म और कामरूप 
त्रिवग का मेरे लिए ही आचरण करने से मुझ सनातन परसात्मा मे निश्चल भक्ति 
प्राप्त कर लेता है ।” ॥२३-०४॥ 

इस तरहद्द जो पुरुष श्रद्धा से मेरा गुणगान करता है, मेरी कथाशओ्रों को ,सुनता है, मेरे 

दिव्य जन्म-कर्म का बार-बार स्मरण वे अभिनय करता दे श्रोर संसार में जो कुछ श्रथे, धर्म, 


के 


१ रामकृष्णु परमहस वहते हैं---““लोग समभते हैं कि हमने ब्रह्म का जान लिया, परन्तु ये 
यह नही जानते कि ब्रह्म मन; वाणी का विषय नहीं। वह अगोचर है, अनर्वचनीय हैं। समाधि- 
अवस्था मे ही उसका अनुभव होता है जबकि मन बुद्धि शान्त हो जाने हैं| ब्रह्म का यथार्थ वर्णन 
शब्दों से नही किया जा सकता । नमक की पुतली समुद्र की थाह लेने जल में घुसी और अन्ठर 
जाकर जल ही मे घुल-मिल गई एवं अभिन्न हो गई | अब थाह कोन ले ? हा 


“शकराचार्य ने मनुष्यों की शिक्षा देने के लिए थोड़ा-सा शुद्ध सात्विक अहकार रख 
छोड़ा था, इसी कारण वह उपदेश दे सके। ब्रह्म साक्षात्कार के वाद मनुष्य मौन रहता है, क्योकि 
बुद्ध का कार्य तभी तक रहता हैं जबतक साक्षास्‍्कार नहीं हुआ | त्रह्मवित्‌ समस्त जगत्‌ को ब्रह्म के 
ही रुपान्तर के रूप में देखता है। सब धर्म-मार्ग सत्य हैं, - भगवान ने प्रथंक-परथक मनुष्यों को 
न्यूनाधिक शक्ति दी हे । चीटी से ब्रह्म पर्यत सब में ईश्वर विराजमान हैं। परन्तु किसीमें उसका 
विकास थोड़ा हैं, किसीमे ज्यादा ।?? 


फ 
् 7 


अध्याय ११: भगवान्‌ का कौन ९ २३३ 

काम रूप त्रिवर्ग है उसका आचरण मेरे ही लिए, मेरे द्वी आश्रित होकर करता है वद् अवश्य मुझ 
सनातन परमात्मा में निश्चल भक्ति) प्राप्त करता है। 

संसार में मनुष्य जितने कार्य करता है उनके ३ देतु हो सकते द्वं--या तो दृ्य- 

प्राप्ति के लिए, या धर्म-सिद्धि के लिए, या अपनी. वासनाओं की पूर्ति के लिए, सुखोपभोग के 
लिए । इममें सच्म विचार किया जाय तो ऐसा मालूम द्वोता है कि मनुष्य की म्रुज्ञ व संबसे प्रबल 

इच्छा सुखभोग की ही है--अर्थात्‌ काम की ही दै'। काम का संकुचित अर्थ भीं हे---जननेन्द्रिय 
की तृप्ति । सन्तानोत्पादन इसका फल्न व गृह-सुखों की श्राशा इसमें प्रोस्साहक कारण मिल जाने 
से यह कामेच्छा। और सुख-इच्छाओं से कई गुना अधिक प्रबत्न रहती है और मनुष्य को बेकाबू कर 
देती है | परन्तु मनुष्य आम तौर पर तो नाना प्रकार की सुख-साधनाओञं के ही पीछे पढा रहता 
है। यह सुख्न बिना साधनों के, उपकरणों के भोग-सामग्री के नहीं मित्ल सकता । अतः इसकी 
सिद्धि के लिए अर्थ का जन्म हुआ | अर्थ का संकुचित श्रर्थ है धन, द्वबव्य -ब्यापक अर्थ है सुख- 
साधन-सामग्री । जब मनुष्य अपनी कामनाश्रों की सिद्धि के ब्विए--सुख-प्राप्ति के ल्लिए साधन 
जुटने लगता है तब अनुकूक्ष था प्रतिकूल, अच्छे या बुरे साधन की छुँटनी करनी पढ़ती है । 
अनुकूले-प्रतिकृत्त का विचार अपने डउद्देश की सिद्धि की ,दृष्टि से व अच्छे-बुरे का विचार उसके 
स्थायी रहने की इच्छा से । वही वस्तु स्थायी .रह सकती है जिधका दूसरे ह्लोग भी स्वागत कर, 
पसन्द करें ।-वे तभी पसन्द या श्रनुमोदन कर गे जब उनके सुख-स्वार्थ में वह बाधक न द्वोती हो । 
अ्रतः जो अपने सुख की साधक व दूसरे के सुख क्री विघातक न हो वहद्द बात अ्रच्छी व इसके 
विपरीत बात घुरी समझी जाने लगी। यही नीति-शास्त्र या धर्म की बुनियाद है । इस प्रकार 
कास से अर्थ व अथ से धर्म श्रपने-आप उत्पन्न दो गया। परन्तु कई द्वलोगों को स्वतन्न्न-रूप से 
भी काम के बजाय अथ;या धर्म अधिक प्रिय होने क्षणता है। यह उनकी उन्नति या- विकास का 
जक्तण है। श्रोकृष्ण कहते हैं कि किसी भी उद्देश से मनुष्य कार्य करे चद्द यदि मेरे नाम प्र, मेरे 
ल्षिए, श्र्थात्‌ सदुद्देश से, ऊँचे लद्य व पविन्न भाव से, करता है तो वद्दी भारस्भ में मेरी भक्ति 
ओर अन्त में मेरी स्थिति को पा जाता है । 


॥ 


१ भक्ति-परमहसदेव कहते हैं---“समाधि के बाद भी योगी की भक्ति की जरूरत है । 
भाव समाधि-अवस्था में तो लीन हो जाता है, परूतु पीछे वह फिर आ घेरता है। परमेश्वर को 
कोई अपनी विद्या या बुद्धि-बल से नहीं पा सकता | पड़दशनों की-भी वहा तक पहुँच नहीं। इसके 
लिए तो श्रद्धा व भक्ति चाहिए । यदि किसीके हृदय मे भक्ति व प्रेम ह तो उसे नेवेद्य पजन आदि 
उपचारो की जरूरत नही । आओ, 
“यादे मन पवित्र न हुआ और भगवान्‌ के पादपओ मे श्रद्धा-भक्ति उत्पन्न न हुई तो 
पढना-सुनना सब व्यथ हे । मक्ति तीन तरह की हं--सात्विक, राजस, तामस | सात्विक भक्त 
अपनी स/धना का;प्रदशन नहीं करता | यह झात्मानुभव के बहुत निकट है। राजस में प्रदर्शन व 
आइम्बर होता हैं| वामस बड़े जोरः से 'जय काली? चिल्लाते-है। उन्हे एक वरह का डाकू ही 
समझो ।?? छ आल ; 
सन्त विनोबा का कहनां है कि भक्ति की श्राद्र ता के बिना ज्ञान सूखे चूने की तरह है । 
“यदि सुई के छिद्र मे घागा पहनाना चाहते हो तो उसे प्रतला करो। मन को ईैश्वर 
मे पिरोना चाहते हो तो दीन-टीन अर्किंचन अनो । ? हे के 


र्३्छ भागवत-धमम या जीवन की कृतार्थता 


“सत्संग द्वारा प्राप्त की हुई मेरी भक्ति से वह मेरा उपासक हो जाता है । 
ओर, वह सत्पुरुषों द्वारा दिखलाये हुए मेरे परमपद्‌ को सुगमता से प्राप्त कर 
लेता है” ॥ २५ ॥ 

मेरी ऐसी भक्ति सत्संग से प्राप्त द्वोती है। जिसके शुभ संस्कारों का उदय होने लगता 
दै उसे सत्संग की इच्छा होती है। ऐसी प्रेरणा को भक्तजन 'ईश्वर-कृपा” कहते हैं। क्योंकि जब 

उसे ऐसी इच्छा नहीं द्वोती थी उस स्थिति से वषद्द भ्रपनी तुल्नना करता द तो सत्संगति के लाभ व 

सुख की इस भ्रवस्था को वह एक वरदान ही सममने लगता है । इधर सत्संगति से उसमें नम्नता 

आने लगती है। जब मनुप्य अपने ही गुणों व विशेषताश्रों पर ध्यान रखता है तब अहद्भार-प्रवृत्ति 
होती है । जब दूसरे के गुणों को कद् करने लगता है तो नम्नता-प्रश्ृत्ति होठी है । सत्संग से स्वार्य 
भाव, भोग-कासना, कम द्ोने लगती है तो दूसरों के सुख-दुःश्न के प्रति दृष्टि जाती है व उनसे 
समभाव होने लगता है। इसीसे उनके गुर्णो व विशेषताओं के लिए मन में आदर उत्पन्न हो 
जाता है। यद्द नम्नता उसे इस सु-स्थिति का कारण अपने में नहीं रूोजने देती व ईश्वर की कृपा 
पर आरोपित करती दै । | 
जब सत्संगति की इच्छा। उदय द्वोती दे तो सत्पुरुष भी अपने-भाष श्राने व दोखने 
लगते दें । वास्तव में सत्युरुष तो हमारे भासपास द्वी बहुतेरे रहते दें। पर ग्रवतक हमारी दृष्टि 
उनतक नहीं जाती थी; क्योंकि वेसी इच्छा द्वी नहीं उत्पन्न हुईं थी। श्रब छोटा बच्चा, घर का 
पशु व नौकर भी सत्पुरुष गुरु जेसा मालूम होने क्षगता हैं, क्योंकि तब हमारी दृष्टि दोष देखने 
की तरफ या गुणों की उपेज्ञा की ओर थी और अब विपरीत हाक्नद दो गई । एक दफा गांधारी ने 
कृष्ण से शिकायत फी कि कृष्ण तुम तो समदर्शी द्वी, तुम्दारे छ्लिए दुर्योधन व युधिष्ठिर दोनों 

समान हें; फिर क्‍या कारण है कि तुम दुर्योधन की निनदा श्रौर धर्मराज की स्तुति करते रहते हो १ 

कृष्ण ने कद्दा कि इसका रहस्य किसी दिन समम्रारऊँगा | एक दिन राजसय यज्ञ में उन्होंने दुर्योधन 

को चुज्ञाके कद्दा कि न भोजन करनेवाले ब्राह्मणों में जो सर्वश्रेष्ठ हो उसे ये सी मुद्रा दषिणा दे 
आओ । उसने दुक्षिणा लीटाकर कट्टा--मुमे तो इनमें कोई भी अच्छा ब्राह्मण नहीं दिखाई दिया 

व सबके झौगुण व त्रुटियाँ बताने कृगा । तब उन्होंने युधिष्टिर को मुद्रा की थ्रैज्ञी सोपकर बेसा ही 

ख्रादेश दिया, उसने भी थैली ज्ञौदा दी। मगर कद्दा--मुमे तो सब एक-से-एक बढ़कर अच्छे मालूम 

होते हैं, में किसे सर्वश्रेष्ठ समभूरं ? कृष्ण ने गान्धारी की ओर देखकर कदाा--अ्रब तुमने समझता, 
मैं क्‍यों युधिष्ठिर की प्रशंसा व दुयोधन की निन्‍्दा करता हूँ । दोष-दृष्टि द्वोने के कारण दुर्योधन 
को सबसें दोष दिखाई दिये व गुणग्राहक होने के कारण सबसमें युधिष्टिर को गण-दी-गुण दीखे। 
शत; जब सत्पुरुषों की ओर दृष्टि गई तो वद्दी दीखने छगे व उन्तका सत्संग भी दोने 
लगा, जिससे सत्पथ में प्रदृत्ति होने बगी । उससे मेरे प्रति भक्ति और बढ़ी । श्रव मेरी उपासना द्वोने 
कमी, मेरे गुणों का ध्यान व उनकी प्राप्ति की भावना होने बगी। सत्संगति से उसे मेरे परमपद्‌ का 
यथार्थ ज्ञान होने क्नगठा है और सत्पुरुषों की सहायता से वह उसे सुगमता से पा भी लेता है । 
“उद्धवजी बोले--“हे उत्तम कीत्तिशाली प्रभो | आपकी सम्मति से साधु 
किसको कहना चाहिए ? और साधुजन जिसका आदर करते हैं ऐसी आपके प्रति 
किस अकार की भक्ति उपयोग में लाई जाय ९” ॥ २६॥ दे पुरुषाध्यक्ष ! हे 
लोकेश्वर ! है जगत्पते | मुझ विनीत, अनुरक्त और शरणागत भक्त से यह संब 
वरणन कीजिए ॥२७॥ हे प्रभो, आप परतह्य, चिदाकाशस्वरूप तथा प्रकृति से 


ध्याय ११ : भगवान्‌ का कौन २३५ 


परे पुरुषरूप हैं,। हे भगवन्‌ , आप अपनी इच्छा से ही यह प्रथक्‌ शरीर धारण 
कर अवतीण हुए हे? ॥२८॥ 
सत्पुरुष व सत्संगति की महिसा सुनकर उद्धव ने पूछा--प्रभो, साछ्ठु को केसे पद्चचाना 

जाय ? शआ्रापकी उस भक्ति का स्वरूप क्‍या है ? जिसका साधुजन इतना आदर करते हं। आप 
मेरी इस जिज्ञासा को तृप्त कीजिए । क्योंकि में एकमात्र श्रापकी दौ शरणागृत हूँ । फिर आप पर 
इसकी जिम्मेदारी भी है । क्योंकि आपने अपनी इच्छा से ही सदूधर्म की स्थापना के लिए. सनुप्य 
रूप में यद्द ग्रवतार. किया है। अ्रतएव अपने भक्तों को समुचित ज्ञान देना, उनकी कठिनाइयों को 
हल करके उन्हें आ्रागे बढ़ने का प्रोत्साहन देना आपका कर्तव्य द्वी है। वेसे तो आप' परत्रह्म और 
चिद्राकाश-स्व॒रूप हैं । ग्रापका यह मानवी रूप असली नहीं है ।- भाप तो प्रकृति से परे पुरुष-रूष 
हैं। चेतन्यमात्र आपकी सत्ता है। इस आकाश को यदि चेतन्य से लवालब भरा हुआ कल्पित 
करे तो आपकी सत्ता का अनुमान हो सकता है । परन्तु मनुष्यों और प्राणियों के द्वित के लिए दी 
आपने उस स्वतन्त्र चेतनन्‍्य-रूप या स्थिति को छोडकर यद्द मानव रूप धारण किया है | 


श्री भगवान बोले--“हें उद्धव ! जो समस्त देहधारियों पर कृपा करता है, . 
किसीसे वैर-भाव नहीं रखता, तथा क्षमाशील (प्रतिहिसा से शून्य) है, सत्यशील, 
शुद्धचित्त, समदर्शी और सबका हितकारी है, जिसकी बुद्धि कामनाओं से मारी 
नहीं गई है, जो संयमी, म्दुल-स्वभाव, सदाचारी और अकिज््चन है; जो 
निःरप्नह, मिताहारी, शान्तचित्त, स्थिर-बुद्धि, मेरा शरणागत, आत्मतत्व का मनन 
करने वाला, प्रमादरहित, गंभीर स्वभाव वाला और .धैयवान .है, जो देह के छ 
धर्मों (छुथा, पिपासा, शोक, मोह जन्म और मरण) को जीत: चुका. है, स्वयं 
मान की इच्छा नहीं करता तथापि औरों का मान करने वाला है तथा समर्थ 
मिलनसार, करुणामय और सम्यक ज्ञानयुक्त है [मेरी सम्मति मे इन २८ लक्षणों 
चाला पुरुष ही श्रेष्ठ साधु है] ॥९६-११॥ | 

ऊधों, यों तो साथु या सत्पुरुषों के लक्षणों का अ्रंत नहीं है। क्योंकि ज्यॉ-ज्यों वह 

साधु होता जाता है त्यों-स्यों वह मेरे स्वरूप को ही प्प्त होता जाता दै। अतः जो ' गुण-घर्म मेरे 
हैं वह्दी उसके होते जाते हैं। परन्तु साधारण पहचान के लिए शअ्रद्वाईस जक्षण तुम्दें बताता हैं 
सो सुनो । 

पहली बात तो यद्द कि वह समस्त देद्धारियों के प्रति ऊृपालु रद्दता दै। किसीकी 

चुराई निगाह में आई तो भी मिठास, कृपा व स्नेह से वद्द उसे दूर करने की प्रेरणा व उपाय 
करता द्वे। कट्ठ वचन कट्दके वह्द उसका तिरस्कार नहीं करता। झच्छे व चुरे सभी लोग उसके 
नज़दीक श्राश्वस्त रद्दते हैं, उसकी कृपा का उन्हें सदेंच भरोसा रद्दता है। माता, पिता या गुरु 
से जैसे पुत्र या शिष्य सदेव झदुब्ता, कृपा, पात्सल्य की आशा रखते हैं, वेसे ही सत्पुरुष की 
स्थिति सममो | 

उसे किसीसे बेर-भाव नहीं रहता, क्योंकि वह किसीसे कुछ चाह नहीं रखता। 

उसने अपनी पश्रावश्यकताएँ इतनी कस रखी हैं कि जिससे उसे किसीसे शत्नता करनेकी ज़रूरत 
नह्टीं रहती । जब सनुष्य अपनी आवश्यकता अ्रनाप-शनाप बढ़ा छेता है ओर उनकी पूर्ति के ब्षिये 
दूसरों की सुख-सुविधा का ध्यान नहीं रखता तो अपने-झाष दूसरों से शत्रुता हो जाती है। संसार 


च 


२३६ भागवत-घर्म या जीवन की क्ृताथंता 


है 


मे ऐसे बहुत कम लोग हैं जो भ्रकारण किसीसे शत्रुता रखते हों । दाँ अपची स्वार्थ-सिद्धि के ज्िए 
ज्लोग अलबत्ता दूसरों को कष्ट में दाल देते हैं, परन्तु साधु पुरुष ऐसों से भी वर-भाव नहीं रखता । 
उनकी उचित माँग की पूर्ति सें चह कभी बाधा नहीं डालता, भरसक उसमे सहायक ही होता है। 
और अजनुचित मांग में वह शरोक या सहायक नहीं द्ोता । उसे प्रेम से सममाकर उससे परातृत्त 
करने का यरन करता है। ऐसों के प्रति त्तो उल्टा शत्र भी वेर-भाव भूलने लगता है । 
हु , फिर वे क्षुमा-शील होते -हैं। किसीने उन्हे नुकसान पहुँचाया या कुछ बिगाड़ कर 
दिया तो बदले में वे उसका अहित नहीं चाहते । च्यक्तिगत अपराधों को वें सदेव क्षमा कर देते 
दें। हाँ, यदि सामाजिक या नेतिक दोष किसीने किया हो तो अजल्बत्त वे उसकी उपेक्षा नहीं 
करते, परन्तु उनके सुधार का उपाय दण्ड नहीं प्रायर्चित्त होता है। यातो वे उसे सममाकेर 
उसीसे प्रोयश्चित्त कराते हैं,या रुच्तः अपने को दण्ड देकर उसकी आँख खोलने का प्रयत्न करते 
हैं। मगर उसे सताने की कल्पना तक उन्हें छू नहीं जाती । जब भश्रपराध को_ मन से भी भुला 
दिया जाता है तब वद्द क्षमा कदृज्ञाती है । ऊपर से क्षमा कर दी व मन में गाँठ बाँधकर रखी तो 
उससे.न अपने को शांति मिलती है न दूसरे को सुधार की प्रेरणा । हमारी श्राँतरीक गाँठ कहीं-न- 
कह्दीं अन्दराय पैदा करती रहती है ।' , 
हा वे संत्यशील द्वोते हैं। सत्य दी सोचने, सत्य ही बोकने व सत्य ही करने का अआम्रह 
रखते हैं। ऐसी संत्य-शीलता की ओर मनुष्य तभी अग्रसर द्वो सकता है जब पद्चले वह अपने 
चित्त से पक्षपात को हटाने कां उपाय करे, पत्चपात से अ्रन्याय व अन्याय से सत्य का घात द्वोता 
है। पत्षपात दो कारणों से होता है । एक तो हमारी स्वार्थ-भावना से, दूसरे, दूसरों के प्रति राग 
या आसक्ति होने से । उसका यद्द विश्वास रहता है कि सत्य* के अ्रवलम्बन से सदेव उभय पक्त 
४ # - £ इसके सबंध-में ज्ञानदेव की व्याख्या इस प्रकार है---“अलकार जिस भावना से 
शरीर पर पहने जाते हैं, वेसे ही जो संब कुछ सहता है, आध्यात्मिक, आधिदेविक ओर आधि- 
भौतिक ,वाप जिनमें मुख्य है, ऐसे उपद्र्यों के समुदाय आ पंडने पर भी जो तनिक विचलित नहीं 
- होता, जिस सन्तोपष,से, इच्छित वस्तु-की प्राप्ति को स्वीकार करता है उसीसे जो अ्रनिष्ट, बात का 
भी सम्मान करता है, जो मानव अपमान को सहता है, जिसमे सुख-दुःख समा जाते हैं, जो निन्‍्दा 
व स्तुति से द्विधा नहीं होतां, जो उष्ण॒ता से नहीं तपता, शीत से नदी कपता और कोई भी संकट 
प्र प्त हो उससे नहीं डरता, अपने सिर का भार जैसे मेरु नहीं... जानता अथवा वाराह अवतारी 
भगवान जैसे, पृथ्वी को बोक नहीं समभते अथवा प्रथ्वी जैसे चराचर भूत्तों के बोझ से नहीं कुकती 
बसे ही सुख-दु.खों-के दन्द्व-प्राप्त होते हुए जो श्रमी नहीं दोता, नद और नदियों के समुदाय आा 
उपस्थित होते ही, समुद्र जेसे.जल के प्रवाह से अपना .पेट भर लेता है बसे ही जिसमें न तो सहने 
की-ही;वार्ता है, न/जिसे यह.स्मरण होता है कि में कुछ सहता हूँ, शरीर को-जो , प्राप्त हो वही 
जो अपना कर रखता है और उसे सहकर अमभिमान के वश नहीं होता--इस प्रकार जिसमें दु.ख- 
रहित क्षमा रहती है- उससे ज्ञान की महिमा बढती है।” . की 
*. : ४ ज्ञानदेव सत्य की व्याख्या इस प्रकार करतें हैं... ह 
“जैसे अपराध के समय माता का स्वरूप ऊपर से क्रोध से युक्त और लालन करने मे 
पुप्प के समान कोमल होता है वैसे ही जो सुनने मे सुखदा यक ओर परिणाम मे यथ,थ होवा है 


उस विकार-रहित भाषण को सत्य* कहते है | ! है 





रे ९, 


अध्याय ११: भगवान्‌ का कौन ९ २३७ 


का कल्याण द्वोंता हैं। हो सकता है कि सत्य कभी-कभी किसीको कड़वा या बुरा लगे। परन्तु 
इसके लिए सत्य कहते या करते हुए द्विचकने की जरूरत नहीं है। श्राप अपने प्रेम.च सद्भाव की 
मिठास जिसे प्पहिंसा कद्दते हैं, उसे इसमें इल तरह जोड़ दीजिए कि जिससे वह्द कह या तीव्र न 
बगे। जेसे कुशल चय रोगी को मिठास मिलाकर कड॒वी दवा पिलाते हैं । है 
हमने जो कुछ किया या सोचा वद्द सच ही दे. इसकी क्या पहचान, श्राप अपने सन 
को निष्पक्ष और निरुएद बनाकर सोचिए श्रोर जो निर्णय हो उसपर डैटे रहिये। तबतक, जबतक 
कि फिर आपको किन्द्ी कारणों से यह ने प्रतीत हो कि हमने निर्णय करने से भूल की है। आपके 


जेब 








शकराचाय-कृत सत्य-की परिभाषा--यद्रूपेण -यज्निश्चितं तद्रूप नव्यभिचर्रात तत्‌ 
सत्यम्‌? अर्थात्‌ जिस रूप, से जो प्रदाथ निश्चित होता है यदि वह रूप सन्नत, समभाव से; विद्यमान 
रहे तो उसे 'सत्य* कहते » क हैं. 
श्री मश्रवालो सत्याग्रह? के सश्रध में लिखते है--“श्र या्थी के लिए 'सबसे महत्व की 
बात है सत्य के लिए आग्रह । सत्याग्रह! राजनंतिक अथ में नही, परन्तु हँमारे प्रत्येक आचार या 
विचार के प्रसंग पर उसी बाव को स्वीकार करने की तेयारी जो तात्विक रूप मे ओर सबके हित व 
दृष्टि से उचित प्रतीत हो । 'सर््य वो पहला स्थान दिया जाय या दूसराः-इसमे जमीन आसमान 
का अन्तर है | ३ 8 “७ 
“ग्रपनी किसी मान्यता या विचार को मे नहीं छोड शा--ऐसा आग्रह सत्य-शोधन में 
बाधक है। शोधन का विप्य शास्त्र नही बल्कि चित्त या आत्मा है और वह' शास्त्रों" में नही खुद 
हमारे अन्दर है | ह 
“सत्य शोधक में इतने गुण अवश्य होने चाहिएँ--व्याकुलता, जिज्ञासा, शोधक- 
बुद्धि, सस्वसशुद्धि, विचारमय व पुरुपार्थी जीवन, पृज्य व गुरुजनो के प्रति भक्ति, आदर व जगव्‌ 
के प्रति निष्काम प्रेम, घये, श्रमशीलता, क्ृतज्ञ वा, घमशीलता, आत्मा या परमात्मा के सिवा दसर 
अलम्बन के लिए, निःस्पृहृता |?! 
आप “गीता मन्थन” सें लिखते है--“(जिस प्रकार हाथी के पाव में सब पाव समा जाते 
उसी प्रकार सत्य सें सब ब्रत समा जाते हैं | जिस प्रकार बीज पवत के टीला को भी फोडबर 
बाहर फूट निकलता है उसी प्रकार अनेक वर्षों तक ठका रहनेवाला सत्य अदभुत प्रकार से बाहर 
निकल आये बिना नही रहता | हे हु 
. “जिसकी यह॑ निष्ठा हो गई हे कि संत्य-ल्प परमात्मा ही संब जगत्‌ का मूल तथा 
आधार ह वह जीवन की सब क्रियाओं मे सत्य के ही संक्षाच्कार का ग्रयेत्त करता है | विशेष 
अनुभव से यह भी जान लेता है कि सत्य का दुष्कर प्रतीत होनेवाला मार्ग ही अ्रन्त में सरल 
संक्षिप्त और निश्चयप चेक फलदायी है |” हे हि हे 
इस सिलसिले मे श्री 'विनोवा के कुछ विंचार भी मनन करने योग्य टें 
“सत्य की व्याख्या नही हो सकती। क्योंकि व्याख्या का आधार ही सत्य पर होवा है|?” 
“सूयनारायण सत्यनारायण की प्रतिमा है। सर्योपासना सत्यदर्शन के लिए है |”? 


सत्य-- धम >- ब्रह्म । 


पं 


इ्८ भागवत-धर्म या जीवन की ऊताथ ता 


रूए वही सत्य है। हो सकता है कि यह सत्य शुद्ध न हो पूणे न हो। परन्तु यदि आपकी बृत्ति 
में सत्य है तो आप अचश्य किसी दिन शुद्ध सत्य को पा लेंगे । शुद्ध या पूर्ण सत्य तो संसार में 
एक ही हो सकता है, जहाँ सत्य शोधकों की एकवाक्यता हो, घहाँ हो सत्य मान लेने में कोई 
चुराई द्वी नहीं है, जहाँ मतभेद हो वहाँ उनके श्रमुभव की कमी या इृष्टि-बिन्दुओं का भेद हो 
सकता है। उनमें अपनी बुद्धि से श्रापतों जो भ्हणीय मालूम हों उसे फिल्लद्दाल सत्य सानकर 
आगे अपनी खोज जारी रखिए । ' 


उसका चित्त शुद्ध होता है । न उसे अपने स्वार्थ की सिद्धि करनी होती है, न भोग- 

चासना की ही पूर्ति, न दूसरे को द्वानि पहुँचाने की भावना द्योती है। इन सबके फल-स्वेरूप 
उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। काम, क्रे ध, लोभ, मोह, मद, मत्मर ले चित्त के सल्ल या विकार 

माने जाते हैं। सबका सूल “काम? हैं। काम की भपु त्त से क्रोध उत्पन्न दह्वोता है, व पूर्ति होते 
रहने से लोभ तथा मोह--चस्तुओं से ज्ञोभ व ब्यक्तियों से मोह--अ्रति काम-सिद्धि से, मठ व 
दूसरों की काम- सिद्धि देखकर भमत्सर उत्पन्न होता है। साधु ने तो सब जह्लनौकिक सुख-भोग की 


_ “सन्त की अपेक्षा सत्य श्रेष्ठ है । सत्य के अंश-मात्र से सन्त निर्माण हो गये हैं ।? 
“सत्य व्यावहारिक अपु्णोड़ नही, श्राध्यात्मिक प्‌र्णाद्ध है।? ह 
“ससार में दो महिमाएँ काम कर रही हैं --(१) सत््यमहिमा व (२) नाममहिमा । 


गाधीजी “मंगल प्रभात? में लिखते हैं--“'सत्य शब्द सत्‌ से बना है। सत्‌ श्रर्थात्‌ 
होना, सत्य है होना, और सत्य के सिवा दूसरी चीज की हस्ती ही नहीं है, इस लिए परमेश्वर 
का नाम ही सत्‌ अथोत्‌ 'सत्य” है। इसलिए परमेश्यर सत्य है, यह कहने के बजाय सत्य! ही 

परमेश्वर है यह कहना अधिक उपयुक्त है। और जहा सत्य हे वहा शान--शुद्ध शान--है ही । 

.. इसीलिए +श्वर नाम के साथ चित अर्थात्‌ शान शंब्द की योजना हुई है। ओर सत्य, जान हे 
वहां आनन्द ही होगा, शोक होगा ही नहीं। ओर सत्य शाश्वंत है इसलिए आनन्द भी शाश्वत 
होता हैं । इसी कारण हम ईश्वर को सदच्चिदानन्द नाम से पदचानते हैं। 

“विचार में, वाणी मे ओर आचार में जो सत्य हैं वहीसत्य है ॥7?-_ 

“यह सत्य अभ्यास व चेराग्य से प्राप्त होता है। सत्य का ही निरन्‍्वर चिन्तन और 
पालन अम्यास है झौर सस्य के सिवा दूसरी सब बातों से उदासीनता वेराग्य हूं । 


“्सत्य के सम्पर्ण दशन इस देह से असम्भव हूँ । उसकी केवल कल्पना की जा सकती 
है । क्षणिक देह,द्वारा शाश्वत धर्म का साज्ञास्कार सम्मव नही' होता । इसलिए अन्त में श्रद्धा के 
उपयोग की आवश्यकता रही जाती हैं । " _ 


“ “हम देखेंगे कि एक के लिए जो सस्य हैं चह दूसरे के लिए. असत्य हैँ। समी सत्य एक 
ही पेड़ के असझय पत्तों के समान हैँ जो मिन्न-भिन्न दीख पड़ते हैं | परमेश्वर भी क्‍या हर आदमी 
की भिन्न नहीं दिखाई ढेता ( फिर भी हम जानते है कि वास्तव में वह एक ही हे! परन्तु सत्य 
नास ही परमेश्वर का है,, अत जिसे जो सत्य जान पडे उसीके अनुसार आचरण करे तो इसमें 
दोष नहीं, बल्कि वही कत्त व्य है। सत्य की खोज करते हुए. कोई आखिर तक गेलत रास्ते नहीं 
चल सकता । क्योंकि सत्य की खोज में तपश्चयां व कष्ट सहन करना पड़ता हैं” 


रे 


अध्याय ११ : भगवान्‌ का कौन ? २३६ 


कामनाएँ छोड रखी हैं, ईश्वर या उसकी तथा उसके जगत्‌ की सेवा से बढ़कर उसकी भोर कोई 
चाह या कामना नहीं रदी है, श्रतः ये विकार उसके मार्ग में बाधा नहीं डाह्न सकते । 


वद्द समदर्शी द्वोता है। वह सब में एक ही झ्रात्मा--नारायण का निवास देखता है। 
अत' सबके प्रति समभाव, रखता द्वै। चादे गाय हो, या कुत्ता, या मनुष्य, या राजा, या रंक, 
श्रक्ृत या चाण्डाल, या साँप या शेर, सदा सबका भला चाहता व करता है। जिस प्रेम से वह 
अपने पुत्र की सेवा-शुश्रषा करेगा उसीसे वह बीमारी या कष्ट की हालत मे कुत्ते, चाण्डाल, या 
साँप की भो करेगा । समदर्शिता की परीक्षा सामनेंवाले के दुख-कष्ट-विपत्ति के समय ह्वोती हैं । 
थदि किसीपर कोई कष्ट या विपत्ति नहीं है तो आम तोर पर सभी थोढ़ा-बहुत सम-भावष रखते 
हैं। परन्तु सच्चे समदर्शी वही है जो विपक्ति के समय किसी सेद या विषमता के प्रभाव मे न 
आकर घृणा, तुच्छुता, तिरस्कार या उपेक्षा का भाव न लाकर, श्रात्मीय व स्वजन की तरह सेवा- 
सद्दायवा करते हैं । 'खुख के साथी बहुत दें दुख के बिरले'द्ोंय ।? 


सब का हितकारी द्वोता है-। सब में एक ही--बल्कि अपनी ही--आत्मा का अनुभव 
करता है; अतः सदा सबके हित में तत्पर रहता है। इसका श्रथ यह नहीं कि उसे योग्य-अयोग्य 
की तमीज नहीं द्ोती, गुण-दोष का विवेक नष्ट दो जाता है, बढ्कि यद्द कि उनके बावजूद वह 
सबमे एक भावना रखकर उनका द्वित-साधन करता है। ग्रुण की अवस्था में -द्वित-साधन का कोई 
महत्व ही नहीं है, क्योंकि गुणी के पास तो सभी दाढ़-दीडकर जाते हैं। दोष की अवस्था मे ही 
उसका उपयोग व महत्व है। साधु दोषी या त्रुटियुक्त का -तिरस्कार नह्दीं करता, बल्कि यह 
सममता है कि मेरी जरूरत यदि कद्दी व किसरीकों है तो सबसे पहले इन्हीं पीडित, पतित, 
शाषित, श्रत्याचारित के यद्वां व इन्हींको । । हि 


उसझी बुद्धि कामनाओं-वासनाओ से भ्रष्ट नहीं दो जाती' है भ्र्थात॒ कामनाएँ उड़ी 
भी तो उनका वे: इतना प्रबल नहीं द्ोता कि वह उसकी बुद्धि--विचार-शक्ति को कुर्ठित कर , 
दे । हलकी हवा का रोका जेसे शरीर को छूके निकल जाता है वैसे हो वह कामना , इधर उठी व 
उधर विज्ञीन दो जाती है । उनसे वह किंकत्तंब्य-विम्रूढ नहीं द्व ता | कामना के उठते ही विचार-' 
बल से भगवत्‌ स्मरण से उसे वहीं दबा देता है व श्रपने अ्रंगीकृत कार्य में लीन हो जाता है। 
उप्तका कॉंका उसकी आत्मा तक नहीं पहुँचता । 


वद्द संयमी होता है । अपने मन व इन्द्रियों को उतनी दी वह्दी ख़ुराक--विषयं--देता 
दे जितना उनकी सुस्थिति व उन्नति के लिए आवश्यक है, इससे अधिक नही । जीवन की 
अवश्यकताओो तक सीमित रहना संयम व भोग की, मौज-मजा की तरफ भढ़ना असयम की प्रवृत्ति 
है । शक्तियों को सब ओर से हटाकर एक ओर लगाना भी संयम कद्दलाता दै। 


उसका स्वभाव मदुल होता हैं। कठोरता, परुपता उसे छू नहीं जाती । कठोर वह 
सिर्फ श्रपने प्रति द्योता है, दूसरों के प्रति फूल की तरद्द कोमल, रेशम के लच्छे की तरह मुलायम । 
“वज्जाद॒पि कठोराशि रूदूनि कुसुमादपि ।” दूसरो के थोंडे भी दुःख से द्ववित दो जाता है, किन्तु 
अपने पर विपत्तियों के पद्दाड भी द्ूट पढ़े तो उफ़ नहीं करता । साधारण भलजुष्यों की रीति इससे 
उल्टी द्वोती है । श्री ज्ञानेश्वर के शब्दों मे “जैसे कोई चमेत्नी, खिली कली; श्रथवा चन्द्रमा का 
शीतद्ञ तेज, दिखाने के साथ ही जो रोग का निवारण करती है और जीभ को भी जो कडवी नहीं 


॥। 
२७० भागवत-धर्म था जीवन की कृतार्थता 


लगती । जले पानी जो इतना झदु रद्दता है कि_ कम््न-दल उसमें दिलोरते हैं वो भी - वद्द महं 
चुभता भोर वैसे तो पद्दाड़ को भी फोड डालता है । वैसे दी जो सन्देह का नाश करने में क्ोद्दे के 
समान तीचरण होता दे परन्तु अ्रच्य-गुण में जो मधुरता को भी बजाता दे, जिसे कुतूहस्ल से सुनते- 
ही कानों को वांणी-सी फू्टती है श्ौर यथार्थवा के बल से जो ब्रह्म का भी ब्रेद करता है; प्रिय 
होने के कारण जो क्िसीकी प्रतारणा नहीं कर सकता और यथार्य होता है तथापि जो किसीका 
मम-भेढ नहीं करता ।?! हे शक ः 
, बह सदोंचारी होता है । सदाचार का अर्थ दे नीति व धर्म के भजुकून्न आचार । जो 
अ्राचार इस बात को ध्यान में रखकर किया जाता दै कि उससे दूसरे को कष्ट, हानि तो न हो, व 
हमारी भी उन्नति, . श्रेय, ;द्वितस्ताधन हो, उसे सदाचार कद्दना चाहिए । “घिप्सु पुराण मे 
कहा दै-- हे ् - 
साधव क्षीण« दोषास्तु सच्छुब्दः साधथुवाचकः। . 
तेषामाचरणं यत्त सदाचारः सदुच्यते॥? | 

च्यक्ति व समाज के संबधों को मधुर व उन्नतिशोल बनानेवाले' आचार को सदाचार समममना 
चाहिए ।'आचरण्ण मनुष्य या दो स्वतः अपने विवेक सें करता है, या संस्कारवश | इसका श्रथे 
यह हुआ कि सत्पुरुष के संस्कार भी ऐसे होते हैं और वह इतना विवैकशीज्ञ भी होता है कि 
जिससे सबेदा संदाचार की ओर दी उसकी प्रवृत्ति रहती दे | साधारणतः पाप घ चुरांह्यों से बचने 
को सदाचार कह सकते दें। चोरी, हिसा, व्यभिचार, मूठ ये बलात्कार---हन्हें पाप, छुराई या 
अनीति कहना चाहिए। इनकी बचाकर जो आचार हो वही सदाचार' है। सूच्रम विचार करे तो 
पाँचों बुराइयाँ असत्य थे हिसा में समा जाती हैं । चोरी व्यभिचार बिना मूठ के आश्रय के हो 
ही नहीं सकते । बलात्कार हिंसा का ही एक रूप है। अतः अंसत्य व हिंसा पापाचार व इसके 
विरुद्ध सत्य व अद्दिंसा का पाद्चन' सदाचार हैं । है 

सभ्य वा शिष्ट आधार को भी सदाचार कट्द सकते हैं । किन्तु हसका संबंध बाह्याचार 
से विशेष है। सदाचार का संबंध भीतरी शुद्धि से भी है । ऊपरी आचार को ठीक-ठाक रख लेना 
ट्म्भ और मिथ्याचार भी हों सकताःहै। असल चीज भीतरी प्रवृत्ति है। बाहरी आचार तो उसका 
दिग्दशंक मात्र है। दोनों में सर्वथा मेल रहे-- ऐसा द्वी आचार होना व्वादिए । द 

वह अकिद्धन हो रहता है। अपने पास किसी प्रकार का परिग्रह नहीं रखता | अत्यन्त 
आवश्यक वस्तुओं के लिबरा किसी चीज काःसम्रह या स्वामित्व नहीं रखता । . 'मेरा या मेरे पास 
कुछ भी नहीं है” ऐसा जो कह सके वह अकिद्नन दै। सन की पेसी बृत्ति होते हुए भी यदि 
लोकोपकार ,या सेवा के लिए वद्द कुछ संग्रह कर लेता है तो इसले उसकी अकिश्ननता में बाधा 
नहीं पड़ती | जो-कुछ मेरे पास है वह सब समाज का या ईश्वर का- है, ऐसी भावना अकिश्वनता 
में रहती है। व जब-जब समान्न को या ईश्वरी कार्यो को उसकी जरूरत हो तन्र वद्द उत्साह व 
प्रसन्नतापूर्वक उन कार्यों में क्षमा दी जाय तसो अर्किंचनता सार्थक कही जा सकती हदैं। दूसरे 
शब्दों में सत्पुरुष अपने कब्जे की वस्तुओं का दृस्टी--रखवालत्या--अपने को सममता है, माह्निक 
नहीं । व माता-पिता जिस प्रकार चिन्ता से बालकों को रक्षा व पोषेण करते हँ उसी प्रकार वह्द 
अभिभावक बनकर उंन वस्तुओं की रक्षा करता है। साधारण तज्ञोग अपनी माहरनिकी की त् जो की 
हिफाजत चिन्ता से करते हैं व पचायती वा दूसरे की चीजो के भ्रति ल्वावरवाह द्वोत हैं; सत्युरप 


अध्याय ११ : भगवान्‌ का कौन ? २४१ 


हससे उलटी प्रव्नत्ति रखता हैं | यों तो चीज चाहे अ्रपनी हो, घरू हो, या पन्चायती, सबकी रक्षा 
अच्छी तरह करनी चाहिए; परन्तु पन्चायती वस्तुओ्ों की देख-भाव तो खास तोर पर सावधानी से 
करनी चाहिए | तभी अर्किचनता सच्ची कही जा सकती है । 


वह नि'स्प्रह होता है। किसी से किसी प्रकार की चाह नहीं रखता। निर्भवता व 
भ्रदम्यता की यद सबसे अच्छी कुब्जी है । “चाह गईं, चिन्ता गई, सलुआ बेपरघाद, जाको कह 
न चाहिए, सो जग शाहंशाह ।” “निःरुएदस्य तृणं जगत” । इसका यद्द श्रर्थ नहीं कि दूसरों को 
चाह के प्रति वह उदासीन रहता है भरसक दूसरों की इृच्छाओं का ध्यान रखता है, उनसे जो 
भ्रच्छी द्वोती हैं उनको पूरा करने का उद्योग करता है, जो बुरी होती है उनको हटाने का उपाय 
करता दे। किन्तु फिर भी उसके बदले में खुद कुछ नहीं चाहता है, यह सच्ची निर्ष्ठद्वता है। 

वह मिताहार करता है। शरीर के रक्षण व पोषण के ज्षिए जितना थ्रावश्यक है 
डतना ही श्राहार करता है, आधा पेट भोजन करना व १/४ पानी, १/४ हवा के लिए खाली छोड 
देना मिताहार समझना चाहिए । मिताद्वार में वस्तुओं की भी मर्यादा होती है । वही वस्तुएँ खाई 
जाबे जो हमारे आरोग्य को कायम रख सके व हमें काम के लायक रख सके । यदि स्वादिष्ट द्वे तो 
इसको चाह कर अधिक नहीं खा जायगा, व यदि सयोग से बेस्त्राद है वो उसे छोड़ या फंक नही 
देगा | उसका ध्यान उपयोगिता की ओर रदेगा, स्वाद की ओर नहीं। सादा व श्रजीर्ण न दो 
इतना खाना मित्ताहार समझना चाहिए । भूख क्षण आवे, दस्त स्लाफ हो जाय, पेट सें ददु या 
'गुडशुड़ न हो, दिमाग में भारीपत या सिर द॒र्द न हो, शरीर में आलस्य न भरा रहे तो समझो 
कि 8म मिताद्वारी 8 । इनमें से कोई भी कष्ट होने लगे तो फोरन अपने आहार की छुन-बीन 
करनी चाहिए । 


उसका चित्त सर्देव शान्त रहता दै। अ्रपने या पराये कारणों ते वह ज्ुब्ध नही 
द्ोता--अपने मन की समतोलता नही खो बेठता। चाद्दे हे का समाचार हो, चाहे खेद का 
घराद्दे भय का हो वा चिन्ता का, हानि का हो वा लाभ का, रूत्यु का द्वोी वा जन्म का, वह सब 
अवस्थाओं में अपने मन वी स्थिति एक-सी रखता ह&। क्योंकि एक ठो उसफी प्रधानतः दृष्टि 
बाहरी उधत्न-पुथक्ष की श्रो: नहीं रहती--थआन्तरिक जगत्‌ की एकता, स्थिरता, शान्ति का उसे 
मर्म मालूम रहता द्वे व दूसरे व्यवहार घुद्धि से भी वह ऐसे अवसरों पर शान्ति खो देना हानिकर 
सममता है । शान्ति खो देने से उस दश्ख या हानि आदि का श्रच्छी तरह विचार नहीं हो पाता 
श्र इसलिए उसका ठीक-ठोक उपाय भी नहीं हो पाता | शान्त रहने का अथ्थ सुप्त या निष्क्रिय 
रहना नहीं है । बल्कि घोधली, घबराहद में आकर किल्ली बात का विचार या उपाय फरने के 
विपरीत भाष ना का नास शानित है । 

वद्द स्थिर-बुद्धि होता है । उसके विचार वार-घार व जल्दी जल्दी नहीं बदुलते। जो 
यहुत सोच-पिचार कर निर्णय करता है ठसके विचार जरदी नहीं बदुला करते | जबतकऊ अ्रपनी 
ग़ल्लतो मालुम न दो तबतक पूर्व-निर्णय को वह नहीं बदल्लता । उसके पालन में जो कुछ भी कष्ट 
या आपत्ति आबे उसे वह हर्प-एूर्वक स्वीकार फरता है । यह यह चिचारता है कि यह फप्टया 
श्रापसि क्यों भाई ? यह मेरे किसी सात्विक आचरण का परिणाम है या राजस, तामस का । 
यदि राजस-तासस-भाव कारणीभूत हो तो वह उन भायों को स्यागने का प्रयरन करता है, व आये 
कप्टों फो 'योग्य फल' मानकर घीरज से सहृता हैं। यदि सात्विक भाव का परिणाम हैं, जेसे 


रछ२ भागवत-धर्मे या जीचन की कृताथ्थेता 


समाज-सेचा, देश-सेंवा या ईश्व7-सेवा करते हुए राज या समाज का कोप द्वो जाता है तो उसे 
तप का आवश्यक अंग मान कर प्रसन्नता से सहता है | इसी तरह यदि सुख सात्विकता के फतल- 
स्वरूप आता-है तो उसको अपना लेता है, अद्दो-भाग्य नहीं सममता। प्रकृति का आवश्यक 
नियम मानकर सरज्ञता से अहण फर लेता है, परन्तु यदि राजस या तामस भाव पे पिला हो तो 
उसे छोडने का यत्न करता हे, क्योंकि उसका रूप आरम्भ में भज्ने ही सुख का हो, वह वास्तव 
में--अ्रन्त में दु.ख-रूप ही द्वोता है जे ले किसी को धोखा देकर, सता फर या लूट कर लाया या 
आया धन । पहला सात्विक का उदाहरण हैं व दूसरे राजस-तामल के हैं । 

वह मेरा शरणागत द्वोता है । मेरे सिच्ा क्सी दूसरे का अवलम्बन नहीं रखता। 
फिए चाहे वह कोई घनी-सानी, राजा-रईस हो, या देवी-देवता हो । मुझसे बढ़ा शक्तिशाली क्रिसी 
को नहीं मानता । 'मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई”, 'दीन को दयालु द।नि दूसरो न 
फोऊ!, 'नहिं साधन ब्रकत्न वचन चातुरी, एक भरोसों चरणे गिरिधारी |” 'स्वमेत्र शरण सम | 
इसकी पहचान यह हे कि वह मेरे घ्षिवा किसी से न दबता है, न डरता हैं । जबतक उसे किसी 
से दुबना या उरना पडता है तबतक समझो कि मेरी शरणागतता में कचाई हैं । मेरा अभयदान 
पाकर भी जो दूसरों से डरता है, उसे मन्दभागी ही कहना होगा । 


वह स्वंदा आत्म तत्व का सनन करता है। वह ससार की सारी विविधता द 
विचिम्रता में से एकता की खोज करता रहता है। उसकी घुद्धि सामअस्य, मेल की तल्नाश में 
रहती है, भेद या नानात्व की नहीं। भेद व नानाथ्व का वह विचार अवश्य करता है, परन्तु उन्हें 
स्वतन्त्र सत्ता के रूप में नहीं, बढ्कि उनमें से एक-सत्ता--सामान्य-सत्ता खोजने की बुद्धि से । 
जिसने अनेकता को स्वतन्त्र सत्ता मान क्िया उसके दिए संसार से अपना भेह मिज्ञाना बढ़ा 
सुश्किल हो जाता है। संसार से बे-मेल रहकर, मनुष्य केसे तो सुखी दो सकता दे घ॒ कैसे उन्नति 
साध सकता द्वै १ जब वद्द देख लेता है कि इस सारी विविधता के भीतर, तिल्ों में तेल की तरद्द, 
एुक्क ही आत्मरस या तत्व समाया हुआ है तो फिर वह दिन-रात डसी का बिन्तन-सनन करता 
रद्दता है । इस चिन्तामणि को वह स्वप्न में सी नहीं भूलता । 


वद्द प्रमाद-रहित द्वोता है । दर काम सावधानी से जाग्रत रहकर करता दहै। अपने 
कर्त्तव्य-फर्म में कभी गाफिल नहीं होता । “आज नहीं कल कर लेंगे! ऐसी घबृत्ति नहीं रखता।न 
द्सरों के भरोसे काम छोडकर सो ही रददता है। जेसे सूर्य, चन्द्र प्रमाद-रद्धित होकर अपने अ्मण- 
मार्ग में नियत परिक्रमा करते हें वेसे ही सतत जागरूक रहकर घद्ट अपना जीवन विताता है। 
आकस्य, नींदु, गफक्षत उसके पास उसी तरह फटकने नहीं पाते दीपक के पास अंधेरा । 


उसका स्वभाव गंभीर होता है। सन स्वसावत्त: चन्नत्ञ है। उस पर विवेक का 
अकुश रखकर घह उसे गंभीर बना लेता है। किसी बात में वह जल्दबाजी नहीं करता, श्रपने 
श्राचार-विचार जरदी-जरूदी नहीं बदलता, जो बात सामने झआाठी है उस्तकी तद्द तक पहुंच कर 
चारों ओर का विचार करके निर्णय करता है | कट से न अ्रपनी राय देता है, न उबल द्वी पढ़ता 
है । सब बातों को तोदच्च कर जब राय परिपक्व हो जाती दै तभी देता है। छिछुले बरतन की तरद्द 
उसके पेट का पानी उछुलता नहीं, बल्कि गम्भीर समुद्र की तरद्द गद्दरा गोता लगाने पर ही उसमें 


के रतन हाथ पाते हैं । उसके पास जाते ही ऐसा मालूम पढ़ता है मानों किसी नाले के नहीं बल्कि 
समुद्र तट पर बढे हैं। ४ 


अध्याय ११: भगवान्‌ का कौन ? २७३ 


फिर वह घेयंवान होता है । दुःख, विपत्ति, भय में उसके छक्के नहीं छूट जाते | 
कैसी ही भयंकर श्राक्स्मिक घटना क्‍यों न दो वह हताश नहीं होता, न धीरज ही खो बेठता है, 
बल्कि उसके कारणों पर गंभीरता से विचार करके उन्हें दूर करने का यत्न करता है । “धीरज, धर्म, 
मित्र अरु नारी, आपति काल परखिए चारी ।? अपना कत्तव्य-कर्म करते हुए न तो थकता है, न 
ऊबता है; न घबडाता है, न परेशान होता है । जेसे हाथी गंभीर गति से चलता है, या पव॑त 
श्राधी, तूफान, श्ोज्रो को घेर्य से सह लेता हैं बेसे ही वह बाधाओं से विचलित नही द्वोता । 

“तू तो राम सुमिर जग लडवा दे । 

हाथी चाल चलत गति अपनी कुतर भ्रु कत वाको भुकवा दे ॥ 
हसका नमूना होता है | कठिनाइयो से न अपने उच्च विचारों को छोडता है, न उदार ग्राशय 
को । जहाँ पाँव रोप दिया वहाँ रोप दिया--बिना विचारे, बिना विशेष कारण के अरब बद्द नही 
उठ सकता । जैसे रावण की सभा में अंगद का पाँव । 


देह के छः धर्म था डर्मियाँ मानी गईं हैं--छुघा, पिपासा, शोक, मोह, जन्म भर 
मरण प्रत्येक देहधारी के साथ लगे दी हुए हैं। लेकिन इनको भी वह जीत लेता है। समय पर 
भोजन न मिक्ञा तो भूख के मारे चिढ़ता नहीं, पानी नहीं मिज्रा तो विज्ञाप नहीं करता | किसी 
की झूृत्यु से या किसी द्वानि या अ्रप्राष्ति से वह शोक के समुद्व में डूब नहीं जाता। न किसी लाभ 
या सुप्राप्ति के मोह मे ही फँसता है। इसी प्रकार न जिसे जन्म की चाह है, या गर्भवास के 
दुःखों का भय है न झत्यु का भय, या संसार के दुःखों से ऊबकर रूत्यु की चाह ही रखता है। 
वह उनके प्रभाव में नहीं रहता, बल्कि इन पर अपना प्रभाव व अंकुश रखता है। इनके बदौलत 
श्रपने निश्चित कत्तंव्य से विरत नहीं द्वोता, न मन की शान्ति या समता को ही खोता हैं। जल 
में कमज्ञ की तरह इनके रुपश से अ्रत्निप्त रहता है । 


खुद सान की इच्छा नहीं रखता । लेकिन दूसरों का सान श्रवश्य करता है। डसे 
यह विश्वास रहता है कि जो मान-योग्य है, संसार उसका मान अवश्य करता है । यदि कोई 
उसका मान नदी करता है तो वह उनपर नाराज़ होने के बदले यही समझूता है कि में इस योग्य 
ही नहीं हैँ, च सन्तुष्ट रदता है । किसी से इसकी शिकायत नहीं करता, बल्कि मन में भी ऐसे 
विकार को श्राने नहीं देता । यहाँ तक कि यदि मान मिलता हो तो उसमें घबराने लगता है 
जिसमें वह अपने को अ्रधिकारी नहीं समझता हे वहाँ यदि उच्च पद या मान मिल्षता है तो 
उसमें उल्लटी अपनी द्वानि समझता है; क्‍योंकि किसी दिन जाकर उसमें से हानि व अनथ ही प्रकट 
होगा । मान देनेवाले हमारी परीक्षा कर लेते हैं और मन में हमारी कीमत कम अआंकने लगते हुं। 
दूसरों को, न चाहते हुए भी, मान देता है। अनधिकारी को सान मिलना उतना चुरा नहीं है, 
जितना अधिकारी को मान से वंचित रखना चुरा है। श्रनधिकारी को सान या तो खुशामद से या 
उदारता से दिया जाता है। उसे अपना कोई स्वार्थ तो रद्दता नहीं, फिर ईश्वर से बढ़कर चद्द 
किसी को अ्रपना आश्रयदाता या सद्दायक समानता नहीं | भरत: खुशामद का कोई प्रयोजन ही नहीं 
रहता | गुण की कद्र करने की भावना से मान देने की प्रद्धत्ति होती है । मनुष्य में जहों अ्वगुण 
हाते हे वहाँ कोई न कोई गुण भी श्रवश्य होता दे | यदि हम गुणों पर ही ध्यान रखें तो दर पक 
में हमें कोई गुण अ्रवश्य मिल जाता हैं और इसके लिए उसका मान करने की इच्छा हो पध्ाती 
है । अपमान की भावना तभी पेदा हो सकती है जब शअवगुणणो पर इष्डि रखो जाय व उन्हें ही 


२७४ भागवत-घसे या जीवन की छृतायता 


महत्व दिया जाय | सच तो यह है कि अवशुणणों के प्रति भत्ते आदमी की भावना तो सदयता की 
या सुधार की ही होनी चाहिए । अपमान की भावना तो दुष्टता-मुलक ही हो सकती है । हीन- 
संस्कृति की सूचक होती है। चरि भूज् से अपमान हो गया तो फौरन उसका परिसार्जन कर ख्लेता 
है। कसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने हृदय को स्वच्छु, शान्त व सन्‍्तुप्ट रखने के लिए | 
बयोंकि सज्ञन का हृदप द्वी खुद किसी प्रमाद या भूत्ञ की श्रवस्था में टोंक देता है व तबतक शान्ति 
नहीं मिलती जबतक वह उसे पोंछ न डाले । 

अपने गुणों की कद्ग दूसरों से करने की इच्छा ही मान है। इसकी जरूरत तब पेश 
थ्राती है जब दूसरो से हमें कुछ चाह ही, अपने बठप्पन के बल पर कुछ करवा लेवा हो । परन्तु 
सत्पुरुष अपने गुणों व सेवा-पत्न पर ही दूसरों से कुछ कराना चाहता हैं --अपना सवा नहीं, 
परोपकार--अत, वह इस वात की ओर से उदासीन रहता है कि ज्ञोग उसका मान-सम्मान करते हैं 
या नहीं । बल्कि यह जरूए ढेखता है कि क्षोगों पर डसके आचार-विचार का क्या असर होता हैं, 
कहाँ तक थे उन्हे माननीय, सृहणोय समझते हैं ॥ उन पर क्‍या आलोचना, टीका-टिप्पणी होती 
है | कक्‍येकि इनके प्रकाश में उसे आात्म-निरीक्षण व सुधार का अवसर मिलता है। सान-शअ्रपमान 
के रम्मट में पड जाने से तो उत्तटा सन में राग-द्व ष पेदा द्वो जाता है, जिससे मनुष्य कर्त्तव्य- 
विमुखता की खाई में गिर ज्ञाता है। सान करनेवालों के प्रति राग, न करने या अपमान करने- 
बालों के प्रति हं प की भावना पेदा होने या बढ़ने क्ृगती है । इसके विपरीत खुद मान न चाहने 
से, यदि कहीं मिक्न गया तो उक्कटे कृतज्ञता का भाव पेदा होता है, और न मिलता तो अपने मन 
में असन्‍्तोष नहीं पेदा द्योता, न दूसरों के प्रति हष ही । दूसरों का मान करते रहने से उनके मन 
में अपने प्रति दवंष॒ पेंदा होने को आशंका नहीं रहती जिससे सदैव उनके सहयोग का ही विश्वास 
रहता है। अतः यह चृत्ति उसय-रूप से कल्याण-कारिणी है । 

वह समथे मी दोता है। शरीर, सन, छुद्धि को सर्वदा योग्य स्थिति में बनाये रखता 
है जिससे उसे सवंदा सच काम करने में समर्थता का द्वी असुभव द्योदा है। किसी शुभ काम में 
वह अपनी असमर्थता न वो अनुभव करता है, न जाद्विर ही करता ॥ै स्वामी रामतीर्थ, श्रभ्यास 
न होते हुए भी, पहले ही दर्शन सें सीलों बरफ के पहाड पर दोड़ते चले गये थे, व अमेरिका में 
४० मील तक समुद्र में तेरते हुए चले गये थे। मन जिंधर के जाशो, चला जाता है, बुद्धि जिस 
विपय में भी ढालो चलने लगती है | शरीर, सन, छुद्धि का पररुपर सद्योग रद्दता है, जिसके भी 
सम्पर्क में थे आते हैं, ऐसा मालूस पढ़ता है, मा्तों पूवं परिचित दें व उनके हृदय मे प्रवेश कर 
रहे हैं। तीनों अपनी शक्ति को कहीं भी अकुण्ठित नहीं पाते । जेसे सूर्य की किरणें छभी जगद्द 
प्रवेश पाने में अपने को समर्थ मानदी हैं। उसके मन में द्विचकिचाहट नहीं होती, कहीं पास! 
उलदा न पड़ जाय--ऐसा भय नहीं द्ोता । कहीं बात दूसरों में न फेल जाय, दूसरे इससे बेजा 
फायदा न उठावे-- ऐसी चिन्ताओं से परेशान नहीं होता । आवश्यकतानुसार इनका विचार 
कर लेने पर फिर निःशंक रहता दै। बेखटके, वेघड़क रहना समर्थता का पद्ला क्षण दै । जो 
सत्य-नारायण की उपासना करता है वद्दी ऐसी समर्थता का अनुभव अपने अन्दर कर सकता हदै। 

समर्थ होने से चद अभिसानी, अहम्मन्य नहीं हो जाता । बदिक मिलनसार दोता दै । 
जो दूसरों को अपने बराबर समझता है, उसके सुख-दुः्खों के प्रति समभाव रखता है उसीमें 
मिलनसारी देखी जाती है। मिलनघारी का मतलब खुशामद नहीं, बल्कि समभाव है। खुशामद 
के मूह्क में स्वार्थ-सिद्धि का भाक रद्दता है, मि्ननल्वारी में दूसरों के गुणों के प्रति आदर, भ्रवगु्ों 


अध्याय ११: भगवान्‌ का कौन ९ २४४ 


के प्रति दया, या क्षमा या उपेक्षा, व सामान्यतः प्रेम का भाव रहता है। उसके उद्देश या कार्य के 
प्रति सद्दानुभूति भी रहती है। जिसका हृदय झूदुल, मधुर, स्निग्ध होगा वही मिलनलार हो 
सकता है | समथंता जहाँ सत्य की साधना से आती है तहाँ मिज्षनसारी श्रद्दिसा की साधना से । 
दूसरों में घुल-मिल ऊाना, उन्हें पराथा न सालूस होने देना, मिल्तनसारी की कसौटी हे । जबतक 
उसकी थ्रात्मा में अ्रपनी श्रात्मा को मिलाने का उद्योग नहीं किया जाता तबतक मिलनसारी नहीं 
भ्राती । ऊपरी मिठास, या भलमन्सी का बर्ताव ढोंग होता है व दूना लुकसान पहुँचाता हें । न 
अपनी श्रात्मा पर ही उसका शुभ परिणाम होता है, न दूसरों क छृदया को ही झआआाकर्षित कर 
पाते हैं। इससे अपने मन में निराशा व दूसरों के सन में हमारे क्षिए उपेक्षा व घुणा का भाव 
पेदा होने लगता है । 

वद्द कोरा मिलनसार ही नहीं, करुणामय होता हैं । दूसरों के दुःखों, कष्टो, अवगुर्णो 
के प्रति उसका हृदय करुणा से सराबोर रहता हैं । जगत्‌ में दुःखों का श्रन्त नहीं दे श्रताः उसकी 
करुणा का भी श्रोर-छोर नहीं होता । दुःख में सहायता पहुंचाने, व दुखियों को उबारने का भाव 
करुणा-भाव है। “जसे के साथ तेसा! न्‍्याय-भाव है। 'घुरे के साथ भला! दया या करुणा-भाव 
है । अनुभव बताता है कि जो न्‍्याय-भाव को लेकर चलता है वह परिणाम में स्वार्थी द्वो रद्दता 
हैं; जो स्वार्थ को लेकर चत्नता है वह अत्याचारी द्वो रहता है और जो व्या या करुणा-भाव को 
लेकर चत्षता द्वे वद्द न्यायो हो रहता है । ऊँचा आदर्श रखेंगे तो नीची मंजिल तक पहुंच जायँगे । 
शेर के शिकार का सामान ले चलेंगे तो भालू के शिकार के ज्षिए काफी हो रद्देगा । क्योंकि 
मनुष्य का सन विषयों में इतना फँसा हुन्रा रहता है, स्वार्थ में, स्व-सुख में इतना रंगा हुआ 
रहता है कि प्रायः हर मौके पर वह अपने अनुकूल ही अर्थ लगाने व कार्य करने की प्रवृत्ति रखता 
है ।इसमें हम सतके रहें--इसीलिए यह पद्धति बताई गई है । यह करुणा-भाव मलुष्य में तभी 
जाग्रत हो सरुता है जब वह यद्द मान ले या समर ले कि अब संसार में दुःखियों के दुःख दूर 
करने या करते रहने के श्रलावा मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा है । इसके लिए उसे श्रपना 
सर्वेस्व--शरीर तक होम देना पड़े तो उसे इसमें आनन्द ही हो सकता है । (दधीचि, शिवि, 
हरिश्चन्द्र, इंलामसीह, चुद्ध, गाँधी इसके उदाहरण हो सकते हें ।) 

अन्त में वह सम्यक ज्ञानयुक्त दोता है--'कवि?, शब्द प्राचीन समय में इसी अर्थ 
में प्रयुक्त होता था। फोरी कविता करनेवाला कवि नहीं समझा जाता था, बल्कि “मनीषि', 
'परिभु?, 'स्वयंभू? समझा जाता था । स्वयं ईश्वरको कवि& कहा गया दे, जिसने यद्द सृष्टि जेसी 
अदूभुत रसमयी कविता की है । 


क_कवि--“कविता मानब सृष्टि में उतनी ही प्राचीन वस्तु है जिवना कि मानव-हृदय और 
उसमें उमडने वाले विविध भाव छुन्दी की वेडियो मे कसी हुई कविता स्वतन्त्र आदिम मनुष्य 
को कविता न थी । मानव-हृदय श्रान्दोलित होकर जिस घुन मे जिस लय में जो गाता था; उसी 
की पीछे के लोगो ने छुन्द बना दिया । छुन्द कविता का कलेवर मात्र है। उसकी श्रात्मा--प्राण 
नही। प्रकृति अपने सहज सुन्दर रूप मे अपना वेमव छिट्काती है और मनुष्य उसे काट-छाट कर 
अपने मतलब का बनाने की चेशा करता है । जो सारी प्रकृति पर ही अपनी प्रमुवा स्थापित करते हैं--- 
उसी पर अपनी अरन्तराष्मा का रद्ज चढ़ाते हैं, जो छुन्दों, रागो और रेखाओं के जीवन से टक्कर 
नहीं लेते, बल्कि काव्य, सद्भीत, कला के मूल और श्ात्मा पर ही सस्कार करते हैं और उसे नया 


ग्ध्ध भागवत-धर्म या जीवन की कृतार्थता 


जो इन २८ लक्षणों से युक्त है उसे श्रेष्ठ साधु पुरुष सममो । 
भृवेदरूप] मेरे द्वारा किये गये अपने वर्णाश्रसादि धर्मो' के (पालन में) गुण 
और (त्याग में) दोष जानकर भी जो मेरे लिये उनकी उपेज्ञा करके मुझे भजता है 
वह साधुओं मे श्रेष्ठ है? ॥३२॥ 
मेंने सबके लिए अपने-अपने धर्मों का उपदेश दे दिया है। वेसे वो उनके ग्ुण-दोषों 
का विचार करके द्वी--गुणों को अहदण करने व दोषों को छोडने की दृत्ति से ही--उनका पाक्षन 
करना उचित व श्र यस्कर है; परन्तु वह भक्त भौर भी श्रेष्ठ हे जो उनकी अपेक्ता भी मेरी तरफ 
ही अ्रपना ध्यान रखता है। एक बार उनकी उपेक्षा भले ही हो जाय, पर मेरी भक्ति में, मेरे 
भजन में कसर न होने दे; क्योंकि उन धर्मो' के पालन के मूत्न मे भी असल बात तो मुझे ही याद 
रखने की है । मुझे भूल कर उन धर्मो का कोई पालन करे भी तो वह यन्त्रतत््‌ होगा, उससे 
विशेष ज्ञाभ नहीं हो सकता । किन्तु यदि झ्ुझे याद रखेगा वा उन्हें भूल जायगा तो कोई 
हानि नहीं हो सकती | 
मैं जो हूं, जितना हैँ और जैसा हूं,” इस बात को जानते हुए भी जो अनन्य- 
भाव से मेरा भजन करते हैं, मेरी सम्मत्ति में वे ही मेरे परम भक्त हें? ॥१शा। 
फिर मेरी भक्ति के लिये मेरे स्वरूप का ज्ञान भी, में क्या हूँ, केसा हूँ, कितना हूं, भ्रादि 
को जानने की खास जरूरत नहीं है | यदि किसी को इन विषयों का ज्ञान हो जाय ठो अच्छा, 
न दो तो भी काम चल सकता है । इस मंमट में न पढ़ते हुए भी जो केवल श्रमनन्‍्य भाव से 
मेरा भजन करते हैं--अपने हृष्ट में ही अपना तन, सन लगाये रखते हैं--उन्हें मेरा परम भक्त 
जानो । ऊधो, मेरा स्वरूप जानना पेड गिनने जेसा, व झुमे एकनिष्ठा से, भ्रनन्‍य भाव से भजना 
श्राम खाने जेसा है। फिर मेंने यह भक्ति-यीग या शरणागति-योग तो खास कर उन्हीं लोगों के 
लिये चलाया है जो न इतनी बुद्धि रखते हैं, न जिन्हें ऐसा साधन था सुविधा है कि वेद-शास्त्रादि 
का अध्ययन करके बहुत-सी बातों का ज्ञान प्राप्त करें व फिर श्रय को प्राप्त हों। यदि वेद्‌-शास्त्रों 


जीवन, नया वेग, नया दर्शन देते हैं वे कवि हैं | कवि एक विधाता ही है। उसे प्रति ईश्वर ही 
सममभिए । वह नई सृष्टि की रचना करता है | नवीन जीवन व नवीन आकाज्षाओं को जन्म देवा हैं 
बह त्रिकाल-दर्शी है, वह द्वष्य है। वह भूतकाल की अस्थियों पर पाव रोप कर वर्तभान की 
जटिल समध्याओं को भविष्य का सन्देश देता और पथ-दश न कराता है। उसका सिर आकाश मे 
पैर जनता में और बाहु चारों दिशाओ में फैले रहते हैं | आकाश में उड़कर वह संष्ि के गृढों 
को, मानव-समाज की पहलियों की अपने अन्तश्वक्षओं से देखता है, समाज में मिलकर उसे 
उठाता ओर जगाता है वथा दिन-रात कोने-कोने में अपना गाठा गाता है, अपना रोना रोता , 
है । नैवह गाने से थकवा है, न रोने से । रोकर वह मसानव-हृदय को जगाता है, गांकर उसे 
जुभाता है। उसको गाना व रोना परस्पर प्रक है । वह रोते हुए इंसता हे और गाते हुए रौवा 
है | वह पागल है, विश्व की वेदना उसके हृदय को द्विलाती है। वह 'उफ' कह कर चीख पड़ता 
है | यही काव्य है। उसकी चीख से अह्याण्ड हिलने लगवा है। यह कवि व्‌ काव्य की महिमा 
है। कवि को करुणा कविता है ।? 


अध्याय ११ : भगवान्‌ का कौन १ २४७ 


का ज्ञानी धोकर सी मुझे भूल जाय, सेरी भक्ति या मेरे जगत्‌ की सेवा छोड़ दे तो वह भारवाद्दी 
गधे के जैसा ही कोरा रह जायगा, अतः वेद-शास्त्रादि पढ़ कर भी जो सूल्न तत्व प्राप्त करना 
है वह यददी कि मुझमें मन लगाकर, मेरे »त्यथ ही सारा जीवन लगावे--जीवन के सब 
कारों को करे । 
- मेरी प्रतिमा तथा मेरे भक्तजनों के दशेन, स्पश और पूजन, सेवा-सुश्रषा, 
स्तुति तथा विनीत-भाव से गुण और कीतेन करना, मेरी कथा सुनने में श्रद्धा 
रखना, मेरा ध्यान करना, जो कुछ प्राप्त हो मुझे निवेदन कर देना, दास्य-भाव से 
आत्मसमर्पण करना, मेरे दिव्य जन्म और कर्मो' की चर्चा करना, मेरे पवदिनों 
को मसाना, गान, नृत्य, वाद्य और भक्त समाज के साथ मेरे मन्दिरों मे उत्सव 
करना, समस्त वार्षिक पर्वतिथियों पर भेरे स्थानों की यात्रा और पूजनादि करना, 
बैदिकी अथवा तान्त्रिकी दीज्ञा लेना, मेरे त्रत रखना, मेरी भ्रतिमादि की प्रतिष्ठा 
में श्रद्धा रखना, उद्यान (पुष्पवाटिका), उपवन (बगीचा), क्रीड़ागृह और मन्दिर 
आदि के निर्माण मे स्वतः अथवा औरों के साथ मिलकर प्रयत्न करना, निष्कपट- 
भाव से दास के समान सा्जन-लेपन, जल्न-सेचन और सण्डलावतेन (सर्वेतोभद्र- 
रचना) आदि के द्वारा मेरे मन्दिर की सेवा करना, निर्मान तथा निष्कपट रहना 
ओर अपने किये हुए सेवादि कार्यो' को किसी से न कहना (हे उद्धव ! ये ही 
सब मेरी उत्तम भक्ति के लक्षण है)। इसके सिवा मेरे भक्त को चाहिये कि वह 
मुझे निवेदन किये हुए दीपक अथवा किसी अन्य पदार्थ को अपने काम 
में न लाबे! ॥३४--४०॥ 
श्रव सें इससे भी सुलभ 'र्चा व क्रिया-योग* तुझे बताता हूं। जो भक्त इनमें निषुण व 
पत्लीन हो वह भी इसके द्वारा धीरे-धीरे मेरे स्वरूप के ज्ञान को पा जाता दै। मेरी प्रतिमा तथा मेरे 
१पहले (अ० ४ श्लो० ४७ सें) बता चुके हैं. कि वेष्णवागम में पाञ्चरात्र ब भागवत 
का समावेश होता है। “पाञ्चरात्र” नाम पडने के कई कारण बताये जाते हैं। महाभारत के 
अनुसार चारो वेद तथा साख्य योग के समाविष्ट होने के कारण इस मत की सज्ञा 'पाचरात्र? 
थी। इश्वर-सहिता ( आ्र० २१ ) के कथनानुसार शाण्डिल्य, झ्रोपगायन, मौम्जायन, कौशिक 
तथा भारद्वाज ऋषि को मिलाकर पाच रातो में उपदेश दिया गया था, तथा पदूस संहिता, 
(ज्ञान पद आ० १ ) का कथन है कि इसके सामने अन्य पाच शास्त्र राजि के समान मलिन 
पड गये थे, अतः पाञ्चरात्र नामकरण हुआ । नारद पाचरात्र के अनुसार इसका कारण 
विवेच्य विषयों की संख्या हे । रात्र का अर्थ होता * है ज्ञान | परम ठस्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा 
'विपय ( ससार ) इन'"पण्च विपयों के निरूपण करने से इस तन्त्र का नाम “पाड्चरात्र! 
पड़ा है | 
पाज्चरात्र संहिताओ के विषय ४ हैं (१) शान, ब्रह्म, जीव तथा जगत्‌ के आध्यास्मिक 
रहस्यो का उद्घाथ्न एवं सृष्टि तध्व का विशेष निरूपण (२) 'योग'--मुक्ति के साधनभूत योग 


श्श८ भागवत-धर्म या जीवन की ऋृतार्थता 


भक्तजनों के दर्शन, स्पश, भौर पूजन, सेचा-शश्रूषा, स्तुति तथा विनीतभाव से शुदा व कर्मो 
का कौतन करना, मेरी कथा सुनने में श्रद्धा रखना, सेरा ध्यान करना, जो कुछ प्राप्त हो मुमे 
निवेदन करना, दास्य-सात्र से आत्म-समपंण करना, सेरे दिध्य जन्म-कर्मा' की चर्चा करना, मेरे 
पर्व दिनों को मनाना, गान, तृस्य, घाद्य भ्रौर भक्त-समाज् के साथ मेरे मन्दिर में उत्सव करना, 
समस्त वार्षिक परव॑तिथियों पर मेरे स्थानों की यात्रा और पूजनादि करना, वेदिफी तथा 
तान्त्रिकी दीक्षा" लेना। मेरे ध्रव रखना, गेरी प्रतिमादि की प्रतिष्ठा में अद्धा रखना, उद्यान 
( पुष्प-चाटिका ) उपचन ( बागीचा ) क्रीढ़ागृद्द ओर मन्दिर आदि के निर्माण में स्वत. अथवा 
ओरों के साथ मिक्षकर यत्न करना, निष्कपट भाव से दास के समान सार्जन-लेपन, जल्न-सेचन 
श्रौर मण्डक्ञावतेन ( सर्वतोभद्ध रचना ) भ्रादि के द्वारा सेरे मन्दिर की सेवा करना, निर्मान 
तथा निष्कपट रहना ओर अपने किये हुए सेवादि कार्यो" को किसी से न कद्दना। थे सब मेरी 
उत्तम भक्ति के साधन व लक्षण हैं । इनके सिवा मेरे भक्त को चाहिए कि वद्द झुझे निवेदन किये 
हुए दीपक अथवा किसी अन्य पदार्थ को अपने काम में न लावे । 


तथा योग-सम्बन्धी क्रियाओं का वर्णन (३) “क्रिया'--देवालय का निर्मोण, मूर्तिवा स्थापन, 
मूर्ति के विविध आकार-प्रक र का सागोपाग वणन (४) “चर्या'--आहिक क्रिया, मूर्तियों तथा 
यन्त्रों के पूजन का विस्तृत वणुन । वर्णाश्रम घम का परिपालन, पर्य तथा उत्सव के अवसर पर 
विशिष्ट पुजा का विधान । इन में चयो का वशन आधे से श्रघक है । आधे में सब से अधिक 
क्रिया, क्रिय। से कम ज्ञान और सब से कम योग का विवेचन है। अतः चर्या और क्रिया की 
व्यावहारिक विवेचना ही पाचरात्र सहिताओं का सुखय अ्योजन है। वेद वी 'एकायन? शाखा से 
इसका सम्बन्ध है। भगव।न ही उपेय ( प्राप्य ) है तथा वे द्वी उप/य ( प्राप्ति साधन ) हैं। बिना 
भगवान का अनुग्रह हुए जीव भगवान्‌ को नहीं पा सकता ) भगवान्‌ की शरणागति ही केवल-मात्र 
हपाय है। इसी का दूसरा नाम मागवद धम है। 

*चैदिकी तान्त्रिकी दीज्ञा--कलियुग के लिये तान्त्रिक साधना की उपयोगिता विशेष रूप 
से मानी गई है। चारोंयुगो में चार प्रकार की पूजा का विधान मिलता है--सत्ययुग में वेद 
तथा वेदिक उपासना का, त्रेता में स्मृति तथा सस्‍्मार्त पूजा का, छापर में पुराय वथा पुराण 
सम्मत पद्धति का तथा वलि में तन्‍्त्र तथा तान्त्रिकी उपासना का विशेष महस्व है। महानिर्वाण 
तन्‍्त्र के अनुसार कलि में साधारण मानव जर्नें के कल्याणार्थ शद्धर ने पार्वती को स्वय इन दन्‍्न्रों 
का उपदेश दिया है | अतः कलियुग में उन्हीं आ्रागमों के अनुसार पजा-विधान से मानवों को सिद्धि 
मिलती मानी गई है, देवता के स्वरूप, गुण, कमे, आदि का जिसमे चिन्तन किया गया हो, 
तद्दिषयक मन्त्रो का उद्धरण किया गया हो | उन मन्‍्स्रों को यन्त्र में सयो।जत कर देवता का ध्यान 
वथा उपासना के पाचों अ्रग--पटल, पद्धति, कवच, नामसहस्स ओर स्तोत्र व्यवस्थित रूप से 
दिखलाये गये हों उन अन्यों को तन्त्र कहते हैं। वाराही तन्त्र के अनुसार सष्टि, प्रलय, देवताचेन, 
सर्वस।धन, पुरश्चरण, घटकर्म ( शान्ति, वशीकरण, स्तम्मन, विद्व घण, उच्चाटन' तथा मारण ) 
माधन तथा ध्यान-योग--इन सात लक्षणों से युक्त ग्रन्थों को आगम कहते 

तन्‍्त्रों की विशेषता “क्रिया है | वैदिक ग्रन्थों में निर्दिष्ट 'शञान! का क्रियात्मक' रूप या 
विधानात्मक आचार आगर्मो का मुख्य विषय हैं । 

तन्‍्त्र दो प्रकार के हैं--वेदानुकूल व वेद*बाह्या पञ्चरात्र तथा शैवागम वेद-विंहेत हैं। 


अध्याय ११-: भगवान का कौन ९ २४६ 


मतलब यह कि भगवान्‌ के या उनके कार्य के निमित्त ही सारा दिन व जीवन ज्गाना। 
इसमें तीन बातों की ओर खास कर पाठकों का ध्यान जाना चाहिए । (१) मेरे भक्तन्‍जनों का 
दर्शन, स्पर्श और पूजन) (२) अपने किये सेवा-कार्यो" का विज्ञापन न करना तथा (३) मुझे 
निवेदित दीपकादि को अपने -काम में न लेना । पहली से भगवान्‌ ने अपने भक्तों, अपने या 
जगत्‌ के निमित्त किसी भी शुभ काम सें लगे हुए लोगों की कद्ग करने, उन्हें खहायता पहुँचाने 





शाक्तागम भी वेदानकल ही समझना चाहिये। निगम ने अपने सिद्धान्तो तथा क्रिया कलापों 
को ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य त्रिबर्ण के लिए सीमित कर रक्‍खा है तहा आगम ने अपना द्वारे 
प्रस्येक वर्ण के लिए, श॒द्र तथा स्री जनो के लिए. भी खोल रक्‍्खा है। 

तान्त्रिंक आचार रहस्यपर्ण है ) गुरु के द्वारा दीक्षा अहण करने के समय शिष्य 
को इसका रहस्य समझाया जता है। बेदकी तथा तान्त्रिकी पजा मे अन्तर यह है कि जहां 
वैदिक पजा-पद्धति सर्व-साधारण के उपयोग के लिए है वहा तान्त्रिकी पूजा केवल छने हुए 
कुछ अधिवारी व्यक्तियो के लिए ही है | अत्त: वह सर्वदा तथा सर्वथा गोप्य रक्खी जाती है । 
बेंदिक काल मे भी बैंदिक पद्धति के साथ साथ वान्त्रिक पद्धति का प्रचार कम न था । उर्षानषदो 
में बर्णित विभिन्न विद्याओ्ों की आधार भित्ति तान्त्रिक प्रतीत होठी है। हे 

शाक्तमत में ३ भाव ७ आचार होते है। पशुभाव, वीर भाव व दिव्य भाव तथा वेदाचार, 
वेष्णवाचार, शेवाचार, दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धान्ताचार व कोलाचार । भाव मार्नासक 
अवस्था है, ओर आचार बाह्य आचरण | प्रथम चार आचार पशु भाव के लिए, वाम तथा सिद्धान्त 
बीर माव के लिए तथा कौोलाचार पूर्ण अद्देत मावना भावित (दव्यः साधक के लिए है। चौरासी 
सिद्धों मे अन्यतम मत्स्येन्द्रनाथ 'बोल? थे | नाथ-सम्पदाय का सम्बन्ध 'कीोलमत? से ही है। . * 

तन्‍्त्र के ३ प्रधान भेद है--ब्राह्मण तन्‍्त्र, बौद्ध तन्‍्त्र, व जेन तन्त्र | उपास्य 'देवता की 
भिन्नता के कारण ब्राह्मण तन्त्र अनेक प्रकार का है--सौरू गाणपत्य, वेष्णव, शेव तथा 
शाक्त । भागवत का सम्बन्ध वेष्ण॒व तन्‍त्र से है। 

वान्त्रिक साधन दो प्रकार का है--बहियाँग व अन्तर्याग । बहियांग में गन्ध, पुष्प, 
धृप-दीप, ठल़्सी, बिल्व पत्र, नेव्द्यादि के द्वारा पूजा की जाती है । अन्‍न्तर्याग में इन सब 
वाह्म वस्तुओं की आ्रावश्यकता नहीं शेती । वह मानसोपचार है। पहली शोडपघोपचार कहलाती है । 

हिन्दू-धर्म में अनेको सम्प्रदाय हैं। उनमे तान्त्रिक सम्प्रदाय सबसे पुराना है | तनन्‍्ञ 
मनुष्य की शिक्षा देता है पशुत्व वो छोड़कर देवत्व मे पंहुँचने की । जीव से “शिव होने बी। 
तन्‍्त्र की यह विशेषता है कि वह भोग प्रतरण मन वो बल-प्‌र्वक अकस्मात्‌ धक्का देकर त्याग के 
मार्ग पर नदी ठेलता । धीरे-धीरे भोग के अन्दर से ही मनवी स्वाभाविक गति का सुख त्याग 
की ओर मोड़ देता है। इस दृष्टि से तान्त्रक स,घना सबकी अपेक्षा अधिक स्वाभाविक और 
सावंजनीन है | मूर्ति-पृजा तान्त्रिक साधना का ही एक श्रग है | 

दीक्षा--श्री गुर कृपा और शिष्य की श्रद्ध--इन दो पवित्र धाराश्रों का रूगम ही 
दीक्षा है । गुरु का आत्मशञन और शिष्य का आस्म-समर्पण--दान और क्षेप--यही दीक्षा 
का अथ हु. | शान, शक्ति व सिद्धि का दान एवं अज्ञान, पाप और दारिद्रथ का क्षय, इसी वा नाम 
दीक्षा हे । दीक्षा एक दृष्टि से गुरु का आत्म-दान, जान-सचार अथवा शक्तिपात हैं तो दूसरी 
दृष्ट से शिष्य में सुधुप्त ज्ञाग ओर शक्तियों का उद्बाधन हैं । दीक्षा ने तोन भेढ हैं--श।क्ती, 


स्श्ठ बा भागवत-घस या जीवन की ऋतार्थता 


_ उनका झादर करने की ओर संकेत किया है, दूसरी में मौन या म्रक सेवा का और तीसरी में 
"-...., मग़वाँन्‌ या समाज्न को अर्पित वस्तुओं पर अपना अधिकार न मानने का उपदेश दिया है। 

पहले बता चुके हैं कि मक्षत दो प्रकार के होते हैं । एक वे ऊिन्हें खुद भगवान्‌ की ब्यक्तिगत 

सेवा-पूजा में रस आता है, दूसरे थे जिनकी रुचि भगवान्‌ के कार्मो को पूरा करने में द्ोती है । 
प्रस्तुत प्रसंग में जो दूसरे श्रकार के भक्त दें वें किसी भी सेवा-काये--वर्तमान में सर्वजातीय एकता, 
हरिजन व विधवा-उद्धार, खादी तथा गृह-उद्योगों का प्रचार, राष्ट्रमाषा का प्रचार, गो सेवा, 
स्वास्थ्य- औषधघ-प्रचार, क्सिन, मजदूर, गरीब अनार्थों की सेवा-सद्दायता आदि, आदि-को चुन 

> के उसमें उसी ठल्लीनता से लगा सकते हें । 


* संसार मे जो-जो वस्तु अपने को सबसे अधिक प्रिय और अच्छी लगती हो 
उस-उसीको मेरे अपश कर दे; ऐसा करने से वह अनन्त फल देने वाली 
हो जाती है” ॥४१॥ * 

जो फल की अभिलाषा नहीं छोड सकते, फल्न की इच्छा से ही जिन्हें कर्म में रुचि है, 

उनको भी में ऐसी तरकीत बताता हूं जिससे अनन्त गुना फल मिले। जो जो वस्तु ससार मे 
उन्द्दे सबसे अधिक प्रिय व अच्छी क्षगती हो वह सब मेरे अपँण कर दिया करे । श्रर्थात्‌ वह 
उन वस्तुओं को लावे व संग्रह भले ही करे, परन्तु शर्त यद्द है कि थे सब मुझे दे दे। फिर मेरा 
प्रसाद समर कर आवश्यक वस्तुएँ उनमें से प्रहण करे व शेष को श्रच्छे लोक-सेवा के कार्मो में 
लगा दे। इससे उसे एक तो अनन्त गुना फल मिलेगा, दूसरे उसकी आत्मा को यह सन्‍्तोष 
मिलेगा कि मैं पुरुपार्थी हू, बहुत कमप्ताता हू, बहुत खर्च करता हूँ, किन्तु इसकी छुराई से, इनके 
छुरुपयोग से, बच जायगा, क्योंकि यह कर्म मेरे लिये होगा, उसकी किसी स्वार्थी या दुष्ट 
भावना से न होगा । 

“हे भद्र ! सूथे, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, एथ्वी, 
आत्मा और समस्त प्राणी--ये सब मेरी पूजा के अच्ध्षय हें” ॥४२॥ 

फिर भले ही घह मेरे भिन्न-भिन्न रूपों की, विभूतियों की पूजा करे। साधारण दोग 

प्रत्यक्ष-पूजक द्वोते दें। मेरा मृत्न-रूप तो निर्विशेष, निगु ण, अव्यक्त, अचिन्तनीय है। वह 
केवज्न सूचम बुद्धि या प्रज्ञा से ही पद्चचाना जाता है। मेरा दर्शन तो मन-बुद्धि के भी परे की 


शाम्भवी और मान्त्री | कुरडलिनी वो जाग्रत करके ब्रह्मनाडी मे से होकर परमशिव मे मिल्षा देना 
ही शाक्ती दीक्षा है| श्री गुरु का अपनी प्रसन्नता से दृष्टि अथवा स्पर्श के द्वारा एक क्षण मे 
स्वरूपस्थित कर देना शाग्मवी दीक्षा हैं | इसमें गुरु की दृष्टि मात्र से शिष्य का सहखार प्रफुल्लित 
हो जाता है और वह समाधघिस्थ हो जाता है । मान्त्री वा आणवी दीक्षा मन्त्र-पुजा, आसन, 
न्यास, ध्यान आदि से सम्पन्न होती हैँ । इसमें गुरुदेव शिष्य को मन्त्रोपदेश करते हैं। प्रथम दो 
दीक्षा तत्वाल सिद्धि लाम करती हैं, किन्तु सान्‍्त्री दीज्ञा से उसका अनुष्ठान करने पर क्रमशः 
सिद्धि लाभ होता है । 

दीज्षा के चार भेद क्रियावती, वर्णमयी, कलावती व वेघमयी भी किये गये है | एक 
पचायतनी दीक्षा भी होती हैं । इसमें शाक्षित, विष्णु, शिक, सूर्य ओर गणेश इन पार्चों की 
घूजा होती है । 


अध्याय ११ : भगवान का कोन 
लत है 
समाधि अवस्था में ही शक्‍्य है, अतः स्व-साधारण को इसका न वो ज्ञान ही हो सकता है री 
सहसा विश्वास ही । उनके लिए विभूति-पूजा ही उचित दें। हाँ, एक बाव की वे सावधानी 
रवखे । इन विभूतियों या भिन्न मित्र देवों, शक्तियों, भादि को सत्रतंत्र शक्तियाँ न मानें । स्वेततन्त 
स्वतन्त्र तो एक में ही है । मेरे ही ये मिन्न भिन्न अंग या रूप हैं। ऐसी भावना व श्रद्धा रखकर 
चाद्दे वह सूर्य + को पूजे, चाहे गाय या ब्राह्मण या पीपल या बइ--चह्द मेरी ही पूजा के बराबर है । 


१ सूर्य--संसार है या नही, इसका निश्चय हमेसूर्य ? से होवा है । परमात्मा वी 
कोई श्रेष्ठ स्पष्ट विभू त या प्रतिनिधि हमे दिखाई देता है तो वह सूर्य ही हे । सूर्य-सत्ता ही आस्वि- 
माय की प्रतिष्ठा है। यह विश्व-सत्ता को प्रत्यक्ष दिखावा है व बह्म-सत्ता की लक बवाता दै। 
अतः अ्रत्म-सत्ता का आश्रय भी सूर्य ही है। 

(सृर्य-आत्मा जगवस्तस्थुपश्च! 

यह सूर्य एक ओर जहां हमारी आत्मा को प्रतिब्रिम्बित करता हैं तहां हमारे भीतिक 
पदार्थों का प्रभव बनता हुआ हमारे शरीर को भी बनाता हैं। इसके ये दो रूप (मित्र! व वरुण? 
नाम से प्रसिद्ध हैं । मित्र रूप से वह हमारा आत्मा व वरुण रूप से शरीर का आश्रय हैं । या 
यो कहे कि सिन्र-रूप से आत्म-सृष्टि का प्रवर्तक हे दो बरुण-रूप से भूत-सष्टि का जनक है। 
इसी मित्र तत्व को इन्द्र भी कहते हैं। इन्द्र ज्योत के व वरुण पानी के देवता माने गये हैं। 
अर्थात्‌ ज्योतिर्मय प्राण का नाम इन्द्र, आप्य प्राण का वरुण है। इन्द्र देव-सृष्टि के मूलाधार, 
वरुण असुर-सृष्टि के प्रवत्तक | रे 

आधुनिक वेशानिक व खग्नोलिक शोधों के अनुसार प्रथ्वी पर जो कुछ चुम्बकोय 
विद्यू त वी शक्ति है उसका भी सम्बन्ध ठूर्य ही से है । सूर्य की किरणों में रोगो को दूर करने 
की मी शक्ति है । हमारा भरण-पोषण और सर्जन-उतसजन एक बडे शश मे सूर्य पर निर्भर 
है। प्रसद्ध ज्योतिषी शिपा पेरेसी का कथन है कि प्रृथ्वी-वासियो के लिये सूर्य परमात्मा की 
सर्व-श्रेष्ठ कृति हैं। उनके मतानुसार सूर्य एक वारा है। सूर्य कई ग्रहादि पिण्डों को प्रकाश व ताप 
देता है, परन्तु वह अपने ताप के लिए किसी पर निर्भर नहीं हे । सूर्य हमसे £ करोड़, २० लाख 
मील दूर है | प्रकाश की गति ग्रत्ति सेकंड ६३,००० कोस है । सूर्य के प्रकाश को इतने वेग से चलते 
हुए ध्रथ्बी तक पहुँचने में ८ मिनिठ लगते हैं। उसका व्यास ८,६६,००० मील अर्थात्‌ पृथ्वी 
के व्यास का १०८ गुना बड़ा है। जिवना स्थान अकेले सूर्य ने घेर रक्खा है उतने में १२,५०,००० 
पृथ्वी के बराबर पिणड आजायेंगे। यदि हम प्रति घस्ण एक पिणड प्रृथ्वी के वरावर बनावें तो 
सूय-परणड १४० वर्षों में बना पावेंगे | सूर्य की तौल २०० शंख टन है। एक सेकंड में १० शख 
से अधिक कोयले जला दिये जाय तो जितनी गर्मी उनसे निकलेगी उतनी सूर्य से प्रति सेकण्ड 
निकलती है | यूर्य के तल पर १५ से २० हजार डिग्री की गर्मी है। 


सूर्य का भार पृथ्वी से कम है; क्योकि वह पृथ्वी की तरह ठोस नहीं है । १५,७४० 
शंख मोमवत्तियों की रोशनी के वरावर प्रकाश सूर्य से प्रतिक्षण निकलता रहता है । यदि ग्रमों 
के स्थान पर सूर्य रुपया देता हो, और मान लो प्रतिवर्ष १८ अरब रुपये बांटता तो पृथ्वी के 
हिस्से में केवल £ रुपये पड़ते | 


स्श्र्‌ भागवत-बर्म या जीवन की कृतार्थवा 


“वेद्त्रयी द्वारा सूर्य में, घृताहुतियों द्वारा अग्नि में, आतिथ्य द्वारा ब्राह्मण में, 
चारे आदि के द्वारा गौ में, वन्धुवत्‌ सत्कार के द्वारा चैष्णव सें, ध्यान-निष्ठा 
द्वारा हृदयाकाश सें, मुख्य भाण द्वारा वायु में, जल्-पुष्पादि सामग्री द्वारा जल में, _ 

, शुप्त मन्त्रों ढवरा मिट्टी की वेदी में, अनेक भोगों द्वारा आत्मा में और समरृष्टि 
द्वारा सम्पूर्ण प्राणियों में सुर ज्षेत्रक्ष आत्मा की पूजा करे ।? ॥४३--४५॥ 
अब में तुम्दें यह भी बठा देता हूँ कि पूर्वोक्त रूपों में क्रिस वस्तु या का्यं से सेरी पूजा 
अथवा भजन किया जाय । सूर्य के माध्यम से सुझे पूजना दो ठो चेद्न्रयी भ्र्थाव ऋक, साम, 
यजुवेंद के द्वारा करे । अर्थाव्‌ इन वेदों का श्रष्ययन करके, इनका रहस्य समझ के, तदनुकूछ 


अपना जीवन बनाते व जीवन-कार्यो को करते हुए । यदि भ्रग्नि के हरा पूजन करना हो सो घृत 
के द्वारा करे शर्थाव्‌ गायों को पातकर, उनका स्वच्छु घुत घर में बनाकर ठसे सम्ताज् के भ्र्पित 





।,... सूर् के पृष्ठ पर बहुत से काले धब्बे हैं। इनके चारो ओर अचण्ड प्रकश हो रहा 
है और बीच में ये घोर अन्धकार के कूपों के सहश प्रतीत होते हैं। फरवरी १८६२ में एक - धब्क्त 
६२,००० मील लम्बा और ६२,००० मील चोडा पडा था । परन्तु प्रायः धब्बे इस परेमाण तक 
नहीं पहुँचा करते । इन लाऊछर्नो को देखने से पता चलता है कि सूर्य भी प्ृथ्यी की भाति अपने 
अन्न पर घूमता'है | जिस साल इन घरव्बों की संख्या बढ़ ज;ती है उस साल पृथ्वी पर चुम्बकीय 
ज्ञोम या तूफान होते हैं। अनेक विद्य त-सम्वन्धी हगू विषय देख पड़ते हैं । जिस साल अधिक 
लाउ्छुन देख पड़ते हैं उस साल चर्षा अधिक होती है । 


सूर्य पर तीन आवर्ण हैं । पहला वह है जो हमको नित्य देख पड़ता है | इसको 
प्रकाश-मण्डल कहते हैं । सूर्य के प्रकाश का मुख्य चेच यही है। यह अत्यन्त गम्भीर व निश्चल 
है। इसके ऊपर दो आवरण हैं। प्रत्याकर्षक स्तर और चर्णु-मर्डल | वर्यु-मण्डल को अग्नि- 
का समुद्र कहना चाहिए । इसमें दूर-दूर तक लपदे उठती रहती हैं । इनको शिखर कहते हैं। 
ये रक्त ज्योति के पहाड़ या बादल से प्रतीत होते हैं । १८८५ में एक शिखर १४२००० मील की 
ऊँचाई तक पहुँच गया था । जब इतनी ऊंचाई तक पहुँच कर ये शिखर टूटते हैं उस समय 
विन्दिच्र मैरव ध्श्य होता है। 'ब्वाला व्याप्त दिगम्बस्म/--सा प्रतीत होता है। सूर्य के आस पास 
२ लाख मील के घेरे तक उनकी पहुँच होती है । 
इन सबके पीछे सये का अन्तिम आवरण प्रमा-रूण्डल है | यह अत्यन्त शान्व, 
निश्चल व शीतल है| इसकी ज्योति चन्द्र ज्योति से मिलती है ॥ यह सूर्य-मण्डल के चारो ओर 
लाखों कोस तक फैला हुआ है। ह 
«... सूमे है क्या १ इसका कोई सनन्‍्तोषननक उत्तर नहीं मिलता है । किन्तु उसमें लोहा, 
कार्वन, ताबा, जस्ता आदि का होन्त सिद्ध होता है । गसिद्ध ज्योतिषी प्राक्टर ने कहा हे--“यदि 
कोई वस्तु सर्वे शक्तिमान्‌ ईश्वर की शवित व मंगलमयदा की मूर्दि व्यज्जक मानी जा सकती है तो 
चह ध्सूर्य" षटे ४ 


अध्याय ११ : भगवान्‌ का कीन १ २२३ 


करे---डचित दाम में शुद्ध गाय का घी जरूरतमन्दों को दे--बेचें । ब्राह्मण+ के द्वारा करना हो 
तो अतिथि-सत्कार२ करके । अर्थाव खुद ब्राह्मण का या भ्रागत अतिथियों का अपने 'सामथथ्य व श्रद्धा 
के अनुसार भले प्रकार स्वागत-सत्कार करके गो-लेवा के द्वारा करना चाहें तो डसके लिए भ्रच्छे 
चरे, कुट्टी, खल, बिनोले आदि खिलाकर, व उनकी प्राप्ति की समुचित्र व्यवस्था करके अथोत्‌ उसे 
चरागाहद, तिलहन, बिनोले व दूसरे अनाज की पदावार में सहायता करनी चाहिए। गो-माता को 
स्वच्छु स्थान में रखना; उसकी भद्धी-भांति रक्षा करनी चाहिए | वध के लिए उसे न तो बेचना न 
बेचने में किसी तरह की सहायता देनी चाहिए । घर के बढ़े-बूढे जब बेकार हो जाते हैं तो जिस 
तरह अपना कत्त्य व धर्म समझकर उनका पालन-पोषण करते हैं उसी तरह आदर च कृत्तश्ञता 
से बे-कार गाय-बेलों का पोषण करना चाहिए | बीमारी में भी घर के श्रादमी की तरह उनकी 
सेवा-शुक्रपा करनी चाहिएु। उनके मल-मुनत्र का उपयोग क्यणडे बनाने की जगह खाद बनाने में 
करना चाहिए तथा मरने के बाद उसके किसी भी उपयोगी अंश या अंग को ज्यथ न जाने देना 
चाहिए । प्रकृति में मैंने जितनी चीजें उपजाई हैं वे सब प्राणि-मात्र के उपयोग के लिए हैं। इन 
विचिन्नताओं से मेरा मनोविनोद तो द्वोता ही है; परन्तु इनके उपजाने में केचत्त मेने विनोद-बुद्धि 
से काम नहीं लिया है। प्राणियों के द्वित व उपयोग का भी बखूबी ध्यान रक्खा है। मेंसे खासकर 
मनुष्य को इतनी घुद्धि भी देदी है कि वह उसका उपयोग करे, इनके ल्ाभ-हानि का अनुभव 
करके इनसे लाभ उठाता रद्दे व हानि से बचता रहे। एक वस्तु में यदि एक हानि की बात है तो 
४ ज्ञार्भ की बातें हैं और जो द्वानि की बात दीखती है उसे भी बुद्धिमान मनुष्य क्ञाभ में परिणत 
कर सकता है-जेंसे बढ़े-बढ़े भयकूर विषों का उपयोग भी दवाओं के लिए किया गया है बुद्धि 
के ऐसे उपयोग से मैं खुश हूँ । मेरी सृष्टि की रक्षा व उन्नति के ल्लिए मनुष्य इस तरह हानिकर व 
घातक दीखने चाल्नी वस्तुओं का भी जितना सदुपयोग करेंगे उतनो द्वी उनकी बुद्धि-शक्ति मेरी 
निगाह में साथक होगी । अतः किसी भी जीवित या झूत प्राणी का उपयोग इस बुद्धि या विधि 
से किया जाय कि सेरी सृष्टि का पालन व उन्नति हो दो इसे में धर्म ही समझता हूँ । 


जो वेष्णव हो शर्थाव्‌ मेरा भक्त हो उसके प्रति बन्घु-भाव रखकर, भाई की तरद्द उसका 
आदर-मान करके मेरी पूजा करे । आकाश के द्वारा पूजना हो तो ध्यान -लगाकर अर्थात्‌ आकाश 
के गुणों का ध्यान करके, तदनुछ्लप अपनी दृत्ति बनाकर । दत्तान्नेय ने आकाश को गुरु बनाया था । 
उन्होंने उसके गुणों का वर्णन पहले कर ही दिया' हैं। वायु के द्वारा करना चाहें तो मुख्य प्राण 
को संयम करके श्रर्थाव्‌ आन्तरिक प्राण को बाह्य वायुगत प्राण में मिल्लाकर, दोनों प्राणों से, जीव 
व जगत्‌ की चेतना-शक्ति में एकता स्थापित करके । दूखरे शब्दों- में प्राणायास आदि के दारा पहले 
श्वासोच्छुवास को नियंत्रित करके फिर पक्गत्‌ के साथ अपना - तादात्म्य करने का -प्रयत्न करना 


१ यजुबंद में प्राथना की गई है--“आद्रह्म न: |! ब्राह्मणों ब्रह्म वचसी जायताम्‌। अथात 
है बहन , ब्राह्मण ब्रह्मवचस्वी उत्पन्न हों। ज्ञान के अधिष्ठाता वर्ग को ब्राह्मण कहते हैं। जन्मना 
ब्राह्मण वविष्र! कहलाते है, शास्त्रश् ब्राह्मण, ब्राह्मण” | शास्त्र-श्ञान पूर्वक कय में प्रवृत्त ब्राह्मण 
देवता), भभूदेव”, प्राकृतिक तत्वों का परीक्षक ब्ाह्मण 'ऋ!षे', सवरहस्यवेत्ता सबश ब्राह्मणु' ब्रह्मा 
कहलाता हैं ॥ ,; 

२ एकराजंतु निवसन्नतथि आह्यणुः स्मृत: | अमित्यं हि स्थितो यस्मान्‌ तस्मादतिथिरुच्यते ॥ 


न] भागवत-धर्मे या जीवन की कताथंता- 


चाहिए। जक्ष के द्वारा मुझे पूजना हो तो फल व जज्ज से ही अर्थात्‌ तरह-तरद्द फूलों के पोधे, पुष्प-- 
वाटिका वृगाकर, हुएं जलाशय आदि खुदवाकर, उनका उपयोग मेरे या जगत्‌ की सेवा के किए 
करके, सर्व-साधारण के लिए ऐसे पुष्पोधान या जजल्लाशय मुक्त करके | चेदों के द्वारा करना दो तो 
अच्छे अच्छे मन्त्र बनाने की या युह्य मन्त्रों का अर्थ स्पष्ट करने की योग्यता प्राप्त करके, वेदों की 
समृद्धि या महत्व बढ़ा के करना चाद्विए । आत्मा के द्वारा करना द्वो तो जितने भोग भोगने हों 
वे शारीरिक नहीं, भ्रात्मिक होने चाहिए: जिनसे श्रात्मा को सम्तोष हो, शात्मा की शुद्धि हो, 
आस्सा प्रगतिशीक्ष, उन्नत बने, ऐसे ही भोग-साधन स्वीकार करके | शरीर-सुख की दृष्टि को 
छोड़कर केवल्न भ्रात्महित का ही विचार भोग व सुख के संबंध में करना चादिए। में अच्छा खाने- 
पीने, झ्रामोद-प्रमोद करने, वा सुख-भोग करने का कतई निषेध नहीं करता, जिनका मन न साने 
थे इनका सीमित उपयोग भले ही करें । परल्तु वे देदददष्टि से नहीं, झ्रात्मदष्टि से करें ) तो ऐसा 
भोग भरी मेरी पूजा के दी बराबर होभा । 

यदि भूतों के द्वारा सुके भजना दै तो सब में साम्यभाव रख के । क्योंकि में तो सच भूतों 
में समा रद्द हूँ । अंगूर का रस जैसे उसके कण-कण सें व्याप्त है, कपूर की गंध जेसे उसके एक- 
एक करण में घसी है, वेसे ही मै' भूत-मात्र में जीच--प्रकट या अ्रप्रकट चेतन-रूप से बसा हुआ हूं । 
क्योंकि मेरी दृष्टि में सब सम दें | द्वाथी द्वो तो क्या, व चींटी हो तो क्या, राव क्या, रंक क्‍या, 
मनुष्य क्या व पशु क्या, पत्थर क्या व प्राणी क्या, सबके देदव-आकार भले ही शथक हों, छोटे- 
बढ़े हों, उनकी आवश्यकताओं को सै' समानरूप से पूर्ण करता हू" | दींटी को कण व हाथी को 
संण देता हू” । यदि में चींठी को समश व हाथी को कण देने लगू” तो मेरे साम्यभाव में फर्क 
आज़ञाय | शक्ति व श्राकार सब का भिन्न भिन्न है, परन्तु प्राकृतिक आवश्यकवाए' समान हैं। 
पत्थर दो, प्राणी हो, पछठ दो, मनुष्य हो, जिसकी जो प्राकृतिक आवश्यकताएं हैं उन्हें समभाव से 
पूर्ण करने का यध्न करना चाहिए । इससें सबका समान अधिकार है। इसका अर्थ यह नहीं कि 
कोई पत्यर को दलुश्ना, गाय को पत्थर व मनुष्य को चारा खिलत्माने ऋृगे। बल्कि वह पत्थर के 
विकास के लिए आ्रावश्यक खुराक पत्थर को, गाय की उज्नत्ति के लिए आवश्यक गाय को व मलुष्य 
की उन्नति के लिए आवश्यक खुराक आदि मनुष्य को देना चादिए। गाय को पशु थ पत्थर को 
जड़ समझकर उनकी उपेक्षा व मनुष्य को मनुण्य समझकर उसकी अधिक चिन्ता या पत्चपात न 
करना चाहिए । जिस प्रेम से मनुष्य की उन्नति का ध्यान रखते हैं, उसी प्रेम से पशु, पौधे, व 
पत्थर के विकास का ध्यान रखना चाद्दििए, इनके कष्ठ के समय हमारा द्वदय वैसे दी ब्यधित दोना 
चादिए जैसे अपने या अपनों के कष्ट के समय | यही सास्य का सच्चा श्र्थ है। साम्यभाष यान्श्रिक 
क्रिया नहीं, उन्नत सुसंस्कृत, सद्दानुभूति-शीज्, मं समय, हृदय का सुन्दर गुण है। यद्दी नियम 
मनुष्यों के भिन्न-भिन्न ऊँचे नीचे समझे जाने वाले वर्गों --धनी, श्रमीर, किसान, मजदूर, मालिक 
जंगली, अस्पृश्य, अशिक्षित व पिछड़ो हुई तथा सम्य, नागरिक, उन्नत जातियों या श्रेणियों के 
संबंध में सी समझना चाहिए । मानववा के नाते सब समान दें--समाज में सबको एक मनुष्य 
की हैसियत से रहने घ उन्नति या सुख प्राप्त करने का समान अधिकार है, अपनी, प्राकृतिक या 
मानवी आवश्यकताओं को पूर्ण करने का, समाज या सृष्टि की वस्तुश्नों पर अधिकार भोगने का 
सबको ससान अधिकार है । इसमें ऊँच-नीच या घुणा के भाषों को न जगद्द है, न गुजायश। 
इसमें समानता रखते हुए फिर कोई श्रच्छा या बुरा कर्म करता है या जीवम म्यतीत करता दै तो 


अध्याय ११ : भगवान का कौन ९ २४४ 


उसके अनुसार उसे श्रच्छा या चुरा समझने, कहने या तदनुसार बर्ताव करने का प्रत्येक को अधि- 

कप जप चर 
फार है। इस क्षेत्र-रूपी शरीर में जो ज्षेत्रझ्ष इसको जानने या नियत्रित रखनेवाले के रूप में सें 
स्थित हूँ, उसकी पूजा करनी हो तो सब भूतों में इस प्रकार साम्यभात्र रखकर ही करनी चाहिए । 


उट्चच, ये तो मैंने कुछ रूपों के द्वात सेरी पूजा करने के उपाय बताये हैं । मेरे अनेक 
नाम-रूप हैं | बुद्धिमान मनुष्य स्वयं सोचकर अ्रन्य रूपों के ब्िए ऐसे ही पूजा उपायों की 
योजना कर सकते हं। सबके सूल्र में मुझ एक परमेश्वर की पूजा की ही भावना द्ोनी चाहिये। जेसे 
सब नदियों का पानी एक समुद्र में जाता दे वेसे प्रत्येक रूप में की गईं मेरी पूजा अन्त में 
मुझीको पहुंचती है, जिम्त तरद्द में इस सत्य को जानमा हू, उसी तरद्द पूजक, साधक, जिल्ासु 
या भक्त को भी यह सत्य समझ रखना चाहिये । 
“इस प्रकार भिन्न भिन्न बुद्धि से उक्त स्थानों में शंख-चक्र-गदा-पद्मयुक्त भेरे 
चतुभुज शान्त स्वरूप का ध्यान करते हुए समाहित चित्त से मेरी पूजा करे ।? ॥४श॥ 
इन भिन्न-भिन्न विभूतियों या रूपो में पूजा करते हुए एक फाम फरेना चाहिये, मिससे 
भेद-भाव का असर सन पर न रहने पावे । , किसी भी रूप को लो, उसमें मुझ शंस्त-चक्र-गदा-पद्म 
युक्त चतुभु ज॒ शानत रूप का ध्यान करल्लो३ । फिर समाहित चित्त से पूज। करोगे तो यद्द न होगा 
कि मेरे सित्रा किसी दूसरे की पूजा की है । ध 
“इस प्रकार जो पुरुष [यज्ञादि]' इंष्ट और [कूप, बावड़ी आदि] पूत्त कर्मो' 
छारा समाहित चित्त से मेरा पूजन करता है वह मेरी उत्तम भक्ति प्राप्त करता 
है और निरंतर साधु-सेवा से उसे मेरे स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है ।? ॥४७॥ 
हल प्रकार जो हृष्ट श्रौर पूर्तर कर्मों के द्वारा समाहित चित्त से मेरा भ्रजन करता है, 
उसे सेरी उत्तम भक्ति प्राप्त होती दे। किन्तु साथ ही उसे निरन्तर सब्संग व साधु-सेवा करते रहना 
चाहिए । सत्संग से उसकी बृत्तियां सदेव ताजा बनी रहेंगी, नित्य नई स्फूर्ति व प्रेरणा व उस्साद्द 
मिज्ञता रहेगा व साघु-सेवा से नम्नता कायम रदेगी व प्रत्यक्ष मेरी पूजा किये के समान होगा। 
मेरी जड विभूति या रूप की अपेक्षा तो चेतन विभूति या रूप कही शष्ठ है। उनकी पूजा से 
मेरे स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है | क्‍योंकि ससरसंग में ज्ञान-चर्चा तो सदेव होती ही रहती हे । 


१ भगवान्‌ की मिन्न-भन्न विभूतियों या रूपों के जो चित्र चिंनिव किये गये हैं, या 
उनके रूपो की कल्पना की गई हे, वह ऊट्पटांग नहीं है । प्रत्येक अग, अ्वयव, आयुध, भूषण 
चरण, सब सार्थक हैं | विष्णु-रूप वा ही उदाहरण लीजिए--विघूपु पुराण के शअ्रनुसार कोस्तुभ- 
मणि आत्मा या ज्षेत्रज का प्रतीक हैं, श्रीवत्स प्रधान का, गदा बुद्धि का, शह्वू तामस अहंकार 
का, शाद्भ धनुष्य राजस अहकार का, सुदशनचक्र सन वा, वेजयन्ती माला तन्म्रात्रा भूतो का, 
बाण जान + क्मद्रियों का, खद्ध शान (अविद्यामय कोश से आच्छादित विद्यामय) का प्रवीक है । 
हसी तरह श्यास रग श्राकाश का, पीताम्बर बिजली का; आदि आदि | 

२ इष्ट फल प्राप्ति के लिए किये जाने वाले श्रर्थात्‌ सकाम कर्म जैसे यज्ञादि को दिष्ट! 
फर्म व दूसरों वी अ।वश्यकता-प्‌ति के लिये किये जाने चाले जसे कूप, बावड़ी, चालाब, आदि 
परोपकार के कामों को 'पूत' कम कहते हैं । 


श्श्द भागवत्त-घर्म या जीवन की ऋृतार्थता 


“हे उद्धव !, सत्संग-सहित भक्तियोग के अतिरिक्त [इस ससार सागर से पार 
होने का| और कोई उपाय है ही नहीं; क्योंकि में साधुजनों का त्तित्व सहगासी 
ओर एकमात्र अवलम्बन हूं? ॥४८/॥ 

प्यारे ऊघो, देखो, सत्सग-सद्दित भक्ति योग के बिना संसार-दुर्खो-रूपी इस विषम मद्दासागर 

पार करने का और कोई सरल उपाय नहीं है बिना सरसग के कोरी भक्ति उसी प्रकार नहीं टिक 
सकती जेसे कि नित्य जत्न सिंचन के बिना कोई नया पौधा | मुके तुम साछुजनों का नित्य सहगामी 
ही समझो | “मक्नकता यत्न गायन्ति तत्र तिप्ठामि नारद ।? मुझे उनकी छाया ही मान लो ॥ 
वे एक-मात्र मेरा ही भ्रवत्वम्थन रखते हैं, जेसे परीक्तित का मह्॒क्ञ एक खम्मे पर खड़ा था 
या जैसे पतिब्रता का आधार उसका एक पति दी होता है, वेसे उनका महल एक मात्र मेरे ही 
अवलम्बन पर खड़ा रहता है। अतः मुझे सर्वदा उनके ह्वी समीप समझो । उनके सत्संग का 
अर्थ मेरा ही दर्शन, उनकी सेत्रा कां फन्न मेरी द्वी सेवा के बराबर जानना चाहिये। 

“हे यदुनन्दन ! इसके बाद सुनने के इच्छुक तुमसे इस विषय से भी 
अत्यन्त गूह और गोपनीय रहस्य बताऊग! , क्योंकि तुम मेरे अनन्य सेवक, 
सुहृद्‌ और सखा हो ।” ॥४६॥ 

' तुम्हरे प्रश्न का उत्तर मैंने यहां दिया तो, परन्तु श्रमी और मी गूढ़ बातें बताना रद्द 
गई  हैं। तुम सच्चे जिज्ञासु हो, अतः तुम्दारे प्रश्न मुझे अच्छे क्षगते हैं । फिर तुम मेरे प्यारे खखा, 
सुहृद भी तो हो । संखा होते हुए भी तुमने अपने को मेरे नजदीक झ्ुत्य सा मान रखा है। 
तुम्हारी इस नम्नता की मुझ पर बडी छाप है.। बढ़ो का साथी रद्द कर भी जो अपनी नम्नता 
नहीं छोड़ता वास्तव में चही उनका साथी रहने के योग्य है । यद्यपि तुम अपने को मेरा सेवक 
सानते हो, परन्तु सच पूछो तो में तुम्दे अपना सखा व सुहृद ही समझता हूं । यदि मैं भी तुम्हें 
अपना सेंचक सममने ल्गू' तो मुरूमें बढ़प्पन का असिमान आरा जायगा व तुम्हारे मन में भी 
बद्द आदर भाव न रहेगा | तुम्दारा मेरा सबध तो शरीर व ग्रात्मा जेसा, या दूध मिसरी जेंसा, 
समझो । अपने ज्ञान, जीवनादर्श व अनुभव की कोई बात तुमसे छिपा रखना नहीं चाहता । 


----.- सके. ».».».. “मनमकनकाक “०-० 


अध्याय १२ 


भाक्त का हाद्‌ 


[ इस अध्याय से मगवान्‌ क्रृष्णु ने सन्‍्सग को महिमा बताते हुए भक्ति का हाद 
समझाया है। गोपेयों की भक्ति को सर्वोत्कृष्ट बताते हुए भक्ति-मार्ग की यह बडाई बताई है कि 
उसमे दाषी, विकारवान्‌ , पतित, पीड़ित, पय्यु सबके लिए उद्धार बी आशा है। बास्तव में यह 
प्राशिमात्र को मागल्य व उद्धार का सदेश है। भक्ति का अथ ही है अनुराग, अ्रहेंव॒ुकता-प्रेम 
के सिवा किसी वस्तु की चाह न रखना--समर्पण व एकनिष्ठा । अनुराग या प्रेंम भक्ति की बुनियाद 
है | अह्तुकता उसका प्राण--आ्रात्मा है। समर्पण उसका स्वरूप है। एकनिष्ठता उसकी पुष्ट या 
पूर्ण ता है। यह भी बताया है कि परमात्मा ससार से किस तरह लबालबमभरा हुआ है, उससे 
ससार की केसे उत्पत्ति हुई है। परमात्मा ताने-बाने की तरंह संसार से व्याप्त है। माया परमात्मा 
की ही एक शक्ति है। उसको पार करने से परमात्मा छो प्राप्ति होती है | ] 

“श्रीभगवान्‌ वोले--हे उद्धव, सर्वसंगनिवारक सत्संग के द्वारा में जेसा 
वशीभूत होता हूँ, वैसा योग, सांख्य, धर्म, स्वाध्याय, तप, त्याग, इष्ट, पूते, 
इत्षिणा, ब्रत, यज्ञ, वेद, तीथे, यम, नियम--किसी से नहीं होता” ॥१-९॥ 

ऊधो, सत्संग को सहिमा अपार दहै। मनुष्य यदि आसक्ति से बचना चाहता है तो उसे 
सन्‍्सग का आश्रय लेना चाहिए। यदि आसक्ति से फँस गया है तो.भी उसके लिए सत्संग से 
बढ़कर रामबाण उपाय नहीं है । में भी जेसा सत्संग से वशीभूत होता हूं, वेसा और किसी साधन 
से नहीं । जेसे चींटी बडी दूर से शकर को सू'घ लेती है और दौडकर वहा पहुँच जाती है वेसे ही 
स॒ुमे सत्संग की गंध स्वभावतः ही आ जाती है और मैं चाहे कहीं भी, कितनी ही दूर पर होऊेँ, 
जहाँ सत्संग होता हो वहाँ दौंडकर आ जाता हूं ओर धक्ता देने पर भी वहाँ से नहीं हटता । चह्दों 
सुमसे तुम पालंतू पशु की तरद्द काम करा सकते हो | उससे मुझे लज्जा या ग्लानि का अनुभव 
नहीं होता । जिन साधु सन्‍्तों ने मेरे लिए सर्वस्व छोड दिया है उनका वफादार मैं न रहू तो 
मेरी साख केसे क्रायम रहे ? दम “भक्त्न के भक्त हमारे सुन अजुन परतिज्ञा मोरी? । जिन्होंने 
सुरू पे विश्वास किया, मेरे नाम पर या सेरी खातिर तरह-तरह के कष्ट उठाये, मैंने अपने को उन 
कष्टो में डाज्ूकर उनको फूज्ञ की तरह बचा लिया है। यह सेरा उनपर डउपकार नहीं हैं। उनके 
विश्वास का बदला मात्र है । फिर भी भक्तों व सन्‍्तो की महिमा देखो । जब उन्हें पता लगता है 
कि मैने खुद कष्ट उठाकर उनके कष्ट को दूर किया है, तो उनका हृदय दृक हुक द्ोने लगता है । 
अरे हम बडे पापी हें, हमारे लिए भगवान्‌ को कष्ट उठाना पड़ा? ऐसा कद्दकर डलटा चे पश्चात्ताप 
करते हैं । उनके मन में चण भर के लिए भी यद्ट खयाल नहीं श्राता कि हमारी सेवा-पूजा, त्याग 
व कष्ट-सहन का ही तो थोड़ा-सा बदला भगवात्‌ ने चुका दिया--इसमें कौन बी बात की ? हाँ 
भक्तों ने प्रेम के तीखे उलहने तो इस तरद्द के दिये हैँ; पर वह उनको शिकायत नहीं है, उच्चतम 


श्ध्प भागवत-घर्म या जीवन की कृताथंता 


व अ्न्तस्तल की गहराई में बसे उत्कट प्रेम के वचन हैं भ्रौर वे झुक यड़े प्यारे क्षगते हैं। भक्तों 
की ऐसी प्रेममरी ध्रीठी मिडकने सुनकर में अद्दोभाग्य मानने क्षणता हैं । मेरी भक्ति ने उन्हें यद्द 
अ्रधिकार दे रखा है। यदि इसके प्रयोग में वे मिसकें-- कंजूसी करे तो मुझे दुख हो | जब 
भुझूसे उनका दुराव ही नहीं रहा, तो मिझ्रक किस बात की ९ जब संसार से, ससाज से उन्होंने 
शिकायत, मिं़कन, ताने उलहने का रिश्ता तोड दिया तो फिर वे ये अरमान झसुमपर नहीं तो 
किसपर निकालेगे ? साधु समझते हैं, हमने सब कुछ परमास्मा को दे दिया। पर दरअसल 
उन्द्रोंने सब कुछ मुमसे ले जिया ओर फिर दान देकर मानो झुमे छोटा दिया हो। 

इंस सत्संग का जादू जितना मुकपर चलता है उतना न ठौ श्रष्टांगयोग * का, भ साख्यों 
की ज्ञाननिष्ठा' का, म स्खछूतिकारों की घर्मं व्यवस्था ? या उसके पालन का, न विद्वानों के 
स्वाध्याथ? का, न तपरिवियों के कठोर तपों। का, न भहान्‌ त्योगों का, न इशापूर्त कर्मों का, न 
दान-दक्तिणा का, न कष्ट-साध्य ब्रत्तों का, नें मीमौसकों के यज्ञन्यांग हवनादि का, न आहणों के 
चेदपाठ का, म तीर्थ यात्रादि का और म यम-नियंसादि के पाक्षन का ही चत्नता है। 


“सत्संग के द्वारा ही भिन्न-भिन्न युगों मे देत्य, राक्षस, संग, पक्ती, गन्धवों, 
अप्सरा, नाग, सिद्ध, घारण, गुह्ाक, विद्याघर, मनुष्यों में वैश्य, शुद्र, स्त्री और 
अन्त्यज आदि राजस-तामस प्रकृति के जीव, एवं चृत्रासुर, प्रहाद, वृषपत्रों, बलि, 
बाणासुर, सय वानव, विभीषण, सुग्रीव, हनूमान, जाम्ववान्‌ , गज, ग्रृध्र, तुलाधार 
वैश्य, व्याध, कुष्जा, त्रज॒ की गोषियां, यन्न-पत्नियां और ऐसे ही अन्यान्य अनेकों 
जन मेरे परम पद को प्राप्त हुए हैं? ॥ ३-४-५-६ ॥ 

देखो, सरसंगति की ही बदौद्धत, क्‍या देवयोनि के, या सनुष्यन्योनि के और क्या 

राजस-तासस प्रकृत्ति के जीव, सब मेरे परमपद्‌ को भ्राष्त हो जाते हैं । देवयोनि में गन्धवें, 
अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुहाक, विद्याधर, मनुष्यों में वैश्य, शूद्ध व अन्त्यज भादि भी; 
राजस-तामस प्रकृति. देत्य-्राइस तक एवं वृश्रासुर, अष्टलाद, दृषपर्वा, बलि, बाणासुर, 
ई--थम, नियम, औसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा; ध्यान व समाधि--ये पतश्चलि 
के बताये हठयोग के आठ अद्ड हैं। व्यापक अर्थ में ज्ञानयोग, भक्तियोग; लययोग, राजयोग 
आदि भी योग के ही प्रकार हैं। इस अर्थ में योग “मगवत्प्राप्ति की युक्ति कहलाता है। 
२--सांख्य--पुरुष-प्रकृति दो वत्वी का, मुक्ति या केवल्य के लिए पण चित्तशुद्धि का 
प्रतिपादन करनेवाला शास्त्र है। आगे आ० २४ में इसका सविस्तर विवेचन मिलेगा । ४ 
३--धर्मे--की भिन्न-भिन्न व्याख्याएँ की गई हैं--“प्रकृति-सिद्ध नियमो! को घर्म कहते 
है। (जिससे ससार का धारण-पोषण हो वह धर्म है।” (जिससे ऐहिक उन्नति व पारमार्थिक श्रेय 
, की प्राप्ति हो वह धम है| जो व्यवस्था इस उद्द श में सहायक हो ठसे धमं-व्यवस्था कद सकते 
हैं। प्राचीन समय में “वर्णाश्रम-व्यवस्था” धर्म-व्यवस्था मानी जाती थी। 
४--घर् व जान-सबधी ग्रन्थों का मनन या तस्वों का चिन्तन स्वाध्याय कहलाता है। 


। ४-.निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकाग्रवा से जो कष्ट सहा जावा है उसे तप कहते 
है | सर्वाज्ञीण सयम भी तप है। 


अध्याय १२ : भक्ति का हादे र््६ 
मयदानव, विभीषण, सुझ्रीव, हनूमान्‌ , जाम्बवान्‌ , गज, गृघ्र, तुलाधर वेश्य, व्याध, कुव्जा, 
चज् की गोपियाँ, यज्ञ पत्नियाँ और ऐसे ही श्रन्य अनेको ल्ञोगों के उदाहरण दे सकता हूँ। 

“देखो गोपिकायें, गोएँ, यमलाजु न एवं ब्रज के अन्यान्य संग आदि तथा 

ओर भी मन्दबुद्धि नाग एवं सिद्धगण, जिन्होंने न तो वेदों को पढ़ा था, न 

महत्पुरुषों की उपासना की थी और न कोइ ब्रत या तप ही किया था, केवल 

सत्संगजनिव मेरे भक्तिभाव से ही सुगमतापू्वक मुझको आप्त हो गये, जिसको 

कि वड़े-वड़े साधनसम्पन्न प्रयत्नशील भी योग, सांख्य, दान, अत, तप, यज्ञ, श्रुति 

के कथन और सनन वथा संन्यास आंदि किसी उपाय से भी नहीं पा सकते |” _ 

॥ ७-प८-६ ॥| 

योगी व ज्ञानी सुझे योग व ज्ञान के द्वारा पाने का अयत्न करते हैं। दान, मत, तप, 

यज्ञ, वेद-पाठ, स्वाध्याय, तथा संन्ययस आदि धाना उपाय से बहुत कष्ट उठाकर ये तथा दूसरे 
लोग भी मेरी श्राराधना करते हैं। परन्तु ऊघो, जितनी सरलता से केचल्न सस्संग-जनित मेरे 
अक्ति-भाव से चज की गोपियों, गायों, यमत्नाजु न एुवं ब्रज के श्रन्यान्य म्ंग आदि ने तथा नागों 
व सिद्धों ने झुे पा लिया, उतनी उनके हजार कष्ट उठाने से भी नहीं पा सके । फिर गोपियों 
आदि ने न तो वेदादि को पढ़ा था, न किसी महत्पुरुषों की उपासना की थी । 

( है उद्धव ! उन गोपियों के धेम के विषय में क्या कहा जाय ९ ) “जिस 
समय खकल्क-पुत्र अक्ररजी श्रीवलरामजी के साथ मुमे! सथुरा ले आये उस समय 
परम प्रेम के कारण मुममे अनुरुक्त हुईं उन गोपियों को मेरे वियोग की विषम व्यथा 
के कारण संसार में अन्य कोई भी वस्तु सुखदायक न दीख पड़ी ।?॥१०॥ 

“बुन्दावन में स्थित मुझ प्रियतम के साथ जिन रात्रियों को उन्होंने आधे 
क्षण के समान बिताया था, हे प्रिय ! थे ही रात्रियां मेरे बिना उन्हें एक-एक कल्प के 
समान हो गईं।” ॥११॥ 


“समाधि में स्थित होकर सुनिजन तथा समुद्र में मिल जाने पर नदियाँ जैसे 
अपने नाम ओर रूप को गँवा देती हें उसी प्रकार अतिशय आसक्तिवश निरंतर 
मुझमें ही मन लगे रहने के कारण उन्हे अपने शरीयदि की कोई भी सुधि नहीं रही 
थी ।?॥१२॥ 

“मेरे (वास्तविक) स्वरूप को न जानने वाली तथा रमण और जार-बुद्धि से 
ही भेरी कामना करने वाली उन सेकड़ों-हजारों अवलाओं ने निरंतर मेरा संग रहने 
के कारण मुझे परजह्मरूप से ही पा लिया |” ॥१३॥ 


अपनी भक्ति की महिसा बताते हुए श्रीकृष्ण ने कई भक्तों के उदाहरण दिग्रे। कई 


२६० भागवत-धर्म या जीवन की कृताथता 


, . दूसरे साधंनों से इसे सहज, सरल व शीघ्र फल्न-दायी -वताया। किन्तु, इस समय उनके सन सें 
-सबसे अधिक भक्ति गोपियो की बसी हुईं. थी । उनसे प्रेस व आत्म-समर्पण की स्मृति होते दी 
गद्गद्‌ द्वो उठे । उन्होंने कह्टा--- उद्धव, गोपियों के अद्सुत व अवर्शनीय प्रेम व डसके बदौलत 
उन्होंने जो छुछ पाया उसका तो हृद-हिसाव ही नहीं । देखो, जब भक्रर म्ुुके व चल दादा को 
मधुरा ले गये तब गोपियाँ श्रपने सारे सुखा को भूल गईं । मुझमें उनका चित्त इतना लगा हुआ 
था, ऐसे प्रगाठ साव से उन्होंने अपना सचस्व सुझी को सांप दिया था कि ब्रज की फोई वस्तु 
उन्हें सुखदायिनी नहीं मालूम होती थी। मेरे साथ बृन्दावन मे रहते हुए सारी राते जिन्होंने 
थ्राधे क्षण की वरद्द ब्रिता दी थीं उन्हे सेरा वह वियोग एक अ्रसीस भीषण श्रन्धकार सा मालूम 
हुआ और एक एक रात उन्हें एक एक कल्प सी मालूम द्ोने लगीं। ऊधो, उनके इस भाव को 
बडे सिद्ध, योगी व मुनि भी सहसा नहीं समर सकेंगे । फिर साधारण ससारो लोगों की तो, बात 
ही क्या है वे वो उसे शंका व ढोष की दृष्टि से हो देखे तो ताज्जुब नहीं। उन्होंने ससार की 
सारी आसक्ति छोढकर एक मुझसे ही उसे केन्द्रित कर दिया था। जैसे बत्ती में तेज बत्ती के 
श्रग्रभाग--सिरे मे अपने को बटोर रखता है। उन्हे अपने शरीर तक की सुधि न रही । समाधि 
में जेसे साधु या योगी का सब बाह्यज्ञान नए हो जाता द्वै उसी प्रकार बिना समाधि की प्रक्रिया 
जाने द्वी उनकी दशा हो गई थी । या जेसे नदी समुद्र सें सिल् जाने पर अपने नाम व रूप को 
छोड देती हैं, सब तरह समुद्र से ही क्लीन हो रहती है, इसी तरद् वे शरीर व नाम रूप धारिणी 
गोपियाँ नहीं रह गई थी, झुकूमें मिलकर मैं-मय हो गई थीं । 


यह स्पष्ट हें फि शुरू में वे मेरा श्रसल्ली--अह्यझप--नहीं जानती थीं। कृप्णरूपी 
शरीरधारी से ही उनका प्रेस था। यह भी समान लो कि उनका श्स मुझसे रसमण करने के किए 
अथवा जार-डुड्धि से युक्त था, तो भी अ्रनन्य भाव व श्रट्टट प्रेम की महिसा देखो, वे मेरे--परत्रह्म 
रूप--को पा गईं | इसीलिए में कहता हू कि यह भक्ति-मार्ग सबसे सुलभ द्वै। यद्वि सकाम दी 
नहीं, दूषित भाव से भी कोई सेरा ध्यान करेगे, मुझे ही चाहगे, सुके दी याद करेंगे तो वे मेरे 
असली ब्रह्म भाव को पा जावेगे । तुमने तो देखा है कि शत्र-भाव से भी जिन-जिन ज्ञोगो ने झुमे 
याद क्या है उन तक को मैंने सदूगति ढठी है । जों जिस भाव से झुमे पूजता है उसी रूप में 
में उसे प्राप्त होता है । ज्ञान की श्रपेन्ना भक्ति की यद्दी विशेषता हे । 


ऊघो, भक्ति में मूल भावना प्रेम की है। आम तोर पर मलुष्य सगवान्‌ को अपने से 

बडा समानता व श्रलुभव भी करता है। शत" उसके प्रति मन में कुछ भय, आदर, पूज्यता का 
भाव रहता है। भक्ति में ऐसा ही भाव समाया हुंआ है। दू'द छोटी है व सिन्‍्धु बढा है। फिर 
भी सिन्धु से समा जाने पर वु'द सिन्धु की सहिसा को पा जाती हैं। इसी तरह भक्त अपने को 
घु मानते हुए भी परमास्सा में मिज्ञ जाने पर बढा ही हो जाता है। किन्तु भक्ति की अपेक्ता 
प्रेम के भाव में उस रूप को ग्रहण करने से और भी आसानी हो जाती है। प्रेम समान वय व 
स्थिति वाले के साथ होता है । अतः मनुष्म इसमें अधिक खुलकर एुक दूसरे के साथ रद्दता व 
वर्तता है । बड़ों के प्रति अपने हृदय के, सारे भावों को खोक्षकर रख देने में संकोच से क्षड़ना 
पडता है व उसको पद्धाइ ढने पर ही झागे बड़ा जा सकता है। फिर भी कुछ न कुछ हदिचक रह 


हे 


ही जाती है । हुंदय खोलकर प्रेम की रसभरी बात जेसे बराबरी वाले के साथ को जा सकती दें 


अध्याय १२ : भक्ति का हाढे 


थे सहज स्वभाव से उनके सामने हृदय का एक एक परदा खुलता जाता है वेसे बहा के सोमर्ने: 
जिनके प्रति हृदय से सक्ति या आदर का भाव है, नहीं हो सकता । इससे मनुष्य कई “बार 'पूरण* 
असंतोष, पूर्ण श्त्म-अभिव्यक्ति, पूर्ण समर्पण या शरण को अनुभव नही करता । भक्त को यहद्द 
तो भगोसा रहता दै कि भगवान्‌ मुझे उबार लगे, पर यद्ध आनन्द नहीं मिलता है कि वह उनसे 
जी खोलकर बाते कर रहा है और वह उसके सासने अपना हृदय उंडेल रहे हैं। अ्रतः जिनके मन 
में प्रेस का यह मधुर भाव भ्रधिक प्रबल रद्दता है वे इसी प्रेम के डपासक हो जाते हैं । 


फिर जब मे भक्तों से पूछुता हूं कि आखिर तुम चाहते क्या हो १ ज्ञो मे आ गया | तो 
वे मेरी तरफ देखकर हँस देते है । चाहिए कया ? चाहिए कुछ नदी | में कद्दता हूँ, वाह युद्ध भी 
कोई बात हुई ? इतने रोये-चिल्लाये, घरबार मोज-मजा छोड़ा, मुझे तरह-तरह से कोसा, गालियां दी, 
ताने तिश्ने सुनाय्रे, अब जब में आया तो कहते हो--“चाहिए कुछ नहीं? तो फिर इतनी भसट 
को किस लिए ? मेरा सब कुछ ले लो, खुद सुझे ले लो । तब कहते हें---हम छुम्हारे ऐश्वय के 
भूखे नहीं । ऐश्वय तो और जगद्द और तरीके से भी मिल सकता था । ओर तुसको लेकर हम 
क्या करंगे ? देना ही चाहते हो तो तुम्हारा प्रेस दे दो । बल हमें ओर कुछ नहीं चाहिए। में 
पुछ्ठता हू कि खुब रही । अरे भ्रम लेना तो तुम्हारे द्वी हाथ से था, सो तुमने ले ज्ञिया। उसी का 
बेंघा व मारा तो तुम्हारे पास आया हूँ । श्रब तो कुछ घोर सागो । “और ठुम्हारे पास कोई चीज 
हमारे काम की नहीं है । हम तो प्रेम के भूखे, प्रेम के पुजारी हैं| न तुम्द्दारी जरूरत हैं न तुम्द्दारे 
ऐश्वर्य था सबस्व की । इसे ओर कहीं देकर लक्नचाते व फंसाते रहो । हमारे ज्िणु तो खिफे इतना 
ही कर जाश्रो--'जन्म जन्म रति राम-पद यद्ध वरदान न आन । तुम्दारा यह प्रम ही हमेशा हमे 
मिल्नता रहे ऐसी व्यवस्था कर दो । बस ओर कुछ नहीं । तुमको ले तों इस महासागर में हमारा 
पता ही न चले । तुम तो होशियार हो । हमे डक्रार जाना चाद्दते हो। मगर हस भी ऐसे बुद्ध 
नहीं हैं जो तुम्हारे क्ष्तचात्र में आराकर अपने आपको ही मिटा दे। तुम्दारे से इतना ग्रेम लगाररे 
उसका फल मिले तुम्हारी पर।धीनता, तुम्हारा बन्दा गुलाम बनकर रहना। तुम्हारी हाँ'में हाँ 
मिल्लाना । तो उससे फायदा ही क्‍या हुआ १ हम तो तुम्दारे प्रेम का अम्बत अपने पास रखना 
चाहते हैं कि जब तबियत हुई एक बू'द सुह सें डाल की या जी भर कर नहा लिए। और हस 
तुमसे तुम्दार प्रेस की भी भिक्षा माँगना नहीं चाहते। कौन तुम्हारी बार-बार खुशासद करता 
फिरे, तुम्दारे आगे-पीछे फिरता फिरे ? जब तुम आ ही गये हो और कुछ देना ही चाहते हो तो 
सिर्फ इृतरा ही दो कि हमारे हृदय से तुम्हारे श्रम की श्रखण्ड धारा बहती रहे । हम तो अपने ही 
हृदय को सभात्र कर रखना चाहते हैं | तुम अपने को, अपने हृदय- को, अपने प्रेम को, श्रपने ही 
पास बनाये रखो । केवल्न हतना करो कि हमारे हृदय का प्रेस का खोता न सूखे । सदा सर्वदा 
मझाएता व बहता रहे ।? 

उन्हे मरक व स्वर्ग समान है। नरक का उन्हें डर नही, स्वर्ग की उन्हें चाह नहीं । 
वयोकि वे कहते हैं कि हमने तो सब कर्म तुम्हें सोंप रखे हैं, उनका फलाफल तुम भोगों | हम 
उनसे बरी दें । ओर यो भी तुम सब जगह हो । न स्वर्ग तुमले खाली है, न नरक । नरक से हमे 
भय तत्र हो ऊत्र वहाँ तुम्हारा अभात्र हो । । 


ऊधो, देखा इन सन्‍्तों, भक्तों व प्रेम के पागलों का ढाठ । है न इनकी निराली शान। 


सदर भागवत-धम्म या जीवन की कृतार्थता 


इस मस्ती की कोई मिस्राज्न तुम दे सकते हो ? गोपियों का अश्रेस भी इसी नमूने का समझो" 
उन्हें मेरे भ्रम के अतिरिक्त भोर कुछ नहीं चाहिए था। मेरा अंग-सग तो उस भ्रम का श्रारभिक 
उभार मात्र था। प्रथमावस्था में वद्द निर्दिकार नहीं था--ऐसा भी समझ क्वो । परन्तु मरे सपर्क 
में आते ही उनका उतना दोष भी जाता रद्दा | उनके काम-विकार का सुकपर असर द्वोने के बदले 
मेरे सम्पर्क से उनका काम-मोह नष्ट दो गया। मेरे श्रेस को खूबों ही यद्द है कि उसका चस्का 
क्षयने पर मनुष्य के मन के घिकार भी घुज्ष व गज्ष जाते हैं । सच्चे श्रंमी को न शरीर चाहिए 
न शरीरवान, न रूप या रूपचान | उसे केवल भ्रम, शुद्ध हृदय से तमढ़ता हुआ भ्रम चाहिए । 
बालक को जेसे माता के दूध से पोषण मिलता है वेसे दी सच्चे मं मियों को केवल एक दूसरे के 
प्रेस की धारा से--इस एहसास से कि हमारा एक दूसरे से शुद्ध प्रम है, हमारे दिल में कोई 
कपट, मलिनता, स्वार्थ, चाह नहीं है; दमारे दिल दो दीखते हैं पर वास्तव में एक ही है---इस 
भावणा-व अनुभव से जो पंषण मिलता है उसकी उपमा व मिसाल नहीं दी जा सकती । में सदा 
ऐसे प्रेमी भक्तों की तलाश में रहता हूँ और जहां वे होते दें वहीं श्रपने वेकुएठ को ले जाकर 
रहता हूँ एव उसके विशुद्ध व अखणड प्र मरस से खुद पोषण पाता हूँ । 

ऊधों, गोपियों को ज्ञोगों ने कम समझा है। उनके आरंभिक विकार का मैं भी समर्थन 

नहीं करता, परन्तु उन्तके उदाहरणः से में यह सममकाना चाहता हुँ कि यदि उनमें कुछ दोष भी 
या दुर्भावना भी हो तो सी मुझसे निष्कपट व अहँतुक भ्रम करने का फल हमेशा अच्छा ही 
होगा । दोष व विकार तो कहीं भो हो, बह समर्थनीय नहीं हो सकता। पर मेरे हस पं स-पन्‍्थ 
या भक्ति मार्ग की बढ़ाई यही दे कि इसमें दोषी, विकारवान पतित, पीढित, पहकु सबके लिए 
ठद्धार की भ्राशा है | वास्तव में यद् प्राणि-मात्र को मांगहप व उद्धार का सदेश दे । 

“अतः हे उद्धव, अब तुम श्रुति, स्मृति, अचृत्ति, निवृत्ति, श्रोतत्य और 
श्रत--सबका परित्याग करके अनन्यमाव से समस्त देहधारियों के आत्मस्वरूप 
एक मेरी ही शरण मे आ जाओ ओर मेरे आश्रित होकर सर्वथा निर्भय हो 
जाओ ।?॥ १४-१४ ॥ 

अत. प्यारे ऊघो, तुमको भी मेरी यद्दी सलाह है, यद्दी उपदेश दे कि तुम ओर सब 

घातों को छोड़ दो। श्रुतियों ने, वेदों ने, क्या विधान किया है, स्ख्त्ियों ने क्या उपाय बताया 
है, इस रूमट में न पढ़ो | तुम तो सरज्ञ उपाय चाहते हो । अत. प्रद्ृत्ति क्या व निवृत्ति क्या, 
प्रवृत्तिमार्ग अर्थात्‌ कर्ममार्ग कैसा व निवृत्ति श्र्थात्‌ शानमार्ग क्या है--इसे जानने या यादरखने की 
भी उल्लकन में मत पड़ो । श्रवतक तुमने इस विषय में जो कुछ भी पढ़ा या सुना या जाना है 
उसे भी भूल जाओ । इससे कोई द्वानि नहीं होगी । तुम इस बात का भय मत रखो कि तुम्हारी 
मेद्दनत बेकार गई । तुम तो 'अनन्य भाव से मेरी शरण आ जाओ । एकमात्र मु्में पतित्रता की 
तरद्द मन को ब्यगा दो । मट जैसे दुनिया भर के सेज्न कसरत दिखाता है पर अपना सारा ध्यान 


१ जो पुरुष सम्पूर्ण बरस मुझे अर्पण करते हैं तथा जिनका समय मेरी ही कथावार्ताओं 
में बीवता है वे यदि शहस्थाश्रम में भी रहे तो भी घर उनके बन्धन का कारण नहीं होता। में 
ज्ञान-स्वरूप परमात्मा उनके दृदय में नित्य नया-नया-सा भासता हूँ। मुक्के दी अक्षवादी लोग बज 
कहते हैं जिसे प्राप्त होकर लोग न मोह को प्राप्त होते हैं, न शोक को ही, न हर्ष को । 

“+भाग० स्क० ४)३ ०।१६-२० 


अध्याय १२ : भक्ति का हादें २६३ 


तौल्ल संभालने वाले उस बांस पर रखता है (या सरकस वाले छाते पर रखते हैं) उसी तरह तुम 
भले द्वी चाहो तो हुनिया के दूसरे काम करते रहो पर मेरा ध्यान न छूटने पावे । इस तरह सर्वथा 
मेरे आश्रित होकर रहो | अ्रपना भला-बुरा. हानि-लाभ, दु.ख-सुख, यश-श्रपयश, जीवन-मरण', 
चिन्ता-भय, सब मुझ पर छोड दो । क्योंकि इसे मत भूलो कि आखिर इन तमाम देहधारियों में 
श्रात्मरूप में मेरा ही निवास है। वे जानते द्वों यां न जानते हों, वे मेरा ही ग्राश्रय लेकर रह रहे 
हैं। लेकिन उन्हे इसका पता नही होता है| अतः इसके फल्न व आनन्द या निश्चिन्तता से भी 
वे वच्चित रहते हैं। लेकिन तुम तो श्रव इसको जान रद्दे हो। श्रतः मेरा ही पल्ला पक कर 
निर्भय द्ोकर संसार में रहो । इस एकनिषछ्ठता मे बडा बल है। भक्ति का अर्थ ही है अनुराग व॑ 
अ्रहेतुकता-- अं म॒ के सिव्रा किसी वस्तु की चाह न रखना--समर्पण व एकनिष्ठता । अलुराग या 
प्रंम भक्ति की बुनियाद है। अ्रहेतुकता उसका प्राय--आत्मा है। समपंण उसका स्वरूप है। 
एकनिष्ठता डसकी पुष्टि या पुर्णता है । _ 


जिस प्रेम या भक्ति मे शरीर, शारीरिक श्रथवा भौतिक सु्खों या फलों की चाह हो 
चह एक या बुछु व्यक्ति या वस्तु तक सीमित रह जाती है, फेलती नहीं है । व अनेक प्रकार के 
रागद्वेषमय कर्मो को जनक द्वोकर सुख दुःखों का कारण बनती है। अगर श्रन्त मे ऐसा ही फल 
प्राप्त करना है तो फिर उसके ल्विए »रम या भक्ति का श्राश्रय लेने की जरूरत द्वी क्‍या है | और 
दुनिया के कबाड़ों से भो यह नतीजा निकलता है अतः प्रेम या भक्ति की कसौटी ही यद्द है कि 
अपने प्रेमी से डसकी कोई मांग न हो । श्रर्थात्‌ किसी मूर्त वस्तु पर उसका लच्य न हो । श्रम 
प्रेम पर ही उसका आधार हो, वही उसको मांग हो । यह बाहर से श्रमूर्त किन्तु भीतर से सजीव 
अम्गत--प्रेमघारा सूर्य-किरणों की तरद्द संसार में चारों ओर फेलती है। प्रेम-सूर्य का सन्देश 
प्रभाव, प्र रणा, जीवन-संसार में फेलाती है 4 ससार का रस सूर्य को लाकर देती दहै। इसमें न 
प्रेमी को कुछ खोने का भय रहता है न प्रेमित को । दोनो को पाने ही पाने का ्ाभ मिलता 
है। जो दिया वह पाया ही है-- प्र म दिया व तृप्ति पाई | दोनों तरफ बहद्दीखाते में यही हिसाब 
दर्ज मिलेगा | दिया अकेला अं म मिलती ब्याज सद्दित तृष्ति । ऊथो, ऐसा प्र म द्वी मेरा जीवन है । 
यह प्र म॒ द्वी संसार में सबसे बढ़ा धर्म है । यही संसार में श्रस्खतत है। मेरा रूप अगर सुमसे पूछी 
तो वह यह प्रेम--इसक। रख ही है । कवियो, ज्ञानियों, परिडतों ने हसे “आनंद! नाम दिया हे; 
परन्तु यह तो फल-बाचक हुआ | सूल-दर्शाक नाम तो यह “ढाई अछ्षर प्रम है? (पढ़े सो परिडत 


द्ोय) । 


समपंण या एक्निष्ठता से अभिप्राय किसी एक व्यक्ति के प्रति एकनिष्ठता से नहीं है--- 
जो प्रेम या भक्ति एक व्यक्ति में सीमित हो गईं वह या तो बुछ दोषयुक्त, स्वार्थन्मूलक, भोग- 
मूजलक होगी, या भक्त की आरम्भिक साधना के रूप मे होगी। में तो भक्सि की अन्तिम सीढ़ी, 
असली रूप, मर्म था हादं तुम्हे बता रहा हैँ । उस श्रवस्था में भ्रम या भक्ति फेवल अपने प्रति 
एकनिष्ठ रहेगी श्र्थात्‌ उसको एक्ता, श्रखण्डता, स्थिरता में च्युति न आने पावे-। जीधन पभ या 
भक्ति-भाव से खराबोर रहे--अ्रघ बस! या दूसरा कुछः- ऐसा भाव मन्त में न पेदा होने पाने । 
 थोग में इसी स्थिति को समाधि? कहा है । भक्ति की भाषा से हम इसे भाव-समाधि कहेंगे । 
सतत, एक, अ्नन्य, श्रखणड भाव--छ्वान्‍्त नदी की धारा, निर्वात स्थान के दीपक की अकम्पित 
जप्रोति की तरह । 


श्६४ भागवत-धर्म या जीवन की कृतार्थता 


उद्धवजी बोले--'हे योगेश्वरों के अधीश्वर, आपका इतना उपदेश सनकर 

भी अभी मेरे मन का सन्देह पूर्णतया निवृत्त नही होता है, जिससे कि सेर चित्त 
” अमित हो रहा है (आप भलीभाति समझकाकर उसे दूर कीजिए) |” ॥१६॥ 

श्रीसगवान्‌ वोले---“आधार आहइि चक्रों में जिनकी अभिव्यक्ति होती है 
वे ही ये जीवनढाता परमेश्वर पहले परावाणीयुक्त प्राण के सहित गुहा (थाधार- 
चक्र) में प्रविष्ठ हो ( मणिप्र-चक्र मे आकर पश्यन्ती नामक ) मनोमय सृक्ष्म 
रूप धारण करते हैं | तदनन्तर (विशुद्धि-चक्र से मभ्यमा रूप से परिणव होते हए 
अन्त में मुख के द्वारा) मात्रा, स्वर ओर वर्णरूप स्थुत्त (वेखरी) बाणी होकर प्रक 
होते हैं |!” ॥ १७ ॥| 


इतने विवेचन से भी उद्धव का संशय दूर न हुआ । और भी विस्तार से जानने की 
इच्छा बनी रही | तब भगवान्‌ ने कद्ा--'में ही सबकी आत्मा हे | खबर जड-चेतन में श्राप्मरूप 
से व्याप्त -हैँ"--मेरा यह कथन तुमकों चक्र में दाल रद्दा होगा | अ्रव पद्वले इसी को थ्न्द्ची तरह 
-समम त्वो । तुम परमात्मा या परमेश्वर के तत्व और रूप को तो समभ ही गये हो। सारे बक्लाए्ड 
में जो चेतन-शक्ति बिखरी या फेली हुई दीखती या अनुभव में आती है वह परमात्मा परमेश्वर 
या ब्रह्म भ्रादि नाम से कही जाती है और उस चेतना का जो अश्रंश व्यक्ति या चस्तु-विशेष में 
आकर उसके नाम-रूप में वैध जाता हैं उसे जीवात्मा कद्दते हैं--इसको फिर श्रच्छी तरह याद 
ख लो। अब अपने इस शरीर की एक छोटा ब्रह्माण्ड ही समझो । यह शरीर मेरुदएइ--रीढ़ की 
हड्डियों जिस डॉडे में जुद़ी हुई हैं--उसके ऊपर बहुत-कुछु आधार रखता हैं। यद्द डशटा गुदः 
स्थान के ऊपर से ठेठ गर्दन तक गया ह। इससे नीचे से लेकर ऊपर छु' ऐसे मर्मस्थान हद जहाँ 
प्राण का विशेष-रूप से स्थान या पड़ाव होता है । इन्हें पट चक्र अथवा पद्म-कमल-क्हने हे । 
“उनके नाम नीचे से ऊपर तक क्रम से इस प्रकार हैं-- 
“१--शुदा में मुलाधार स्थान या चक्र है, यह उतु्ल कमज्ष है । 
२--लिड्ड मूल में स्वाधिष्ठान चक्र है, यह पड्दल क्मन्न है । 
३--नाभि में मणिपूरक चक्र है, यह श्रष्टल कमल दे । 
४--हदय में अनाइत चक्र है, यह हादशदलत् कमल है । 
४--ताहुमूल में चिशुद्ध चक्र है, यह पोडशदल् फसल हे। 
है ६--भोंहा के मध्य में श्राज्ञा चक्र हैं, यह हविदल १ मल हैं । 
ये सूचम शक्ति के केन्द्र हैं । योगी लोग साधना-विशेप से इनका श्रछ्युभच कर सकते ह। और उन- 
डन स्थानों के प्राण या शक्ति को जगा सकते हैं। यह प्राण या शक्ति विद्युत रूप दं--यह पहले 
बता चुके हैं । योगी लोग सबसे पहले इस प्राण या आआत्म-रूपो चेतन शान्ति को मूलाधार चक्र में 
अचछ्ुभव करते दें, जिसे 'विवर” 'शुद्दा' आदि कहते हैँ । परगेश्वर परावाणी के साथ प्राण-रूप में 
पहले इसी गुहा में प्रविष्ट होते द्व । फिर सणिप्र चक्र में चढ़ते हैँ | वहाँ वे मनोमय रुप धारण 
काते हैं ओर पश्यन्ती नामक चाणी के रूप को लिये रद्दते हें। वहा से घिश॒ुद्धि चक्र में सध्यमा 
' वाशी के रूप में परिणत होते हुए अन्त में मुख के द्वारा सात्रा, स्वर शोर वर्णरूप स्थूल्न (वेखरी) 


वाणी होकर प्रकट होते हैँ। यह शाब्द-बद्या की उत्पत्ति च विकास का क्रम मेंने बताया | मानव- 
ट 


अध्याय १२: भक्ति का हादे २६४ 


शरीर की तरद् श्रव परमात्मा के विराट शरीर की कल्पना करो । परमात्मा प्राण था चेतनमंय 
महासमुद्र है। चेतन शक्ति के रूप में वह निराकार है, जसे कि बिजली या हमारे शरीर में प्राण । 
जिस शआाकार या शरीर में ये पहुँचते हैं उसीके अनुकूल इनका अआकार हो जाता है। जेसे पानी 
जिस आकार के बरतन में डालोगे वेसा ही श्राकार धारण कर लेता है | यह चेतन तत्त्व या शक्ति 
पानी से भी बहुत सूचम है । पानी आंख से दिखाई देता है, बिजली कभी-कभी चमक जाती है, 
जिससे उसके अ्रज्ञात या अप्रकट रूप की कल्पना मन को हो जाती है। यह परमात्म-चेतन-तत्त्व 
बिजली व अपकाश (इथर) से भी अ्रधिक सूच्म है, श्रतः जब किसी रूप या आकार में चेतना 
दिखाई देती दे तभी व उसीसे हम उसकी सत्ता का अनुमान करते हैं । योगी लोग समाधि के 
द्वारा व ज्ञानी प्रज्ञा के हारा उसकी झलक देख भी लेते हैं। इसी चेतन तत्त्व के शरीर की मानव- 
शरीर की तरह कल्पना करके इन चक्रों आदि की बेसी ही स्थिति का चित्न अपनी श्रांखों में 
खींचो । इस चेतन तत्व में जब प्रारम्भिक प्रकट क्रिया शुरू हुईं तो पहले कुछ आवाज़ निकली-- 
इसी को वेदज्ञ व वेदान्ती शब्द-त्रह्म कहते हैं । यही तनत्र शास्त्र में 'नाद” कद्दलाता दै । शब्द 
के निकतने के पहले कई भीतरी क्रियाय॑ हुईं । उन्हींका वर्णुन मेंने ऊपर किया है। इस शब्द, 
ताद या वाणी का जो श्रत्यन्त सूच्म रूप है वह पहले मूलाधार में प्रतीत या प्रविष्ट हुआ । यह 
परमात्म चेतना-तत्व से सूचमता मे बहुत ही निकट का रूप है, अ्रत. इसे पंरा अर्थात्‌ हमारी बुद्धि 
ग्रा श्रनुमान के उस पार की वस्तु-चाणी कहा गया । इसके बाद मणिपूर में पहुँच कर उस प्राण 
ने विकसित होकर अ्रधिक स्थूज्ष रूप ग्रहण किया, जिसे मन कहते हैं | यहां इस शब्द या वाणी 
का नाम पश्यन्ती हुआ; क्‍योंकि सन्त-रूप होने के कारण अब इसका ग्रहण सन या बुद्धि के द्वारा 
कुछ-कुछ किया जा सकता है । फिर विशुद्धि चक्र में जाकर उसकी ध्वनि-गृ'ज जेसी सुनाई पड़ती 
है । भ्रतः मध्यम कइलाती है । श्र विकास द्ोने पर वह ध्वनि मात्रा, स्वर, वर्ण, अर्थात्‌ ऊंची- 
नीची ध्वनि, अ, आ, इ, ई, क, ख, च, आदि रूप में व्यक्त हुई । यह क्रिया झुख के द्वारा 
हुईं, जिसमें जीभ का सहयोग मिला। अतः इसे चेखरी कहा गया। बेखरी अर्थात्‌ मुँह से 
निकलने वाज्ञी । वाणी की ओर से चल्नो तो 'परा! तक उसके एक से एक सूक्ष्म-रूप मिलेंगे। 
वाणी के रूप में मेरे आत्म-रूप या चेतन का जो विकास हुआ, वह मेंने तुम्हें समफाया। 

“जिस प्रकार आकाश में ऊष्मा रूप से स्थित अव्यक्त अग्नि काष्ठ के बल- 
पूर्वक मथे जाने पर बायु की सहायता पाकर पहले अरुए (सूक्ष्म) रूप से प्रकट 
होता है और फिर आहुतियों द्वारा प्रचर्ड (स्थूल) रूप घारण कर लेता है उसी 
प्रकार (परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बेखरी) वाणी रूप से यह भेरी (शब्द्‌-त्रह्म की) 
ही अभिव्यक्ति होती है” ॥१८॥ 

“इसे और अच्छी तरद्द समझने के लिये अग्नि का उदाहरण लो | यद्द तो तुमने देखा 
है कि लकडी से लकडी रगड़ कर यज्ञ में आग पेदा की जाती है। जंगल मे बांस में पररुपर 
रगढ़ से आग पेदा हो जाती है और बांस ही नहीं, अक्सर सारा पहाड़ जल जाता है । सोचो 
यह अग्नि कहाँ से आईं ९ यही सानना होगा कि लकडी के भीतर छिपी हुईं थी। दो लकड़ियों 
की रगढ से वह प्रकट हो गईं व हवा लेंग कर आप्मान में फल गई । अब हवा सें व आसमान 
में यदि उसी श्रग्नि के छिपे हुए कण नहीं तो उसकी लपट केसे उडी १ ल्पट का सतलब हद्वी यह 
है कि श्राकाश-स्थित अग्नि-कण लकड़ी की आग से चिनगारी अहण करके प्रज्यलित हो उठते हैं | 


२६६ भागवत-घर्म या जीवन की कृता्थता 


उन क्यों का समूह श्डुज्ला जेसा होनी चाहिये जिससे त्ञपट एक लगातार सिल्प्तिले की तरह 
दीखती है। फिर वह्द लपट छुर कर गई क॒द्दाँ ? ज्कड़ी तो जल कर खाक द्वो गईं, उसमे तो 
वापिस घुसी नहीं, राख को सुलगाने से फिर जलती नहीं । अतः यददी मानना द्वोगा कि वद्द 
झाकाश में फेल गई--अलबत्ते भ्रदश्य रूप मे अर्थात्‌ आकाश में रही। आकाश में अग्नि कण 
अप्रकट रूप से सब्चित रहते हैं । अत/ जिस तरद्द आाकाशस्थ या काष्ठस्थ सूचम भ्रदश्य अग्नि 
प्रकट द्वोकर पहले एक श्रद्ध जेसी छोटी होकर फ़िर बढ़कर प्रकट होती दै उसी तरह यह घाणी 
मेरे अव्यक्त चेतन-तत्व से क्रशः स्थूल् रूप घारण करती हुई अन्त में मुख के द्वारा ससार में 
प्रकट द्वोती है व फेलती है। घाणी-रूप में यह मेरी ही अभिव्यक्ति है। जहाँ-जहां शब्द, ध्वनि, 
घाणी, है वहाँ-चहाँ मेरा ही निवास, मेरी ही अभिव्यक्ति, कृति समझो । 


“इसी अकार वाणी, कमें, गति, विसजेन, धघाण, रस, दशेन, रपशे, श्रवण, 
संकल्प ( मन ), विज्ञान ( बुद्धि ), अभिमान, सूत्र ( महत्तत्त्त ) और सच्त्वगुण, 
रजोगुण, तमोगुण के विकार-ये सब मेरे ही कार्य हैं |? ॥१६॥ 

“इस वाणी के उदाहरण से ही ओर बात भी समझ लो । संसार में जितने प्रकार 
के कर्म देखते दो, ऊंची-त्तीची, आगे-पीछे, चारों ओर गतियां देखते हो, जितने कुछ पदार्थ 
या नाम-रूप दीखते हैं, विविध प्रकार की जो मदक, गनन्‍्ध, खुशबू, तेल, इतन्र, कपूर आदि नजर 
भ्राते हैं या खद्दे -मीठ, तरह-तरह के रस, पेय, अनुभव में श्ाते हैं, जो कुछ संसार में आँखों से 
दिखाई देता दे या हाथ तथा त्वचा से छूने में आता है, या कानों से सुनने में आता है, या 
हमारे सन-बुद्धि जो कुछ संकल्प-विकहप या निश्चय-निर्णय करते हैं, तथ्य निकाजते हैं, तत्वों,- 
सिद्धान्तों का आविष्कार करते हैं, संसार में जो कुछ अभिमान योग्य, मैं-तू, मेरा-तेरा, अपना 
पराया, आदि भेद-भाव से युक्त सालूम होता दे वद्द रूब मैरा द्वी कार्य, मेरा ही रूप, मेरी ही 
अभिव्यक्ति है, ऐसा समर को । इनसे भी सूचम महत्‌ तत्व तथा प्रकृति के तीनों गुणों का जहाँ- 
जहां पसारा देखो वह सब मेरा द्वी रूप या काय है । 


“यह जीव ( मायोपाधिक ईश्वर ) इस त्रिगुणमय ब्रह्माण्ड-कमल का कारण 
है। यह आदिपुरुष पहले एक और अव्यक्त था। जिस प्रकार उबेरा-भूमि में पड़ा 
हुआ बीज ( शाखा-पत्र-पुष्प आदि ) अनेक रूप धारण कर लेता है उसी प्रकार 
काल-गति से (माया का आश्रय करने पर ) शक्तियों का विभाग होने से यह्‌ 
परमात्मा भी नाना रूप से प्रतीत होने लगता है” ॥२०॥ 

“यह परमात्मा एक से अनेक कैसे हुआ, भिन्न-मिन्न नास-रूपी केसे यन गया, सो 
सुनो । परमात्मा जब साया की उपाधि से युक्त द्वो जाता है, माया का प्रभाव उस पर पढ़ जाता , 
है, माया से घिर जाता है, जेसे सूर्य बादलों से कभी-कभी ढक जाता है, *तब वह और उसी से 
यह चह्माण्ड यनता दे । यद्द सायोपाधिक ईश्वर कहलाता है । यहाँ जीव से अभिप्राय उसी 
ईश्वर से है । मायोपाधिक ईश्वर इस अद्वाण्ड-कमज्ञ का कारण अर्थात्‌ जन्मवाता है, जो कि 
प्रकृति या माया के सत्व, रज, तम्र, इन ठीन गुणों से युक्त है | यह परमेश्वर आदि पुरुष 
कद्दक्षाता है, क्योंकि इसके पहले कुछ नहीं था, न कोई व्यक्ति, न कोई वस्तु। शुरू में यह आदि 
पुरुष या परमात्मा भी अब्यक्त, अच्श्य रूप में था। जिसका हम इन्द्रियों से अनुभव कर सक, 
देख सके, सुन सके, सू'घ सके, छू सकें, वह्द ब्यक्त कहलाता है और जिसका पता हमे भपनी 


अध्याय १२: भक्ति का हा ४. २६७ 


इन्द्वियों से न लगे, केवल तक, अनुमान या योगिक श्रनुभवों में द्वी जो जाना जाय उसे अव्यक्त 
कहते दें । एक बीज में चुत्त अध्यक्त छिपा हुआ रहता है । उसे हम इन्द्रियों के द्वारा नहीं देख 
सकते | पर जब कात्न-गति से अर्थात्‌ समय पाकर, वह अंकुरित होता है व उसमे पत्त-टदनियाँ,.फूल- 
फल दकगते हैं तब उसे प्रत्यक्ष पेढ़ के रूप में देखते हैं ओर यही नतीजा निकालते हैं कि यह वृक्त 
अदृश्य रूप से इस यीज में समाया हुआ था । उसी तरह्द परमात्मा काल पाकर, माया के आश्रय 
से, श्रलग-ग्ल्ग शक्तियों के विभाग के अनुसार, नाना रूपों से प्रतीत होने लगता है । साया या 
प्रकृति के तीनों गुण परस्पर में घुलते-मिलते हैं जिससे तरह-तरह के मिश्रण बन जाते दैं। उन 

से नाना रूप की सृष्टि दिखाई देती है । पहले वे सिश्रण सिन्न-मिन्न बीज रूप मे श्राते हैं, फिर 
उनसे यद्द व्यक्त सृष्टि विकास पाती है। रृष्टि का भोतिक रूप या ढांचा तो मांया के गुणों से 
बना है और उनमें चेतना परमात्मा की चेतन शक्ति से प्राप्त हुई है । यह माया भी परमात्मा 
से कोई श्रलग वस्तु नहीं दे । उसी की एक विल्नक्षण शक्ति है | इसको कार्य-कारिणी शक्ति भी 
कद्दते हैं। इस भ्रम को सिंटाने के लिए कार्य-कारिणी शक्ति को मदह्दामाया व भ्ुलावे में डालने 
घाली शक्ति को माया व श्रविद्या भी कद्दा जाता है। ससुक्त को परमात्मा समझो । उसमें लहर 
का उठना साया का प्रभाव समझो । ठीनो गुण छुब्घ द्वो रहे हेँ । और उनका परस्पर मिश्रण 
हो रहा है, एुक की दूसरे में व दूसरे की पहले से, इस तरद्द सब की सब में आहुति हो रही 
हे--स्ष्टि का प्रारम्भिक यज्ञ हो रहा है, जिससे लहरें उठकर वूँद, फेन, छुदु-छुदू, चन थ ब्रिखर 
रहे हैं । वह श्रखण्ड समुद्र खण्ड-खण्ड द्वोकर नाना-रूपों मे विभक्त दीखने लगा। ऐसा ही हाल 
उस एक परमात्मा का हो जाता है| यही उसके एक से अनेक द्ोने का रहस्य है । 


“जिस प्रकार तायों के ताने-बाने में वस्त्र ओत-प्रोत रहता है, उसी प्रकार यह 
सम्पूर्ण विश्व उस परमात्म। में ही ओत-प्रोत है। यह्‌ जो सनातन संसार-चृक्त है, 
कर्ममय है तथा ( भोग और मोक्ष ही ) इसके फूल और फल हैं ॥२१॥ 

एक भोर दृष्टान्त देकर इसे समस्ाता हूं, किस तरह परमात्मा संसार में लथालब भरा 
हुआ है। कपड़े को देखो तो उसमें सिवा धागे के ताने-वाने के और कया मिलेगा ? कपडे को 
परमेश्वर समझो । ताना-बाना शक्ति के तीन युणों की मिलावट समझो । कपड़ा चेतन पदार्थ 
नहीं है, अतः केवल ठीन शुणों का खेल द्वो रहा है। इसमे परमात्मा की चेतन-सत्ता प्रत्यक्ष नहीं 
है जेसी कि मनुष्य, पशु या पौधे में है । फिर भी ये तीनों गुण जिस प्रकृति या माया के हैं, वह 
भी तो परमात्मा से एथक्‌ नहीं है, उसीको एक शक्ति है। अत, इन तौन गुणों के इस ताने-बाने 
में--हस अखिल संसार में--वह परमात्मा ही भरा हुआ है, या यों भी कह सकते हैं कि यह 
संसार, कपड़े के ताने-वाने की त्तरद्द, परसात्मा में श्रोत-प्रीत है । यह संसार एक सनातन वृक्ष है। 
सनातन उसे कद्दते हैं जिसका न श्रोर हो न छोर । न भादि हो न अंत । यह कर्ममय है । इससे 
जितने जड़-चेतन पदार्थ हैं, वे सब फर्मसय दें, क्रियाशील हैं । जिन्‍्ददे आरामतोर पर जड़ चस्तु 
सममा जाता है, उनमें भी सूचम शक्ति भणु, विद्युत-कण, सवंदा शक्तिश्ील रहते है । यद्द गति 
व क्रिया ही कर्स है । भ्रतित्तण प्रत्येक पदार्थ व थीव कोई न कोई किया करता ही रहता है । जो 
फ्रिया ऐतु-पूचंक, जान-वृरू कर की जाती है उसे कर्म कहते हूँ । कर्म करने के अ्रधिकारी वह्दी हैं, 
जिनमें उनके परिणामों के या कर्म की योग्याअयोंग्यता का विचार करने वी शक्ति हैं । मनुष्य में यह 
शक्ति सब से श्रघिक है, पअतः मनुष्य केवल पाकृतिक प्रेरणा से कर्म नहीं फरता, जेसा कि पशु- 


शद८ भागवत-घधर्म या जीवन की कृतार्थता 


। 


पक्ती करते हैं, बल्कि अपनी शक्ति भर सोच-ससमू कर करता है । इसीलिए वह कर्म करने का 
जैसे अधिकारी है, या उसकी क्रियाएं जैसे कर्म की का में आ जाती हैं, बेसे ही उसे उनके फल 
को भोगने का भी अधिकार हैं । 

* इस कर्सममय बृत्ध के फूल तो 'भोग” को व फल्न 'मोक्! को समझ लो | सांसारिक आ- 
नन्‍द, विषय-भोग से सिलने घाला स्त्री, पुत्र, घन, मान, कीर्ति, ऐश्वय, सत्ता से मिलने वाला सुख, 
“भोग? कहलाता है | यद्द क्षणिक है, और भोग के उपरान्त, खिन्नता, क्लेश, दुःख, पत्तियों का 
कारण बनता है । प्रत्येक संसारी को इसका नित्य अ्जुभव है । परन्तु इस आनन्द या सुख में कुछ 
ऐसा नशा, मोद्दििनी या जादू है कि सनुष्य फिर-फिर इसमें द्बता उतराता रहता है । श्रतः इसे 
संसार-वृक्ष का 'फूलः कद्दा हैं । फूल में रूप व गंध के सिवा कुछ नहीं । अपने इन ऊपरी गुणों से 
थोदा-सा आनन्द देकर फूल मुरका जाता है। ओर दसारा सब मज़ा किरकिरा हो जाता है। 

इसका फल है 'मोक्! । मोक्ष कहते हैं सब दु:ख से छुटकारे को--जनन्‍्म-मरण-रूपी 
दुःख व रसट तक से छूट जाने को । श्रतः जो संसार में पेदा द्वोकर उसका सच्चा फल पाना 
चाहता है, उसे उसके मोग-रूपी फूल को छोड़कर मोक्ष-रूपी फल को ही ग्रहण करना चाहिए । 
“इस संसार वृक्ष के ( पाप और पुण्य ) दो बीज हैं, अनन्त ( चासनाएं ) जड़ें 
हैं, तीन ( गुण ) तने हैं, पांच ( भूत ) स्कन्ध हैं, पांच ( शब्दादि विषय ) रस हैं, 
ग्यारह ( इन्द्रियां ) शाखाएँ हैं, ( जीव और ईश्वर ) दो पक्षी इसमें-घोंसला बना 
कर रहते हैं, इसके ( वात, पिच्त और कफ ) तीन वल्कल हैं, और ( सुख तथा 
दुःख ) दो फल हैं। यह अति विशाल वृक्ष सूयमण्डल तक फैला हुआ दै। इसके 
आगे लोकातीत स्थान है। इसी से मुक्त पुरुष सूर्यमण्डल भेदकर जाते हैं? ॥५रश॥ 
अब इसी पेढ़ के उदाहरण से में तुम्हें इस सिलसिले की ओर भी तफसील बसा या 
समझा देना चाहता हूँ. । इस संसार वृक्ष का बीज क्या दै ? पाप-पुण्यात्मक जो कर्म संसार में 
किये जाते हैं, वद्दी इसका बीज है । प्राणियों के कर्म या तो अ्रच्छे होते हैं या बुरे । समाज को 
हानि पहुँचाने वाले होते दें या लाभ पहुँचाने वात्े । द्वानि पहुँचाने वाले पाप व लाभ पहुँचाने 
वाले पुण्य कहे जाते हैं । इसी को घार्मिक भाषा में कहें तो परमात्मा की तरफ ले जाने वाले कर्म 
शुभ या पुण्य कदे जाते हैं । और परमात्सा से विम्रुख अर्थात्‌ विषय-भोग में लिप्त करने वाले 
या हिंसा, असस्य, दुम्भपूवक किये जाने चाले कर्म पाप कहलाते हैं । वे कर्म होकर ही नहीं रह 
जाते, श्रपना असर ढाकते हैं, फल देते हैं । भ्रच्छे कम अनुकूल प्रतिक्रिया, व घुरे कर्म प्रतिकूल 
प्रतिक्रिया पेदा करते हैं, जो अच्छे व छुरे फल के रूप में कर्ता के पास आा पहुँचती है । ये सब 
अच्छे-बुरे फल कर्ता को श्ुगतने पढ़ते हैं । पूरा फल झुगते बिना ही वह मर गया तो शेष फलों 
को भोगने के लिए उसे फिर जन्म लेना पद्ता है । ये अ्रभ्नक्त फल उसके जन्म के ज्षिए बीज का 
काम देते हैं ह ह 
फिर ऊघो, मलुप्य जो कर्म फरत्प है उनके मूल में उसंकी कासना व वासना सुख्य 
रहती है । किसी न किसी उद्देश्य या द्वेतु से द्वी वह कर्म में प्रवृत्त होता हे । प्राणी के मरते समय 
ये हेतु, कामना या चासनाएँ भी अपूणे, अतृप्त, अवशिष्ट रह जांती हैं । ये भी उसके अगले जन्म 
के द्विए बीज रूप बन जाती हैं। प्राणी के मरने के साथ ही उसकी वासना के संस्कार भी मर या 
मिट नहीं जाते । कायम रहते हैं तब तक जब तक कि उनको भ्रून नहीं दिया ज्ञाता। बीज को 


ब् 


अध्याय १२ : भक्ति का हादे २६६ 


भून देने पर फिर उनसे किसी भी दशा में वक्त नहीं पेंदा हो सकता। क्योंकि भूनने से उस बीज 
के चेतन अणु नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार वासना-रूपी बीज को जबतक श्नासक्ति या नेष्कस्य 
रूपी श्राग में भून नहीं दिया जाता तब तक उनसे फिर जन्म श्रर्थात्‌ संसार की उत्पत्ति, 
होतो द्वी रहेगी। 
मनुष्य ओर जीवों के ही कर्म नहीं, पदार्थ मात्र जो कुछ क्रिया इस संसार मे करते 
हैं उनके भी सूच्स प्रभाव अण या तरंग-रूप में, या और किसी अच्श्य-रूप मे वातावरण में या 
श्राकाश में सोये रहते हैं । उन्हें जड़ पदार्थों की चासना कहना हो तो विषय को समझने के लिए 
कद्द दो । इस संसार के ज्ञोप दो जाने पर श्र्थातू प्रलय के बाद दूसरी रृष्टि के जन्म के लिए ये 
सब प्रभाव, संस्कार, वासना बीज का काम देते हैं । 
अच्छा, श्रब यह पेड खडा किन जड़ों पर है ? किसके द्वारा यह अपने जीवन के ल्विए 
पोषण रस्त प्राप्त करता है ? तो इसका उत्तर है वासनायें इसकी जड़ हैं । जब तक जढें रहती हैं 
तब तक वृक्ष डिग नहीं सकता-जब तक वासनाय रहेंगी तब तक उनके द्वारा संसार को पोषण 
मिल्नता ही रहेगा । हन वासनाओं की न कोई गिनती लगा सकता है, न कोई दविसाब ही लगाया 
जा सकता है । जैसे संसार में अनन्त व्यक्ति व वस्त॒य हैं, वेसे ही वासनाये भी अनन्त हैं । 
इस ससार-बृक्ञ के तीन तने हैं, जिन्हें प्रकृति के तीन गुण समझ लो । इन तीन तनो 
पर इसका सारा ढाँचा खढ़ा है। और पॉच महाभूत इसके स्कन्‍ध या कन्धे हैं, जहाँ से दूंसरी 
शाखायें फूटती हैं। महाभूत पदार्थ की अवस्था बतलाते हैं, यह पहले समझा छुके हँ। तमों- 
गुण से पदार्थों की आकृति, रजोग्रुण से क्रिया व सत्वगुण स उनकी गतियों व श्राकृृतियों मे पाई 
जानें वाली ब्यवस्थितता का बोध होता है। या यों समझो कि तमोग्रुण से वस्तु-सत्ता या 
पदार्थ, रजोगुण से क्रिया या गति और सत्वगुण से मन-बुद्धि की उत्पत्ति हुईं दे । पाँच भूत्तों- 
पृथ्वी, जल, तेज, चायु, श्राकाश--का सम्बन्ध झुख्यतः तमोगुण से है । क्योंकि पदार्थ के रूप, 
आकृति या अवस्था पर से यह वर्गीकरण किया गया हैँ । जिसमें ठोंसपन हे वह एथ्वी, जो तरल 
है वह जल, जो विरल या भाप-रूप हे वद्द वायु व उससे भी सूचस अवस्था में रहने वाले पदार्थ 
झाकाश कहे जाते हैं । तेज इन सब के रूपान्तरों की एक श्रवस्था में प्राप्त द्ोता दें । प्रत्यक्ष 
अ्रग्नि-प्रयोग से एक भूत दूसरे भूत मे बदुला जाता है, अतः इसे भी षाँच भूतों में ही गिन लिया। 
ये भूत ही पदार्थों की विभिनज्नता--विभिन्न रूप के सूचक हैं। अ्रत: संसार-इृक्त की विभिन्न डालियों 
के फूटने के स्थान-स्कन्ध-के रूप में उन्हें म्रहण किया गया हैं । 
पाँच सूत्रों की तरह पाँच वर्ग रजोग्रुण श्र्थाव्‌ सूक्ष्म क्रियाओं के भी हैं जिन्हें शब्दु,* 
+ न तन्‍्मात्राओं के स्पष्टीकरण के लिए, भागवत स्कं० ३ का २६ वॉ अध्याय पढ़ने योग्य 
है । श्लोक--३२३ से ५० तक का अनुवाद तो यही दे दिया जाता है-- 
“शब्द तन्‍्मात्रा--श्रर्थ का प्रकाशक होना, दृष्टा को दृश्य के संबंध का बोध कराना और 
आकाश का कारण होना-विद्वानो के मत में यही शब्द तम्मात्रा के लक्षण है। 
“मूतो को श्रवकाश देना, सबके भीतर वाहर वर्तमान रहना तथा प्राण, इच्द्रिय और मन 
का श्राश्नय लेना-ये ग्राकाश की दृत्तियो के लक्षण हैं । 


“फिर शब्द जिसकी तन्मात्रा है उस आकाश में काल गति से विकार उत्पन्न होने पर रपशे 


वजन हे 


२७० भागवत-घर्म या जीवन की कृतार्थता 


स्पशे, रूप, रस और गन्ध कहते हैं। इन्हींको तन्‍्मात्रा भी कद्दते हैं। जैसे प्रत्येक पदार्थ या भूत 
की सत्ता हे और कोई आकृति या परिमिति है वैसे ही उसमें सूचम क्रियाएं भी होती रहती हैं। 
ये या तो असंख्य हैं, परन्तु विद्वानों व विचारकों ने उनके पाँच वर्ग कर दिये हैं; क्योंकि हमारी पाँच 
इन्द्रियों से उतने द्वी वर्गों का ज्ञान हो सकता है । कान से शब्द का, स्वचा या चंभंडी से स्पर्श 
का, आँखों से रूप का, जबान से रस का और नाक से गन्घ का । प्रत्येक तन्‍्मात्रा को उस उस 
इरन्द्रिय का विषय कहा जाता द जिससे उसकी श्रतीति होती है। यही रस भी कहा जाता है। 
कान बाहरी जगत्‌ का रस या आनन्द शब्दों के--मधुर पचन, सुस्वर, सुरीला संगीत, आदि-द्वारा 
लेते हैं, नाक विभिन्न प्रकार की गन्ध द्वारा, श्रॉख सुन्दर रूपों द्वारा, जवान मीठी वाणी, था मीठे 





तन्मात्रा का जन्म हुआ और उस से वायु तथा स्पर्श का ग्रहण करने वाली त्वचा हुई। मदुतता, 

कठिनता, शीतलवा, और उष्णुता तथा वायु का कारण होना--ये स्पर्श के लक्षण हैं। (इक्त की 

शाखादि का) हिलना (तृण आदि को) इकट्ठा कर देना, सर्वत्र गतिशील होना, सब द्रव्य और शब्द का 
सञ्चालक होना तथा समस्त इन्द्रियों को कार्य-शक्ति देना--ये वायु की क्रिया-शक्ति के लक्षण हैं । 

“तदनन्तर देव की प्रेरणा से स्परश-तन्मात्रा-विशिष्ट वायु के विकृत होने पर उससे रूप 
तन्मात्रा उत्तन्न हुई तथा उससे तेज ओर रूप की उपलब्ध करने वाला नेत्र गोलक का प्रादुर्माव 
हुआ । वस्तु के लम्बाई-चोड़ाई आदि आकार का बोध कराना, उसके पीत, शुक्लादि वर्ण का शान 
कराना, उत्की बनावट को प्रकट करना तथा तेज की तम्मात्रा होना--ये रूप तन्मात्रा के भेद हैं। 
चमकना; पकाना, शीत की दूर करना, सुखाना, भूख प्यास उत्पन्न करना, त्था उनकी (निवृत्ति के 
लिए) जलपानव भोजन करना-ये तेज की दृत्तियाँ हैं। 

“फिर देव की प्रेरणा से रूप तन्मात्रा वाले तेज के विक्ृंव होने पर उससे रस तन्मात्रा 
उतन्न हुई और उससे जल तथा रउ को अहरण करने वाली जिह्ा की उत्पत्ति हुई | रस अपने शुद्ध 
स्वरूप में एक ही है, किन्तु अन्य मोतिक पदार्थों के सयोग से वह कर्सेला, मधुर, तीखा, कडुवा, खद्दा 
आर खारा ढपदि कई प्रकार का होता है| गीला करना, मसत्तिका आदि को पिण्डाकार कर देना, तृप्त 
करना, जीवित रखना, प्यास मिटाना, पदार्थों को तरल कर देना, ताप की निद्वत्ति करना और जलाशमयों 
में से निकाल लेने पर मी फिर बढ़ जाना--ये जल के कार्य हैं। 

“फिर दैव प्रेरित रस-स्वरूप जल के विकृत होने पर उससे गन्ध तन्मात्रा हुई और उससे 
पृथ्वी तथा गन्ध को ग्रहण करने वाली नासिका प्रकट हुई | गनन्‍्ध एक ही है तथापि विभिन्न पदार्थों 
के ससर्ग से वह मिश्रंगन्ध, दु्गन्‍्ध, सुगन्ध, शान्त, उग्र ओर आमल आदि अनेक प्रकार का है। 
प्रतिमा आदि रूप से संगुण ब्रह्म की भावना का आश्रय होना, दूसरे तत्वी की अपेक्षा किये बिना 
अपने आधार से स्थित रहना, अन्य जले श्राँदि को धारण करना, आकाशादि का अवच्छेदक होना 
तथा सम्पूर्ण वस्तुओं के गुणों को प्रकंढ करना-ये एथ्वी के कार्य-लूप लक्षण हैं । | 

“आ्राकाशादि कारण-त्वों के गुण भी प्रथ्वी आदि कार्य-तत्वों में अनुगत रूप से मिलते हैं 
इसलिए, समस्त भूततों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्‍्घ ये केवल एथ्वी में ही पाये जाते हैं। जब सह 
तत्व, अइकार और पञ्च मूत-ये सातों तत्व अलग-अलग रहने के कारण सृष्टि-रचना में असमर्थ रहे 
तो जगतू के आदि कारण श्री नारायण ने काल, कर्म, श्रदट्ट और तत्वादि गुणों के सहित उनमें 
प्रवेश किया ।” हज 


अध्याय १२ :-भक्ति का हादे “२७९ 


नमकीन स्वाद द्वारा, स्वचा कोमक्ष स्पर्श ह्वारा। यही पाँच इस संसार-बृत्त के रस रूप हैं। 

जेसे पहले शब्द उठा तो उसके फलने के लिये या फेलने से या गज से आकाश बन 
गया। शब्द के यूजने की शक्ति ने आकाश नामक अवकाश बना लिया। शब्द या ध्वनियाँ यदि 
आकाश, अवकाश या पोल न हो तो नहीं रह सकतीं, न सुनाई दे सकती हैं, न,.एक जगह से 
दूसरी जगद्द जा-आ ही सकती हैं। यह शब्द व आकाश का संबंध हुआ। 

अब चायु को ल्लो। यह स्पश का स्थूल्न रूप दै। स्पर्श के लिए पदार्थ या वस्तु का एक 
स्थान से दूसरी जगद्ट जाना जरूरी दे । उनके जाने से जो गति होती द्वे उसीसे हवा की उत्पत्ति 
द्वो जाती हू । श्र्थात्‌ पदार्थों की पररुपर स्पशनेच्छा ने वायु को उत्पन्न किया। हवा ऑक्सिजन 
नाइट्रोजन श्रादि गेसों के सेल का नाम है, अतः वायु को गेस भी कद्द सकते हैं । 

जब प्रकाश होता है तभी उसके सहारे हमे कोई वस्तु दीखती है। प्रकाश जब उस 
वस्तु पर ठकरा कर लौठता है तो उसकी चसक में हमें पदार्थ दिख जाता है। पदार्थों की या जीव 
की देखने की इच्छा प्रकाश का कारण बनी । प्रकाश से तो दम पदाथ के रूप को देख पाते हैं 
और प्रकाश स्वयं भी रूपवान है। अतः रूप तेज का गुग कहलाया । गर्मी भी तेज से हमें मिलती 
है, जो पदार्थों के रूपान्तर में काम आती दै। इस दशा में वह पदार्थों का आगन्तुक धर्म है। 


रस के दो गुण हैं बहाव व स्निग्धता--आहंता या गीलापन । भगवान्‌ प्राण-रस से 
परिपूर्ण हैं। चतनन्‍्य जब पहले-पदल स्थूल रूप धारण करता दे तो वह प्राण रूप में हमें उपलब्ध 
होता है । यह प्राण रस-सय है । अ्रधिक सूच्म श्र्थ या रूप मे उसे विद्यतममय व और आगे चल 
तो मनौमय, कह सकते हैं। परन्तु यहाँ उसके स्थूल-रूप का विचार करना है । परमात्म-प्राण 
जय विश्व-रूप में आने लगा तो उसमें त्रल्तता व गीलापन आया जिसके सम्लुद्यय का नाम या 
संकेत जल” रख दिया गया । हु ु 

अब रही पृथ्वी । गन्ध किसी न किसी पदाथ का आश्रय लेकर रहता है। यह पृथ्चरी 
न हो तो गन्धोत्पादक पदार्थ भी न हों । 


ये पाँच सूच्म गुण दी इस विश्व-वृत्त के जीवन-रस हैं। इसी सूचम रस की बदोक़त्त 
यह स्थूल ढाँचा खडा व जीवित है । अब ग्यारह इन्द्रियाँ--पाँच क्मद्रियाँ, पाँच छ्ानेन्द्रियाँ 
व सन मिला कर--हसकी शाखाएं हैं, श्रवय॒व हैं, जिनसे यह शरीर अपना सारा व्यापार 
करता दै | 


इस पेड पर दो पत्ती अपना घोंसला बनाये बेढे हैं, एक तो है जीव, दूसरा है शिव 
" या ईश्वर । वात, पित्त व कफ रूप तीन इसके वल्कल या छाल की परतें हैं । शरीर की रचना 
ठीन संस्थानों से बंटी हुई है । हृदय व फेफड़े चात-संस्थान, जिनके हारा वायु का जाना-आना 
शरीर में होता है, जठर, जिगर, दिल्क्की आदि पित्त-संस्थान जिनके द्वारा श्रन्न का रस बनता है 
भोर श्रन्न-नाली, श्रॉत--छोटी-बडी दोनों--कफ-संस्थान हैं जिनके द्वारा रस रक्त के रूप में 
परिणत होने या मल के रूप में अवशिष्ट रह जाने की क्रिया होती हे । वैद्य लोग नाडी परीक्षा 
से अर्थात्‌ रक्त की गति के संचालन से यह देख लेते हैं कि विकार या रोग किस संस्थान में 
उत्पन्न हुआ है, या प्रधानतः सम्बन्ध रखता ्। इन्हों तीन संस्थानों को इस संसार-बृद्ध के तीन 
छाल-रूपी भ्ावरण समक्तो। सुख-दुःख रूपी इसमे दो फत्त लगे हुए हैं श्रोर यह विशाल दृत्त 
उठ सूर्य-मणदल तक फेला हुआ है । 


श्र भागवत-घर्म था जीवन की कृतार्थता 


“जो आम-निवासी गृहस्थ रूप गृत्र हैं वे ( नाना प्रकार के यज्ञादि कर्मों के 
बन्धन में फंसे रहने के कारण ) इसके ( दुःखरूप ) एक फल को भोगते हैं और 
जो वनवासी परमहंसरूप राजहंस हैं वे इसके ( सुखरूप ) दूसरे फल्न के भागी 
होते हैं । जो पुरुष गुरुओं के द्वारा इनमें नाना रूप से भासने वाले एक मायामय 
प्रभु को जानता है वही इसको वास्तव में जानता है ।? ॥२शा। 

ऊधो, इस बृक्ष में जो दो फल लगे हैं उन्हें वे दोनों पक्षी खाते हैं, एक तो उनमें 
. गीध है, दूसरा हंस है। गीघ तो गाँव में रहता हे भौर दंस जंगन्न में । गीध दुःख-रूपी फत्त 
को व इंस सुख-रूपी फल को खाता है । गीध से मतलब गृहस्थों से है, जो संसार के विषय- 
भोग व आमोद-प्रमोद में ही मस्त रद्दते हैं । इससे बड़ा या ऊचा जीवन का आदर्श जिनके 
सामने नहीं है, समाज-सेवा, देश-सेवा, धर्म-सेवा, ईश्वर-भक्ति, परोपकार, दीन-दया, जेसी 
कोई उच्च व पविन्न भावना जिन्हें छू नहीं गई हे, वे इस दुःख-रूपी फल के भागी होते हैं । 
ये विषय-भोग अ्रफीम के फूल की तरह ऊपर से सुन्दर घ भीतर श्रर्थात्‌ फल्न-रूप में मादक 
व मारक हैं । जो बादरी सुन्दरता, आनन्द में फंस जाता है, उसी पर लद्ड दो रहता है, वहद्द 
इस भीतरी विनाश या दुःख-रूपी परिणाम को नहीं देख पाता प्रेय के चक्कर में पढ़कर पहले 
श्रेय व फिर प्रेय दोनों को खो देता है। जेपे शराबी पहले धन व पीछे होशहवास भी खो देता 
है--जाता है शराब का झानन्द लेने, व गिरता है सड़क की गंदी नालियों में । लेकिन जो 
दूसरा हंस बताया दे चद्द श्रेय को चाहने वाला है । विषय-भोगों के सर्म व परिणाम को 
जानता है, अतः इनके पश्जे म॑ नहीं फंसता। इनसे चह 'काम से काम! रखता है, अधिक मुद्द 
हीं लगाता | उसे अरण्य-वासी तो इस लिए कहद्दा है कि यह अपने निवास-स्थान को अरणये 
की तरह दी सममता है। अ्रण्य में रहा क्या, व घर रहा क्‍्या--दोनों उसके लिए. समान 'हैं'। 
जिसके सनोविकार बहुत प्र्रज्ञ हैं, घर ग्रदस्थी की दर चोटी-बड़ी बात, सुख या आनन्द जिसे 
सहज ही प्रभावित व प्रत्लोभित कर छेती द्वो व जो उनकी तरफ की अपनी मन की दौड़ को 
काबू में नहीं रख पाता दो, जेसे बदमाश घोड़ा, तो उसे कुछ समय के लिए अरण्यवास अर्थात्‌ 
एकानत आवश्यक है। पर 
इस सखार-वृक्त का भेद वही जान सकता है जिसने मायासय प्रश्चु को चास्तविक-रूप 
में जान लिया है | गुरु, ज्ञानो या अ्रनुमची जनों से जिसने ईश्वर के स्वरूप व उसका जगत्‌ से 
सम्बन्ध भ्रच्छी तरह समरू लिया दे वद्द मेरे इस रूप का मर्म तुरन्त समर जायगा । 
प्रत्येक वस्तु के दो रूप द्वोते हैं, पुक वह जो स्थूल है, आँखों से दिखाई देता है, * 
दूसरा वह जो उसके भीतर छिपा रहता है, इस लिए जिसे सूचम कहते हैं । कोरा बाहरी या 
स्थूत्न रूप देख लेने से, या उसका परीक्षण कर लेने से मनुष्य श्रस्त्री जड़ तक, शअ्रसक्षियत तक 
नहीं पहुँच सकता । सूक्षम-रूप की छानबीन करने के लिए बुद्धि को सूचम बनाना होगा व 
बाहरी इन्द्रियों ने जो ज्ञान हमारे सामने लाकर रक्‍्खा है उसके आधार पर अजुमान, तक वे 
प्रयोग या अ्रत्ुभव की रोशनी में उसका स्वरूप निश्चित शरना पड़ेगा | जेंसे पानी के ऊपरी 
रूप-रंग, बद्दना-धर्म, पात्रानुसार आकार धारण कर लेना आदि बाहरी जानकारी हमारी झाँख, 
नाक, भादि इन्द्रियों ने दें दी । लेकिन यद्द जन्न का ऊपरी छ्लान हुआ । इसे आंशिक ज्ञान 
कहँगे । पूरा ज्ञान हमें तभी हो सकता है जब हम इस बात की भी छातमरीन कर से कि जम्ष 


न. 


अध्याय १२८ भक्ति का हादें, , २७३ 


किन तत्तों या पदार्थों के मेज से बना है और उन तत्वों का स्व॒रूप क्या है ? यह जब के सूच्म 
रूप में प्रवेश करने व उसके आन्तरिक तत्व को जानने की क्रिया हुईं । पहली बाहिरी परीक्षा 
को पदार्थ विज्ञान व आन्तरिक परीक्षण को श्रध्यात्म-विज्ञान कह्दा जाता है | अ्रतः जबतक मनुष्य 
अधिकारी जानकारों द्वारा इस संसार का असली सर्म--इसके बाद्दरी व भीतरी दोनों रूपों का 
धर्म या ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेता तबठक वह उसके ऊपरी रूप के झुलावे में पढ़कर दुःखरूपी 
फल ही पाता व भोगता रहेगा । 


“हे उद्धव, इस प्रकार शुरु की उपासनारूप अनन्‍्य भक्ति के द्वारा वीक्षण 
किए गए विद्याख्य कुठार से घैय ओर सावधानतापूवेक जीवभाव का उच्छेद्‌ 
करके परमात्मा स्वरूप हो जाओ और फिर उस विद्यारूप शस्त्र को भी त्याग दो 
( क्योंकि वृत्तिज्ञान भी अज्ञान ही है) |” ॥२७॥ 

यह निश्चित है कि संसार व परमात्मा का पूरा ज्ञान बिना गुरु या जानकार, तश्वज्ञ 
के नहीं हो सकता । फिर जबतक भक्ति भाव से चेष्टा न की जाय, ऐसा ज्ञान सहज रास्ते 
चलते नहीं मिल सकता । गुरु के प्रति नम्नता, कृतश्ता, आदर का भाव, उनकी आवश्यकताश्रों 
व अभावों की पूर्ति पर ध्यान, विषय की तद्द तक पहुंचने में रूचि, जो परिप्रश्नों के रूप में प्रकट 
होती है, ये गुरु की उपासना या भक्ति के कुछ.चिह्न हैं । कोई बात समझ में न आधे तो बार- 
बार प्रश्न करके उसे अच्छी तरह समझने का यत्न करना चाहिए. । जबतक वह समर सें न झा 
जाय तब तक प्रयत्न छोड न देना चाहिए. । एक त्रिषय समझ लेने के बाद उसके शआआगे का 
विषय सममने में रुचि प्रदर्शित करनी चाहिए ओर आगे बताने के लिए आग्रह करना चाहिए । 
दहन सब लक्षणों से गुरु प्रसन्न होते हैं । व वे ऐसी-ऐसी कुल्लियाँ साधक को बता देते हैं जिनसे 
उनकी बजिज्ञाप्ता की गुत्थियाँ आसानी से दल होने लगती हैं। देखो, तुम जिस तरद्द से प्रश्न करते 
हो व और जानने की अभिलाबा प्रकट करते हो उससे में भी तुम्हें तरह-तरह से, बार-बार 
दुद्दरा कर भी, सभी आवश्यक जानकारी देता जा रहा हूँ । इससे मुझे थकान नहीं मालूम होती 
न मन ही ऊबता है । बल्कि और अधिक सुनाने को उमंग उठती रहती है । 


इस अकार युरु के प्रसाद से जो नई-नई जानकारी प्राप्त द्वोती है उससे दसारा ज्ञान 
रूपी शस्त्र पेना होता चला जाता है, जिससे हमें जीव-भाव की काटने में खहायता मिलती है। 
यह शरीर ही जीव है । इस ज्ञान या भावना में स्थित होना “जीव भाव! को काटना है । 
यह काम तभी हो सकता है जब सावधानी के साथ, गाफिल न रहकर, व कठिनताओं तथा 
असफलताशोों से धीरज न खोकर सतत प्रयत्नशील रहेंगे | एक दिन किसी किताब सें पढ़ लिया, 
या उ्याख्यान मे अथवा गुरु-सुख से सुन या समझ लिया कि शरीर--आत्मा नहीं - परमात्मा हे 
ओभोर थोड़ी देर बाद भूल गया या याद तो रक्‍्खा परन्तु अपने जीवन-व्यवद्ारों में उस बृत्ति को 
लाने का प्रयत्न न किया । इसी भावना से प्रेरित होकर जीवन-कार्य न करने लगे | या घर चालो 
फी तरफ़ से था समाज-राज की त्तरफ से कोई भय या प्रलोभन पाकर उस भावना को छोड़ 
दिया व ज्ञान को भुला दिया तो इससे काम नहीं चलने का । एक चौकीदार की तरह बिना 
गाफिल हुए एक शिकारी या बोर योद्धा की तरह बिना घवराए या धीरज छोडे जब इस भाव 
की श्रपने जीवन में सतत साधना की जायगी तभी परमात्मा रूप में मिज्नना हो सकेगा। और 
जब यह सिद्धि हो गईं तो फिर यह ज्ञान यह साधना अपने-आप तुम्हारे लिए निरर्थक हो 


श्७छ सागवत-धर्म या जीवन फी कृताथेता 


रहेगी । विद्या-पविद्या, जञान-अज्ञान का भेद या स्फुरण तभी तक द्वोता है जब तक जीव या शिव 
के भेद से विश्वास रहता है | 


अध्याय १३ - 


परमात्मा, जीव, जगत्‌ 


[ इस अध्याय मे वैदिक धर्म या वेदान्त के परम सिद्धाव्व--विश्व, जीव व जगत्‌ की एकता- 
क/ प्रतिपादन किया गया है व परमात्मा श्रव्यक्त से व्यक्त केसे होता है वथा जीव किस प्रकार 
परमात्मा-पद्‌ को पहुचता है इसका स्पष्टीकरण किया गया है। ] ह हे गा 
“श्रीभगवान्‌ बोले--हे उद्धव, सत््व, रज और तम--ये बुद्धि के गुण हे, 
शआत्मा के नहीं : सत्त्व के द्वारा रज और तम दोनों को जीते और फिर सत्त्व (मिश्र- 
सक्त्य) की प्रवृत्ति को भी सतक्त्व (शुद्ध सत्त्व) के ढ्वारा शान्त कर दे।! ॥शा- 
इसके लिए पहले सापस्विक गुर्णो का विकास अपने श्रन्द्र करना चाहिए । यह याद 
रक्‍्खो कि सत्त, रज, तम, ये तीन गुण बुद्धि श्र्थात्‌-प्रकृति के हैं--मन या छुंदि,प्रकृति से ही 
बने हैं---जीव या आत्मा के नहीं । लेकिन यह मन, चित्त या बुद्धि किसी भी नाम से धुकारो, 
जीवात्मा व परमात्मा के बीच का साध्यम है । चित्त इन तीन गुणों के संस्कारों च प्रभावों से मिल 
भिन्न अवस्थाओं को ग्राप्त होता रहता है और जिस गुण से वह व्याप्त होता दे उसीके अजुसार 
एक तरफ से परमात्मा व दूसरी तरफ से जीवात्मा के प्रतिबिम्बों को रंगीन बना देता दे । इसके 
लिए शीशे की मिसाक्ष अच्छी रहेगी । शोशे पर जो रंग चढ़ा होगा, या शीशा जेसा मेला या 
स्वच्छु होगा, उसी के अनुसार बह चीज़ों को रंगीन, मेला या स्वच्छु दिखावेगा | ये त्रियुण इस 
वित्त पर भिन्न-भिन्न रंगों का काम देते हैं। अतृएव पहला प्रयत्न हसारा यद्द द्ोना चाहिए कि 
चित्त अपनी स्वाभाविक शुद्ध, स्वच्छ अवस्था में रद्दे । -तमोग्रुण व रजोगण को दबा कर -जग्र 
सत्त्वगुण को प्रबल बनाने व रखने का प्रयत्न करते रहेंगे तो सन एक दिन स्वाभाविक श्रवस्था में 
श्रा जावेगा, व रहने लगेगा । क्योंकि सच्चशुण की प्रधघापता से ही सन की उत्पत्ति दै। यद्द सत्त्त 
(ण परमात्मा की तरफ जाने के क्षिए प्रकृति की अंतिम सीढी, आखिरी छोर है ओर पस्मात्मा 
की तरफ से प्रकृति में आने की पहली सीढ़ी दे । सच््वगुण का चरम उत्क्प ही गणहीन अ्रवस्था 
को श्रर्थात्‌ परमात्म-र्प को पाना दै। जेसे समुद्र में मिलने वाली नदी का अंतिम छोर 
समुद्र दी दे । 
ऊघो, भ्रत्येक गुण शुद्ध गण नहीं है । एक में दूसरा मिला ही रहता है । जब या जिसमें 
जिसकी प्रधानता होती है तव व उसे उसी नाम से पुकारते हैं। श्रतः सत्वगण का सामान्य 
श्र्थ हुआ सन्व-प्रघान । पहले मनुष्य तमोगुण को दबावे, जिससे सत्व व रज मिश्रित सत्वगुण 
रह जाय । फिर रजोग्रुण को दबावे जिससे शुद्ध सत्वगुण रह जाय। इस सच्तगगुण में अधिक 
समय तक स्थिर रद्दने से अपने आप नियु ण, गुणद्वीन, या त्रियुणातीत अधस्था आरा जाती दे । 


ल्‍ः 
२७६ भागवत-घर्म था जीवन की कृताथतवा 


साख्िक गुण के उत्कर्ष का अर्थ दे देवी संपत्तियों को या सदूयुणों को, सदूभावों को बढ़ाना | 
सदा अच्छा सोचने, अ्रच्छी भावना रखने, श्रच्छी यात बोलने व भ्रच्छा ही काम करने का दृढ़ 
संकल्प करने से सत्वगुण की वृद्धि होने लगेगी । 
५बढ़े हुए सत्त्वगुण के द्वारा ही पुरुष को मेरे भक्तिरूप धर्म की प्राप्ति द्ोती है | 
सत्त्वगुण की वृद्धि साक्त्विक वस्तुओं के सेवन से होती है ओर उनसे मेरे भक्तिरूप धर्म 
में प्रवृत्ति होती है ।? ॥२॥ 
जैसे-जैसे सत्त्व गुण की बढ़ती होगी बेसे-बेसे मेरी श्रोर मनुष्य का छुकाव होता जायगा । 
विपषय-भोगों से, संसार की बुरी बातों से उसका सन हटता जायसा व मेरी ओर अग्रसर द्वोता 
जायगा, जिससे मेरी भक्ति-रूपी धर्म की यातें सूकने लगंगी । नाना श्रकार के पुण्य, मक्तिमय 
सैवा-कार्यों में रुचि बढ़ेगी जिससे नये अशुद्ध कर्मो पर रोक लगेगी । सात्तिक झाचार से वह सत्‌ 
अर्थात्‌ सत्य रूपी परमात्मा की शोर ही बढ़ता चला जायगा। ज्यों-ज्यों जीवन में सत्य को 
झपसायेगा, त्यों-त्यों उसकी प्रवृत्ति धर्म की औोर श्रग्नसर होगी । 
“सत्त्व की वृद्धि से युक्त सर्वोत्तम धमे रजोगरुण और तमोगुण को नष्ट 
करता है ओर उन दोनों का नाश होने पर उनके द्वारा होने वाला अघरमम भी शीघ्र 
ही नष्ट हो जाता है” ॥३॥ 
जसे-जेसे सात््विक गणों की बृद्धि द्ोती जाती द्वे घसे-वेसे शुद्ध घर्म में प्रगति होठी 
जाती दे । क्योंकि सात्विक गुर्णो के प्रभाव से मन, चुद्धि निर्मल होते जाते दें, व मन के संकरुप 
शुद्ध व घुि के निर्णय शुभ, उचित न्याय च सत्ययुक्त द्योते जाते हैं । इसका उल्टा दबाव 
"फिर रज व तम ग्रु्ों पर पढता दै कि जिससे थे भौर निर्वल हो जाते हैं । ज्यों-ज्यों रजोगरुण व 
'तमोगरुण का पराभव द्वोता जाता है, स्पो-त्यों उससे उत्पन्न होने चाले, प्रोत्साहन, व पोषण पाने 
वाले श्रधर्म भाव भी नष्ट द्वोते जाते हैं। वह कोरे व्यक्तिगत हानि-लाभ या सुख-दु ख के विचार 
'करने के बजाय सारे कुटम्थियों, जाति या देश-बन्घुशों के ज्ञाभ-हानि व सुख-दु.ख का अधिक 
विचार करने जगता है। दूसरों को कष्ट, द्वानि, असुविधा पहुंचा कर भी अपना कास यनाने की जो 
आदत पड़ी हुई थी चद्द यदलने लगी, श्रय वद्द उसी मर्यादा में श्रपने काम को सफल बनाना 
धाहता है जिसमें दूसरों को हानि व कष्ट न दो । पहले चह उहंढ, उच्छुद्ल रद्दता था, दर किसी 
का श्रपसान कर देता था, हर किसी का उपद्यास करने में मज़ा श्राता था, दूसरों की फजीहत 
होती हो तो उसमें श्रानन्द मित्रता था, निन्‍्दा, चुगली, एक-दूसरे को भिडा देने में रस आता 
था, श्रय इनकी तरफ से उद्ासीनता झाने लगी । इनमें तुच्छुता, छोटपन श्रज्ञुभव होने लगा। 
“हस त्तरद् धीरे-धीरे उसकी चित्त-बृत्तियाँ अशुभ से शुभ की ओर, मूठ से सत्य की भर, पझसंयम 
"से संयम की भोर, हुष्टता से सौम्यता व सौजन्य की ओर कुकने लगती हैं। 
“शास्त्र, जल, कुदुम्ब, देश, काल, कम, जन्म, ध्यान, मन्त्र और संस्कार--ये 
दश शुणों के आविभाव के कारण हैं।” ॥४॥ 

. श्रव तुम पूछोगे कि आखिर इन गुणों का झाविर्भाव केसे होता है? कोन इन्हें प्रेरित 
करता है ? तो सुनो--उसके दस निमित्त या प्ररक कारण होते हैं। पहला शास्त्र है। शास्त्रों में 
विविध प्रफार के क्रिया-फर्म व विधि-विधान लिखे होते हैं | अ्रनेक प्रकार के देवी-देवताओं के पूजा- 

विधान किये गये हैं । इनसे कर्त्ता फे विविध गुणों को उत्तेजना मिलती है। जल से भमिप्राय 


अध्याय १३ : परमात्मा, जीव, जगते्‌ २७७ 


यहाँ भिन्न-भिन्न प्रकार के जल्लीय पदार्थों, पेयों से है । दूध, विविध रस, छाछ, शराब कई प्रकार 
के शर्बत आदि पीने से, या विविध प्रकार के जलवायु में रहने से भी गुणों की प्ररणा मित्नती 
है | प्रजा से मतलब सिज्न-मिन्न जाति के लोगों के सम्पर्क से है। इन सस्बन्धों, व सम्पर्कों के 
कारण भी गुणों का उभार होता है। देश से मतलब भिन्न-भिन्न प्रदेशों व भूखण्डों से है। वहाँ 
की जकवायु, प्रभाव, पद्धतियों के अनुसार भी गुण प्रोत्साहित होते हैं। काल का मतलब है सुबह, 
शाम, रात, जवानी, बुढ़ापा, बचपन आदि । इनके प्रभावों से भी ग्रुण घटते बढ़ते या रूप बदलते 
हैं। मनुष्य के त्रिविध कर्म-कलाप भी गुणोत्तेजक द्वोते हैं। जिस वंश, कुल, योनि में जन्म हुआा 
हो उसके मुताबिक भी गुण अपना-अपना जोर जताते हैं । मनुष्य जेसा ध्यान, चिन्तन करता 
है वेसे ही गुण उसमें उत्पन्न होते हैं। जेसा मस्त्र या उपदेश उसको मिलता दो, जिस प्रकार के 
मन्त्रों की साधना वह करता हो वेसे ही गुणों से अभिभूत मनुष्य होता है । जेसे संस्कार उसपर 
पढ़ते हैं वेसे दी गुणों का पात्र वह द्वोता है । 


“इनमें सें जिन-जिनकी बृद्धजन प्रशंसा करते हैं वे-वे ही सात्त्विक हैं, जिनकी 
दा करते हैं वे तामस हैं और जिनकी उपेक्षा करते हैं, वे राजस हैं।?॥५॥ , 
अब इन तीन ग़ु्ों की पहचान क्या है ? सो गीता मे मैं इसका विवेचन कर चुका 
हूँ । किन्तु यहाँ एक सरल युक्ति उसको जानने की बताता हूँ । बढ़े-बूढ़े व अ्रनुभवी लोग 
जिन गुणों की प्रशंसा कर उन्हें सात्त्तिक, जिनकी वे निन्‍दा कर, जिनके लिए मना करें, वे तामस, 
व जिनके बारे में चुप रह जाते हों, न अच्छा कहें न बुरा, तटस्थता घारण कर लेते हों था जिनकी 
उपेक्षा करते हों उन्हें राजस गुण समम्तो 4 यह शास्त्रीय व्याख्यान नहीं दे । ध्यावह्रिक काम- 
चलाऊ तरकीब तुम्हें बताई है । क्योंकि इस समय मेरी निगाह के सामने तुम द्वी नहीं, बल्कि 
आज के व आने वॉले जमानों के वे तमाम अपढद-कुपढ़, गंवार, स्त्री-जन, अबोध, किसान-मज़दूर 
झअछूत, कोल-भोल, नागा श्रादि जंगज्नी लोग भी हें, जिन्हें मुझे उद्धार का सरल रास्ता बताना 
है । ऊधो, सच पूछी तो जो पढ़े-लिखे, साधन-सम्पन्न, विद्वान, धार्मिक, ज्ञानी, साधक, श्रेयार्थी 
हैं, उन्हें मेरी या मेरी सहायता की ज़रूरत ही क्या है ! जो घन ऐश्वर्य, सत्ता आदि के नशे में 
चुर हैं वे तो मेरी परवाह ही नहीं करते, अतः उन्हें मेरी जरूरत नहीं है--हालाँकि एक तरह 
से चद्दी सेरी सहायता व आश्रय के सबसे अधिक पात्र हैं, परन्तु ये गहरे डूबे हैं, अतः इनके लिये 
प्रयाप्त व समय चाहिए वे मेरी परवाह नहीं करते हैं, और जो खुद समझदार, विवेकी, विद्वान, 
घामिक, सत्पुरुष हें उन्हें मेरी खाप्त ज़रूरत नहीं दै हालांकि वे मेरा पछा पकडे ही रहते हैं । 
मेरी सच्ची ज़रूरत तो उन सरल, निदोंग, भोले-भाले, आश्रय-हीन, लोगों को है जिनका जिक्र मेंने 
अभी किया है और जिनकी मुझे हद से ज्यादा विन्ता है। शबरी के जूठे फल, सुदामा का चिवड़ा, 


“जिनका धन आत्मा ही है वे निर्धन पुरुष जिन्हे परम प्रिय है ओर जो भक्ति रस को 
जानते हैं वे श्री हरि उन कुबुद्धियो की पूजा को स्वीकार नही करते जो अपनी बहुज्ञता, धन, कुल और 
कर्मों के मद से अधे होकर अकिंचन सत्पुरुषो का अपराध करते हैं | जो स्वरूपानन्द से ही परिपूर्ण 
होने के कारण अपनी सेवा करनेवाली लक्ष्मी, उनकी इच्छा करने वाले राजाओं और देवताओं 
को भो कुछ नही गिनते, किन्तु अपने भक्तो के सदा अधीन रहते हैं। उन श्री भगवान्‌ को कोई 
कृतज्ञ पुरुष कसे त्याग सकता है १ (भाग० स्कं० ४॥३१+-२१-२२ ) 


श्ष्ध भागवत-घर्स या जीवन की कृतार्थता 


विदुर का साग, केवट के जंगलो फल-मूल, चन-फूलों की व तुलसी की माला, गरीबों व साधन- 
हीर्नो की इन भेंटों व वस्तुश्रों फी मेरी निगाह में जो कीमत है वह मेरे जेल्लोक्य के ऐश्वय की 
भी नहीं है । ऊधो, सच पूछो तो में उन्हींका हूँ. जिनका कोई नहीं है । जिसका पिता नहीं है 
उसका में पिता, जिसकी मां-बहन नहीं दै उसकी सां-बहन और -तुम शायद हंसोगे---जिसकी 
स्त्री नहीं दे उसकी स्त्री भी में ही हैँ । उसके सच्चे हृदय की पुकार पर उसकी रुन्नी घनकर भी 
उसकी सेवा करने में मुझे ल्ज्जा या संकोच न होगा । इसी तरह जिसके धन नहीं उसका चन्त, 
ऐश्वय नहीं उसका ऐश्वयं, राज-पाट नहीं उसका राज-पाट में ही हैँ । जिसका जो अभाव हद 
बह में ही हूँ । उसी श्रभाव के रूप में वह मुझे पा सकता है। उसके सच्चे हृदय से पुकराने की 
देर है कि मेरी तरफ से देर न द्वोगी । इसके कितने उदाहरण तुम्हें दूँ ? मेरा तो यह स्वभाव ही 
है और नित्य ऐसे ही ,कार्मों में लगा रहता हूँ । ' 

तुम पूछोगे कि तो फिर सबको हसका अनुभव क्यों नहीं होता १- इसका कारण है । 
मनुष्य दो घोड़ों पर सवारी करते हैं। इधर मुझे पुकारते हैं, उधर पुरुषार्थ पर, श्पनी अहन्ता पर 
भी भरोसा रखते हैं । में पुरुषार्थ का विरोधी नहीं हूँ । मुझ पर भरोसा रख के पुरुषाथ या उद्योग 
करना एक बात है, वे पुरुषार्थ पर भरोसा रख के मुझे पुकारना दूसरी बात है । जिनका अन्तिम 
विश्वास, आधार, मुरू पर दे वे जो कुछ पुरुषा्, परिश्रम, उद्योग, प्रयत्न करते हैं वह केवल 
मेरे साधन, एजेण्ट, या गुमाश्ते के तौर पर । उसके कर्त्तापन का व फल्लाफल का जिस्सेदार---वे 
जानते दों या न जानते हों--चास्तव में मैं रहता हूँ, वे नहीं । लेकिन जिनका अन्तिस विश्वास 
पुरुषार्थ पर है, अर्थात्‌ खुद श्रपने पर है, अपनी योग्यता, परिश्रम, जोढ़-तोढ़ भिड़ाने के सामरथ्थ्य 
या कूट-कपट युक्तियों, मारकाठ आदि पर है, वे मुझे दरअसल्य ऊपर ही ऊपर से पुकारते हैं, 
यदज मनबूरी पुकारते हैं, इसीसे मेरे हृदय पर उसका असर नहीं होता। अ्रस्तु । रा 


“जबतक आत्मतत्त्व का अपरोक्ष ज्ञान और देहद्दय तथा उनके कारणभूत 
गुणों की निद्वत्ति न हो तबतक सत्त्वगुण की बुद्धि के ज्षिण मनुष्य को साक्त्विक 
शास्त्रादि का ही सेबन करना चाहिये, उससे धमकी वृद्धि होती है और फिर 
उससे ज्ञान उत्पन्न होता है ।॥6॥ ल्‍ 

इसका सारांश यह हुआ कि मुझे पाने के लिए सात्तिक वृत्ति बदाना चाहिए । इसके 
लिए चारों श्रोर परे सात्तिक बातों को द्वी भ्रदृण करने का उद्योग करना चाहिए । यहाँ तक कि 
शास्त्रादि भी वही सेवन करे जो सात्विक धर्म या उपदेश-प्रधान हों। जैसे जिन शास्त्रों स॑ माँसा- 
हार, पशु-बलि, सारण, मोहन, उच्चाटन आदि सिद्धियों था शक्तियों का विधान हो , तथा 
जिनमें कूट-कपट, हृत्या-हिंसा का समर्थन हो, या दुष्यंघ्तन को बढ़ाने वाली चस्तुओं या विषयों 
के बनामे व सेवन करने की विधियाँ हों, ऐसे शास्त्रों से बचना चाहिए। किप्ती भी चिषय की 
विधिवत चर्चा करने चाले ग्रन्थ को शास्त्र कहते हैं। बेसे शास्त्र से प्राय: धर्म-शास्त्र दी समझा 
जाता है। परन्तु शास्त्र का व्यापक अर्थ भी है। भौर घर्म के नाम पर व नास से भी तो कई 
तामस विधियों का प्रचार है व हो जाता दै तथा ध्म-शास्त्रों में भी उनका विधान मिल जाता दै । 
क्योंकि ये शास्त्र समय-ससय पर बनते, संशोधित व सम्पादित दोते हैं और जिस समय जेसी 
आवश्यकता सममी जाती है जेसे धार्मिक आचारों का रूप समाज के घुरीण बदल दिया करते हैं 
तथा शास्त्रों में मी तदनुसार परिवर्तन कर दिया जता है । प्रिय ऊघो, ,भले द्वी प्रसगानुसार कभी 


: अध्याय १३ : परमात्मा, जीव, जगत्‌ २७६ 


कोई समाज-नैठा या ब्यवेस्थापक किसी तामसिक विधि-विधान को थोढ़े समय के लिए आव- 
श्यक्ष या अपरिदार्य समझले ; परन्तु उसका सद्वेव प्रयास तो ससाज में सात्तिकता बढ़ाने का ही 
रहता है व रहना चाहिए । क्योंकि इसीले धर्म की वृद्धि व पुष्टि होती दे व समाज आगे बढ्ता 
है । इस तरह राग-द्व ष-मूलक रजोगुणी शास्त्रों से भी बचना चाहिए | ४ 

यह सत्त्वगुण को बढ़ाने का प्रयत्व तबतक करते रहने की जरूरत द्वै जबतक आत्म-तत्त्व 
का अ्रपरोक्त यानी प्रत्यक्ष ज्ञान न हो तथा स्थुल्न शरीर व सूक्ष्म अथवा लिंग शरीर की और उनके 
कोरण' बननेवाले गुणों की निवत्ति न हो । इसे अच्छी तरह समझ लो । 
धर आत्म-तत्व तो तुमने अबतक के विवेचन से समर द्वी लिया दे । बुद्धि से जो ज्ञान 
आध्म-तत््व का होता है उसे आत्मा का वास्तविक ज्ञान नहीं कहते । जसे मेरे समझाने से आत्मा 
के सम्बन्ध में तुम्दारी बुद्धि को कुछ परिचय दो गया है, आ्रात्मा की एक कल्पना या चित्र उसमें 
अंकित दो गया है। कहना ही हो तो परोक्ष श्र्थात्‌ प्रकारान्तर से, अप्रत्यक्ष, ज्ञान कद् सकते हैं । 
अपरोक्ष अथवा प्रत्यक्ष ज्ञान को साक्षात्कार भी कह सकते हैं । सरल भाषा में उसे प्रत्यच्ष दर्शन ही 
कहो ना । अरब यह आत्सा या ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन क्या वस्तु है, इसके बारे में दो मुख्य मत हैं। 
एक तो यह कि जसा में तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष बेठा हैँ, तुमसे बात कर रहा हूँ इस तरह प्रत्यक्ष 
दर्शन होना, दूसरा यह कि आत्मा या ईश्वर के जो गण हमने मान लिये हैं उनका अपने में व 
जगप्‌ में विकास देखना। अवतार-कल्पना को मानने वाले व कुछ योग-साधक इस बात पर 
विश्वास रखते हैं कि भगवान्‌ मनुष्य की तरह भ्रत्यक्ष दुर्शन देता दै व जगत्‌ में आता रहता व 
श्रपना काम पूरा करके चला जाता है। योग-साधकों या भक्तों को ध्यान की, स्वप्त की या अन्य 
चिन्तन अ्रथवा भावलीनता की अवस्था में जो मूर्तियाँ, आकृतियाँ, तेजोगोल, दीछियाँ दिखाई 
देती हैं उन्हें वे ईश्वर-दुर्शन मानते 'हैं । उनके ये अजुभव गलत नहीं हैं । परन्तु इस श्रकार का 
'भगवहर्शन न तो कठिन ही है श्रौर न साधक को बहुत्त आगे ही ले जा सकता है। इससे दर्शक को 
भगवान के दर्शन का एक अद्भुत आनन्द अवश्य होता है, परन्तु साथ ही कृताथंता भी मालूम होने 
लगती है जिससे भक्त या साधक -आगे साधना में शिथिल होकर उसी तृप्ति को अन्तिम अवस्था 
मान लेता है। वास्तव में इन अज्ुभवों का इतना ही अर्थ है कि उसकी सात्विकता बढ़ रही है, 
चित्तवृत्ति एकाग्र हो रही है, परमात्मा की कृपा उस पर बरसने लगी है। इससे डसका उत्साह 
आगे की साधना में बढ़ना चाहिए । किन्तु जब चह यह समझकर कृतकृत्य होने लगता है कि मुमे 
तो इेश्वर-दुर्शन हो गये, आत्म-साज्ञात्कार हो गया तो फिर उसकी प्रगति रुक जाती है। अतः 

इसका दूसरा व अधिक स्थायी या सार्थक पहलू तुम्ह सममाना चाहता हुँ | 


परमात्मा को या तो हम “सब्चिदानन्द! या पड़गुणों के लक्षण से जानते हैं । एक-एक 
लक्षण एक-एक विशेष गुण के सूचक हैं। 'सद॒”होने के! भाव का, “स्थिति? का, श्रथवा “सत्य! 
का सूचक है। इसमें संसार के सभी स्थिर भावों का समावेश हो जाता है जेसे प्रेम, न्याय, दया, 
उदारता, क्षमा, आदि । “चित! क्रियाशीलता व ज्ञानका सूचक है। इसमे सभी प्रकार के कर्म व ज्ञान 
का समावेश हो जाता है। आनन्द! सुख, तृप्ति, अशोक, आदि भावों का सूचक है । इसी तरह 
षड्‌ गुणों को समझ लो। 
परमात्मा तो अनंत गुणों व भावों का सासर हद । हमने उसकी पहचान के लिए कुछ 


“ विशेष गुण, संकेत के तौर पर, चुन लिये हैं। इनमें से जो गुण या भाव साधक यथा भक्त को अपने 


श्प० सागवत-धर्मे या जीवन की कृतार्थता 


हृदय के नजदीक लगता हो, प्रिय लगता हो, उपास्य लगता हो, उसका विकास वह अपने में करे । 
अपने शरीर व सन के.प्रत्येक अंश, प्रत्येक परमाणु में वह उसी गण को देखे व अनुभव करे । जब 
वह अपने आपको उसी गण की प्रत्यक्ष मूर्ति अनुभव करने ज्ञगे तब समझे कि उसने अपने लिए 
परमात्मा था ईश्वर के दशन कर लिये । अपने अन्दर उसने ईश्वर को पा लिया | लेकिन जगत्‌ 
में अभी ईश्वर-दुशेन करना बाकी रहा है। उसकी यही भावना जब संसार के प्रत्येक परमाणु में 
व्याप्त हो जायगी, जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु जब उसे उस रूप में दीखने लगेगी, अनुभव होने लगेगी, 
तब समझना चाहिए कि उसने संसार में इश्वर-दर्शन कर लिये | इस तरह पिण्ड व ब्रह्माण्ड, 
व्यष्टि व समष्टि, दोनों में जब तक उसकी ऐसी भाचना, दृत्ति या अजुभव नहीं हो जाता तब तक 
उसका ईश्वर-दर्शन अधूरा, रूलक मात्र, अस्थायी, क्षणिक, तात्कालिक ही समझना चाहिए । केवल 
मानसिक चिन्तन या भ्ध्यास से यह स्थिति नहीं प्राप्त होती | हमारे जीवन-ब्यापारों में उसके 
इशन या परिणत होने पर ही इस स्थिति को पहुँचा कहा जा सकता है। इस तरह सत्य को, प्रेम 
को, ऐशवर्य को, यश को- किसी को भी लेकर साधना व रने चाज्ञा अपने अन्दर व बाहर सब 
सत्यमय, प्रेममय, ऐश्वयेंसय, यशसय, देखने लगेगा ॥* 


प्रत्येक वस्तु की तरद्द हमारे शरीर के भी दो रूप हैं--स्थूल व सूच्म । ऊपर का ढाँचा 
स्थूल व. भीतरी रूप सूचम है, जिसे लिंग शरीर कहते हैं । लिंग का अर्थ है अ्रवयचहीन उसमें 
बाहरी शरीर की तरद्द भत्त्यक्ष इन्द्रियाँ तो नहीं होतीं परन्तु इनके सूक्ष्म तत्त्त होते हैं, जो १८ हें । 
मनुष्य की वासना, कर्म व कर्स-फल्षों के संस्कार इस किंग शरीर में चिपकरे या जुड़े रदते हें। 
झृत्यु के समय यद्द स्थु् शरीर तो निर्जीव हो जाता है, परन्तु भाण के साथ लिंग शरीर, इसे 
चासनाट»क शरीर भो कहते हैं, बाहर निकल कर वातावरण में चला जाता है। (सूच्म होने के 
कारण हमें आँखों से या दूरबीन से नहीं दिखाई देता। कुछ, प्रयोगों से वज्षानिकों या शोघकों ने 
इस का पता लगाया है ।) यह ल्षिंग-शरीर मलुष्य के नवीन जन्म का बीज है, व कारण बनता 
हं । हसका मुल वासना है । अतः जबतक मनुष्य वासना को निम्‌ ल नहीं कर लेता तवतक 
वह ससार-बन्घन या आवागमन के चक्र के दुःखों से नहीं छूट सकता । सास्विकता को साधना 





जेंसे दुर्योधन को अपनी समा में; या श्रीश्ररविन्द को अदोलत में, या गोपियो वो रास 
मण्डल में, कष्णु ही कष्ण दिखाई देते थे । दुर्योधन को भगवान्‌ की योगमाया से व श्रीश्ररविन्द 
तथा गोपियों वो अपनी वन्मयता से | 

+ “जिस प्रकार भूख से व्याकुल व दीन कुत्ता घर-घर फिरता हुआ अपने प्रारब्धानुसार 

कहीं लाढी व कहीं भाव खाता है, उसी प्रकार विविध प्रकार की वासनाओं से बधा हुआ जीव ऊँचे 
नीचे मार्ग से उत्तम, श्रधम अथवा मध्य योनियों में प्रमता हुआ इष्ट-अनिष्ट प्रारव्ध भोगता है । 

“यदि कहो कि उन दुं:खों वो दूर करने का उपाय करने से उनका छुटकास भी वो मिल 

“सकता हैं, तो यह वात नदीं। क्योंकि आधिदेविक, आधिभोतिक, और अध्यात्मिक--तीन प्रकार के 

दुश्ली में से किसी एक से भी जीव का सवंथा छुटकारा हो ही नहीं सकता | जिस प्रकार बोझे को 

सिर पर रखकर ले जाने वाला पुरुष सिर की पीडा से छूटने के लिए. उसे कन्घे पर रख लेता है | 

उसी प्रकार दु.ख से छूटने के सारे उपाय हैं। जिस प्रकार स्वप्त में होने वाला स्वप्नान्तर उस स्वप्न 

सें छूटने का उपाय नहीं है उमी प्रकार कर्म-फल के योग से सर्वथा छूटने का साधन केवल कर्म-- 


शअ्रध्याय १३ : परमात्मा, जीव, जगत्‌ २८१ 


से वासना क्रमशः शुद्ध होती जाती है । शुद्ध भाव, शुद्ध, निप्काम, परमात्म“प्रीत्यर्थ कर्म, अनासक्ति 
यह सात्विकता का दूसरा नाम है । इनले वासना शुद्ध होते होते उसका ज़ोर इतचा धीमा पड जाता 
है कि वह मजुप्य को कर्म में प्रेरित नहीं कर सकती ; जेंसा शान्त महासमझुद्र में ऊपर ऊपर 
चलने चाली बहुत हल्की लहरें । या मनुष्य-शरीर को लगने वाले मन्द हवा के हलके रोके, या 
मन में उठने वाली ऐसी तरंगें जो उसके ऊपर की सतह को छूकर ही चली जाती है, कोई विकार, 
प्रेरणा क्रिया नहीं उत्पन्न करती । यद्द वासना भुने बीज की तरह नवीन जन्म देने में सलसर्थ नहीं 
रहती । इसोकों वासना-ज्य कहते हैं । जब तक वासना की निवृत्ति होकर लिग-शरीर का नाश 
नहीं होता, तब तक यरद्द सात्विकता की उपासना जारी रहनी चाहिए । 

“बॉसों के संघर्ष से उत्पन्न हुआ अग्नि जैसे उन्चके वन को भस्म करके ही 
शान्त होता है वैसे ही गुण-वैषम्य से उत्पन्त हुआ देह भी वेसी ही क्रियावाला 
होकर ( अरथात्‌ अपने से उत्पन्न हुए ज्ञान के द्वारा गुणों के सम्पू्ें काये का लय 
करके ) ही शान्त होता है? ॥ ७॥ 

इस तरह सात्त्तिकता की उपासना से धर्म की वृद्धि व ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह 
ज्ञान मनुष्य के अन्दर होने वाले ग्रु्णों के सब कार्यो को अर्थात्‌ तीन शुणों के उतार-चढ़ाव से 
होने चाले सब परिणामों को त्य कर देता है। उनके फलों को नष्ट कर देता है। तब यह देह 
भी जो गुण-वेषस्य से द्वी उत्पन्न हुआ है खुद अपने ही ज्ञान रूपी कर्मों द्वारा शान्ति को प्राप्त 
होता है जेसे कि बाँखों को पररुपर रगड से ही बाँसो में आग जलने लगती है और फिर चह सारे वन 
को जलाकर ही शान्त होती है। श्र्थात्‌ महुप्य के क्ञानात्मक कर्मो से या ज्ञानाश्रित जीवन से दूसरे 
शब्दों में निष्काम कर्मो से दी वह अपने कर्म-फलों को काद कर शान्ति प्राप्त करता है। 


“ड्री उद्धवजी बोले-हे कृष्णुचन्द्र, प्रायः सभी लोग सांसारिक विषयों को 
दुःखमय बतलाते हैं फिर भी वे कुत्ते, गधे और बकरे के समान उनको क्यों भोगते 
रहते हैं ?? ॥ ८॥ 

“श्री भगवान्‌ बोले--हे उद्धव, अविचारी पुरुषके चित्त मे जो में हूँ, ऐसी 
अन्यथा-वबुद्धि उत्पन्त होती है उससे उसका वेकारिक (सत्त्व-प्रधान) सन घोर 
रजोगुण की ओर प्रवृत्त हो जाता है? ॥ ६ ॥ 

इस पर ऊधो ने पूछा कि भगवन्‌ | में देखता हूँ कि संसार मे सभी लोग विषयों को 
बुरा बताते हैं, उन्हें दुःखदायी कद्दते व सानते हैं। फिर झुमे बढ़ा श्राश्चर्य होता है कि क्‍यों ये 
बकरों, गधो घ कुत्तों को तरह उन्हीं विषयों का सेचन करते हैँ ? इसके जवाब मे श्रीकृष्ण 





कर्म-काएड--नही है । क्योकि दोने ही (कर्म) अ्विद्या-जन्य हैं | जिस प्रकार सनोमय लिग शरीर से 
स्वम्न से विचारने वाले प्राणी को स्वप्न के पदार्थ वास्तव में न होने पर भी भासते रहने हैं उसी प्रकार 
देह अन्त: करण आदि अनात्म पदार्थ वास्तव मे न होने पर भी उनमे अमिमान करने वाले जीव का 
जन्म-मरणु-रूप ससार निश्वत्त नहीं होता | (भाग, स्क्र. ४ आर. २६ | ३० से ३५) 

कहते हैं जीव ८४ लाख योनिर्यों से भटकता दे । वे इस प्रकार हैं--२० लाख बार धात॒- 
योनि मे; £ लाख वनस्पति-योनि मे, £ लाख सरीसप-बोनि गे, १० लाख पत्ति-योनि मे, ३० लाख 
पशुन्योनि मे, ४ लाख वानर-योनि मे व शेष मानव-योनि में । 


श्पर भागवत-धर्म या जीवन की कृतार्थता 


है 


कहते हैं--सच््वगुणी होने पर भी मजुप्य का सन जब गाफिल हो जाता है, या अ्रविचारवश 
उसमें “अहंभाव! उत्पन्न हो जाता दै अर्थात्‌ वह यद्ध मानने क्षगता है कि में भी कुछ हूँ, ईश्वर 
के अ्रस्तित्व से अपने झस्तित्व को धलग मानने व समझने लगता है, तब वद्द रजोंगुण की ओर प्रवृत्त 
होता है, जिसमे अनेक संकल्प-विकल्प उठते हैं| इनकी उत्पत्ति सच्चग्रुण से दै अ्रत उसमें 
अभेद-भाव यह जीव व परमात्मा एक है, तथा संसार परमात्मा भी एक ही है, यह साव- 
स्वाभाषिक है, फिन्तु किसी भी निमित्त या कारण से जब उसमें भेद-भाव श्रर्थात्‌ श्रपने श्रलग 
शस्तिरव का भान पंदा हो जाता है, जिससे वह जीव व जगत्‌ को भी ईमण्चर से भिन्न 
देखने लगता है, जैसे एचाताने को सभी घस्तुएँ दो दीखती हैं, तो उसका पतन रजोगुण में हो 
जाता है, जिससे वह अमभेद की जगह भेढों में ही हूथने लगता है। 

“वित्त के रजोयुक्त होने पर अनेकों विकल्पों-सहित संफ़ल्प उठते हैं और 
फिर गुणों के चिन्तन से उस सन्दमति को नाना प्रकार की दुःसह्‌ कामनाएँ आ 
घेरती हैं? ॥ १०॥ 

४इस प्रकार रजीगुण के प्रबल प्रवाह में पड़कर विमूढ़ हुआ वह अजितेन्द्रिय 
पुरुष कामनाओं के वशीभूत होकर नाना प्रकार के कर्मो को, जो परिणास में 
दुःखमय होते हैं, करता है? ॥ ११॥ 
जब रजोगुण का जोर बढ़ता है तब मनुष्य बन्द्र की तरह चब्चल द्वो जाता है । 
यन्दर जेसे इस डाली से उस डाज़ी पर ऊपर-नीचे चारों तरफ उछुलता-कृदुता रहता है, उसी 
तरद्द उसका सन अस्थिर हो जाता है। कभी एक सनोरथ उठता दै, कभी दूसरा। छुब्ध तालाब 
की तरह उसके मन से लहर उठा ही करती हैं| कभी प्रेम से तो कभी द्वेप से। कभी हष॑ से 
तो कभी शोक से, कभी लोभ से तो कभी भय से । अनेक विचार उसके मन में उठते हैं जिनसे 
उसको बुद्धि रककमोर हो जाती है और वह किसी बात में सद्दी राय नहीं बना पाती, न सही 
निर्णय ही कर पाती है । सह्दी निर्यय तव तक नहीं होता जबतक सब बातों को श्रच्छी तरद्द 
तोल नहीं लिया जाता, लेकिन यहाँ तो उस तराजू की दण्डी पल पत्र पर हिल्लती डुलती रद्दती 
है। इससे उसके कर्स भी विना विचारे या आधे विचारे होते हैं। उन्तका नतीजा दु ख के सिवा 
ओर क्या हो सकता है ? 
ऊघो, मन ही तो सब इन्द्रियों का राजा है, जब वही द्वोश से नहीं है तो फिर इन्द्रिय- 
रूपी प्रजा को वह केसे शान्‍्त व घ्यवस्थित रख सकता है ? मन को बहकता देख इन्द्रियाँ भी 
अपनी मनमानी चलाती हैं और पहले जहाँ मन इन्द्रियों को हाकता था, अब हन्द्गियाँ उसे 
हॉकती हैं और यदि वह चेता नहीं तो न जाने किस गे में गिरा कर दस लेती हें ! 

“यद्यपि विवेकी पुरुष कभी-कभी रज-तम से विक्तिप्तचित्त भी होता है तथापि 
दोषदृष्टि के हारा अपने विक्तिप्त चित्त को सावधानतापूवक समाहित कर देने से 
वह उन्तमें आसक्त नहीं होता” ॥ १९॥ ! 

यह तो अविचारी, अविवेकी लोगों की बात हुई, जिन्होंने मन को संयम में रखना सीखा 
ही नहीं है। किन्त, ऊधो, कभी-कभी विवेकी पुरुष भी रज घ तम के प्रभाव में आ जाता है। गुण 
तो हर अवस्था में तीनों सौजूद रहते हैं, कभी कभी ऐसे अकल्पित कारण उपस्थित हो जाते 
हैं जिनसे विवेकी व समझदार आदुमी भी मन का तौल खो बेठता है, परन्तु वह तुरन्त दी संभव 


अ्रंध्याय १३ : परमात्मा, जीव, जगत्‌ र्पर३े 


भी जाता है। मन में चह्चलता व बुद्धि में अव्यचस्थितता आते ही, दूसरे शब्दों मे काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, मद, सत्सर इनमे से किसी भी विकार का उदय होते दी वह फोरन्‌ समझ लेता 
है कि गलत बात हो रही है ओर लावधान होकर अपने सन को उघर से हटाने का यत्न करता 
है। फ़िसी स्त्री का रूप-सौन्दर्य देख कर यदि उसके मन मे उसके नजदीक जाने की, डससे 
बात-चीत करने की इच्छा पेंदा हुई और नजदीक जाने पर भ्री उसका खाथ न छोडने की प्रवृत्ति 
हुई तो फौरन वह समझ लेता दै कि गलत रास्ते पर पाँव पड रहा है और इढ़ता के साथ वहाँ 
से उलटे पाँव भागने लगता है। इसी तरद्द किसी ने आलोचना या निन्‍दा की या कडी, कडबी 
अनुचित बुत कह दी और वह सी उत्तेजित होकर उसका बेसा ही जवाब देने से प्रदत्त हुआ 
तो तुरन्त समझ लेता है कि में रज व तम के चक्कर में आरा रहा हूँ और सु बन्द कर लेता है । 
किसी ने अ्रवज्ञा की, श्रपमान कर दिया तो बदन से यहाँ से वहाँ तक आराग लग गई, शरोर 
थरथराने लगा, श्राँखों से चिनगारियाँ निकलने लगी तो उसी समय वह सावधान होने लगता 
है कि अरे, क्रोध ने हमला कर दिया है । और वह सासने वाले के गुणों का स्मरण करके मन को 
शान्त कर लेता है। ऐसे ही और विकारों के सम्बन्ध मे भी समझो | अविवेकी व विचेकी में यही 
फर्क है कि विवेकी गुणों के चक्कर मे आ जाने पर भी तुरन्त सावधान द्योकर अ्रपने चित्त को 
समाहित करने का प्रयत्न करके उन विकारों में ज्ञिप्त नहीं दो जाता। जेसे सारथि मचले हुए 
धोडो की रास खींच कर उसे काबू में ले आता है । 

४ ( चित्त समाहित करने के लिये साथक को चाहिये कि वह ) सावधान 
ओर चिन्ता रहित होकर नियत समय पर क्रमशः श्वास और आसन को जीव 
कर धीरे-धीरे मुझ मे चित्त लगाकर योग का अभ्यास करे ।” ॥१श॥। 

“सेरे शिष्य सनकादि ने इसी को मुख्य योग कहा है कि जिससे चित्त को 
सब ओर से खीच कर सबंथा मुझ में ही लगा दिया जाय |” ॥१छ॥ 

यह दो मेंने सनुष्यों के विषयों में खिंचने का कारण बताया। अब संक्षेप में यह भी 
सुन लो कि ऐसे अवसरो पर सन को काबू केसे किया जाता है ? विकार का प्रभाव सालूम होते 
ही लस्बी सांस खींचो भर झुह को बन्द कर लो । विकारों को उभाडने वाले व्यक्ति या वस्तु 
की ओर से सुंह हटा लो । फिर आँख मूंद कर एक स्थान पर दृढ़ आखन लगाकर बेठ जाओो ' 
यदि हो सके तो ठण्डे पानी से नहा डालो, कम से कम हाथ-पेर सुंह जरूर धो लो। फिर धीरे- 
धीरे अपना चित्त सुर मे ्वगाओं । यह अ्रभ्यास नित्य करने से ऐसे त्रिकारों के उन्‍्माद के श्रवसर 
पर सन को वश में करना बहुत श्रासान हो जायगा । यद्ध एक अकार का योगाभ्यास ही हे, 
जिसे मेरे शिप्य सनकादि ऋषियों ने झ्ुख्य योग कहा है । 

“श्री उद्धवजी बोले--हे केशव, आपने जिस समय और जिस रूपसे सनकादि 
को योग का उपदेश किया था, उस रूप के विपय से मैं ज्ञानना चाहता हर 
( कृपया चतलाइए )।” ॥१५॥ 

“आी भगवान्‌ बोले--एक वार ब्रह्माजी के सानस पुत्र सनकादि ने अपने पिता 
से योग की सूक्ष्म पराकाप्टा के विषय में प्रश्न किया |” ॥१६॥ 
हि “सनकादि ने कह्य--प्रभो, चित्त स्वभाव से ही गुणों ( विषयों ) मे जाता 
है और शुण ( वासना रूप से ) चित्त से प्रवेश करते हैं, फिर इस संसार-सागर 


१८७ भगवत-घर्म यां जीवन की कृताथेता 


से पार द्ोकर मुक्ति-पद चाहने वाला व्यक्ति इनको परस्पर केसे प्रथक्‌ कर 
सकता है |? ॥१ण। 

“श्री भगवान्‌ बोले - देवशिरोसमरि भूतभावन श्री ब्रह्माजो, इस पकार पूछे 
जाने पर, कर्मयी बुद्धि होने के कारण बहुत कुछ विचार करने पर भी प्रश्न का 
यथाथ कारण न समझ सके ।” ॥१८॥ 

५तब्र इस प्रश्न का पार पाने की इच्छा से उन्होंने मेरा ध्यान किया। उस 
समय में हंस रूप से उनके पास प्रकट हुआ ।” ॥१६॥ 

के देखकर उन्होंने ब्रह्माजी को आगे कर मेरे समीप आ, मेरा चरण- 
बन्‍्द्न करने के अनन्तर पूछा कि आप कोन हैं |” ॥२०॥ 

“हे उद्धव, उस समय उन तस्त्व-जिज्नासु मुनियों के इस प्रकार पूछने पर मेंने 
उनसे जो कुछ कहा सो सुनो |” ॥२१५॥ 


उद्धव ने पुछा--आपने कब च किस तरह सनकादि को उपदेश दिया था सो कद्दिए । 
तब श्री कृष्ण ने कदहा--एक बार ब्रह्माजी के मानस पुत्र सनकादि ने उत्तसे योग को अन्तिस 
स्थिति के बारे में पूछा था और यह जानता चाहा था कि यद्द चित्त स्वभावतः ही गुणों श्रर्थात्‌ 
विषयों की ओर जाता है व जाया करता है । और ये गुण फिर वासना रूप से चित्त में प्रवेश 
करते हैं। ऐसी घट-माल लगी रहती है, तब जिज्ञासु या सोक्षार्थी केप्ते तो इस संखार-प्तागर से 
पार हो, श्रौर केसे इनके प्रभावों से बचे--इनका एक दूसरे से सम्बन्ध न होने' दे ? 
पर ब्रह्मा तो ठहरे कर्म-बुद्धि--उनका काम है कर्म ही कर्म करना, सृष्टि की उत्पत्ति ही 
उत्पत्ति करते जाना । बस, उन्हें सदेव इसी बात की धुन लगी रहती है, अतः सोचने की फुरसत ही 
कहाँ । उन्होंने बहुत अपना दिमाग छीला, लेकिन हस प्रश्न के मर्म तक दी न पहुँच पाये । ठब 
इस समस्या को दल करने के लिए उन्होंने मेरा ध्यान किया तो में दंस-रूप से उनके सामने प्रकट 
हुआ । तब उन छ्लोगों ने पूछा--अआप कौन हैं, उसके उत्तर में मेंने जो कुछ कद्ठा--ठससे 
तुम्हारी जिज्ञासा पूरी हो जायगी । वह सुनो-- 


४ मैंने कहा-- ) हे विभ्रगण ! यदि तुम्हारा यह प्रश्न आत्मा के विषय में है 
तो आत्मवस्तु तो एक ही है, ( उसमे किसी प्रकार का भी सजातीय-विजातीय 
अथवा स्वगत भेद नहीं है, ) अतः तुम लोगों का यह प्रश्न हो द्वी केसे सकता 
है ( अथात्‌ में भी निर्विशेषरूप होने से किस जाति, गुण अथवा व्यक्तिहप विशेष 
का आश्रय लेकर इसका उत्तर दू ।? ॥२२॥ 

सेंने कद्दा--विश्रो ! तुम्हारा प्रश्न यदि आत्मा के विषय में दे, श्रर्थाव्‌ में कोन हूँ, इस 
प्रश्न से यदि तुम मेरे आत्म-रूप के बारे में पूछते हो तो आत्म चस्तु सब जगह व सब में एक 
ही है। उसमें सजातीय, विजातीय या स्वगत ऐसा कोई भेद नहीं है। अर्थात्‌ उसके लिये यद्द 
नहीं कद्दा जा सकता कि वह्द अम्॒ुक जाति का दै, या अ्रमुक जाति का नहीं हैं, एक या दूसरी 
जाति का है, न स्वतः श्रात्मा से ही स्वगत या परगत अपने आप में रहने वाला या दूसरों में 
जाने वा रहने वाला, ऐसा कोई भेद है। सो तुम्हारा यह प्रश्न निरथथंक दै। क्योकि जो पागष्मा 
तुम में है चही मेरे में है--जो तुम हो वही में हैँ । ओर मे जो इसका उत्तर देने घाला हैँ. उसका 
भी क्या आश्रय हो सकता दे? मेरा रूप तो निर्विशेष दे । किसी भी विशेषण द्वारा उसका 


अध्य[य १३ : परमात्मा, जीव, जगतेँ 4 


परिचय नहीं दिया जा सकता । क्‍योंकि सब विशेषताओं से रहित हूँ, अखण्ड एकरस हूं, छोटा- 
बढा, भ्रच्छा-बुरा, लम्बा-चौडा, काला-पीला, ऐसी किसी विशेषता का आरोपण मुरूपर नहीं किया 
जा सकता। श्रतः न कोई जाति, न गुण, न किसी ब्यक्ति का आश्रय लेकर में रहता हूँ, तो 
इसका उत्तर केसे दृ ? यह जो बोल रहा है सो तो इस हंस-नासक शरीर का श्र/श्रय लेकर। किन्तु 
शुद्ध आत्मा तो शरीर की उपाधि से मुक्त है, अतः मेरे लिये शुद्ध आत्म-रूप से कुछ कहना भी 
कठिन है । कोरी बिजली की शक्ति जब आसमान में रहती है तब वह न किसी गुण से सम्बन्ध रखती 
है न च्यक्ति से न किसी जाति से । इनमे से किसी का आश्रय उसे नहीं होता । जब बादल का 
आ्राश्रय उसे होता दै तो चमकती है । जब विज्ञानी तारों का आश्रय उसे देते हैं तो उससे नाना 
प्रकार के काम लिये जा सकते हैं, किसी आश्रय के निमित्त से ही वह प्रकट होती दै व कुछ 
काम करती है। यही हाल आत्मा का है जब तक उसे शरीर-रूपी आश्रय न हो तब तक वह 
प्रकट था व्यक्त होकर काम नहीं कर सकता । अतः आत्म-रूप से तो में किसी का आश्रय लिये 
नहीं हैँ, अतः केसे तुम से बोल या बतल्ला सकता हूँ । 


“और यदि तुम पंचभूतात्मक शरीर से ऐसा पूछते हो तो समस्त शरीर भी 
पंचभूतरूप होने से वास्तव मे अभिन्न ही हैः, अतः तुम्हारा यह प्रश्न कि आप कौन 
हैं, वाणी का आरम्भ-मात्र (व्यर्थ आडम्बर) ही है ।” ॥२३॥ 

यदि इस पंच भूतों के बने शरीर से तुमने यह पूछा है तो भी तुम्हारा प्रश्न फिजूल है । 
संसार के सभी शरीर, सभी आकार, सभी नाम-रूपधारी पाँच भूततों से बने हैं, अतः भूत रूप 
में सब अभिन्न हैं । हड्डी, चमडी, मांस आदे जो स्थूल्न पदार्थ इसमे दीखते हैं वे सब प्रथ्वी अर्थात्‌ 
घन पदाथ दें। रस, रक्त, मूत्र, पसीना आदि जो गीला, चिकना या प्रवाही अंश इसमें है वह 
जल है । शरीर में जो गर्मी मालूम होती है, अन्न की जो पचन-क्रिया होती है, उसे अ्रग्नि 
समझो । प्राण, श्रपान, उदान, ध्यान, समान शादि जो वायु शरीर में है वही वायु और 
जिस पोल मे हड्डियों, स्नायुओं व नाडढियों का जाल ग्रु'था हुआ है व जिसमे अन्न, रस, रक्त, वायु 
आदि रहते व अपना काम करते हैं, वह आ्राकाश है । तुम देखोगे कि ये पाँचों तत्व सभी शरीरों 
में विद्यमान हैं, चाहे वह शरीर मनुष्य का हो, पशु-पक्ती का हो, पेड-पोधे का हो, या जड-अचेतन 
दीखने वाले मिद्दी, पत्थर आदि धातु-द्वव्य का हो। किसी-न-किसी रूप में ये पाँचों भूत उससे 
दिखाई देते हैं। चेतन पदार्था का उदाहरण तो झट समझ में आ सकता है, परन्तु जड जेसे 
मिद्दी-पत्थर सोना आदि का नहीं । अत. देखो सोने में जो घनता है सो पृथ्वी, गरम करने से 
जो रस बन जाता है, सो जल, गरस करने से या घूप खाने से जो गरम हो जाता है वह उसमे 
छिपे अग्नि क्यों का ही सबूत है । भीतरी गुप्त अग्नि-कण बाहरी अग्नि को अहण कर लेते हैं 
जिससे पदार्थ गरम हो जाता या सालूम होता है। विशिष्ट प्रयोगों से, रासायनिक प्रक्रियाश्रों से 
कोई भी पदार्थ वायु-रूप से लाया जा सकता है। श्रतः यह उसमे वायु-तत्त्त का सूचक है । सोने 
के परमाणुओं के बीच से जो उसमें स्थान या पोल रहती दै वह आकाश का प्रमाण है। इस 
पोल के कारण हो सोना चपटा, लम्बा, तार रूप में हो जाता है। 

इस प्रकार जब तुम लोगों से व म्लुरू में कोई भिन्नता नहीं है तो फिर यह प्रश्न कि 
“श्राप कोन हैं १” केवल वाणी का विज्ास या आडम्बर ही हुआ न १ 


“प्न से, वाणी से, दृष्टि से अथवा अन्य इन्द्रियों से भी जो कुछ प्रतीत होता 


हे 


॥ १७ | 


अ. 
* 
| 


€& 
शेप भागवंत-धर्म या जीवन की कृताथता 


है, निश्चय जानो वह सब में ही हूँ, मुझ से प्रथक्‌ कुछ भी नहीं है ।? ॥र४॥ 

' 7४४ शत. विप्रो, इस कथन का सार यह निकला कि इसमे अपने मन से जो कुछ कह्पित 
प्रतीत होता है, आंखों से जो कुछ देखा जाता है, था अन्य इन्द्रियों से जो कुछ भासता या 
अनु नव में आता दै वह सब में ही हूँ । मुमले सिन्‍न या एथक्‌ किली भी वस्तु की सत्ता नृहदीं 
है। यह जो नाना नाम-रूपमय जगत्‌ दिखाई देता दे यह मेरा ही रूप या विस्तार है । शक्कर 
की तरह-त्रद्द की मिठाहयाँ या मिद्दो के नए-नए तर्ज के खित्रोने सब्र शक्कर या मिट्टी ही तो हैं-- 
उसी तरद् यह जगत मेर॑ सिवा कुछ नहीं है । 

“हे पुत्रगण | यह ठीक है कि चित्त विषयों का अनुसरण करता है और विषय 
चित्तमें प्रवेश करते हैं; किन्तु वे दोनों विषय ओर चित्त ( परस्पर संश्लिए होते 
हुए भी ) मेरे ही स्वरूपभूत जीव वी उपाधि दी हैं, उसके स्वरूप या स्वभाव 
नहीं |? ॥ २४ ॥ 

तो भी, पुत्नो, तुम्हारा यह कद्दना सच द्वै कि चित्त विषयों को ओर दोदता है, और 
विषय भी चित्तमें प्रवेश करते हैं । मच खाने को ललचाता है, अ्रच्छे नाटक खेल ( सिनेमा ) देखने 
को चलता है और ये भी चीज़ें मन को अनुरंजित करके उसमें अपने लिये प्रीति का स्थान पेदा 
कर लेती हैं। इस तरह ये विषय ओर चित्त दोनों एक-दूसरे से मिले रहते हैं, एक-दूसरे में उलमे 
रहते हैं । परन्तु यह मेरा झर्थाव्‌ आत्मा का स्वरूप नहीं हैं, उपाधि मात्र हैं। अंतरग नहीं, ऊपरी 
आागन्तुक धम-मात्र है । जो वस्तु तीनों काल में टिक रहती है व एक-रूप रहती है वही आत्मा 
का स्वरूप या स्वभाव कहा जा सकता है। भर वह सत्‌-चित्‌-आनद के सिवा दूसरा नहीं है॥। 
सन और विषय अर्थात्‌ संसारी पदार्थ सब मेरे शुद्ध रूप मे उसके उपाधि होने से, मिश्रण होने से 
देश-काल श्रादि की सीमा में सीमित होने से बन गये हैं । आत्मा जब देश की सीमा से घिरा तो 
ब्रह्माण्ड, ओंकार, या इस विश्व के रूप में दिखाई दिया । जब काल से सीमित हुआ तो श्राज है, 
कल नहीं है, ये अचस्थाय॑ भूत, भविष्य, वत्तंसान, बचपन, जवानी, चुढ़ापा, सुबह, शाम, रात 
श्रादि दीखने लगे । इसीसे ससार में विविध श्राकृतियाँ---ना म--रूप--शरी र, घुम--में, पेढ़--- 
पोधे--लता, पशु, सिद्दी--सोना, बादुल, तारे, चाँद---सूरज दिखाई देते हें। 

“विषयों का पुनः-पुनः सेवन करने से चित्त उनसे आविष्ट हो जाता है और 
फिर बासनारूप से चित्त ही से उनकी अभिव्यक्ति होती रहती है, इसलिये अपने 
शुद्धम्वरूप को मेरा ही रूप जानकर चित्त और विषयरूप दोनों उपाधियोंकों त्याग 
देना चाहिये ।” ॥ २६ ॥ 

फिर जब घित्त बार-बार विषय-सेवन करने लगता है, मन से विषयों का ध्यान व शरीर 
से उनका भोग करता रहता है, तो फिर चित्त विषयमय बन जाता है। इसीको वासना कहते हैं । 
अब वे कोरे विषय नहीं रह गये। वासना बन गये। उनकी जढ गद्दरी बेंठ गई । चित्त में उनके 
लिये श्रत्र भ्ासक्ति हो गईं | वे न मिल तो चित्त छुटपटाता है, तरह-तरह की उधेडबुन व कबाडे 
में लग जाता द्वै। उसकी प्राप्ति के लिए न जाने क्या-क्या और पाप करता दै। शराबियों, जुश्रारियों 
व कामी पुरुषों की चेष्टाओ्रों व करतूतों से इसका श्रजुमान लगा सकते हो | श्रतः मनुष्य को चाहिए 
कि वह मेरे शुद्ध स्वरूप को पहचाने, मन विषयो की अश्रसत्रियत व परस्पर आ्राकषंण को भी समम् 
ले व उससे सावधान रहे । विषयों से दूर रह्दे, मन को कावू मे रक्खे व मेरे आत्मं-स्वरूप में उसे 


अध्याय १३ : परमात्मा, जीव, जगत 


खदा लगाये रहे । का 
“जाम्रत, स्वप्न और सुषुप्ति ये गुणवैषम्य के कारण हुई बुद्धि की वृत्तियों'है;-- 
इनके साक्षी रूप से निश्चय किया हुआ जीव तो इनसे भिन्न ही है।” ॥ २७॥ 

जैसे चित्त और विषय जीव की उपाधियाँ हैं वेले ही जागृति, स्वप्न ओर सुघुष्ति ये 
बुद्धि की वृत्तियाँ हैं, जो तीन गुणों की घटाबढ़ी से बनती-बिगढती रहती हैं । मिन्‍्न-मिनन गुण 
जब बुद्धि पर प्रभाव डालसे हैं तब भिन्न-भिन्न वृत्तियाँ बुद्धि मे उदय द्ोती हैं। जिस अवस्था में 
मन, शरीर व उसकी सब इन्द्रियाँ काम करती रहदती हैं उसे जाग्रत्‌ अवस्था या जागृति कहते हैं। 
जिसमें शरीर व इद्वियाँ शान्त रहती हैं, केवल सन काम करता रहता है उसे स्वप्न व जब मन 
भी शान्त हो जाता है उसे सुपुष्ति कहते हैं। गहरी नींद की अवस्था ही सुघुष्ति है । ये तीनों 
श्रतरस्थाएँ बुद्धि को प्राप्त होती हैं, जीच को नहों । सुषुष्ति मे जब मन-बुद्धि सो जाती हैं तब भी 
जीव श्रर्थात्‌ आ्रात्मा, जीवात्मा या प्रत्यगात्मा तो जागता ही रहता दै । उसका अज्भुभव हमें तब 
होता है जब हम गहरी नींद से जग जाते हैं और यह याद ञआता दे कि आज तो खूब सोये। यह 
जीव ही है जो उस समय भी जगकर हमारी सुषुष्ति अवस्था को देखता रहता है और ऊजगने पर 
हमें उस अवस्था को याद दिल्लाता है | इसीलिए इसे साक्षी कहते हैं। जागृति व स्वप्न में वह 
सब कुछ जानता रहता है, बुद्धि के द्वारा वही इन अवस्थाश्रों का भोग करता है, इसका हमें नित्य 
प्रत्यक्ष अनुभव द्ोता है । परन्तु सुघुष्ति के सबंध में अक्सर शंका उठती है, अतः उसका समाधान 
करना जरूरी था। इसका अथे यह हुआ कि यद्द जो हमे अपनी भिन्‍न-मिन्‍न अवस्थाओं का भान 
होता है यह है तो हमारे मन या बुद्धि को उपज, जो कि प्रकृति के काये या परिणाम हैं, परन्तु 
इनका जो भोग करवा है, इनका जो आनन्द लूटता है, वह वास्तव में जीच है । जीव इनका साक्षी 
या दृष्ा या केवल देखनेवाला बनकर इनका भोग करता दै । श्रतः तुम यह भ्रच्छी तरह समस्त 
रकक्‍्खो कि ये तीनों अवस्थाएं बुद्धि से संबंध रखतो हैं, जीव से नहीं ; जीव इन श्रवस्थाश्रों से 
प्थक, स्वतन्त्र, भिन्‍न है और इनमे लिप्त नहीं, बल्कि इनका साक्षी है। जीव का यही शुद्धस्वरूप 
व वास्तविक स्थिति है। लेकिन जब जीव आुज्ञावे मे पड़कर मन-बुद्धि की जगह ले लेता है, इन 
अवस्थाओं में मन-छुद्धि की तरह लिप्त हो जाता है, तो इनके सुख-दुश्ख का भागी बनकर पामर 
हो जाता है। राजा जब सब काम अपने मनन्‍्त्री, सेनापति, भण्डारी, खजाज्ची आदि को बॉट कर 
स्वय केवल निरीक्षक की हैसियत रख लेता दै तो वह जीव को तरह केवल साक्षी या दृष्टा समझा 
जा सकता है । पर वह जब इनके कासों में खुद लिप्त दो जाता है, मंत्री, सेनापति आदि के कामों 
में सीधा दखल देने लगता है तो वह उनकी जिम्सेदारियों, त्रुटियों, भल्नाई-बुराष्टयों व इसलिए उनके 
सुख-दुःखों से भी बरी नहीं रह सकता। अतः जीव की इस स्वतन्त्र, अलिप्त, सत्ता को हमें सर्वदा 
याद रखना चाहिये । 


“जीव को गुणदृत्ति प्रदान करनेवाला जो यह संसारबन्धन है उसे साक्षीरूप 
मुझ तुरीय में स्थित होकर त्याग दे | इससे चित्त और गुणों के पररपर सम्बन्ध 
का त्याग हो जायगा ।? ॥२०॥ 

अरब तुम यह समझ गये होगे कि गुण और उनको वृत्तियाँ श्र्थात्‌ विविध श्रवस्थाएं, ये 
मन-हुद्धि के या यो कहें कि प्रकृति के धर्म हैं; जीवास्मा अर्थात्‌ पुरुष के नहीं । इस संसार-वन्धन में पढने 
से भर्थात्‌ विषय-भोग में लिप्त होने से, देह का व कर्त्तापन का.अभिमान रखने से, मन-बुद्धि में हूँ, 


श्प८ भागवत-घम्मे या जीवन की कृतार्थता 


ऐसी भाषना कर लेने से, जीव स्वतः इन गुणों व वृत्तियों में आत्मीयता का अनुभव करने ज्गता 
है। इस स्थिति से निवृत्त दोना चाहिए। जौच की जो सर्वदा साक्षी-रूप स्थिति है उसीको तुरीय 
श्रवस्था कद्दते हैं। अर्थात्‌ ऐसी अचस्था तो आती है जब मन-बुद्धि भी सो जाते हैं, परन्तु जीवात्मा 
नहीं सोता, जागता ही रहता है। संसार की स्थिति में ऐसी किसी अवस्था की कक्पना नहीं की 
जा सकती जब यद्द जीव सचमुच सोता हो, बिजली को, सूर्य को कभी कोई सोता हुआ कह 
सकता है ? वह सिफ गुप्त या प्रकट, दृश्य या अ्रद्श्य, होते हैं। वे सधेदा जागृत रहते हैं । 
यही दशा तुरीय कहलाती है। जीवात्मा की या मेरो यही सहज स्वाभाविक स्थिति हे। मनुष्य 
को चाहिए कि वह्द भेरी इस स्थिति में अपने को स्थित कर दे तो फिर यद ससार-बन्धन उसके 
लिए कुछ न रह जायगा | वह केवज्ष साक्षी या 5ष्टा रह कर संसार फे सब उतार-चढ़ावों को देखता 
रदे । जैसे नाटक में नट की दो स्थितियाँ होती हैं । एक तो नट की, जब कि वह भिन्न-भिन्न भूमिकाओं 
कफो लेकर तदलुऋल अभिनय करता है, कभी राजा बना, तो कभी सेवक, कभी राक्टस बना तो 
कभी साधु, कभी रुत्नरो बना तो कभी पुरुष--हन सब भूमिकाओं में वह सच्चे आदमी की तरह 
अपना करतब दिखाता है , प्रेज्ञ़क भूल जाते हैं कि यह नट है, एक ही आदमी अनेक रूपों में 
अपनी कला दिखा रहा है। परन्तु इन सब भूमिकाओं व अमिनयो के बावजूद नट-नदी श्पने 
दिल में कभी इस बात को नहीं भूलते कि श्रसल में हम कुछ और हैं यह विभिन्नता तो केवल 
हमारी नट-लीला है । इसी तरह जीच हस संसार को एक रगशाल्षा समककर अपने को एक नट ' 
या खिलाड़ी की स्थिति में रखता रहे, भ्रोर सदा-सर्वदा अपने असली-रूप को याद रखता 
रहे, तो जसे नट प्रेत्षक-मण्डली के सुख-दु.खों से या श्रपनी मिन्न-मिन्न भूमिकाश्रों, भ्रभिनयों, 
लीलाशों से प्रभावित नहीं होता, क्षणभर के लिए हुआ्रा भो वो लिप्त नहीं होता, बेसे वह भी 
संसार-बन्धन से, इसके सुख-दु.खो आदि इन्द्रो से परे व सुखी रद्द सकता है। इस ठरकीब से, 
गुणों व चित्त में जो ४ खला दृढ़ हो गईं है, चह्द हूट जायगी। दोनों को एक-दूसरे का जो चस्का 
लग गया है वद्द जाता रद्देगा , अब केवल स्वाभाविक सहज सम्बन्ध बना रहेगा। काम-पुरता, 
न कि भोग या आनन्द या तृप्ति के लिए, चित्त विषयों में क्गेगा । ओर विषय भी उतने ही पुरते 
चित्त में ठहर पावंगे। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वह्द आवश्यक व उचित भोजन करेगा, 
बढ़िया स्वाद के किए नहीं । कुटम्बियों, दृष्ट-मित्रों, समाज व देश के लोगों के सम्पक में वह 
आवेगा, उनसे काम लेगा व उन्हें काम देगा तो कत्तव्य दृष्टि से, न कि लोभ, मोह, भआासक्ति, 
विषय-भोग, आ्रामोद-प्रसोद के जिये । राग-रंग, खेज्ञ-तमाशे, विनोद में सम्मिलित होगा तो केवल 
अपने या दूसरों के सात्विक मनोरजन के लिए, न कि इन्द्रिय-तृष्ति फे लिए । 

“४इस अहंकारजनित बन्धन को आत्मा के लिए अनथ्थ का हेतु जाननेवाले 
विज्ञपुरुष को चाहिए कि उसकी ओर से उपरत होकर मुझ तुरीयरूप आत्मा से 
स्थित हो सासारिक चिन्ता को छोड़ दे” ॥२६॥ 

जब जीव इस देह, इन्द्रियों या मन-बुद्धि को अपना मानने लगता है, व इनके 
कार्यों में कर्तापन की जिस्मेदारी श्रपती मानने लगता है तो इसीको अंहकार या देहासिसान 
कद्दते हैं । जबतक जीवात्मा अपनी दृष्टि परमात्मा की ओर लगाये रहता है, तबतक यह 
अद्दक्वार नाम-मात्र का रहता है, जीवात्मा व परमात्मा के दो अस्तित्व-जैसे हो जाने पर भी 
इनके अन्तरंग में फर्क नहीं होता, जीव संसार में बद्ध व आसक्त नहीं होता । क्योंकि सदा-स्वदा 


अध्याय १३: परमात्मा, जीव, जगत्‌ जुप६ 


उसे यद्द जागृति रहती .है कि में श्रात्मा बह्मा हैँ ; परन्तु ज्यों ही किसी कारण से उसकी दृष्टि 
परमात्मा या पर ब्रह्म से हटकर संसार, देह की ओर लगी श्रर्थात्‌ वह संसार व देह-गेह में आसक्त 
होने लगा, परमात्मा को भूलने लगा, तो यह अदृक्लार अपना जोर जमाने लगा, श्रब वह परमात्मा 
से रही-सही एक्कता का भाव भी तोड द्वेता है। जब परमात्मा से एकता हृटती है, जगत्‌ में मेद- 
दृष्टि बढ़ जाती है, जगत्‌ की विविधता सच्यी मालूम होने लगती है ओर जीव की बुद्धि, विचार, 

आचार सब में भेद-बुद्धि की प्रधानता हो जाती है| जश्र तक परमात्मा से एकता रद्दती है तब तक 
संसार की अनेकता, श्रनेकरूपता, में भीतरी एकता दीखती रहती है, जिससे बुद्धि, विचार व 
आचार उसी ऐश्यभावना से प्रभावित रहते हैं। जब भेद-बुद्धि श्रा गईं व बढ़ गईं तो रागह्वष आदि 
विकार अ्रपना प्रभाव जमाने लगे, श्रोर मनुष्य न जाने कब तक के लिए इस संसार-भँवर में पढ़ 

गया। श्रतः विप्रो, तुम श्रहह्नार को ही सब बन्धनों का मुल और आध्मा के लिए 'अनथ का हेतु 

ससमझोो। ऊब तक शरीर है, चाहे स्थूल, चाहे सुचम तब तक यह अहद्लार-रूपी सर्प मर तो नहीं 

सकता ; परन्तु बुद्विमान्‌ व सुख-स्वतन्त्रता के उत्सुक व्यक्ति को चाहिए कि इसके विषद्न्त जरूर 

तोड डाले । इसका सरल उपाय यही है कि मलुष्य मुझ तुरीय-रूपी परमास्मा में श्रपने को स्थित 
कर दे अर्थात्‌ आस्मा-परमास्मा का ऐक्य फिर से साध ले व जगत्‌ के प्रति मोह, सुख, आरानन्द-भोग 

की दृष्टि न रखते हुए केवल कत्तव्य-दृष्टि रखे, इससे वह निरर्थंक चिन्ताओ व झब्सठों से छूट जायगा 

और संसार की आवश्यक सेवा भी उसके हाथ से होती रहेगी तथा संसार से उचित व स्वाभाविक 

सुख-शान्ति भी उसे मिलती रहेगी। विषय-भोग या संसार की आसक्ति से मन हटा लेने.से यद्द 

डरने की जरूरत नहीं दे कि मलुष्य का. सुख, आनन्द, तृप्ति, छिन जायगी व श्रभाव, दुःख, 

अकेलापन, उसके पहले पड़ जायगा ; वल्कि अ्रब उसे शराब की जगह दूध, वेश्या या कुलटा या 

विलासिनी की जगद् धर्म-पत्नी, स्वार्थी इष्ट-मित्रों व कुद्ठम्बियों की जगह सच्चे द्वितिषी व मित्र, 

विरोध या बनावटी आदर की जगह सच्चा स्वाभाविक स्वागत, मिलेगा। अब तक उसके सुख, 

आनन्द, तृप्ति में जो मल्षिनता थी वह निकल गईं। बरसात का गँदला पानी शुद्ध होकर अ्रब पविन्न 

गंगा की धारा की तरह निर्मल होकर उसके शरीर व मन को स्वस्थ व्‌ प्रफुल्लित करता रहेगा। 

इस सुख, आनन्द, तृष्ति, निश्चिन्तता, निर्भयता, निःशंकता, सन्‍्तोष, शान्ति का सम्भ्नन्ध उसके 

शरीर व इन्द्षियों से न रहेगा, केवल बुद्धि ही उसे सीधा ग्रदण करके जीव को पहुँचा दिया करेगी। 

मन-छुद्धि भी उस समय जीवात्सा के कोरे माध्यम का काम करेंगे, अपना रंग उस पर न 

जमा सकगे । 


“जब तक थुक्तियों के द्वारा पुरुष की भेद-बुद्धि निद्वत्त नहीं होती तबतक वह 
मूर्ख जागता हुआ भी सोते के ही समान है ; जिस प्रकार कि स्वप्नावस्था मे भी 
( विषयों का अनुभव होने के कारण ) जागरण का भ्रम होता है? ॥३ ॥ 

विप्रो, जबतक मनुष्य युक्तियों से, जैसी कि मैंने ऊपर बताई हैं, यह भेद-बुद्धि जिसका 
मूल अ्रदंकार है, मिटा नहीं देता, तब तक उसे मूर्ख ही समझो । जागता हुआ भी वह सोते के दी 
समान दे । विद्वान, शास्त्रज्ष, योग-साधक, जिज्ञासु, श्रेयार्थी, भक्त, समाज-सेवक, देश-प्रेसी, 
विश्वहितषी, होते हुए भी उसे मूर्ख, गुमराह, समझो । क्योंकि इससे वह निस्य नये अनयों का ही 
कारण होता है। सपने में जेसे मनुष्य वास्तव में सोया होता है, पर वह समझता है किमेंतो 
ज़ाग दा हूँ, चेप्ती ही दशा इन लोगो की सममो। विद्धत्ता आदि जो ऊपर गिनाये हैं, इनकी परीक्षा 


२६० भागवत-घर्म या जीवन की' कृताथेता 


या कसौटी ही यद्द है कि भेद-बुद्धि मिटी या नहीं। संसार के प्रति एंकास्म-भावना से वे प्ररित हो 
रदे हैं, या 'मेरा-तेरा,? 'मैं-त्‌', 'अपंना-पराया!, 'यह-वहः इसी भाषा में सदा सोचते रहते हैं। भेद 
तो संसार में श्रनन्‍्त हैं | ध्यक्ति, कुहुम्य, जाति, समाज, देश, अवस्था, स्थिति, रूप, रंग, आकार, 
प्रकार के अनन्त भेदों के इस समूह का नाम ही जगत्‌ द्वै। फिर ये भेद नित्य नये वनते-बिगढ़ते 
भी रद्दते हैं। मलुप्य कद्दाँ-कद्दाँ तक हनका दिसाब अपने कार्य-क्रमों व योजनाओं में लगावेगा । 
इनको प्रधानता देने से तो वह किसी भी एक केन्द्र में स्थिर नहीं हो सकेगा । एक पागल की-सी 
उसकी दशा समझो । श्रत: हस सारे भेद्‌ व विविधता के भक्त सें जो एकता-रूपी सस्य या परमेश्वर 
है उसी को वह अपना केन्द्र बना ले तो बाहरी अनेकताओों व भेदों का सामअस्य उप्तके विचारों 
व कृतियों में अपने-आप होता चला जायगा। कोई स्त्री सामने ग्रावेगीं तो उसके बारे में वह 
झपने को: 'पुरुष” सानकर विचार नहीं करेगा--यह तो भेद-दृष्टि होगई । इससे उसके मन में विकार 
पैदा हो सकता दे । तो वह्द अपने को स्त्री मानकर उसे देखेगा व उसके प्रश्न पर विचार करेया। 
यही उसकी आन्तरिक पुकता का सबूत होगा। कोई दीन-हीन गरीब किसान-मजदूर झ्ागया, 
पीढ़ित॑, दुखी, रोगी, आगया तो वह अपने को दीन-द्वीन, रोगी श्रादि सदसूस करने लगेगा भौर 
उस भावना से उसकी समस्या को देखेगा व सुलमावेगा । राजा, सेनापति, राष्ट्रपति, सेनिक, जो 
भी सामने आवेगा, उसी के कार्यक्षेत्र में श्राजायगा, उसके प्रति ऐसा ही समभाव उसमे दिखाई देगा। 
एक मुसलमान या हृव्शी की कठिनाई है तो बह अपने को मुसलमान व हृ्शी मानकर 
उसपर ध्यान देगा । 

इस पद्धति से सामनेवाले की समस्या या कष्ट या भ्रभाव को मनुष्य जछदी ग्रहण भी कर 
लेता है और उसके सही दल तक शीघ्र पहुँच भो जाता दै । व्यक्ति भी तुरन्त राहत अजुभन्न करता है। 
झपने सन में वह भी इस एकता की भावना से प्रभावित द्वोने लगता हैं भौंर उसके हृदय के ऐक्य 
'तन्तु सन्‌मना उठते हैं। प्रथम दृष्टि में ही प्रेम” वाली कद्दावत ऐसी ही जगह चंरितार्थ होती है। 

यह एकता की छुद्धि, भावना, या दृत्ति हुई। इसमें सिफे अ्प॑ने-आपकी ही साधना 
पडता है, व दुनिया अपनेन्प्राप सघ जाती है। लेकिन ऊधो ! भेद-दृष्टि, बहिम्रु खी, या संसारामिमानी 
मनुष्यों की पद्धति इससे उल्नटी होतो दै। वे बाहरी भेदों को पकड़कर उनके सहारे प्रत्येक समस्या 
की हल करना चाहते हैं | हसमे उनका दल करना तो दूर, उनकी गिनती करना भी उनके सामथ्य 
के बाहर हो जाता है । परन्तु सूय्य-प्रकाश क्री तरह उज्ज्वक्ष यह सत्य उन्हें दिखाई नहीं देता। 
इसीलिए मैंने उन्हें जगते हुए भी सोता रहने वाला मूर्ख कद्दा है। 

“क्योंकि आत्मा से अतिरिक्त अन्य सत्र पदार्थों का अत्यन्त अभाव है, इस- 
लिये आत्ममाया से अ्रतीव होने वाले भेद (देहादि), उनकीं गतियां (स्वरगादि) 
ओर देतु (कम) स्वप्नद्रष्टा के स्वाप्त-प्रपच के समान सिथ्या हैं ” ॥३५॥। 

सच तो यह दै कि यद्द सारा विश्व (दृश्य) प्रपन्न द्वी स्वप्त की तरद्द मिथ्या है। इस 
ससार से सत्य पदाथ जो कुछ है सो भात्मा दी है। ब्यक्ति में स्पष्ट भर वस्तु में अदच्श्य चेतना- 
रूप से वही निवास करता है और विश्व में भी चेतन्य-रूप से वही व्याप्त है । एक दी परमात्म-तत्तत 
का दृश्य या प्रकट रूप यह सारा विश्व है। श्रतः आत्मा के सि्रा भर संब चस्तुए नहीं ही समभनी 
चाहिये । इस जगत्‌ को परमास्मा का एक स्वप्न ही समझो या मन के मंनोरथ ही मान क्ो न। 
देह भादि या उनकी गतियाँ जेसे स्व, नरक, आदि भौर उनके द्वेतु या कारण श्र्थात्‌ कर्म ये सब 


अध्याय १३ : परमात्मा, जीव, जगत २६९ 


श्रॉष्मा की दृष्टि से मिथ्या ही हैं। वस्तु-तत्त्त एक है, ये भेद परमात्मा की साया से दिखाई देते हैं। 
जेसे जल में प्रतिब्रिम्ब; समुद्र मे लहरें, मनुष्य आदि की छाया । अथवा माला था रस्सी मे साँप 
का या सीप में चाँदी का आभास । देखो, पेड से उसकी डालियाँ, फूल-फल, अलहदा नहीं गित्ते 
जा सकते । उप्ती तरह शरीर से उसकी इन्द्रियाँ भिन्न नहीं हैं। दोनो चास्तव में एक ही हैं॥ 
इसी तरह यह जगत्‌ प्रपश्चन परमात्मा के अवयव-रूप समझो । उससे भिन्न या एथक्‌ 
इनकी सत्ता नहीं है। यह देह खुद भी शरीर-रूप में प्रकृति का, व जीव-रूप में परमात्मा का 
अंश लेकर बना दै व प्रकृति खुद परमात्मा का अ्षर-रूप है, कार्यकारिणी शक्ति है, ऐसी दशा 
में सारा देद परमात्मा से अलग नहीं हो सकता। जब देह उससे भिन्न नहीं तो उनकी गतियाँ 
और कम उनसे जुदा केसे हो सकते हैं ? ये जो जुदा दीखते हैं, यही हमारी दृष्टि या मन का श्रम 
है, बाहरी दृष्टि सेयह सब अलग-अलग दिखाई देते हैं ॥ भीतरी दृष्टि से सब एक अभिन्न हैं । 
उनकी भिन्नता स्वप्न की विविधता की तरह है। 

“जो जागरण-काल में अपनी समस्त इन्द्रियों से बाह्य ज्ञणिक्र पदार्थों को 
भोगता है, स्वप्न में वेसे ही वासनामय विषयों का हृदय मे अनुभव करता है 
तथा सुषुष्ति में उनका लय कर देता है, वह आत्मा एक है तथा तीनों अव्वस्थाओं 
की स्मृति से युक्त होने के कारण उनका साक्षी और इन्द्रियों का नियामक 
है ।” ॥३२॥ 

जाग्रव, स्वप्त और सुषघुप्ति तीन अवस्थाएँ शरीर की ऊपर बताई जा छुकी हैं । इनके 
ऊपर भी चौथी अवस्था (तुरीय) आत्मा की है ॥ जाप्रत्‌ अन्नस्था में जो मनुष्य खाता-पीता, 
बोलता-चालता, देखता-सुनता, आनन्द-तिनोद करता है, अर्थात्‌ इन्द्रियों से बाह्म पदार्थों या 
विषयों को भोगता है, वास्तव में शरीर नहीं आत्मा ये सब क्रियाय॑ करता है। आत्माया जीव 
मन को अरणा करता है, मन इन्द्रियों करो संचालित करके यह काम पूरा करता है। सी तरह 
स्वप्न सें भी वह नाना अकार के विषयों का आनन्द लेता है, नाना दृश्य देखता है, व उनका रस 
लेता है। स्वप्न में जो विषय उपस्थित होते हैं वे प्रत्यक्ष नहीं होते, चासनामय होते हैं। 
जाग्रत्‌ काल में मनुष्य जो जो वासनाएं करता है वे ही प्रत्यक्ष शरीर रूप में स्वप्न सें 
हाजिर होती रहती हैं। भले ही जाप्रत्‌ समय की वस्तुएँ प्रत्यक्ष हों व स्वप्न की श्रप्रव्यक्ष, 
कहपना या-वासनामय॥ परन्तु रस दोनों मे एक सा होता है; फर्क इतना ही कि प्रत्यक्ष का रस्र 
* अधिक स्थायी व 'स्वप्न का स्वप्न रहने तक होता है। किन्तु दोनों अवस्थाओं में उनका भोक्ता 
ज़ीव ग्रा आत्मा ही रहता है। इसी तरद्द जब गाढ़ नींद आ जाती है, सुषुष्ति श्रवस्था छा जाती 
है तब 'वही आत्मा इन सब विषयों को उसमें लय कर देता है। यद्द अवस्था भत्ते ही तीन हों, 
परन्तु इनका भोग करने वाल्ला आ्रत्सा एक ही है । और इस लिये इन तीनों अ्रवस्थाओं की उसे 
स्थति रहती है। यह सुट्ृति हो इस बात को साबित करती है कि तीनों श्रवस्थाओं में जाग्रत 
रहने वाला, उनका साक्षी कोई .एक दहै और वह आत्माही है । वही मन के द्वारा सब इन्द्रियों 
का “नियामक नियम व अल्लुशासन में रखने वाला है । 

“अतः विचार के हारा ऐसा निश्चय करके मन की ये तीनों अवस्थाएं 
मेरी माया के गुणों द्वारा मुझ में ही कल्पित हैं, अनुसात और आएप्तोक्तियों द्वारा 
तीरुण (किये ज्ञान रूपी खड़ग से सर्च संशयों के आश्रयरूप अहंकार -को काटकर 


& |... 
२६२ भागवत-घस या जीवन की कृताथेता 


अपने हृदय मे विराजमान मेरा भजन करो |” ॥१श॥ 

अब तुम यह अच्छी तरह समझ गये होंगे कि मन को ये तोनों अचस्थाएँ तीन गुणों 
के प्रभाव से, जो कि मेरी द्वी माया से निर्मित हैं, सुझो में कल्पित की गई हैं। सुर से भिन्न या 
प्रथक तो संसार में कुछ हुई नहीं । जो मनुष्य इन अवस्थाओं को अनुभव करता है, वद्द भी में 
हूं, जो जीव-रूप से इन सबको देखता है, इनका साक्षी रहता है, वह भी में हैँ, जिस काज-रूपी 
पर्दे पर ये अवध्याएं रहती व श्राती जाती दीखतो हैं वह भी में ही हूँ, इन अचस्थाश्रों में जो 
क्रियाए होती हैं वे भी मेरी द्वी चेतना-शक्ति के प्रताप से है, जागृति में जिन पदार्थों का उपभीग 
किया जाता है वे भी में हैँ, स्वप्न में जिन चासनाओं का प्रतिब्रिस्त्र देखा जाता है चद्द भी में दी 
हूँ, क्योंकि वासनाएं पिछुले कर्म के द्वी संस्कार-रूप हैं, अतः तुम इस प्रकार तक व अजुमान से 
तथा चेद, उपनिषद्‌, शास्त्रकारों तथा झुझ जैसे आतप्षवचनों पर विश्वास रखकर--दोनों तरहद्द से 
इस निश्चय पर दृढ हो जाश्रो । तक, अनुमान व झाप्तवचन से पैनी करके शान-रूपी तलवार से 
इस अद्दंकार को -भेद-बुद्धि को--काट डालो, क्‍योंकि यही सब संशयों की जड़ है। जब इसको 
पिटा दोगे तो देखोगे कि में तुम्हारे हृदय में सर्वदाा विराजमान हूँ । फिर बस मेरा ही भजन करते 
रहो । मेरे ही निमित्त जीवन के सब काय करते रहो । हे 

#इस भ्रान्तिर्प जगत्‌ को मन का विलासमात्र, दृश्य, नश्वर और अलात- 
चक्र के समान अति चंचल जानना चाहिए । यह एक ही विज्ञान नानारूप से 
भास रहा है अतः गुणों के परिणाम से हुआ यह ( जाम्रतू, स्वप्न और सुषुष्तिरूप ) 
तीन ग्रकार का विकल्प मायामय स्वप्ररूप ही है|” ॥३४॥ 

वित्रो, यह बात फिर याद कर लो कि यद्द जगत्‌ आन्ति-रूप है। मन का विलास- 
मान्न है। परमात्मा के संकल्प से इसकी उत्पत्ति हुई है, इस लिये उसके मन का ही यह एक खेल 
है। जो कुछ यद्द दिखाई देता है, हसका ऊपरी रूप है, दृश्य रूप है, ओर इस लिये यह नश्वर 
है। जेसे आज तुम इस सष्टि को देखते दो वेसे दी एक दिन यह प्रलय के गभे में डूब जाने 
थाली है। ये बाहरी दृश्य--ससार के भिन्न-भिन्न पदाय वो तुस नित्य द्वी बनते-विगड़ते देखते 
हो। यह नित्य का सूष्टि-प्रलय तो तुम्हारे सामने ही होता है । इसे तुम अल्ात-चक्र की तरदद 
इृष्टि का अम या दोष समझो | एक लकड़ी के दो सिरों पर कपडे बाँथ कर जलाओों और उसे जोर 
से घुमाओं तो एक शआ्राग का चक्र बन जाता है। यही अल्लाउ-चक्र कहलाता हैं| यह जितना चन्नज 
होता है उससे भी अधिक चंचल, अस्थिर, या गति-परिवर्तनशील सम्रकों 4 वास्तव में तो यह « 
एक ही विज्ञान है, परन्तु नाना रूप से भास रदह्या है। इसमे जो जाप्रत, स्वप्न, सुघुष्ति-रूपी 
विकल्प दोख रहा है यह प्रकृति या साया के तीन गुण्णो का परिणाम है, सो पहले कहा जा झुका 
हैं। भ्रतः मायामय होने के कारण इसे स्वप्नख्प ही सममो । 

“इस गकार सायिक अपंच से दृष्टि हटाकर तृष्णारहित, मौन, निजानन्दपूरो.. 
ओऔर निश्चेष्ठ हो जाय । फिर यद्यपि ( आह्यारादि के समय ) इसकी अतीति भी ' 
होगी, तथापि अवस्तु समझकर छोड़ा हुआ होने के कारण यह श्रम उत्पन्न न कर 
सकेगा | हाँ, देहपात पर्यन्त इसकी प्रतीति तो होती ही रहेगी।” ॥३४५॥ 

अत तुम इस सामयिक प्रपन्‍्च से दृष्टि हटा ज्ञो, भौर संब तृष्णाओं को छोड़ दो ! 
तृष्णा को ज्यों-ज्यों तृष्त करने जाते हैं त्यो-त्यों चद्द बढ़ती है, जेसे आग में घी डालने से आग 


अध्याय १३ : परमांत्मा, जीव, जगत २६३ 


उहंटा भड़कती है। सब तरह से संयम को साधो-बोलो भी काम पुरता द्वी--बल्कि निश्चित समय 
तो मीन ही साधे रहो । जब निःस्प्रद्द और संसार के भोगों के विषय में निश्चेष्ट हो जाभओगे तो 
तुम निजानन्द का अनुभव करने लगोगे । उस समय तुम को अ्रपने-आ्राप प्रतोति होगी कि उस 
आनन्द के सामने यह विषयाननद तुच्छु है। एक असली सोना दे, व दूसरा नकली, महज सुल्तम्मा । 
कई बार मुलस्मे में चमक ज्यादा होती है, अत; सीधे-भोले ल्लोग चक्कर मे आ जाते हैं । इसी तरद्द 
जो विषयानन्द मे क्लीन हो जाते हैं उन्हें भी एक तरह का गवार ही सममको। 

निजाननद में, अपने स्वरूप मे, आत्मा मे स्थित होने के बाद, बृत्ति के ब्रह्ममयी हो 
जाने के बाद भी, शरीर के रहने तक संसार की व विषयों की प्रतीति होती रहेगी। उनका 
सम्पक तो बना रहेगा, परन्तु अब उससे मन को श्रान्ति नहीं होगी, क्योंकि सदा यह जाग्रति 
रहेगी कि में संसार, देह, पद।र्थ नहीं, आत्मा हैँ । देह या जगत्‌ मेरा वास्तविक रूप नही है। में 
तो सच्चिदानन्द-रूप परमात्मा हूँ । 

“पदिरा से उन्मत्त पुरुष जेसे अपने शरीर पर आओढ़े वस्त्र के देववश रहने 
या गिरने के विषय में कुछ भी नहीं जाचता वैसे ही सिद्ध पुरुष का यह नाशवान 
शरीर बैठा हो या खड़ा हो उसे कुछ पता नहीं होता, क्योंकि वह अपने वास्तविक 
स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर चुका है।” ॥३६॥ 

जब मजुष्य इस अवस्था को पहुँच जाता है तब वह सिद्ध कहलाता है। जब तक तोनों 
गुणों पर उसका प्रभाव नहीं हुआ है, तग्र तक साधक व जब इनका स्वाप्ती, नियन्‍्ता हो गया 
तो सिद्ध कहलाता है । जिसे केवल आत्मा का बोद्िक ज्ञान है, उसे उसकी प्रतोतिमात्र होती है । 
जो आत्मा का दर्शन करना चाहता है व उसके लिये साधना करता है--सात्विक गुणों, देवी- 
सम्पत्तियोँ को प्राप्त करने का उद्योग करता है वह साधक कहलाता है और जब सब इन्द्रियों पर 
व सन पर भी काबू पा लिया तो वही पिद्ध हो जाता दै। एक ही यात्रा के ये तीन पडाव हैं। 
बहुत-से-लोग पुरुतक पढ कर, शास्त्रों को रट कर, था समझ कर मान लेते हें कि हम तद्यज्ञानी 
हो गये । यह उनका अम है। इसी तरह थोडी साधना से जो शक्ति या सिद्धि मिलती है उसी को 
पाकर चमत्कार बताते फिरना भी ब्रह्मज्ञान का लक्षण नहीं है । जो वस्तु तुम में होगी वह 
प्रसगालुसार अपने-आप दीखेगी । उसके प्रदर्शन की क्‍या जरूरत है ? सूर्य के साथ उसका प्रकाश 
व ताप ज्षगा ही हुआ है, फूल के साथ खुशबू सदेव रहती ही है। ब्रद्मज्ञानी स्वभावानुंसार सहज 
रूप से रहता व व्यवहार करता है । यही सहज-समाघि दे | छोटे या बड़े काम पर, छोटे या 
बढ़े आदमी पर, श्रच्छी या छुरी श्रवस्था पर, सुख या दुःख पर, लाभ या हानि पर, भय या 
शोक पर, निन्‍दा था स्घति पर, सान या अपमान पर, यश या अ्रपयश पर, जीवन या रूत्यु पर, 
स्‍त्री या पुरुष पर, मनुष्य या पशु पर, कानून व नियम पर, विधान या शास्त्र पर उसकी दृष्टि 
नहीं रहती । तुम्हारे अभाव व आवश्यकता पर, दुःख या कठिनाई पर, और उसके अपने कर्तव्य 
पर उसकी दृष्टि रद्दती है। दूसरी बातें उसके नजदीक गौण हैं। दूसरों का भत्मा करते हुए अपने 
कत्तव्य का सहज-रूप से पालन करते हुए, यदि इनकी अ्रवह्देलला भी हो जाय तो इसकी बह 
परवाह नहीं करता । जान-बूक कर वह्द इनको अवगणना नहीं करता; परन्तु ये भेद उसके जीवन 
या कार्यों को एक ह॒द से आगे प्रभावित नहीं करते। यही सिद्ध की सच्ची पहचान है। उसकी 
परीक्षा किसी के सुख के समय उतनी नहीं होती, जितनी दुख के समय हंती है । सुख में तो 


२६४ भागवत-घर्म या जीवन की कृताथता 


साथी व सामी मिल ही जाते है, इसलिए वद्द दूसरों के सुख की अवस्था में अपने-आप उससे 
सुखी होकर चेठे रहता है। यह नहीं चाहता कि सुख में कोई उसे याद करे। हाँ, किसी के दुःख 
या कष्ट की बात सुनने पर वह अपनी जगह स्थिर नहीं रह सकता । 

श्रत, विश्रो, ऐेसा सिद्ध पुरुष इस बात का खास तौर पर ध्यान नहीं रखता कि मेरे 
देह-गेह की क्‍या अवस्था है; आत्म-स्वरूप का हो विशेष व सबेदा ध्यान रखता है। औ्ौर उसी 
चृत्ति से संसार मे रहता है। उसकी उपसा एक शराबी से दी जा सकती है। शराब से छुका 
होने पर जेसे उसे बाहरी जगत्‌ का सान नहीं रहता, अपने देह, कपड़े की भी सुध नही रद्दती--- 
प्राय' ऐसा ही हाल सिद्ध पुरुष का ससझो । इसने ब्रह्मानन्द का प्याज्ञा चढ़ाया होता है अत 
सर्चदा] उसी के नशे में चूर रहता है। अलबत्त शराबी की तरह वह पागल होकर पल्ाप नहीं 
करता । यदि कभी--कभ्ती ऐसी अवस्था हो भी जाय तो वह स्थायी नहीं द्वोती । भाव्रातिरेक् से 
ही ऐसा हो सकता है। भाव जब साम्यावस्था में श्रा जाता है तब फिर साधारण संसार! 
आदमी की तरह उसका व्यवद्ार द्वी जाता है। 

“जब तक देहारम्भक प्रारव्ध कर्म शेष रहता है तब तक यह देवाघीन शरीर 
प्राणादिक सहित जीता रहता है| किन्तु समाधि योग मे आरूढ होकर तत्त्व का 
साज्ञाकार कर लेने पर विज्ञ पुरुष फिर प्रपंचसहित इस स्वप्तवत्‌ शरीर में 
अआसक्त नहीं होता |? ॥३ण॥ 

ऐसे सिद्ध पुरुष को ही जीवन-मुक्त कहते हैं। जब तक उसका प्रारव्ध कर्म शेष है तत 
तक उनको भोगता हुआ वह शरीर में रहता है, क्‍योंकि ये कर्म ही तो जन्म या देह-धारण क्रे 
निमित्त होते हैं, अतः देहारम्भक कहलाते हैं। परन्तु चु'कि वह तत््वदर्शी है, समाधि के द्वारा 
उसने आत्मा या तत्त्व का साज्ञात्कार कर लिया है, वद्द उसके शरीर के रग-रग सें मन के एक-एक 
अणु में व्याप्त हो गया है, अत' भल्ते ही शरीर व प्राण रहे, व वह जगत्‌ के विभिन्न व्यापार भी 
करे, इस प्रपश्च या शरीर सें आसक्त नहीं हो सकता। इसे स्वप्न समझ कर इसक़ी लीला का 
साक्षी-मात्र बना रहता है । 

विप्रो, समाधि मन की एकाग्रता की उस अवस्था का नाम है जहां बाहरी जगत का 
डसे अनुभव या ज्ञान नहीं रहता । जिस बात पर मन लगाया है वह, खुद सन, च मन को लगाते 
चाला सब एक-दूसरे में ऐसे तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें श्रपन्ती एथक्ता का बोध नहीं होत्म १ 
गहरी नींद से इसकी तुलना हो सकती है, परन्तु नींद एक प्रकार की भु्र्डा है, उसमें मन सो 
जाता दै, समाधि में आनन्द मीडी नींद जेसा ही आता है, परन्तु मन सो नहीं जाता, प्रयत्नपूर्वक 
एकाग्र श्रवस्था में रहता है जिससे वह निष्क्रिय, शान्त हो जाता है, या मालूम पढता है। यह 
आ्रावश्यक नहीं कि ससाधि के लिए किसी विशेष साधन का ही सहारा किय्रा जाय 4 किसी भी 
काम मे जब मन इतना तल्लीन हो जाता है कि पास-पढोस की बातों का खयाल नहीं रहता तो 
यह समाधि का ही रूप है। 

हे त्राह्मणों, मेंने तुम से यह जो सांख्य और योग का परम शुह्य रहस्य है, 
कहा | तुम मुझे अपने को धर्मोपदेश देने के लिये आया साज्ञात्‌ यज्ञपुरुष 
नारायण जानो |” ॥३८॥ 

“हु ट्विजश्रेष्ठ, में योग, सांख्य, सत्य, ऋत, तेज, श्री, कीर्ति और दम - इन 


अध्याय १३ : परमात्मा, जीव, जगत्‌ २६४ 


सबकी परम गति ( अर्थात्‌ अधिष्ठान ) हूँ ।” ॥३१६॥ 
ब्राह्मणों, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मैंने तुम्हें सांद्य व योग का सारा रहरुय बता दिया 
है । अब तुस ऐसा ही समझो कि में साज्षात्‌ यज्ञ-पुरुष नारायण ही हूँ, जो तुम्हें धर्म का उपदेश 
देने के निमित्त ्राया हूँ । सांख्य, योग ही नहीं, बल्कि सत्य, ऋत, तेज, श्री, कीर्ति, और दस आदि 
सब की परम गति, अधिष्ठान, में ही हूँ । मेरे लिए ही मनुष्य इन सब साधनों का अ्रवक्म्ग्रत 
करते हैं। 
सांख्य व योग का मर्म तो मेंने तुम्हें ऊपर बता ही दिया है। सत्य आदि का भी 
संक्षेप में समझ लो । जो सर्वदा एक-स्थिति में पाया जाय या रहे वह सत्य है । एक परमात्मा ही 
ऐसा है। अत; उसे 'सत्य” कहते हैं। साधक यदि “सत्य” को ६ी परमात्मा मानकर चले तो द्द्ज 
नहीं है । 'ऋत" सत्य का ब्यापक रूप है। 'ऋत? जब किसी केन्द्र में सिमटने लगता है तो “सत्य? 
हो जाता है। जेसे आकाश में फेली हुई बिजली ऋत है जब वह बादलों से चमकती है तो सत्य 
है । मनुष्य उसी श्रवस्थ। मे उसे देख सकता है। 'ऋत” भी जब 'सत्य” होता है, प्रकाशित होता 
है, तभी जाना जाता दै । अतः प्रत्यक्ष या प्रकाशित 'ऋत? सत्य है| मतुष्य का काम इसी से पढता 
है। जिसके प्रभाव से अन्धकार मिट जाता द्वै वह तेज है। मनुष्यों में जो श्रन्याय, बुराई, या पाप 
के प्रति भ्ररचि का, विरोध का, तिरस्कार का भाव पैदा होता है उसे 'तेज? कह्दते हैं । “श्री? कहते हैं 
शोभा, सौन्दय, सम्पदू, चमक को। लक्ष्मीजी में ये सब शुण हैं। अतः उन्हें “श्री? कद्या जाता है । 
शुभ गुणों व कार्यों के यश-विस्तार को कीर्ति? कहते हैं । संसार में यश व सफलता का फैलना 
'कीर्ति? दे । इन्द्रियों पर शासन करके या ताडन करके उन पर हावी होना “दम” कहलाता है। 
समता और असंगता आदि सम्पूर्ण गुण अपने परम भ्रिय मुहृदू और आत्मा 
मुझ निगु ण और निरपेक्ष को ही भजते है । ( अर्थात्‌ इन सब का आश्रय -भी 
में ही हूँ )।” ॥४०॥ ॥ 
ओर देखो, ये जो समता, असंगता, आदि देवीगुण हैं वे भी मुझी को भजते हैं, 
मेरे ही आश्रय होकर रहते हैं, मेरे ही लिये भक्त व साधक- इन की प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। 
द्ालांकि में खुद निंगु ण॒ हूँ, निरपेत्त हूँ, अर्थात्‌ न तो किसी गुण से बँघा हुआ हैं, न किसी के 
झाश्रय या अवलम्बन की सुझे जरूरत है , तो भी मैं इन सत्र गुणों और उपाधियों को अपने 
उदर में लिये रहता हूँ। मैं इनको अवश्य अपने में रखता हूं, इन्हें सश्चाज्िव भी करता हैं, 
परन्तु ये सुर पर अपनी सत्ता नहीं चला सकते। जैसे घोड़ा मालिक के आश्रय में रहता है, 
मालिक उस पर सवारी करता है, वह मालिक पर सवारी नहीं कर सकता । या जेसे प्रकाश सूर्य 
में रद्दता है, परन्तु प्रकाश में सूर्य नहीं रहता, सूर्य प्रकाश पर अपनी सत्ता चल्नाता है, प्रकाश 
सूर्य पर नद्दीं चला सकता । है 
“इस प्रकार मेरे बचन से सन्देह दूर हो जाने पर सनकादि मुनियों ने 
अतिभक्तिपूवक मेरी पूजा कर स्तोत्रों द्वारा मेरी स्तुति की ।? ॥४१॥ 
इसके उपरान्त मैं उन श्रेष्ठ ऋषियों द्वारा भली ग्रकार पूजित और स्तुत होकर 
ब्रह्मादि के देखते-देखते (अदृश्य होकर) अपने परम घाम को चला आया।” ॥एश। 
इस प्रकार जब उनकी शंका का समाधान हो-गया तो उनसे सत्कृत होकर में स्वधाम को 
चक्षा भझाया। ऊधो, तुम्दारे इस प्रश्न का उत्तर मेंने दे दिया । अथ शआ्ञागे फ्या पूछना चादते हो ? 


अध्याय १४ 
भक्ति व ध्यान-योग 


[ इसमें श्रवेक मत-मतान्तर क्यों हुए, यह समक्राया गया है। इसका ' कारण स्वभाव, 
रुचि; सस्कार आदि का वेचित्र्य बताया गया है | फिर कह है भक्ति के द्वारा चित्त-शुद्धि या कामना 
नाश होने से भगवान्‌ सरलता से मिल जाते ६ । इसी तरहभक्ति व कर्म का मेल भी ' बिठाया गया 
है | भक्ति का ही दूसरा नास निष्काम कस है निष्कास कर्मी कामनाओ्ं को छोड़कर भगवान्‌ की 
तरफ जायगा--यही भक्ति है। पाप-पुण्य की व्याख्या की गई है। असत्य व हिंसा पाप है, सत्य व 
अहिसात्मक कार्य पुण्य है-- यह बताया गया है। पाप का मूल मन में है, कर्म में तो वह सिर्फ 
प्रकट होता है । साम्यभाव व अद्वा का भी विवेचन किया गया है | अ्रन्त में ध्यान-योग की सरल 
विधि बताई गई है। ] 


“उद्धवजी बोले--हे श्रीकृष्णचन्द्र, ब्रह्मवादी महात्मागण श्रेय:सिद्धि के अनेक 
मार्ग बतलाते हैं, वे विकल्प से ( अपनी-अपनी दृष्टि के अनुसार ) सभी श्रेष्ठ हैं 
या उन सबसें कोई एक ही प्रधान है ९? ॥१॥ 


“भ्रगवन्‌, आपने तो निरपेक्ष ( अहैतुक ) भक्तियोग को ही प्रधान बतलाया 

है, जिसके अनुसार सब ओर से आसक्ति छोड़कर आप ही में मन लगाना 

चाहिये।” ॥र॥। > 
यह रहस्य तो मेरी समझ में आ गया लेकिन अब्र श्रयःसिद्धि के मार्ग के बारे में 
पूछना चाहता हूं । ब्रह्मचादी मद्दास्मा इसके लिए विविध मार्ग बताते हैं । अब यद्द समर में नहीं 
आता कि उन में सभी श्रेष्ठ हैं या कोई एक मुख्य दै ) इधर आपने तो बार-बार भक्ति योग पर 
ही जोर दिया है। निरिच्छ व हेतु-रहित धोकर, विषग्र-मोगों से सब भासक्ति हटाकर एक मात्र 
भगवान्‌ मे द्वी मन लगाना चाहिए-- ऐसा आपका उपदेश है । तो अब हनमें किसे अंगीकार 

करना चाहिए ? 


“श्रीभमगवान्‌ बोले--काल-क्रम से मेरी यह वेद नामक वाणी प्रलयकाल में नष्ट 
हो गई थी, जिसे इस से के आरम्भ से मेंने ब्रह्म को सुनाया था तथा जिसमें 
मेरे भागवत-घर्म का ही निरूपण है।” ॥शा। 

उस ( ब्रह्मा ) ने अपने ज्येष्ठ पुत्र स्वायम्मुव मनु को उसका उपदेश दिया 
ओर मनु से भ्रुग आइढि सात ब्रह्मपियों ने उसे म्रहण किया ।? ॥४॥ 

“तदनन्तर, अपने पितृगण उन महूर्षियों से उनकी सन्तान देव, दानव,गुह्मक, 

मनुष्य, सिद्ध, गन्धवे, विद्याधर, चारण, किंदेव, किन्नर, नाग, राक्षस और 


“< अध्याय १४: भक्ति व ध्यान-योग 


किपुरुष आदि ने उस वेद्विद्या को प्राप्त किया | उनके सक्त्व, रज ओर तमोंगुश: 
जनित स्वभाव अनेक प्रकार के हैं, जिनके कारण उन प्राणियों में तथा उनकी 
बुद्धियों मे भी बहुत भेद हैं| अतः अपने-अपने स्वभाव के अनुसार उन सबके 
भिन्न-भिन्न प्रकार के वचन निकलते हैं |? ॥४-६-७॥ 
श्री भगवान्‌ ने कहा, इस मत विभिन्नता का कारण है । मेरी जो वेदवाणी है, वह तो 
एक ही है | सर्ग॑ के आरम्भ मे मेने उसे ब्रह्मा जी को सुनाया था। उसमें मैंने भागवत-घर्म का 
निरूपण किया था। उसे ब्रह्मा ने श्रपने बढ़े बेटे स्वायंभुव मनु को सुनाया। ओर मनु से रूगु आदि 
सात मह्षियों ( ब्रह्मा के मानसपुत्र कह्दे जाने वालों ) ने ग्रहण किया । व उनसे उनको सन्‍्तान 
देव, दानव आदि ने उस वेदविद्या को आ्राप्त किया । उसके अद्दय करने वाले भिन्न-भिन्न स्वभाव 
के लोग थे । कोई सतोगुणी थे, तो कोई रजोगुणी, व कोई तमोगरुणी । इन गुणों के प्रभाव से 
मनुष्यों के स्वभाव व बुद्धि के श्रसुसार उन लोगों ने उसी एक विद्या को तरह-तरह से बताया व 
फेलाया । अनेक मतान्तरों का यही कारण है। 
४इस प्रकृति-भेद के कारण ही परम्परा से किन्हीं-किन्हीं मनुष्यों के विचारों 
में भेद पड़ जाता है और कोई-कोई तो उनमें वेद-विरुद्ध पाखए्ड-मतावलम्बी भी 
हो जाते हैं |? ॥०॥ 
“हे पुरुषश्रेष्ठ, मेरी माया से मोहित बुद्धि वाले लोग अपने-अपने कमें और 
रुचि के अनुसार कल्याण-मार्ग का भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रतिपादन करते हैं ।” ॥६॥ 
इनमें कोई तो परम्परा से विभिन्न मतों का पोषण करते हैं और कोई पाखण्डी होते हैं 
जो नाना कारणों से मतभेद पेदा कर देते हैं और बढ़ा देते हैं । कहीं मान-लंमान नहीं हुआ, बात 
नहीं मानी गईं, स्वा्थ-सिद्धि नहीं हुई, तो कट से अलग होकर एक नया दल, नया मत, नया 
संप्रदाय, नई संस्था, खड़ी कर दी । और पुराने का व उनके मानने वालों का खंडन ही नहीं, बुराई 
भी, करने लग गये | सच्चा सत-भेद भी हो सकता है। जेसे ईश्वर, परमात्मा या ब्रह्म के स्वरूप के 
सम्बन्ध मे, उसका जगत्‌ के साथ व जीच के साथ केसा सम्बन्ध है इसके विषय में, या पुनर्जन्म 
अथवा मुक्ति के स्वरूप के सम्बन्ध मे, अथवा वर्ण-घर्म, समाज-व्यवस्था, देश-धर्म आदि के विषय 
मे । परन्तु सघ्या मत-भेद रखने वालों व पाखरिडियों से यह फक होता है कि पहली श्रेणी के लोग 
अपने सत का समर्थन युक्तियों व अनुभव के बल पर करते हैं व दूसरे मतों का खण्डन भी इसो 
आधार पर करते हैं। विरोधी मत, मत-प्रवतंक या मतानुयायियों के प्रति किसी प्रकार का अनादर 
नहीं प्रदर्शित करते । उन्हें तुच्छु समर कर ब्यवहार नहीं करते, उनकी निनदा जगह-जगह नहीं करते 
फिरते । खंडन एक बात है, निन्‍दा दूसरी । खण्डन का आधार सत्य ( शर्थात्‌ साने हुए ही ) पर 
होता है । निन्‍दा की उत्पत्ति हंघ से होती है । एक ही वस्तु भिन्न-भिन्न क्षोगों की दृष्टि व अ्रनुभव 
में भिन्न-भिन्न प्रकार से आती है। एक इमारत के कई जगद्द से कई चित्र (फोटो ) लिये जा सकते 
हैं। एक ही दृश्य का वर्णन भिन्न-भिन्न लोग भिन्न-मिन्न तरह से करते हैं। इसका कारण उनकी 
दृष्टि, स्वभाव या बुद्धि का सेद दी है । यह स्वाभाविक द्वै और एक ह॒द तक अनिवाय भी है। 
परन्तु सच्चे मत-भेद में पररुपर सद्दिष्णुता और पाखण्ड में परस्पर निन्‍्दा की प्रश्नत्ति देख पढ़ेगी। 
ऊधो, सच पूछी तो ये सब ल्लोग मेरी माया से विमोहित हो गये हैं । तभी तो उनकी 
बुद्धि एक वस्तु को अनेक रूप में देखती है । जिनकी जेसी रुचि व कर्म होते हैं, उसी तरह से थे 


श्ध्प भागवत-धर्मे या जीवच की कृताथेता. - 


कल्याण-मार्ग का प्रतिपादन भिन्न-भिन्न तरह से करते हैं । 

“कोई धर्स को, कोई यश को, कोई काम को, कोई सत्य और शम-दमादि 
को, कोई ऐश्त्रय को तथा कोई दान और भोग को ही स्वार्थ ( परमार ) 
बतलाते हैं ।” ॥१०॥ 

«कोई यज्ञ, तप, दान, ब्रत तथा यम-नियसादि को ही पुरुषार्थ बतत्ाते 

हैं। किन्तु इन कर्मों से जो लोक मिलते हैं वे आदि-अन्त वाले, परिणाम में दुःश्ब 

देने बाने, अन्ततोगस्वा मोहजनक, तुच्छ आनन्द वाले, तथा शोक से व्याप्त 

हैं [४ ॥११॥ 

यही कारण है कि कोई तो धमे को, व कोई यज्ञ को, कोई काम को, व कोई सत्य 
झौर शमदसादि को, कोई ऐश्व्य को व कोई दान और भोग को ही स्वार्थ--परमस्वार्थ अर्थात्‌ 
परमार्थ बतज्ञाते हैं | कोंई यज्ञ, दान, तप, घत तथा यम-नियमादि को ही एरुषार्थ बतलाते हैं ।” 
“पेण्डे-पिण्ड सतिभिन्ना” वाला हाल हो गया है परन्तु ऊधो, मेरी राय यह है कि इन कर्मों 
से जो लोक मिलते हैं, जो उध्च स्थिति भाप्त द्वोती है वह थोड़े ही दिन के लिये होती है। एक समय 
से शुरू द्ोकर दूसरे समय सें खतस हो जाती है। इसी छिये उन्हें 'आदि-अन्‍्त बाला कहा जाता है। 
फिर इतना दी नहीं, परिणाम से वे दु.खद भी द्ोती हैं, क्योंकि वे सब भोग-प्रधान हैं । वासना के 
अधीन दोकर था कामना से जो भी छझुभ कर्म करोगे 3सका वह्दी फल पाओझोगे, जिसकी कामना था 
वासना सन में रद्दी है । काशी के लिए यहाँ से चल्लोगे तो अन्व-पन्‍त काशी ही पहुचोगे। रुव- 
लॉक, मद॒लोंक आदि जो ऊपर के लोक हैं वे एक से एक उच्च स्थितियों या पढ़ा्ों के नाम हैं। 
इसी वरद्द अतल, विचल, सुतत्ष श्रादि नीचे की स्थितियों के । शुभ कर्म से उच्च व अशुभ से 
नीच स्थिति प्राप्त होगी है। इसी को स्वर्ग च नरक की भाषा में याशिक भौर पौराणिक लोग 
यताते हैं । पुण्य का फल स्वर्ग च पाप का नरक कहा जाता है, उसका सर्म यही है। पुण्य से 
ऊँची स्थितियाँ मिल्रती हैं। इन स्थितियों या लोकों में प्राणी तभी तक रह पाता है जब त्तक कि 
उनके पुण्य था पाप का फल वे भोग नहीं लेते | पीछे इन स्थितियों था छोकों में उन्होंने जरा 
आचरण रखा है, जैसे कर्मादि हिस भावना से किये हैं, उसके अनुसार उन्हे अ्रगली स्थिति मिलती 
हैं । इन लोकों में श्राने के पहिले के जो कर्म फल बाकी हैं वे तो हैं ही, उन्म इन लोको के कर्म 

फल औौर जुइते हैं। इस तरह कामना-वाससा-युक्त कर्मो का यह ताँता खतम ही नहीं होता । 
इसी लिए निम्काम कर्म का मार्ग बताया गया है। जो कर्म बिना कसी उद्दश के केचल 
परमात्मा के लिए किये जाते हैं उनसे भोग या ऐग्वर्यथ वाली ये गतियाँ नहीं प्रात्त होतीं। बल्कि 
मनुष्य के चित्त पर उनका प्रभाव पडता हैं। थे चित्त के स्नों को, कामना वासना, राम-द्वे प, 
अमिसान-क्रोध, लोभ-सत्सर आदि विकारों को धोने का काम करते है । कोई भी कर्स करो उससे 
एक शाक्ति अवश्य उत्पन्न होती है। भले ही वह कर्म शारीरिक हो, वाचिक हो या मानसिक हो। 
उसका जो असर खुद पर, दूसरों पर या वातावरण में होता है वह उसकी शक्ति ही दे। तुमने 
किसी को गाज्नी दी या किसी की स्तुति की, इसके मिन्न-भिन्न असर तुम पर, जिसको तुमने गाली 
दी था जिसकी तारीफ की उस पर तथा आप्त पास के लोगों या चायु मण्डल पर भिन्न-भिन्न तरह 
से हुआ | गाली देने से तुम्हारे सन को वत्काल एक प्रकार का संतोष हुआ । सामने वाले को 
लजित करने, दूसरों की दृष्टि में गिराने या उसके किसी कार्य का बढ़ुला निकालने की तुम्दारी 


अध्याय १४ : भक्ति व ध्यान-योग २६६ 


ईंच्छा परिपूर्ण हुई । उससे तुम्हें थोड़ी देर के लिए कुछ सुख मिला। यदि जान बूककर तुमने गाली 
दी है तब तो शुरू में कुछ सुख मिलेगा परन्तु यदि गुस्से सें हठात्‌ मुंह से निकल गईं है तो उसी 
समय दुःख व अ्रज्ञुताप होने लगेगा । जान बूक कर देने की अवस्था मे भी कुछ समय के बाद सन 
पर उसकी दूसरी प्रतिक्रिया होगी। जब दूसरे लोग आकर उलहता दंगे या खुद वही और ज़ोर 
का विरोध या प्रतिकार करेगा तब पश्चात्ताप की क्रिया मन में उत्पन्न होगी या और भी विरोध की 
भावना प्रबल्न हो सकती है। जसे तुम्हारे सन की बनावट द्वोगी उसके अनुसार असर तुम्हारे मन 
पर होगा | सामने वाले व श्रास-पास वालों पर भी उनकी सनोरचना के श्रचुसार असर पढड़ेगा। 
यही हाल 'स्तुति! की हालत में भी होगा। यदि इस कम सें तुम्दारी फल्ासक्ति है, अर्थात्‌ कामना 
था वासना है तत्र तो तुम उस फल या अपने हेतु की पुति के लिए, उसी दृष्टि से बराबर प्रयत्न 
या कर्म करते रहोगे । तुम्हारे कर्म व प्रतिकर्म सब उसी दिशा में एक-दूसरे पर अपनी प्रतिक्रिया 
करते चले जावगे व श्रन्‍्त मे तुम या. तो उसमें सफल होगे या विफत्न । यदि सफलता! के किए 
आवश्यक, गुण, शक्ति, साधन, परिस्थिति तुम्हारे अनुकूल होगी तो सफलता, नहीं तो विफलता 
मिलेगी | सफल्नता से तुम्दारा मद, अभिमानलोलुपता बढ़ेगी । विफलता से ईर्ष्या, प्रतिद्दिसा, 
या निराशा, उत्साह-हीनता, अकर्मण्यता श्रावेगी । व इनके प्रभावों से युक्त होकर ठुम फिर किथ्ी 
कुकर्म या सुकर्म में प्रवृत्त होगे । इसके विपरीत यदि कर्म केवल इश्वर-प्रीत्यर्थ किये जाय॑, निष्काम 
भाव से, स्वार्थ-रहित होकर किये जायें तो उनका प्रभाव ले-देकर हमारे मन पर ही पढ़ता रहेगा । 
बाहरी जगत्‌ से तो उसका ताल्लुक रहा ही नहों अर्थात्‌ तुम इस बात से उदासीन हो कि दूसरों 
पर उसका क्या भन्ना-बुरा असर द्वोता है, तुम्हारों दृष्टि केवल अपने कर्तव्य-पत्लनन पर है, अपने 
रास्ते चलते रहने से है । इसका फल यह होगा कि सन सर्वार्थी होने के बजाय एकाग्र, बहुसुखी 
होने के बजाय एकसुखी, उखाड़-प&ढ़, उतार-चढ़ाव की बजाय शान्ति व समता मे भवृत्त होगा। 
इसी क्रिया या परिणास का नाम चित्त-शुद्धि है । इससे सनन्‍्तोष, समाधोन, स्थायी आनन्द प्राप्त 
होता द्वै जो सुक्ति की मंजिल ही है | 
इसके विपरीत, जंसा कि ऊपर कह चुका हैँ, पूर्वोक्त कर्म दुःखप्रद हैं, उल्टा मोह में 
गिरते हैं, यदि आनन्द या सुख मिला भी तो वह हलके दरजे का होगा, बढ्कि शोक ही, कुल 
मिलाकर, अ्रधिक रहेगा | शोर एक जन्जाल से दूसरी जब्जाल मे गिरता जायगा । 
“हे सभ्य ! सब ओर से निरपेक्ष होकर सुर से ही चित्त क्षगाने वाले, मुझ 
ही मे ल्लीन रहने वाले पुरुष को जो सुख प्राप्त होता है, बह विषयत्नोलुप व्यक्तियों 
को केसे मित्न सकता है ९” ॥१२॥ 
इसका सार यह निकला कि जो सुख उस पुरुष को प्राप्त होता दे जो सब बातों से 
मन को हटाकर, किसी से किसी प्रकार को आशा, अ्रपेक्षा, इच्छा न रखते हुए, मुरू में दी अपना 
मन लगाता है--अपने निश्चित सात्तिक ध्येय से दत्सय हो जाता दहै--त्र उसीमे सीन रहता है 
उसी निमित्त जीवन के श्रन्य व्यापार करता है, वह उन व्यक्षितियों को कदापि नहीं मिल सकता 
जो भोग-विज्ञास व विषय-भोग के इच्छुक होते है, या उनसे डूबे रहते हैं । विप खाकर कोई अमृत 
होना चाहे तो केसे हो सकता है ! “बोये बीज बवूर के झास कहाँ ते होय १? 
“जो अकिचन, जितेन्द्रिय, शान्त, समबुद्धि ओर मेरी आ्राप्ति से ही सन्तुष्ट है 
उसके लिये सब दिशाएं सुखसयी ही हैं ।” ॥१३॥ 


३०० भागवत-घर्म या जीवन की कृताथेता 


जो भ्रकिल्चन है, मेरे सिवा अपने उच्च लचय या इृष्ट के सिवा अपने पास कुछ नहीं 
रक्‍्खा है, जो मितेन्द्रिय है, अपनी सब इन्द्रियाँ जिसके वश में रहती हैं, जेसे घोद्ा घुड़सवार के 
वश में, जिसका मन शान्त हो गया है, कोई उथलषपुथल्, उतार-चढ़ाव, क्षो*, मन में नहीं आता-- 
उठता $ जो समबुद्धि है, सबसे एक द्वी जीव या आत्मा के श्रस्तित्व का अनुभव करता है, और 
जिसे भेरे सिवा, अपने निर्दोष इृष्ट के सिवा कुछ नहीं चाहिए, उसके लिये समस्त दिशाएं सुखमयी 
हैं। उसके चारों ओर मंगल ही मंगत्न है। अ्रमंगल भी उसके चरणों में श्राकर मगज् हो जाता 
है। असफलता खुद जाकर सफलता को बुला लाती है। शत्र॒दल ढीले पढ़कर पछुताने लगते हैं व 
उसकी त्र॒टियों में वे गुण व खूबी देखने लग जाते हैं । 

“जिसने अपने चित्त को मुझ में ही लगा दिया है, वह मुझ को छोड़ कर न 
प्रह्मपद, न इन्द्रपद, न सावेभौम राज्य, न समरत भूमर्डल का आधिपत्य, न योग 
की सिद्धियों और न मोक्ष की ही कामना करता है।” ॥१छ॥ 

ऊधो ! तुम को शायद ताज्जुब हो, पर इसमें कोई शक नहीं कि जिसने अपना चित्त 
सुममें लगा रक्खा है, मेरा भक्त जिस भावना से मुझे भजता है उसी भावना से यदि कोई अपने 
को किसी ऊचे ध्येय में लगा देता है तो उसे फिर अपने इृष्ट के लिया किप्ती वस्तु की चाह नहीं 
होती । यही उसकी सचाई की परीक्षा दै | में ऐसी परीक्षा सब की, चाहे वे मुमे ईश्वर-रूप मे 
मानते हों, या शक्ति रूप में, या न मानते हों परन्तु सच्चे त्यागी, क्कगन वाले सदाचारी हों, लेता 
हूँ । उन्हें ब्रह्मपद, इन्द्रपद, सावभोम राज्य, सारे भूमएण्डल का आधिपत्य, योग की सब प्रकार की 
सिद्धियाँ, देने का ल्लाज्नच देता हूँ . पर वे उसकी तरफ फूटी आँख से भी नहीं देखते । भू व को मेंने 
कम नहीं ज्लचाया । अह्वाद की मेंने कम परीक्षा नहीं की, किन्हु उन्होने सदा मेरे सिच। किसी 
वस्तु को चाह नहीं को । वरदान भी मांगा तो दूसरों के लिए, अपने लिए अद्दितुकी भक्ति को 
पिराप्तत मागी । यह्दा तक कि वे सोक्ष को भी ठुकरा देते हैं, जिसकी साधना के लिए योगीनन 
अनेक कठोर साधन करते हैं, व ज्ञानीजन महा २ त्याग करते हैं । 

“( इसलिये ) हे ढद्धव |! आप ( भक्तलोग ) भुमे जैसे भ्रिय हैं वैसे तो न 
ब्रह्मा हैं, न शकर हैं, न बलभद्र हैं, न लच्मी हैं और न अपना आत्मा ही 
है।?॥ १५॥ 

यही कारण है कि ऊधो, तुम श्रर्थात्‌ भक्त लोग सुभे जितने प्रिय हो, उतने न अद्यादेव 
हैं, न शंकर हैं, न बलदाऊ हैं, न लच्मी । शायद तुम्हें भरोसा न हो, पर मैं खुद भी अपने को 
उतना प्रिय नहीं हूँ, जितने भक्त । एकनिष्ठ व सर्वस्वत्यागी, मुझे प्यारे होते हैं। संसार में मेरे 
प्यार की एकमात्र वही चस्तु हैं । 

“जो निरपेक्ष, शान्त, निर्वैर, और समदर्शी मुनि है उसके पीछे-पीछे तो मैं, 
इस दृष्टि से कि इसकी चरण-रजसे पवित्र हो जाऊँगा, सदा फिरा करता 

हू ।? ॥ १६॥ 

जिसने सब अपेक्षाएं छोड़ दी हैं, जिसका सन शान्त रहता है , जो किसी से वेरसाव 
नहीं रखता, जो सबको समद्ष्टि से देखता है, में सरवंदा उसके पीछे-पीछे चलता हूँ, इसलिए कि 
उसकी चरण-रज को माथे पे त्ञगा के खुद पविन्न हो जाऊँ। ऐसा बड़ा दर्जा मेरे भक्तों का है । 
उसको प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक चाह सुझे हो जाना पढ़ता है। घह चक्षता है तो उसके पाँव के नीचे 


-अध्याय १४ . भक्ति व ध्यान-योग ३०१९ 


ही मदुल-रेती में बन जाता हैँ, कि कहीं मेरे भक्त को कंकर या काँठा न चुभ जाय । उसके सु ह से 
कोई बात निकल जाती है तो में खुद उसकी पूर्ति या सिद्धि-रूप बन जाता हूँ । किसी विधवा को 
भी-वे आशीष दे देते हैं कि 'पुन्नत॒ती हो! तो उसका पुत्र मुझे होना पडता है। वसे लच्मी खुद मेरी 
सेवा करती है, व भक्तों की सेवा के लिए बहुत ल्ालायित रहती दे, लेकिन भक्तों की रुचि को 
देखकर में उन्हें रोक देता हूँ व खुद उनकी सेवा के लिए सवंदा उनके आ्रास-पास रहता हूँ । में 
यदि कहीं कृतार्थ होता हूँ तो ऐसे साधकों भक्तों की सेवा कर के ही । 

“पमुमें अनुरक्त, अरकिचन, शान्त, स्वेभूत हितकारी और कामनाओं से 
रहित चित्त महात्मागणु जिस आनन्द का अनुभव करते हैं, केबल निरपेक्षता से 
ही प्राप्त होने वाले मेरे उस परमानन्द को और लोग नहीं जानते ।” ॥१७॥ 

जो मुरू में अ्जुरक्त हैं, अकिश्वन हैं, शान्त और प्राणिमात्र के हित मे सदा लगे रहते 
हैं, अपने स्वार्थ, सुख, भोग की कोई कामना जिन्‍्होने नहीं रक्‍्खी है, वे महात्मा लोग अ्रवर्शनीय 
_ आनन्द का अनुभव करते हैं | वे स्वयं ही अपने इस आनन्द व सनन्‍्तोष या तृप्ति का वर्णन करते 
“नहीं अ्धाते । दूसरे लोग चकित होते हैं व मन में पूछते होगे कि आखिर ऐसा परमानन्द उन्हें 
क्यों कर सि्षता है ? तो मेरा एक ही उत्तर दै--केवल उनकी निरपेक्षता से । “'निरफ्ठहस्य 
तृण॑ जगत्‌ ।” 
“भव सागर सब सूख गया है फिकर नहीं मुझे तरनन की ।” 
इस भावना या कल्पना मे जो आनन्द या मस्ती है वह इस भवसागर पर बढ़े-बढे 
जहाज़ बनाकर तेरने या उसे पार करने वाले मनुष्यों को नहीं नसीब होती | तुम कहोगे->यह 
तो अकमंण्यता हुईं । जद्दाज़ बनाने व खेने वाले पुरुषार्थी हैं । तो ऊधो, यदह्द ऊपरी दृष्टि से ही 
सही है । कामनाओं की पूर्ति के लिए जितना पुरुषार्थ करना पडता है उससे अधिक पुरुषार्थ उनको 
निमू ल करने में लगाना पड़ता है। ज़रा इसका प्रयत्न कर देखो तो फौरन इसकी सचाई तुम्हे 
जेच जायगी । दूसरों के साथ लडना आसान है, अपने साथ लड़ना मह्दा कठिन है। समुद्व पर एक 
जहाज़ तेरा देना आखान है, पर सारे समुद्र को सुखा देने की कल्पना तो ज़रा मन मे कर देखो । 
कितना थेय, कितनी एकाग्रता, कितना परिश्रम, कितना समय, कितना उद्योग लगेगा ? 


, ( “यह तो मेरे उत्तम भक्तो की बात हुई ) मेरा अजितेन्द्रिय भक्त भी विषयों 
से बाधित होने पर प्रायः अपनी ग्रौढ़ा भक्ति के प्रभाव से उन विषयों के वशीभूत 
नहों होता ।? ॥१८॥ ह 


यह तो मेंने अपने उत्तम भक्तों का हाञ्ञ तुम्हे सुनाया। लेकिन ऐसे भक्त भी 
होते हैं जो विषय-वासना से छूट नहीं पाये हैं । उनमे फेंसे रहने पर भी यदि वे मेरी भक्ति दृढ़ता 
के साथ करते रहते हैं, अपने अंगीकृत-सेवा कार्य में लगन से जुटे ही रहते हैं, तो धीरे-घीरे वे उनसे 
छुटकारा पा जाते हैं। क्योंकि सन का यह धर्म ही है कि वह जब सचाई के साथ किसी एक बात 
में लग जाता है तो और बातों की तरफ से ध्यान अपने आप हट जाता दै । जेसे जब बच्चा 
योसार हो तो माँ दुनिया भर के काम करेगी, पर सन बच्चे के पास ही सढेव रहता है, रात में 
सोते हुए भी बच्चे का ख्याल नहीं भूलती । 

ऊधो, यह भक्ति-मार्ग सब लोगो के लिए है, इसका मूल तत्त्व है सचाई के साथ किसी 
भी एक अच्छे काम से लग जाना, व लगे ही रहना | यहाँ तक कि उस्री के पीछे दीवाने दो जाना, 


३०९ भौगवत-धर्म या जीवन की क्ृताथतां 


स्वस्थ छोड देना । में सब अच्छे कार्मों का प्रतिनिधि हूँ, या यों कहो कि सब शुभ कर्मों का उदय॑ 
भुर से ही होता है, अ्रतः में यह कहा करता हूं कि सध कुछ मुमे ही अपंण कर दौ, सुर मे मन 
लगा दो, मेरी शरण झाकर निभेय हो जाझओो, में तुम्हारा बेडा पार कर दूं गा, आदि। परन्तु जिन 
की बुद्धि सेरे इस स्वरूप था व्यक्तित्व को ग्रहण नहीं करती या नहीं कर सकती उन्हें मेरी यह 
भाषा चक्कर में डाल देती है। भाषा तो मुझे सामने वाले के अधिकार को देख कर अलग-अलग 
ही बोलनी पड़ेगी, पर बुद्धिमान मनुष्य को उसमे से मेरा आशय ग्रहण कर लेना चाहिए। मक्ति- 
मार्ग ससार के दुःखों से छूटने का सरल उपाय है | जो दु,ख का अनुभव नहीं करता उसके लिए 
यह बेकार है । जो दु'खी है, उससे में कद्दना चाहता हूँ कि दुःख का मूल आसक्ति है, मोह है । 
मनुष्य जब॑ ससार में पैदा हुआ है, व रहने ही वाला है तब वह उससे बाहर तो कहीं नहीं जा 
सकता, उसके सब कामों में थोडा बहुत डसे पड़ना ही पड़ेगा, उसकी सब इन्द्रियाँच सन अपना 
काम करेंगे ही । इस आवश्यकता को स्वीकार करके ही मेंने उन्हें उसके दु.खों से छूटने का उपाय 
बताया है। कर्म छोड़ देने का उपदेश बहुत थोड़े लोगों को ही हज़म दो सकता है। पहले ऐसा 
ही सम्रका जाता था कि कर्मो से सुख-दुः्ख पेदा होते हैं । अ्रतः कर्मो को ही छोड देना चाहिए। 
किन्तु सूचम अ्रवल्लोकन व विचार करके तथा अचुभव करके देख लिया है, कि सभी कर्म दु-ख नहीं 
उपनाते । जो कर्म वासनामूज्क होते हैं या जिनके फलो में हम आसक्ति रखते हैं, वही, उन्हीं का 
फल भुख्यत्तः दुःखदायो ही जाता है। वासना व आसक्ति से किस प्रकार राग-द्वेष बढ़ते हैं व 
मनुष्य उत्तरोत्तर विकार-गधत होता हुआ कसे मद्दान्‌ दु ख, परिताप, अशान्ति के व अन्त को नाश 
के गत्त में गिर पड़ता दै यद्द में पहले बता चुका हूं । गीता में भी मैंने बताया है कि केसे एक 
काम ही मलुप्य के विनाश का कारण बन जाता है। अत. में तो कामना, चासना, आसक्ति के 
त्याग पर ही जोर देता हू । कर्म तुम बेखटके करो, परन्तु केचल् कतेब्य समझ कर करो, धर्म 
सममू कर करो, निष्फाम भाव से करो, या इन्द्रिय-सुख व तृप्ति के 5दृश्य से कुछ मत करो | यही 
संसार के दुःखों से छूटने का रामबाण उपाय दै । इसी को संक्षेप में मेंने भक्ति कहा है । निप्कास 
कर्स व भक्ति एक ही बात है। जो एक इंश्वर के व्यक्तित्व या अ्रस्तित्व मे विश्वास नहीं करते उन्हे 

निष्काम कर्म शब्द अच्छा लगता“है । जो भावुक हैं, आस्तिक हैं, उन्हे भक्ति की भावना प्यारी 
खगती दे । 'निष्काम कर्म? में रूखापन है, भक्ति से भक्ति की भावना की शाह ता, गीलापन, तरी 
है । उसमे दृष्टि कर्म पर श्रधिक रद्द सकती है, इसमें भावना के पोषणपर । चाहे ज्ञान मार्ग को लो, 
चाहे कर्म या भक्ति-मार्ग को लो--ये एक-दूसरे से स्बंथा छथक किसी हाक्षत में नहीं किये जा 
सकते । केवज़ दृष्टि की प्रधानता से श्रत्नग-अलग नाम हो गये हैं । न ज्ञानी कर्म से छूट सकता है, 
न कर्सी ज्ञान से हीन हो सकता है, न भक्ति ज्ञान या कम से अलग रद्दती है। प्रकृति के तीनों 
गुणों की तरद्द ये परस्पर सल्लग्न या सम्मसिश्र रे हैं। इन तीनों के समनुश्चय को ही 'जीवन! कद्दना 
पाहिए। जेसाकि सत्त, रज, तम के समुद्यय को प्रकृति या सत्‌, चित्‌,अरानन्द के समुष्यय को परमात्मा । 

अत यह मार्ग आस्तिकं, नास्तिक, वेदिक-अवेदिक, सारतीय-अ्रभारतीय, आयं-अनाये, म्लेच्छु सब 
के छिए छुला है। ये भेद भिन्न-भिन्न कारणों से क्ञोगों ने बना लिये हैं | मेरे सामने तो मानव-मात्र 

के दुःखों का प्रश्ष था और सेंने उस इस सरल तरीके से हल कर दिया है। मुरू में विश्वास करके 

संसार में रहना सत्र तरह से कल्याणकारी व मंगलदायी है। परन्तु जिनका विश्वास मुझ मे न 

द्वो उन्हें भी में दुःख म॑ डूबते केसे छोड़ संकता हूँ ? बेठा भले ही बाप को न साने, पर बाप उसे 


अध्याय १४ ; भक्ति व ध्यान-योग ३९३६ 


कैसे भुला सकता है ) उसे दुःखी देखकर केसे चुप बेठ सकता हू और माता भी तो में ही हूं 
पूत कपूत हो सकता है, बाप भी एक बार मुंह फेर सकता है, पर माता कु-माता नहीं हो सकती । 
झतः मैंने अपने उत्त बच्चों के लिए भी दु.ख से तरने का रास्ता खोल रखा है, उन्हें समाज की 
ब्यवस्था, शान्ति व उन्नति तो चाहिए ही । सबके समान अधिकार को नींव पर ही वे इस उदृश्य 
को साथ सकते हैं, सामथ्प्र व योग्यता का प्रश्न जुदा है। परन्तु सानवीय आवश्यकताएँ तो सब 
की समान ही माननी पढंगी । ओर इसीलिए उनकी पूर्ति मे सब को समान अधिकार भी देना 
पढ़ेगा, यह समता का सिद्धान्त मुझे भी संजूर है । बल्कि प्रियतम है, मेने ही इसे संसार में 
चलाया है । यह समता की भावना तभी टिक सकती है, जब एक दूसरे के सुख दुःख का या 
अधिकारों का ख्याल रखगे । यह एहसास उनके आचार विचार अर्थात्‌ कर्म पर पहिली बन्दिश 
लगाता है, या उनकी एक सीमा निर्धारित करता दै। ऐसा न कर तो उत्तम कल्नह बढ़ जाय जिससे 
सभी दुःखी होंगे । इसी तरह यदि उन्हें स्वस्थ, पुष्ट, बलिष्ठ, प्रसन्न, कारय्यक्षम, सतेज, उत्साही, 
श्रदम्य, साहसी, निश्चयो, निर्मय, पुरुषार्थी, रहना है तो वे थोड़े-ही अनुभव से देख रगे कि विषय 
भोग या इन्द्रिय-सुख की भी एक सीमा बाँधनी पड़ेगी, केवल व्यक्तिगत दृष्टि से ही नहीं, सामा- 
जिक दृष्टि से भी । इन दो सीसाओं के बाद, श्रब शोर आगे चलो । जिस सुख या भोग मे व्यक्ति 
की अधिक लालसा रहती है उसकी सीमा से बाहर वह चला जाता है। परिणाम मे दुःख, ग्लानि 
अनुताप-भागी होता है। यह भी थोड़े अनुभव से आज़माया जा सकता है । इस अधिक लालसा 
की प्रवृत्ति का मूल यह कल्पना है कि अधिक भोग से हानि नहीं है । यह गलत है | किसी चीज़ 
को सीमा से बाहर देना ही मनुष्य की भूल है । खाना जहाँ अधिक खाया कि बद॒हज़मी हुईं। 
परिक्षम अधिक किया कि थकान आईं, आमदनी से अ्रधिक ख़र्च किया कि करज्ञ की नौबत आई, 
अधिक स्न्नी-संग किया कि निर्बलता, सुस्ती, निरुत्साह, निराशा आई । इस अ्रधिकृता का मूल 
आसक्ति है। इससे बचने के लिए मन को अनासक्त रखने का अभ्यास करना चाहिये । श्रर्थात्‌ 
वस्तुश्नों का उपभोग, रस, आनन्द, मजा, के लिए नहीं बिक उपयोगिता या आवश्यकता के लिए 
करो। थोडे सें, इस आनन्द-सावना की जगह, रस-ज्नोलुपता की जगह, कर्तब्य-भावना या आाव- 
श्यकता की कसौटी से काम लेना चाहिए । जो कुछ कर्म करो वह आवश्यक, उपयोगी, द्वितकर, 
कंतेब्य-रूप होने से करो, न कि इसलिए कि उसके करने से मज़ा शअ्ावेगा, ऐम्वय, धन-सम्पत्ति, 
राज-पाट; पदु-प्रतिप्ठा, आदि सिलेगी । कर्तव्य समझकर क्रोगे तो भी ये मिलने ही वाले हैं, 
परन्तु तुम्हारी आसक्ति, निगाह, उन पर न रहनी चाहिए । यही निष्कास कर्म या अनासक्ति का 
मूल मन्त्र, परम रहस्य है। जो इसे बुद्धि से समझना नहीं चाहते या जिनकी छुद्धि इतनी परिपक् 
नहीं हुईं है, या जो अधिक भावना प्रधान है, या भावना की पुष्टि से जल्दी अनासक्ति की तरफ 
यढ़ सकते हैं उनके लिए इसी का नास भक्ति है। 


“(जिस प्रकार बढ़ा हुआ अग्नि इंधन को जल्लाकर भस्म कर डालता हे, हे 
उद्धव, उसी शकार मेरी सक्ति भी सम्पूर्ण पापराशि को पूर्णतया ध्वस्त कर 
देती है।” ॥१६॥ 

प इस भक्ति का प्रभाय कम सत ससस्तो । इससे भक्त के सम्पूर्ण पाप भस्म हो जाते हैँ । 
जैसे तेज आग इंघधन को जलाकर भस्म कर देती है चेसे ही । 


ऊधो, पाप का स्वरूप सी अच्छी तरह समझ को | साधारणतः घुरे कर्म पाप फहलाते 


३०४ भागवत-धर्से या जीवन की कृतार्थता 


हैं। विशेषतः अ्रनैतिक कर्मों को पाप कहते हैं । जो कर्म श्र्नजान मे या'पाप की भावना मरने में 
न रद्दते हुए भूज, भ्रम, या सहज-प्ररणा से द्वो जाते हैं व जिनका असर सामने वाले या समाज पर 
ऊपर ही ऊपर होकर रद्द जाता द्वे उसे एकाएक पाप नहीं कद सकते । वह कौटुम्बिक, सामाजिक 
या राजनतिक अपराध द्वो सकता है, जसे ४ बजे कार्यालय में पहुंचने का नियम है, व पाँच बजे 
पहुंचे तो महज़ इसीलिए यह भंग “पाप” नहीं साना जा सकता। पाप के लिये दो शर्त ज़रूरी हैं। 
(१) नीति-सदाचार का उल्लंघन होता हो, (२) इस भावना से ही किया गया दो। नीति नियम 
ब्यक्ति की उन्नति तथा श्रेय घ समाज की व्यवस्था तथा प्रगति की दृष्टि से बनाये गये हैं, वे इतने 
आम हो गये हैं कि ईश्वरी नियम के तौर पर सब जगह साने जाते हैं । अनीश्वरवादी या अनात्म- 
वादी या नास्तिक समझे जाने वाले लोग भो वेयक्तिक या सामाजिक दृष्टि से उन्हें अनिवाय मानते 
हैं। वे सुख्यतः ये दैं:--(१) सत्य ब्यवद्दार करना, (२) बिना कारण किसी को पीड़ा न पहुंचाना, 
(३) चोरी व बलात्कार न करना, (४) किसी की बहू-बेटी को बुरी निगाह से न देखना । इन चारों 
में सब प्रकार के पापों का समावेश हो जाता दै। बल्कि इन्हें ओर भी संक्षेप में कहना चार्दे तो 
असत्य व हिंसा ये दो पाप सचमझ्ुच पाप हैं। क्योंकि इनका झाश्रय लिये बिना कोई पाप नहीं 
किया जा सकता । चौरी, बलास्कार, ब्यभिचार सब में मूठ व हिंसा की सहायता लेनी पढ़ती है। 
वणभिचार चोरी है, बलात्कार डाका है । पाप से बचने के क्षिए मनुष्य दो ही धत ले-ले--मूठ 
का सद्दारा नहीं लू गा झौर दूसरों पर ज्यादती बलास्कार नहीं करू गा । झूठ का सद्दारा लेना 
वूसरों को धोखा देना है, ज्यादती व बलात्कार करना उनकी स्वतन्त्रता मे बाधा पहुंचाना या 
दुस़ल देना है। इस धोखे या ज्यादती की भ्रवृत्ति का ख़ुद हमारे मन पर भी बुरा परिणाम होता 
है । हमारा भी शांति-सुख मिट जात्प है । 
इस पाप को धोने का गुण मेरी भक्ति में है। जब तुम सब कुछ मेरे द्वी लिए करोगे, 
सब कुछ मुझी को अप॑ण करोगे, मेरे सिवा तुम्हारे लिए संसार में कोई व कुछ है ही नहीं तब 
तुम्हें फूठ, छुल, ज्यादृती, बलात्कार की ज़रूरत द्वी वया रह जायगी। इस तरह वर्तमान वा अगले 
पापों से बचाव हो गया। वतंमान वृत्ति का असर पिछुले पापों पर भी पड़ता है । उनका तीखा- 
पन निकत्ञ जाता है। आग निकली हुईं राख की तरह हो जाते हैं । उन्तक्ा ऊपरो रूप तो बना 
रद्दता है पर भीतरी प्राण या बल नष्ट हो जाता है। उनका फल तुम तक श्रावेगा, परन्तु पहले 
तुम उसके ख़याल मात्र से काँप उठते थे अब तुस खुशी से उनका स्वागत करने के लिए तेयार हो 
जाओगे । पहले तुम निराधार भ्रसहाय थे श्रब तुम्हें ईश्वररूपी डॉड पकड़ने को मित्र गया है। 
जिसने अगले पापों का भय सिटाकर तुम्हें प्रधिक निर्भय कर दिया है| इससे पहले जो तीर की 
तरद्द आकर लगता अब फूल की तरह जग कर गिर जायगा । जिन भक्तों ने ज़हर का पष्याज्ञा 
खुशी-खुशी पी लिया, सूली फासी पे चढ़ गये, गरम तेल की कड़ाह में कूद पढ़े, आग में डाल 
दिये गये उन्हें जो _हन सब यातनाओं को सहने का बल मिल्षा वेसे दी इन सब पापों के फत्न को 
सहने का बल मिल जाता है । इसी को कहते हैं पापों का भस्म दो जाना | जो साँप था वह फूल 
की माला बन गया। 
8 ऊघो, पाप के भी दो स्वरूप होते हैं। एक कर्ता, करने वाले को भावना, व दूसरा उस 
पर और ससाज पर होने वाला परिणाम । मनुष्य के सन में जब कुछ करने की सावना होती दै 
तभी वह करता है। यद्द सच है कि सृष्टि के पदार्थ को देख कर ही उसे उनको पाने में या भोगने 


' अध्याय १४ : भक्ति व्‌ ध्यान-योग ३०४ 


की अभिलाषा होती है, और इसी से वद्द उनको पाने या भोगने के कर्म में प्रदत्त द्वोवा है। इन 
वंदा्ों का होना यों रहना तभी असंभव हो सकता है जब सृष्टि न रहे, न फिर वह पंदा ही होने 
पावे । ऐसा एक वो हो नहीं सकता; क्योंकि परमात्मा का स्वभाव द्वी सृष्टि को बनाना व अपने 
में लय कर लेना है । दूसरे सृष्टि ही न रही तो फिर जीव, मनुष्य व उसको सससस्‍्या ही कहो 
रहेगी ? अतः हमें सृष्टि के पदार्थों के श्रस्तित्व को श्रनिवाय या अमिट सान कर ही चत्नना होगा। 
व॑ उनके उपस्थित रहते हुए भी उनके कारण जो पाप-प्रवृत्ति होती है, उसका इलाज हाँ ढ़ना होगा, 
अतः सृष्टि व उसके पदार्थों को छोड कर हमे खुद मलुष्य में ही उसका इलाज हू ढना है। मनुष्य 
जब उनसे प्रेरित होता है, उनके पाने की इच्छा व भोगने की भावना करता है तभी न किसी कर्म 
था पाप की प्रवृत्ति होगी ? रृष्टि व उसके पदार्थ भले द्वी बने रहे, यदि उनकी तरफ़ से हम डदा- 
सीन हैं तो फिर पाप श्रवृत्ति केसे होगी ? यदि हमने सब स्त्रियों को माँ-बहन-बेटी मान रक्‍्खा है 
तो डनके मोजूद रहते हुए भी केसे कुभावना सन में आवेगी ? यदि हमने यह समझ किया है कि 
दूसरे के धन को दाथ लगाना बुरा है तो फिर क्‍यों चोरी की भरणा मन में जगेगी ? अतः व्यभि- 
चार, चोरी, धोखाधडी, बलात्कार, सार-काट, कूठ आद़ि की प्रेरणा पहले मन में उठती है फिर 
चेसी क्रिया होती है 

इस छानबीन से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पाप का मूल मन में है। कर्म में तो 
वह सिर्फ प्रकट होता है | समाज कर्म का ही हिसाब अधिक लगाता है, क्योंकि भावना को तो 
वद्द जान नही पाता है। कम के द्वारा द्वी वह उस तक पहुँच सकता है। कर्म या आचरण के 
सम्बन्ध मे तो समाज व राज्य आदि ने बहुतेरे विधि-निषेध बना रखे हैं भ्रतः उसके ब्योरे में तुम्हें 
डालना श्रप्मासंगिक है। परन्तु भावना या सानसिक विकार के सम्बन्ध में मै तुम्हें अवश्य कुछ 
अधिक कहना चाहता हूँ । क्योकि जड़ को ही संभालना अच्छा है, जिससे पेड़ ही न बनने पावे । 
फिर भावना का साज्ञी कर्त्ता स्वयं ही ज्यादा हो सकता है। समाज तो अनेक कर्मा के दाँते को 
देखकर भावना या नियत के बारे से सही या ग़लत अनुमान लगा सकता है, शअरतः व्यक्ति का 
खुद अपनी नियत इरादे के बारे में सतक॑ सावधान या जाम्नत्‌ रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि घर 
में छिपे चोर था आस्तीन के सांप की तरह यह पहले खुद अपने को, पीछे समाज को भी, परेशान 
व न्स्त करके छोडता है। 

पाप की कल्पना मनुष्य को उसकी संस्क्ृति के श्रनुसार होती है । सभ्यता या संस्क्ृत्ति 
को जिस तह्द के ऊपर वह होगा वसा ही उसके पाप का चित्र होगा | कई जंगली जातियाँ ऐसी 
हैं जो प्रत्यक्ष मेधुन को ही व्यभिचार मानते हैं। और कई तो ऐसे हैं कि मर्यादित व्यभिचार को 
भी दोष नहीं मानते । ये संसक्ृति की नीची सतद्द के लोग हुए । इनसे ऊपर को सतह के वे लोग 
हैं जो मेथुन से पहले की शरीर-स्पर्श आदि क्रियाओं को व्यमिचार मानते हैं। उनसे भी ऊँची 
सतहद्द पर वे हुए जो दोषी दृष्टि को भी अच्छा नहीं समझते । उनसप्ते भी ऊँचे दर्ज के लोग वे हैं 
जो मन सें व्यभिचार की कल्पना आना भी रतन सममते हैं। सही दर्जा व स्थिति इन पिछुले 
लोगों की दी है। यद्दी आगे की स्पष्ट व्यभिच/€ क्रियाओं से बच सकते हैं। वेसी दी बात दूसरे 
पार्पों के सम्बन्ध से भी समक़नी चाहिए | नीचे की तह वालों को चाहिए कि वे क्रमश; ऊपर की 
तह चाल्लों में आने का प्रयत्न करे। ज्यॉ-ज्यों ऐसा होगा स्यॉ-स्यों समाज में अधिक शांति 
व्यवस्था. व उन्नति दीख पड़ेगी । सलुष्य व समाज़ के सारे प्रयत्न इसी दिशा में, इसी उद्देश की 


३०६ भागवत-धर्मे या जीवन की कृतार्थता 


पूर्ति में होने चाहिए । 
कर्म का नियन्त्रण जो समाज व राज्य ने किया है वह इसलिए श्रवश्यक है कि 
भावना के दूपित द्वोते हुए भी यदि ज्ौक-लाज या दण्ड-भसय से कर्म से मनुष्य बच गया तो 
कस से कम्र समाज की ह्वानि तो न होने पावेगी । व्यक्ति की ध्वानि होकर रह गईं। उस शअशुभ 
कर्म के लिए विचार करने में जोड़-्तोड भिड़ाने में व फिर कर्म न हो सकने की हालत में निराशा 
पस्ले पढने के रूप मे उसकी काफी मानसिक व साम्पत्तिक हानि होती है, विकार-वश हो जाने 
से जिस का हिसाब मनुष्य सद्दसा नहीं क्लगा पाता । 
कोरे कर्म या कर्म के स्वरूप पर ही दृष्टि खनी व उसी पर सद्वेव भावना का 
हिसाब लगाने से अन्याय भी हो जाता है। अ्रन्याय भी एक पाप ही है व पीढ़ा पहुँचाने 
की अर्थात्‌ हिंसा की कोटि में आता है। किसी ने किसी से दूषित भाव से यात की, देखा 
या स्पश किया अथवा सद्भाव या सहज-भाव से, इसका सहसा अन्दाज लगाना कठिन 
द्वोता है। अ्रतः इसमें दोनों प्रकार की भूलें हो सकती हैं। कभी वास्तव में दूषित भाव हो तो 
उदारतावश सदूभाव सान लिया जावा है, कभी सद्भाव होने पर भी अनुदारतावश दूषित भाव 
ग्रद्द० कर लिया जा सकता है। ऐसे अवसरों पर मनुष्य का पू्व-चरित्र, स्वभाव, वृत्ति श्रादि को 
देखकर नतीजा निकालना चाहिए। इसकी कोई भ्रचूक कसौटी या निशानी नहीं बताई या बनाई 
जा सकती। क्योंकि मनुष्य का सन व मस्तिष्क एक ऐसी अद्भुत रचना है कि परमात्मा के 
सिवाय बहुत बार खुद कर्ता भी उसकी भ्रवृत्तियों का सहसा झन्दाज नहीं कर सकता । 
“हे उद्धव, मेरी सुदृढ़ भक्ति मुझे जिस प्रकार प्राप्त कर सकती है उस प्रकार 
तो न योग, न सांख्य, न धर्म, न स्वाध्याय, न तप और न दान ही करा सकता 
है ।” ॥२०॥ 
पहले सत्संगति के विषय में जो कद्द छुका हूँ वही भक्ति की मद्दिमा पर भी लागू द्दोता 
है। वास्तव में सत्संगति व भक्ति दो चीज़ नहीं हैं । सत्संगति भक्ति का एक श्रंग है । 
“साधुजनों का प्रिय आत्मरूप में ऐकमात्र श्रद्धासम्पन्न भक्ति से ही सुलभ 
हू : मेरी भक्ति चाण्डालादि को भी उनके जातीय दोष से छुड़ाकर पवित्र कर देती 
है|” ॥२१॥ 
उधो, जेसे सत्संग के बिना भक्ति कठिन है वेसे ही अ्द्धा के बिना भक्ति सुलभ नहीं है। 
श्रद्धा दो तरह की होती है एक सिद्धान्त व आदर्श पर, दूसरी व्यक्ति पर । इसी तरह विकास की 
दृष्टि से भी वह दो तरह को द्वोती दै, एक वयस्क द्वीने के, ज्ञान प्राप्ति के पहले की, दूसरी श्ञान 
के बाद की । सिद्धान्त या थरादर्श तो अमूर्त होते हैं, उनका कोई शरीर या आकार प्रकार तो है 
नहीं कि हम से उनकी कोई बात-चीत हो, सलाह-मशवरा हो सके । बुद्धि ने किसी सिद्धान्त को 
मान भी लिया तो भी जब तक उसका कोई उदाहरण सामने न हो तब तक यह सहसा नहीं 
जेचता कि वह व्यवहार में लाया जा सकता है। सममो, हमारी बुद्धि ने मान लिया कि सत्यनिष्ठा 
या अनासक्ति या साम्यभाव जीवन का श्रेष्ठ आदुश दे, परन्तु कोई ऐसा ब्यक्ति सामने आ जाय 
जिसने इन आदर्शो को अपने जीवन में उतारा हों तो फौरन दर्में उनकी उपयोगिता व ब्यावहारिकता ॥ 
जेंच जाती है । यदि विदेह राजा, वशिष्ठ, नारद, प्रह्मद, भव ( भौर आधुनिक काह्न में 
बुद्द, महावीर, ईसा मसीह, मोहम्मद पेगम्बर, परमहंसदेव, अग्विन्द, गाँधीजी आदि) के 


अध्याय १४ : भक्ति व ध्यानन्‍्योग ३०७ 


उदाहरण न हों तो ये कोरे आदर्श या सिद्धान्त बहुत हृद तक हसारा साथ नहीं दे सकते । बल्कि 
ऐसे महान्‌ साधंकों, योगियों, विभूतियों, महापुरुषों, पुरुषार्थियों, ज्ञानियों व अजुभवियों के 
प्रयोगों व अनुभतों का ही फल ये सिद्धान्त व आदर्श हैं। परमात्मा इन्हीं को निमित्त बनाकर 
अच्छे आदश, सिद्धान्त, व्यवस्था, नियम, पद्धति, प्रक्रिया, संसार में फेलाता है | श्रतटः आदुर्श व 
साधक एक-दूसरे पर इतने अवल्लम्बित हैं किन तो अलग ही किय्रे जा सकते हैं, न एक-दूसरे 
के बिना रह सकते हैं। जेसे बीज के बिना फल नही, व फल्न के बिना बीज नहीं, ऐसा सम्बन्ध 
दोनों मे हो गया है । फिर भी अब आादश्श या सिद्धान्त पर श्रद्धा श्र्थात्‌ विश्वास रखना सुगम व 
निरापढ हो गया है; ध्यक्ति पर श्रद्धा रखना उतना नहीं । व्यक्ति सजीव होने के कारण परिवर्तन- 
शील, व अच्छाई-बुराई का मिश्रण है। अच्छे-बुरे प्रभाव उस पर पडते रहते हैं व उनके श्रनुसार 
बह अ्रधिक श्रच्छा या छुरा बन सकता है। अतः उस पर श्रद्धा रखने मे बहुत चौकन्ना रहने की 
जरूरत है। सिद्धान्त के सम्बन्ध मे कठिनाई उसके मानने से पहले तक जरूर है। कोनसा सिद्धान्त 
या आदर्श मानू यह प्रकश्ष जरूर व्यक्ति के सामने आता है। कभी परम्परागत संस्कारों व रुढ़ियो 
के बल पर, कभी स्वबुद्धि से, व कभी गुरुजनों, भ्राप्त लोगों पर विश्वास रखकर सिद्धान्त या आदुर्श 
मान लिया जाता दै। बालिग होने से पहले तक, अर्थात्‌ बुद्धि में स्वतन्त्र-रूप से विचार करने की 
शक्ति का विकास होने तक प्रायः परम्परा से द्वी मनुष्य किसी मत, सिद्धान्त, या पन्‍थ को ग्रहण 
करता है। यह स्वाभाविक भी है, और इससे एक ह॒द तक उसका हित भी है। यदि इस चय 
में मसुष्य अपने कुट्टम्बियों व आप्त-दृष्टों के प्रभाव से न रहे तो उसके गुमरादह्द हो जाने का बहुत 
अन्देशा रहता है। दूसरे स्वार्थ-लाधु, दुष्-डुद्धि, गुण्ड डसे बहकाकर उसका जीवन-नाश कर सकते 
हैं। लेकिन जब बुद्धि का विकास होने लगे तब उसे चाहिए कि व॒द्द स्वतंत्र-रूप से भी उन मतों, 
'घ आदर्शों पर विचार करने लगे-लेकिन उन्हें छोडे तब तक नहीं जब तक खूब भ्रच्छी तरह विचार 
कर लेने के बाद उसे यह न पट जाय कि फूल के भरोसे काँटा पकड बेठे, माला के भरोसे साँप पकड़ 
लिया, कम्बल के भरोसे रींछ से उल्लक गये, भगवान्‌ के भरोसे माया से फेस गये, देव के भय से 
दानव से पाला पढ़ गया। जिनकी बुद्धि मन्द है, उन्हें व्यक्ति पर श्रद्धा रक्‍्खे बिना चारा नहीं है । 
उस ब्यक्ति, या गुरु, या शिक्षक का घुनाव करने में केसे सावधानी रखनी चाहिए, इसका जिक्र 
पहले रा चुका हे । 


स्वतन्त्र बुद्धि से ज्ञान प्राप्त करने के पहले जो कुट्ठम्बियों या आध-हृष्टों की मान्यताओं 
को मानकर चला जाता है वह भी श्रद्धा ही दै। फिर ज्ञान-प्राप्ति के बाद प्राप्त अज्ुभवों पर व 
ऐसे दूसरे बढ़े उच्च अनुभवियों पर जो श्रद्धा रक्खी जाती है वह भी श्रद्धा ही है। इन श्रद्धाओं के 
बिना मनुष्य की क॒द्दीं गुजर नहीं है। इसी लिए “अ्रद्धासयो5य॑ पुरुषः यो यच्छुद्ः स एवं सः ?” 
कहा दै। श्रद्वा मानव जीवन में केवल श्रनिवार्य ही नहीं है, बल्कि उसमें यह भी जबरद॑स्त 
शुण है कि मनुष्यं को अपने जेसा बना लेती है। आप जेसा सिद्धान्त, आदश्श, ब्यक्तिं पर श्रद्धा 
रकखेंगे बेसे ही बनते चले जायंगे। इस लिये श्रद्धा रखने या करने से पहले यह भी जान लेना 
जरूरी है कि हमें बनना क्या चाहते हैं। नहीं तो गणपति बनाने गंये व बनदर बना बैठे-- 
““विनाययकन्तु -कुर्वाण: रचंयामास' वानरम्‌ ।?”! वाज्ञा हाल हो जायगा। जो इतने सब विधारों 
की भसठ से बचना चाहते हें या जिन' में ऐसी शक्ति ही नहीं है, उनके लिये सीधा मार्ग है-- 
सुर पर भरोसा रख के सब काम मेरे लिए करता रहे । जो कुछ करे, धरे, लिखे, सब मुझे अर्पण 


३०८ सागवत्त-धर्मे या जीवन की कृताथेता 


कर दिया करे । व मेरा प्रसाद समझ कर जितना बहुत आवश्यक दो, अपने लिये ले लिया करे 
व शेष को अच्छे कार्मो में लगा दिया करे । यही भक्ति है। लेकिन यह भक्ति भी तब तक 
प्राप्त नहीं हो सकती जब तक वह मेरे इन वचनों या उपदेशों पर श्रद्धा न करेगा । 

फिर जो मलुष्य यह समझते हैं कि मेरा पाना बहुत कठिन है, सो भी भूल है। में तो 
भक्तों व साघु-सन्तों का आत्मा हो हूँ । कोई कह सकता है कि बिना प्राणों के शरीर जीवित रह 
सकता है; या बिना खूय के संसार में प्रकाश हो सकता है, बिना पानी नदी में बाढ़ आ सकेती 
है ? इसी तरद्द जहाँ सक्त व साघु-सन्त हैं चद्टाँ उनके हृदय में ही, उनके एक-एक श्रजु में से 
घुसा बैठा रहता हूँ। जब उनकी साधना पूर्ण हो जाती है, तब उनके ज्ञान-नेत्र खुल जाते हैं व 
उन्हें मेरे कथन की सचाई दीखने लगती है। प्रत्येक भक्त व सन्‍्त ने इसकी गवाही दी है । उनपर 
अविश्वास करने का क्रोई कारण नहीं द्वे। ससार सें सबसे अधिक विश्वास के योग्य अगर कोई 
हो सकते हैं तो यहदी सनन्‍्त-भक्त लोग जिन्होंने किसी सांसारिक वस्तु का लोभ-मोह नहीं रक्खा 
है, सारे ऐश्वय को ठुकरा दिया है, एक-सात्र सत्य का ही श्राक्नय लेकर जिन्होंने मुझे पा लने तक 
का घोर तप या साधना की है। मेरे ज्ञान या सत्य का प्रकाश भो तो इन्हीं के द्वारा संसार मे 
फेलता है । 

मैं तुम को कई बार कह चुका हू कि भक्ति-मार्ग उन ज्ञोगों के लिये विशेष-रूप से मेंने 
चलाया दे, जो पिछुढ़े हुए हैं। चाण्डाल इन सब में पतित गिने जाते हैं। समाज में विचार व 
धारणा के अनुसार में उन्हें 'चाण्डाल' कह रहा हूँ । आम तोर पर ऐसा माना जाता है कि 
चाण्डाल महापतित है और उसका उद्धार कठिन है। परन्तु में तुमसे कहता हूँ कि चाण्डाल भी 
यदि मेरा पछा पकढ ले, सब तरह से अपने को मेरे अधीन करके, मुझे सॉप दे तो उसके भी दोप 
छूट कर वह पवित्र वृत्ति का बन जाता।है। में पाप-पुरय, या पापी-पुण्यात्मा का छिसाब या लेखा 
तभी तक रखता हूँ, जब्ब तक वह अपने कर्मो का जिम्मेदार ख़ुद अपने को मानता हो । जिस दिन 
उसने यद्द अहंकार या अज्ञान छोड़ दिया ओर अपने को मुज्ञाकर मुझे ही सब कुछ सान लिया 
उसी दिन मेरे यद्ाँ का उसका पाप-पुएय का खाता बेबाक ससको | फिर उसके मेरे एक दो जाने 
में ज्यादा देरी नहीं लगती । ध 

“मेरी भक्ति से हीन पुरुषों का सत्य और दया से युक्त घम अथवा तप से युक्त 
विद्या भी पूर्णतया पविन्न नहीं कर सकती ।” ॥र२२॥ 

मेरी भक्ति का जो यद्द गुण द्वै वह किसी ओर साधन में नहीं है। भले ही कोई सत्य 
का, दया का था दोनों से युक्त घर्म का आश्रय ले । अपने-अपने ढंग से ये सब मनुष्य के लिए 
उपयोगी हैं। सत्य का आश्रय लेकर चलने वालों को अनेक प्रकार के समाज च राज-कोप का 
भसाजन द्वोना पढता है । महान्‌ कष्टों से गुजर कर ही थे सिद्धि को पा सकते हैं.। “दया-पाह्नन-के 
लिये अनेक प्रकार के जीवों की सेव का व उनके घातकों से मुकाबला करते रहने का सहान्‌ 
पुरुषार्थ करना पड़ता दै। धर्म के विधि-विधान व क्रिया-कज्ञाप सी जटिल, व श्रम-कष्ट-साध्य हैं 
और मन को सार-मार कर, ससोस-मसोस कर अनिच्छापूर्वक उन्हें करना पढ़ता है। फिर उसमें 
समय भी काफी ल्गता है। पर ये सब सर्यादा-धर्म हैं। सत्य के पास असत्य की गशु जायश नहीं*। 
सत्याचरणी, अस्तत्याचरणी से घुणा करेगा, घृणा नहीं की तो उससे दूर-जरूर -रहना चाहेगा.। 
उसको सुधारने के लिए भी वह असहयोग से काम लेगा । दया-घधर्मी तो पशुघाती चाण्डाक्मादि 


अध्याय १७ : भक्ति व ध्यान-योग ३०६ 


(की सूरत भी देखना न चाहेगा और धार्मिक-परिपाटी वाला शास्त्रों को प्रमाण मानकर उनसे छ्ने 
तक में परहेज करेगा। सपर्शास्पर्श में एक दृद तक तथ्य होते हुए भी जाति की जातियों को 
पीढियों तक श्रकृत बना या सान कर रखना, या पतितों में ही हमेशा के लिग्रे उनकी गिनती 
करना घोर अन्याय है । अ्रस्पृश्यता, असहयोग या बह्धिष्कार का एक रूप है । उसकी उपयोगिता 
चद्दी तक है जब तक कि सामने वाला उस दोष से सुक्त न हो गया हो, व समाज उसके बारे में 
निःशंक व निर्भय न हो गया हो । इस मर्यादा को यदि ध्यान में न रक्खा जाय तो यद्दी श्रस॒दयोग 
महान्‌ अन्याय, अ्रत्याचार व हिंसा का दूसरा रूप ही समझना चाहिए। धर्मशास्त्रों की इस त्रुटि 
को, या धर्म-ब्यवस्थापकों की इस धाँधली को दूर करने के लिए ही मैंने भक्ति-साग चलाया है , 
जिससे इन तमाम कठिनाइयों व मर्यादाश्रों से बचकर भी मनुष्य उसी पद, वस्तु, या स्थिति को 
सरलता से पा ले जिप्के लिए सत्य, दया युक्त धर्म का आचरण करने वाले मद्दान्‌ प्रयास करते हैं। 

इसी तरद्द तुम भी यह सच सममो कि महान्‌ तप, परिश्रम से प्राप्त कीं गईं विद्या भी 
'उतनी सफल नहीं हो सकती, जितनी मेरी भक्ति | 'सरल्न साधना? को दृष्टि से द्वी मेरा यह कथन 
'डपथुक्त समझना चाहिएु। विद्या ज्ञान के साधन को, जिससे कोई बात जानी जाती है, या 
'मिंन्न-भिन्न हुनर व शक्तियों या प्िद्धियों को भी कद्दते हैं। हन सब का सम्बन्ध बुद्धि या मस्तिष्क 
से है। उसका काम ही है अच्छे-बुरे, उचित-श्रज्ुचित, करत्तव्य-अ्रकत्तव्य, पाप-पुणय, ऊँचा-नीचा, 
'इनका विचार करते रहना । वह भेद, विवेक, विचार का अधिष्ठान है। भक्ति हृदय की चस्तु है । 
प्रम, भावुकता, स्निग्धता उसका हृदय दै। उँचा-नीचा, जात-पॉत, अच्छा-बुरा, इन भावों की 
गुजर वहाँ नहीं । शुरू में हो भी तो श्रन्त इनके मिटाने से होता द्वे । विद्याएं भेद की भूमि पर 
'खडी रहती हैं, भक्ति प्रेम की बेल है, जो इष्ट या प्रेमी-रूपी वृक्ष पर ज्षिपट जाती द्दे। विद्या 
के ल्षिए अधिकार, पात्रता, चाहिए। भक्ति के वे सब अधिकारी हैं जिनके हृदय मे भूख है, प्रेम 
है, चाह है, जो हुखी हैं, व्याकुल हैं, दीन हैं, असहाय हैं, पीड़ित हैं, पतित हैं, तिरस्क्ृत है 


“बिना रोमॉच हुए, बिना चित्त के द्रवीभूत हुए, बिना आनन्दाश्र॒ुओं का उद्रेक 
हुए तथा बिना भक्ति के अन्तःकरण केसे शुद्ध हो सकता है १? ॥२३॥ 
अब ऊधो भक्त के हृदय की अवस्था सुन लो। प्रारम्भिक श्रवस्था में भक्त विधि-विधान 
प्रिय द्ोता है। कुट्ठ़म्ब व समाज की अवस्था विधि-विधानसयी रहती है, धर्म-ब्यवस्था मे भी 
_विधि-विधान रद्दता है। जहाँ कही व्यवस्था? जसी कोई चीज़ होती है वहाँ बिना विधि-निषेध के 
नियमों के काम नहीं चल सकता, अतः कुछ तो संस्कारवश व कुछ भक्ति के प्रारम्भिक अवस्था- 
वश भक्त वधी-भक्ति का आश्रय लेता है। मूर्ति, उसका ध्यान पूजा उपचार, भजन-संकीतन 
आदि साधनों से वह भगवान्‌ में लीन होने का, संसौर के विषयों को भूलने का, उनसे श्रलिप्त 
रहने का प्रयत्न करता है। इससे जब चित्त बाह्य उपचारों को छोड़ कर, परमात्मा को ही पकड़ कर 
उसी के स॒द्दारे रहने लगता है, तब वेघी-भक्ति का अन्त व प्रेसा-भक्ति का उदय समझना चाहिए । 
इस अवस्था में: पहुँचने पर बाहरी साधनों को तरफ से अपने-आप उदासीनता आ जाती है 
अनावश्यक होकर वे अपने-आप पीछे रह जाते हैं व भक्त आगे बढ़ जाता है। भक्त प्रयत्न-पूर्वक, 
जान बूक केर उनको नहीं छोड़ सकता । ऐसा प्रयत्न क्त्रिम व हानिकर भी है । ज़ब पेट भर जाता 
है तब खाना अपने-आप मुंह में नद्दीं जाता। प्रयत्न करके छोड़ना नही पढ़ता। प्रेमावस्था में 
तल्लीन रहना ही प्रेमा-भक्ति का लक्षण है। जब भक्त प्रेम में गदू-गंदु दोने लगता दै तो रोमांच 


३१० भागवत-घर्म या जीवन की कृता्थतां 


हो उठता हैं। चित्त, द्ववित दो जाता है। आँखों में आनन्द के आँसू सर जाते हैं और हृदय का 
कोना-कोना प्रेम-भक्ति से सरा-बोर दो जाता दे । ऐसी भक्ति से ही, हृदय के इस तरद्द भावमर्य हो 
जाने से ही चित्त का सल कठता है, अन्त.करण की शुद्धि होती दै। चित्त अपने को ईश्वर-मय 
अनुभव करने सखगता है। इससे उसकी लघुता, अखुता, अल्पता का भाव मिटने ज्षगता है | जगत, 
उसके विपय, शरादि से ध्यान हटता है, जिससे चित्त स्थिर, शान्त होने लगता है । यही उसके 
मलों के कटने की निशानी है, क्‍योंकि चनत्चल चित्त ही नाना प्रकार के ऊँट-परटाँग संकल्प, करता दै 
व विविध कमों में प्रवृत्त होता है । 


जिसकी वाणी गदगद और चित्त द्रवीभूत हो जाता है, जो कभी बार-बार 
रोता है, कभी हं सता है, कभी निःसंकोच होकर उच्चस्वर से गाने लगता है, और 
कभी भाच उठता है ऐसा मेरा परम भक्त त्रिलोकी को पवित्र कर देता है ॥२७॥ 

प्रेमासक्ति को पा जाने वाले भक्त का चित्त जब द्ववीभूत दो जाता दै व धाणी गदू- 
गद्‌ होने लगती है, तब वह एक तरह से अपने शरीर फी सुधि भूल जाता है। परमास्मा के प्रेम 
मे मस्त होकर कभी अपने पापों, बुराइयों, कमजोरियों, ब्रुटियों का स्मरण करके कभी दूर्सरों पर, 
दु-खियों पर कंपालु व दयावान्‌ होकर, कभी परमात्मा की द्विव्यता-भव्यता की कल्पना, स्मरण था 
झलक देख कर छृतार्थता से रोने लगता है, कभी दूसरों की पामरता व अपने इस सद्भाग्य पर 
हँसने लगता है, कभी ऊँचे स्त्रर से गाने व नाचने भी लगता है। श्ानन्दातिरिक के ये सब 
स्वाभाविक लक्षण हैँ। भगवान्‌ में तन्‍्मय टोने से, परमात्मा को रूत्षक दीखने से ही ऐसा 
अनिर्वचनीय आनन्द होता है। जो भक्त ऐसी अवस्था में पहुँच जाता है उसमें कुछ ऐसी शक्ति, 
आकर्षण, बिजली पेदा दो जाती है कि उसके संसर्ग, सम्पर्क या स्पर्श से दूसरों के मन में भो 
पवित्र भावनाएँ आने लगती हैं, घुराहयों से ग्लानि पेदा होने लगती है। तीनों लोक में ऐसा 
कोई व्यक्ति नहीं जो उसके सम्पर्क में आकर ऐसी पवित्र वृत्ति को अनुभव न कर सके । जिन्हें ऐसी 
स्थिति का अनुभव नहीं है, या जो इसे भावावेश की एक विशिष्ट अवस्था समझ कर अवॉछिनीय 
मानते हैं, वे इसकी श्राल्नोचना करते हैं । परन्तु यह तो तन्‍्मयता का विशिष्ट प्रकाशन या अमभि- 
व्यक्ति-मात्र दे। भक्त के संस्कारों के अनुसार तन्मयता भिन्न-भिन्न रूप में प्रकट दोती है। जिनका 
अपने मन पर पहले ही से श्रधिक संयम है वे ऐसी अवस्था में केवल पुलकित या रोमांचित या 
स्वेदित होकर-+पसीना आराकर--रह जाते हैं, जिनके सनोधमम प्रबल होते हैं वे पूर्वोक्त प्रकार नाचने 
गाने आदि लगते हैं। यह तन्‍्मयता की दुशा किसी की भी इतनी तीव अधिक समय तक नहीं 
रह सकती । उसका अर्सर मन पर ऐसा, श्रवश्य दो जाता है जिससे साधारण अवस्था में भी 
मनुष्य उससे प्रभावित व सब्बालित रहता है और धीरे-धीरे यह उसका स्वभाव बन जाता दै। 
जब तमाम बाहरी कार्मो को यथावत्‌ करते हुए भी मन एक केन्द्र में लगा रह सके तभी उसे 
'पू्शत', 'लिद्धता?, 'जाग्रत्‌ समाधि”, “स्थितप्रज्ञता? आदि कहते हैं ।भक्ति-मार्गी इसी को पराभक्ति 
या मदाभावावस्था कहते हैं । चाद्दे कम के द्वारा हो, चाहे ज्ञान के द्वारा हो, चाहे भक्ति के द्वारा 
हो, चादे योग या अन्य साधन के द्वारा हो, सब अपने मन को ही शुद्ध, एकाम्न, तन्‍्मय, करने का 
'उद्देश्य सिद्ध करते हैं । 


जिस प्रकार अग्नि से तपाये जाने पर सुबर्ण मैल को त्याग देता है और 


अध्याय १४ ५ भक्ति व ध्यान-योग ३११ 


अपने स्वच्छ स्वरूप को प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार मेरे भक्तियोग के द्वारा 
आत्मा भी कर्मवासना से मुक्त होकर अपने स्वरूप मुझ को प्राप्त हो जाता 
है ।” ॥२४॥ 
देखो, सोना जब खान से निकलता है तो उसमें सेल मिली हुईं रहती है। जब वह 
श्राग में तपाया जाता है तब मेज छोड़ कर वह शुद्ध-रूप घारण कर लेता है। ऐसी शुद्धि की 
प्रक्रिया भक्त में होती है । साधारण मनुष्य खान से निकले सोने की तरह मल्न से युक्त होता है। 
स्वार्थ, लोभ, हिंसा, विषय-वासना से युक्त रहता है। झुरू में मन लगाने की, मन को दृष्ट वस्तु में 
एकाग्र करने की क्रिया से दूसरी बातों की ओर से ध्यान हटाने मे उसे जो अपनी दृत्तियों, संस्कारों, 
मन की तरंगों से संघर्ष करना पड़ता है घही वह आग है जिसमे सुचर्ण की तरह वह तपता या 
ग़लता है | जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है, ये विकाररूपी मेल अलग हो जाते हैं, निबंल होकर 
दब जाते हैं, व्यक्ति, साधक, या भक्त का जीवात्मा कर्म-वासना से मुक्त हो जाहा है व अपने 
स्वच्छु स्वरूप को पा जाता दै--उसी में स्थित हो जाता है । अब उसकी बृत्तियाँ पहले की तरह 
डसे विकारों की श्रोर नहीं ले ज्ञा सकती । हि 
“जैसे-जैसे मेरी परम पावन कथाओं के श्रवण ओर कीतेन से चित्त परिमा्जित 
होता जाता है वेसे-वेसे ही वह अंजनयुक्त नेत्नों के समान सूक्ष्म (वरत) तत्त्व का 
दशन करता जाता है ।? ॥२६॥ 
ज्यों-ज्यो उपासक या भक्त मेरे जीवनचरित्नों को, उनकी कथाभो को सुनता है, उन पर 
मनन करता है, उन्हें दूसरो को सुनाता व कीतन करता है, त्यो-त्यों उसका मन मुझ मे अधिका- 
घिक तललीन होता जाता है। पतिधता खत्री जेसे-जेसे अपने सुपति की एक एक बात को याद करती 
है, तेसे-तेसे वह अपने पति में अधिक तछीनता का अनुभव करती है, वेले ही मेरी पावन कथाओं 
के श्रवण, स्मरण, कीतन का फल द्वोता है | उससे भक्त का चित्त अ्रधिकाधिक परिसार्जित होता 
जाता दै । ज्यों-ज्यो चित्त के मल या आवरण घुलते या हटते हें त्यों-त्यों उसकी दृष्टि अधिक स्वच्छ 
होने लगती है ।व पहले जिन सूच्रम वस्तु-तत्त्व का दुर्शन उसे नही होता था, श्रब होने लगता है। 
उसे वैसा ही लाभ होता है जेसे कि अ्रंजन लगाने से शुद्ध हुईं श्रॉखों को होता है--वे वस्तु को 
अधिक शुद्ध व सूच्म रूप में देखने लगती दें । यह उसका ज्ञान मे प्रवेश है। निर्मल्न व हार्दिक भक्ति 
से भक्त अपने-आप ज्ञान-प्रदेश मे पाँव रखने लगता दे | 


“जो पुरुष निरन्तर विषय चिन्तन किया करता है उसका चित्त विषयों 
में फंस जाता है। इस प्रकार जो मेरा स्मरण करता है वह मुझ्त में लीन हो 
जाता है।” ॥२७॥ 

ऊधो, सन का धर्म विज्षत्ण है । यह किसी न किसी बात में सदेच लगा रहता है। 
यदि श्रच्छी बात हाथ न लगी तो छुरी में लिप दो जाता है। इसे तो लिप होने के लिए कोई न 
कोई चस्तु अवश्य चाहिए । इसीलिए बुढिमान्‌ पुरुष इसे अच्छी बातों में लगाने का ही सद्ेव 
प्रयत्न करते हैं । ऐसे व्यक्ति तो मेरी तरफ़ बढ़ते हैं, मुझ्ती में लीन होने लगते हैं; क्योंकि किसी भी 
अच्छाई से मन लगाधश्ोगे तो मुझ दी मे सन लगेगा । सब अच्छाहयाँ भिन्न-भिन्न नदी या किरणों 
के समान हैं, जो एक द्वी समुद्र या सूर्य तक पहुंचती हैं । मुझ चित-समुद्र में समस्त अच्छाइयाँ 
क्ीन हो जाती हैं व रहती हैं व भाप जेसे समुद् से बवकर पानी रूप में फिर समुद्व में मिल 


३१२ भागवत-घमम या जीवन की क्वतार्थता 


जाती है, पेसे ही सब अच्छाइयों सुरसे सदूगुणों के रूप में निकल कर सत्कस रूप में फिर मुमी 
में मिल जाती हैं। परन्तु जो विषयों का चिन्तन करता दे उसका चित्त विधयों में लग जाता है । 
अतः इस मन के यारे में बहुत सावधान व जाग्नत्‌ रहना चादिए। 
इस लिये अन्य साधन स्वप्न के मनोरथों के समान असबिन्तनसात्र हैं, अत, 
उन्हें छोडकर मेरे चिन्तन से शुद्ध हुए चित्त को मुझ ही में ज्ञगा दो ॥रफ॥ 
देसो, विषय का चिन्तन, स्वप्त के मनोरथों के समान है । स्वप्त में जेसे विषय-भोग से 
ज्णिक सुख दोता है घ जगने पर वह निसू ल द्वो जाता है उल्टा उसकी स्मृति एक विपाद की 
छाप हृदय पर छोड़ जाती है, उसी तरद्द संसार के विपय-भोग भी क्णिक हैं। खुजली की बीमारी 
की तरद्द खुजाते समय मीठे लगते हैं व पीछे बढी जलन पेदा करते हैं। जब खुजली चलती है, तब 
कितना ही मन को रोको, सममाथो, वह नहीं मानता व खुजाने मे प्रवृत्त हो ही जाता है। ऐसा 
ही विलक्षण झाकपंण इस विपय-भोग में है। परन्तु चू'कि निःसंशय रूप से ये दुखटायी ही ह-- 
विषय-भोग से सुखी होने का श्रनतुभव किसी एक भी घ्यक्ति का संसार में नहीं देखा गया, न सुना 
गया, अत. इससे बचने का प्रयस्न भी उतना द्वी तीघ्र करने की जरूरत दै। सामने चाले मे जितना 
यल है उससे ज्यादद्द जय तक नहीं लगाओझोगे तब तक उसे नहीं पछाड सकोगे । शअत्त, सममढार 
मलुप्य को चाहिए कि वह विपय-चिन्तन जैसी श्रसतत वस्तु को छोड़कर मेरे चिन्तन में ही डूब जाय । 
ऐसी निमग्नता से उसका चित्त जेंसे २ शुद्ध होने गे तेसे २ फिर-फिर कर उसे मुझ में ही लीन 
करता रहे । एक बार मन लग जाने से इस भरोसे न रहे कि अब वह भटक नहीं जायगा, मुझ में 
लगा ही रहेगा । जिस मन को थिपयों का चघस्का लग गया दे वह तो उसकी तलाश में ही बेढा 
रहता है। जहां हम गाफिल हुए व उसे भाग निकलने का मौका मिला । प्रत एक क्षण की 
गफलत से मह्दीनों व साज्ञों की मिधरनत बरचाद द्वो सकती है। 
पुरुष को चाहिए कि वह धीरतापूर्वक स्त्री और स्त्रीसंगियों का संग दूर से 
ही त्याग कर निर्भय और निजेन एकान्त स्थान से वैठकर आलस्‍स्य रहित होकर 
मेरा चिन्तन करे ॥२६॥ 
प्रिय उद्धव, इनमें सबसे ज्यादा सावधान मनुष्य को रहना दै दो इन्द्रियों से--जिह्ना 
व जननेन्द्रिय से । जीभ को वश रखना भ्राम तोर पर ही मुश्किल है। परन्तु शरीर में जब काम का 
सन्चार होता है तब जननेनिद्रिय पर काबू रखना बेसा द्वी कठिन है जैसे मस्त हाथी का । स्वाद या 
रस की तृष्णा में इतना प्रबत् वेग नहीं होता जितना काम-चासना में होता है। वह तो आधी, 
तूफान, या प्रचण्ड बाढ़ की तरद्द भाता है व मनुष्य सानों उस समय एक भूत जेसा हो जाता है। 
पुरुषों में यह वेग एकाएक भआता है भोर इतने ज़ोर से आता है कि वद्द होश-हचास नहीं संभाक्ष 
पाता । इसलिए इसमें उसी को सावधान रहने की ज्यादा ज़रूरत है। स्तनियाँ त्तो यों मी सझोच 
शील होती हैं, फिर किसी न किसी रूप में पुरुष का प्रभाव उन पर रहता ही दै। अतः यद्यपि यह 
सयम का उपदेश मेरा दोनों के लिए है, फिर भी पुरुष पर जिम्सेवरी ज्यादह् है। अतः यह स्त्री 
सम्बन्धों में अपने को बहुत सम्भाल कर रक्खे जिससे स्त्रियों को भी एकाएक उन्हें ढीला करने या 
पिघला लेने का होंसला न दो। इसका सरल उपाय तो यददी है कि वह स्त्री व सख्री-संगियों के 
सम्पर्क से बचे । कर्तव्य-वश या कार्य वश द्वी उनसे मिल्ले-जुले | न॒ तो उनके लिए मन में छणा, 
तुष्छुता या निरादर का भाव रक्‍्खे व उनसे दिन-रात का, थे मतलय का, सम्बन्ध ही रक्खे। भौर 


अध्याय १४ : भक्ति व ध्यान-योग ३१३ 


सदा-सवंदा के लिए यह नियम या वृत्ति अपनी बना ले और उसे धीरज के साथ पुष्ट करता रंद्दे 
इसमें फिसलने के बहुत सोके भा सकते हैं--डसी समय खास तौर पर सावधान रहने की ज़रूरत 
है । पहले तो चतुसु खी संयम का सिद्धान्त स्वीकार करे, फिर उसके पालन का सचाई के साथ 
प्रयत्न करे । ऐसा करने से मन स्वाभव॒तः या हर घडी ख्लियों की तरफ़ चलायसान न होगा। कभी- 
कभी प्रसंग से व विचवशता से होगा। उस समय के लिए दो नियमों का पालन करे | जहाँ तक बने 
एकान्त में खी-सम्प्क को टाले । भरसक किसी तीसरे की उपस्थिति रक्खी जाय । यदि कतेव्यवश 
एकान्त ही अभीष्ट हो तो बीमारी के अलावा दूसरे निमित्तों से सत्री-स्पश से अपने को बचावे। 
बीमारी में सी कोई दूसरी खी न हो, या जो वेद्यरूप से उसको छू सके--ऐसे उसके माता-पिता, 
पति, बहन, पुत्र, भाई, आदि कुटम्बी या स्वजन न हों तो ही स्पर्श करके उनकी सेवा-शुश्रुषा 
करे । डस दशा से भी उसे खत्री नहीं, भगवान्‌ नारायण का या साता लक्ष्मी का रूप मांने | सेवा- 
शुश्र॒षा या सहायता के लिए हसने जिसका स्पश किया है, उसके मन में हमारे स्पर्श से विकार न 
उत्पन्न होना चाहिए । यदि हमारा स्पर्श विकारी होगा तो या तो सामने वाले के मन में प्रतिकार, 
विरोध, तिरस्कार, नापसन्दगी का भाव पेदा होगा, या तदज्ञुकूल विकार पढ़ा हो जायगा । 


यदि वह सती साध्वी है तब तो पहिली, गिरी हुईं या कमज़ोर है तो दूसरी स्थिति 
पेदा होगी। दोनों दशायें दोनों के लिये अवांछुनीय हैं । हमारे स्पर्थ का अनुभव उसे ऐसा ही होना 
चाहिये जेसे पिता, माता, या भाई, का हो । साधकावस्था में स्वपत्नी से भी मर्यादित सम्बन्ध 
ही उचित है, ब्रह्मचय तो अनिवाय ही है। परन्तु यों भी सम्पक में मर्यादा रखनी चाहिए । उस 
समय उसे भी सीता, रूचमी के रूप मे देखना चाहिए। 


ऊधो, मन मे जब विकार उत्पन्न हो जाता है त्तो वह पहिले आंखों के द्वारा दूसरे से 
सम्बन्ध स्थाएित करता है । सन्देश, बातचीत का दूसरा, व स्पश का तीसरा नम्बर आता है। 
अतः यो तो मन को द्वी सब से पहले काबू करने का यत्न करना चाहिए । परन्तु शुरू मे ही यह 
तो हवा को बांधने जेसा होगा। शरीर को काबू में रखने के यत्न से द्वी मन धीरे-धीरे काबू मे आवेगा। 
फिर ज्यों-ज्यों मन शान्त, स्थिर, सस, निर्विकार होता जायगा त्यॉ-त्यो शारीरिक साधना अपने आप 
निरथ्थंक द्ोती चली जायगी | इस लिए पहले उसी शन्न पर हमला करना चाहिए जो मन के बाद 
सर्च प्रथम खियो से सम्बन्ध स्थापित करता दै । कामदेव का जो प्रथम दूत है वह आंख दै। दूसरे 
को एकाएक पता लगे या न लगे, खुद हम भी चाहे आंख को काबू में न रख सके, पर यह तो 
मन में अवश्य ही जान जाते हैं व समझ लेते हैं कि हमारी आंखों में नशा छा रहा है। यह सरल 
स्वाभाविक निर्दोष दृष्टि नही है | इसमें अम्गृत-संजीचनी नहीं विषय-मद्य का रंग है। उसी समय 
हमे चौकन्ना होने की ज़रूरत है। यदि हस समय बच गये तो आगे की बडी घारटियों का सुकाब्लि 
ही न करना पडेगा। क्योंकि एक-एक मोर्चे पर हारते जाओगे तो अगला सोर्चा एक-ले-एक सुश्किल 
आने वाला है। आंखो ने तुम्हें हरा दिया तो सन्देश या बातचीत की जब प्रेरणा होने लगे तो 
सन को मज़बूत करके दूसरे कारों में जग जाओ । या मेरे भजन-पूजन-घुन में मन को लगा दो। 
ठंडे पानी से स्नान कर डालो | शुद्ध हृदय से, अपनी असहाय अवस्था का स्मरण करते हुए 
दीनतापुर्वंक बेतद्वाशा सुझे पुकारो, तुमको मेरा सहारा उस सभ्य ज़रूर मिलेगा। अच्छी घातो का 
विचार करना, अच्छे कामों में सदव क्षगे रहना, सत्पुरुषों की संगति करता, सत्कार्य की या हरि- 
चर्चा से क्लीन रहना--ये ही मन को, या इन्द्रियो को या पतन की इन घाटियों से अपने को बचाने 


३१४ भागवत-धर्मे या जीवन की कृतार्थता 


का उपाय है। 

मनुष्य स्वप्रेरणा से उतना नहीं बिगड़ता जितना संगति से बिगढता है। अतः ऐसे 
लोगों के सहवास, वार्त्तालाप, सहकाय से भी बचना चाहिए जो खुद कामी हों, स्त्रियों की ही 
चर्चा दिन-रात करते रहते हों, खुद स्त्रेण स्वभाव के हो, उनके से द्वाव-भाव व चेष्टादि करते हों, 
इन्हें सदा दूर ही से प्रणाम कर लिया करो । और जब तक इन्द्रियों पर काबू नहीं पाया हो तबतक 
किसी निर्भय, निर्जन या एकान्त स्थान में बेठ कर श्रालस-रहित होकर मेरा चिन्तन करते रहो तो 
इसमें जल्दी सफलता मिल जायगी । रुत्री व स्त्रेण पुरुषों की संगति इतनी लुभावनी होती है कि 
मलुप्य को कई बार एकाएक पता भी नहीं चलता कि उसका पाँव कीचड़ में फस गया है। आरभ में 
निर्दोष दीखने या रहने वाले सम्बन्ध व सम्पर्क भी कई वार आये चलकर अनजान में ही सदोष- 
रूप घारण कर लेते हैं । इसकी पहचान यह है कि जब स्त्रियों या स्त्रेण पुरषों से बिना जरूरत, 
बिना काम या ज़रूरत से ज्यादा बातचीत करने, मिलने-जुलने, पत्र-ब्यवद्ार करने--केवल कौतूहूल 
या निर्दोष आनन्द, रस, की भावना से क्यों न हो--की प्रेरणा हो व वार-बार होती रही तो 
समझो कि मन में चोर धीरे-धीरे वे-मालूम घुस रद्या है। भौर सावधान होकर अपने तीर-तरकस 
संभाल कर खडे हो जाश्नो। 


फिर मलुप्य स्वय श्रपनी ओर से एक बार कोई प्रेरणा करे, पहल न करे ऐसो कोई 
दूषित प्रवृत्ति उसके मन में न हो, तो भी कई वार स्त्रियां उन्हें कभी अपनी सहज सुकुमारता, 
सुन्दरता, रूप-लावण्य, वाक्‌-पढुता, गान-वादन-निपुणता आदि से व कभी अपने दूपित हाव-साव, 
कटाक्ष, शक्लार व विषयी चेष्टाओं से आकर्षित कर लेती हैं । इसका भी पता पुरुष को एकाएक 
नहीं लगता। अत. इनसे काम-घुरता सम्बन्ध रखने में यह भी लाभ है कि इनकी हद के बाहर, 
या अनावश्यक चेष्टाओं की पहचान हमें हो सकती है और दस उसी ससय उनको सेक सकते दे 
च अपने को भी बचा सकते हैं। लेकिन ऊधो, तुम इसका यद्द श्र्थ मत समर लेना कि स्त्री पुरुष, 
स्त्री-स्त्री या पुरुष-पुरुष में प्राणि मात्र में जो परस्पर प्रेम, सद्भाव, रुदुलता, मधुरता का निर्दोष 
सम्बन्ध रहना चाहिए उसका मैं विरोध करता हूं । देखो न छुद गोपियों से मेरा केसा निर्दोंब प्रेम- 
भाव रहा । कुब्जा को ही ले लो | इनके मन में कभी विकार आया भी तो मेरे शुद्ध साथ के आगे 
चह्द छुल गया। ऐसे कई साध्वी देवियों के नमूने पेश किये जा सकते हैं, जिनके तपोवत्न से या 
चरित्र-बल्न से कामुक पुरुषों के सन में पवित्र भावनाओं का संचार हो गया है । लेकिन जब स्त्री 
था पुरुष किसी में इतने ऊंचे दरजे का आत्मबल्,, तपोबल, या चरित्रवत्ञ न हो तब तक ऐसे सरल 
निर्दोष प्रेम-सम्बन्ध भी एक सीमा में ही होने व रदने चाहिए । 

“किसी अन्य के संग से इस (मुमुक्षु) पुरुष को ऐसा क्लेश और वन्धन नहीं 
होता जैसा कि रत्री अथवा उसके सगियो के संग से होता है? ॥३०॥ 

स्त्री-सग व स्त्री-संगियों की सगति न करने पर में इस लिए जोर देता हूँ कि इनके 
कारण श्रेयार्थी पुरुष जितने वधन में पड़ता है उतने और किसी बात से नहीं । यह अजुभव सिद्ध 
है। यों तो सभी स्त्री-पुरुषों को, जो अपना द्वित, उन्नति, व श्रेय चाहते हैं परस्पर भोग-विलास व 
उनके साधनों व सहायकों से बचना चाहिए, परन्तु इनमें भी जिनकी बृत्ति दूषित हो, जल्दी विकार- 
अस्त हो जाते हों या पहले से ही जिनका श्राचरण बिगढा हुआ दो उनसे तो खास तोर पर बचना 
व्‌ सावधान रहना चाहिए। पुरुष के लिए घर, कुहम्घ, समाज, जाति--सब रुत्री की बदौलत है। 


अध्याय १४ ; भक्ति व॑ ध्यान-योग ३१४ 


स्त्री उसके जीवन की केन्द्र है। श्रतः उसका घन, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा, कीर्ति आदि सब उसी के 
आस-पास एकत्र होती है । वाल-बच्चे, इष्ट-मित्र, परिवार के लोग डसी के पीछे श्रपना श्रस्तित्व 
सार्थक करते हैं । ऐसी दशा में दह यदि संयमी व सुलक्षणा दे तो बेडा पार है नहीं तो 'ऐसा डूबे 
थाह न पावे 0 स्त्री-पुरुष एक ही शरोर के दो भाग हैं। 'अधं॑नारी नटेश्वर!ः की जो कल्पना की 
गईं है---जिससे शिवजी का आधा पुरुष-शरीर व आधा स्त्री-शरीर चित्रित किया गया है--बिल्कुल 
सच दहै। श्ात्म-तत्व की दृष्टि से दोनो मे कोई अन्तर ही नहीं है। जेंसे एक परमात्त्व तत्त्व के दो 
पहलू--छुरुष व प्रकृति हैं--वेसे ही पुरुष व रुत्री है । पुरुष व प्रकृति का इन्हें प्रतिनिधि ही 
समझ लो । परन्तु जेसे-दस्पतोी के संयोग से संतत्ति उत्पन्न होती है उसी तरह पुरुप-प्रकृति का 
भी संयोग होकर सृष्टि उत्पन्न होती है, ऐसा ख्याल लोग बना लेते हैं। परन्तु यह गद्गत है। 
प्रकृति तो पुरुष से प्रेरणा सात्र लेती है व यहां संयोग” शब्द सांनिध्य या संलग्नता सूचक है । 
अब चू'कि पुरुष-स्त्री का ऐसा घनिष्ठ संबग्ध है, इस लिए दोनों पर उसे सुन्दर, सुखमब, श्रेयमय 
बनाने की जिम्मेवारी है । वे यदि इसे न समझे व परस्पर नियस-पूर्वक धर्सयुक्त संयममय जीवन 
न बिताव तो उनके पारस्परिक संग से बढकर कल श-वंधन दूसरा नहीं हो सकता । 
“उद्धवजी बोले--हे कमलनयन, मुमुक्त पुरुष को जिस प्रकार, जिस रूप से 
श्लोर जिस भाव से आपका ध्यान करना चाहिये बह ध्यान मुझे बतलाइए” ॥३१॥ 


श्री समगवान्‌ बोले--हे उद्धव, सुखपूवेक सम आसन पे शरीर को सीधा रख 
कर बेठे, हाथों को गोद में रकखे ओर दृष्टि को नासिका के अग्रभाग मे स्थिर 
करे!” ॥१२५॥ 
भक्तों की रीति-नीति आचार सुन लेने के ब्राद उछूव के मन सें एक ओर प्रश्न उठा । 
श्री कृष्ण बार-बार 'झुझमे सन लगा के, 'मेरा ध्यान करने! आदि पर जोर देते रहे हैं । अ्रतः उद्धव 
ने सोचा कि इस ध्यान की कोई खास विधि »ी कृष्ण के पास दो तो वह क्यो न जान ले ? इस 
सम्बन्ध से प्रश्न करने पर श्री कृष्ण ने कहा--मझुझ से सन लगाने या ध्यान करने के कई तरीके हें 
जो अ्रजुभवियों से ही जानने योग्य हैँ । फिर भी जो विधि मुझे सबसे अधिक सरक्ष व उपयोगी 
प्रतीत हुई है वह इस भकार ऐ--इसमे सबसे पहले व जरूरी क्रिया है आसन साधने की । 
आसन एक खास किस्म को बठक को कहते हें। योगिया ने ८४ प्रद्यर की बंठक या आसन निकाले 
लेकिन नौसिखिया के लिए वही शआ्रासन ठीक हैं जिससे सुख पूचंक वह ज्यादा ससय तक बेठ 
सके । पलथो मार कर बेठना सबसे सरल आसन है । शरीर तना हुआ द्वो--पीछे कूबढ़ 
तिकली न दो, गर्दन-पीठ एक रेखा से हों। हाथों को गोद में रख लो श्रोर निगाह नाक के पिंरे 
पर जमायओं। 
“फिर क्रम से पूरक, कुम्मक ओर रेचक द्वारा अथवा इससे उलटे क्रम से 
( रेचक, कुम्भक और पूरक करके ) नाड़ी की शुद्धि करे और जितेन्द्रिय होकर 
शने:-शने: प्राणायाम का अभ्यास करे ।” ॥३३॥ 
फिर क्रम से पूरक, कुम्नक, व रेचक को साथे । सांस ऊपर खींचने को पूरक, रोक 
रखने को कुम्भक, व छोडने को रेचक कहते हँ । तीनो क्रिया मिल कर प्राणायाम कहलाता है 
यह सांस साधने की क्रिया हं। इससे नाढ़ी झुद होती है । फेफदो में शुद्ध हवा जाने से व सांस 
नियमित द्वोने से शरीर नीरोग व सन प्रसन्न रहते लगता हैं | पूरक, कुम्भक, रेचक में बराबर समय 


३१६ भागवत-घर्से या जीवन की क्ृता्थता 


भी लगाया जा सकता है व कम-ज्यादह भी । किसी जानकार से इसकी विधि पूछ लेनी चाहिए । 
पुस्तक या लेख पढ़कर न तो पूरी तरह समर में ही आती है न कोरे प्याख्यान से द्वी समर्ाबा 
जा सकता है। फिर एक के लिए जो विधि श्रजुकूज पडती है वही दूसरे के लिये प्रतिकूल भी 
पड सकती है । अ्रत अनुभवी व्यक्ति की सहायता लेना ही उचित है । 
जब पूरक, कुम्भक, रेचक का क्रम सध जाय तब इससे उल्टा अभ्यास करी यानी रेचक 
कुम्भक, पूरक इस क्रम से साँध को साधो | इससे इन्द्रियों को जीतने में, इनको सयम से रखने सें 
भी सहायता मिल्लेगी । यद्द प्रायायाम का अभ्यास कहलाता दें। 
४( प्राणायाम दो प्रकार का है--सगर्भ और अगर्भे। उनमें से पहले सगे 
का वर्णन किया जाता है--) हृदय में निहित कमलनात-तुल्य ओंकार को प्राण 
के द्वारा ऊपर की ओर ले जा कर उसमे घण्टानाद सच्दश स्वर स्थिर करे।” ॥३४॥ 
प्राणायाम भी दो प्रकार का है । सगर्भ और अगर्भ । पहले सगभ का विवरण 
सुनो--नासि से ऊपर सीधी रेखा में जहाँ पसलियों जुढती हैं उस स्थान को योगी ल्लोग हृदय 
कहते व मानते हैं । हसमें ओंकार का निवास है ऐसी कल्पना करो । वद्द कमल्-नाल के तन्तुशओ 
जैसा सूचम है। बिजली के लकीर के माफिक उसकी मन में कल्पना करो । मन में उसका चित्र 
देखो । फिर जेसे घंटा का निनाद होता है बेसे स्वर को उसमें से निकलता हुआ सुनो | कुछ समय 
तक हृदय में श्रॉकार का ध्यान करने से ऐसा स्वर सुनाई देने लगता दे। यदि आरम्भ में ऐसा 
58 हो तो ऐसे स्वर की कल्पना करने से भी कुछ समय के बाद वह स्वर प्रत्यक्ष सुनाई 
पढ़ता है । 


४इस प्रकार नित्य प्रति तीन समय दश-दश बार ऑओंकार सहित ही प्राणायास 
का,अभ्यास करे। ऐसा करने से एक मास से पहले ही साधक ग्राण-वायु को जीत 
लेता है ।? ॥३५॥ 
यह साधना ढिन सें तीन बार--सुबद्द, दोपहर व शाम को करे | एक समय में १०-६० 
प्राणायाम करे प्रण्व-सहित | प्रणव ओऑंकार को कहते द्वँ। विधि या नियमपूर्चक नित्य ऐसा 
अभ्यास करे तो एक मह्दीने के अ्रन्द्र ही आण-वायु वश में हो जाता है। 


“फिर अन्तःकरण में स्थित ऊपर की ओर नाल और नीचे को मुख वाले 
हृदय-कमल को ऊपर की ओर मुख वाला, खिला हुआ तथः आठ पंखड़ियों और 
बीच -की कली के सहित चिन्तन कर उसकी कली मे क्रमशः सूर्य, चन्द्रमा और 
अग्नि की भावना करे तथा अग्नि के मध्य में जिसका ध्यान अत्यन्त मद्अलसय 
है ऐसे मेरे इस रूप का ध्यान करे ।” ॥३६-३७॥ 

फिर यह भावना करे कि शअ्रन्तःकरण में, स्थित जो हृदय कमल है, जिसकी नाल ऊपर 

की शोर व मुख नीचे की ओर दै, उसका मुख तो ऊपर को श्रोर खिला हुआ है, उसमे आठ 

पंखढ़ियाँ हैं जिनके बीच में एक कली है, उसमें क्रमशः सूय, चन्द्र और अग्नि की भावना करे | 
, उस अग्नि के बीच में मेरे इस अत्यन्त मंगलमय रूप का ध्यान करे । 

“जो अनुरूप अन्लों से सुशोभित अति शान्त, सुन्दर है, अति मनोहर मुखकान 
है, जिसके समान श्रवण-पुट ( कान ) में मकराकार कुए्डल' चमचसा रहे हैं, जो 
मेघ के समान श्यामवरण, पीताम्बरधारी और श्रीवत्स तथा लक्ष्मी जी का निवास- 


अध्याय १४ : भक्ति व ध्यान-योग ३१७ 


स्थान है, जो शंख, चक्र, गदा, पद्म ओर वनमाला से विभूषित है, जिसके चरण- 
कमल नूपुरों से सुशोभित हैं, जो कौस्तुममणि की आभा से सम्पन्न है, तथा जो 
सब ओर से कान्तिसय किरीट, कटक, करधनी, और अद्जद ( भुजबन्द ) आदि 
आभूषणों से युक्त है, सवोद्नसुन्दर और हृदयहारी है एवं जिसके मुख और नेत्र 
प्रसन्नता प्रकट कर रहे है उस मेरे सुकुमार शरीर का उसके सब अमगों में चित्त 
लगाते हुए, ध्यान करे |”? ॥१८-४१॥ 
पूर्वोक्त रूप का ध्यान एकाग्र सन से करे । ऊधों, जो वर्शन मेंने हृद्य-कमल का व अपने 
रूप का किया है उसका ध्यान पूर्ण एकाग्न हुए बिना हो भी नही सकता । कोई दोरटे-से-छोटा अंग 
या आभूषण भी ध्यान से बाहर न रहे । इससे जहाँ एक ओर मेरी सारो छुवि ध्यान से समा जातो 
है, साधक या भक्त मुझूमे तलीन हो जाता है, वहाँ मानसिक व बौद्धिक लाभ भी बहुत होता है । 
सब शअ्रंग-प्रत्यंग का ध्यान करने से स्मरण शक्ति व धारणा शक्ति बढती है। सबका श्रल्लग-अलग व 
मेरे शरीर मे एक साथ दोनों तरह से चिन्गन करना पडता है, जिससे बुद्धि की विश्लेषण-शक्ति 
या सूच्मरावलोकन-शक्ति बढती है। एक पदार्थ, वस्तु या रूप पर ध्यान केन्द्रित करने से शरीर 
की सारी नस, श्वास, प्रश्नास खिंचकर एक ही स्थान पर मिलती हैं जिससे नसों को श्रच्छा व्यायाम 
हो जाता है । शौर आराम से लेठने मे जो सुख मालूस द्वोता है वही थोड़े श्रभ्यास के उपरान्त 
मालूम होने लगता है। पहले तो आलन, प्राणायाम व ध्यान के प्रारम्भ में कुछ कष्ट अवश्य होता 
है, अटपटा-सा लगता रहता है, परन्तु धीरे-धीरे क्रम-क्रम से, वह श्रम या कष्ट नदी मालूम होने 
पाता । जेसे शुरू दिन कसरत करने से दूसरे दिन बदन अकडा हुआ मालूम होता है, वेसे ही इस 
सानसिक या भीतरी अ्रवयवो के व्यायाम से थोढ दिन कष्ट मालूम होता है; फिर तो ज्यों-ज्यो ध्यान 
जमने लगता है नस अपने आप सूट से केन्द्रित हो जाती हैं व ध्यान-सूर्नि स्पष्ट अवलोकन में 
श्राने लगती हैं । जब मूर्ति पर ध्यान जम जाय तब आगे को प्रक्रियाश्रो का वर्णन सुनों-- 
“बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिए कि सनके द्वारा इन्द्रियों को उनके विपयों से 
खीं चक्र, उस मन को बुद्धिरूपी सारथि की सहायता से सर्वाज्नयुक्त मुझ ही 
लगा दे ? ॥ ४२॥ 
सेने यह सब कह तो बडी आसानी से दिया। लेकिन इसका प्रद्योग व अभ्यास 
इतना आसान नहीं है । लेकिन यह सबके अनुभव को बात हैं कि केसी भी मुश्किल 
बात क्‍यों न हो, 'करत करत अभ्यास के जड सति होत सुजान! । रसरी श्रावत जात ते सिल 
पर परत निसान! ॥ करते रददने से यह सहज हो जाती है । जब ध्यान का अ+प्रास करने 
लगते हू तो पहले तो मन एक केन्द्र पर आता दी नहीं । अ्रनेक बिषयो में भटकता रहता है । 
जो विषय प्रिय हें उनकी और बार-पार जाता है । अप्रिय विषय या भोग के संस्कार उमढ-उसड 
कर, रपट-भपट कर, उफ्क-डमकक कर उसे कह्दते है, हमे क्यो छोड रहे हो १? व चार बार अपना 
प्रभाव न हटने देने का यत्न करते है । जब साधक के निश्चय, आग्रह से उनका जोर नहीं 
जमने पाता, तय भय, शंका व चिता के विचार व चित्र सामने आते हू । ये पाप या दोप के 
संस्कार होते हैं जो अपना पूरा भीषण चित्र हमारे सामने रग्द देते है । कभी साधक इनसे ठर 
जाता है, कभी उ्ल्ानि का अनुभव करता दे व कभी इस स्याल से हलकापन भी अनुभव 
करता है कि चलो हन का अधिक-से-श्रधिक भोपण रूप सालूम हो गया । पहले प्रलोभन के दूसरे 


( 
श्श्८ भागवत-घर्मे या जीवन की कृताथतां 


भय के चित्र होते दें । साधक दृढ़ रहे ती ये अपने श्राप विलाय जाते हैं व हृष्ट रूप मे ध्यान जम 
जाता हं । जब-जब ऐसे दूसरे विचार मन से शआर्वे तब साधक मन को समझा कर या श्राग्रह- 
पूर्वक उनकी और से हटाकर झुझी से लगाने का प्रयत्न करे । इसमें चुद्धि उसकी सद्दासक होगी । 
बह सारधि का काम देती है । उचित-अ्रज्ुचित, आाह्म व त्याज्य की जामृति वह कायम रखती दे 
जिससे सन को भिन्‍न विचारों के साथ लडने व दृष्ट रूप में दी लगे रहने की पेरणा व बल मिक्षता 
है । एक उपाय यद्द भी दे कि जो भी भले-बरुरे विचार व भाव आते हों वे आने दिए जाय, साधक 
सिर्फ उन्हें याद रखता चल्मा जाय | उनमे लिप्त होने से श्रपने को बचावे | साक्षी रहकर उन्हें 
देखता या याद रखता चला जाय । या तो श्रच्छे विचार ज्यादा भ्ावेंगे या चुरे । श्रगर श्रच्छे 
विचार ज्यादा शआ्राय तो वह इस वात्त से खुश हो कि मेरे सस्कार अच्छे ज्यादा दें श्रततः मुमे शीघ्र 
सिद्धि मिल्त जायगी । यदि बुरे विचार ज्यादा श्राते दें तो उसे श्रपने पतन की गहराई मालूम दो 
जायगी व वह्‌ उससे ऊपर उठने में अधिक ध्यान लगावेग। | उसे अपने झाप पर ग्कानि द्ोने 
लगेगी, पश्चात्ताप होने लगेगा, जिसका फल यह होगा हि वे विचार, भाव या चित्र धीरे-धीरे 
अपने आप आना बद दो जायंगे | केचल अच्छे निचार या भाव श्राते रहेंगे। श्रय उनमें से किसी 
एक विचार द्वी का चिंतन करते रहो । 

, सिब ओर फैले हुए चित्त को खींच कर एक स्थान में स्थिर करे और फिर 
अन्य अगों का चिन्तन न करता हुआ कंवल मेरे मुसकान-युक्त मुख का द्वी ध्याव 
करे ।” ॥ ४३ ॥ 

जब सर्वांग में चित्त लगने लगे तब शोर श्रंगो को छोड कर सिफ एक ही अंग में उसे 
स्थिर करे | सबसे अ्रच्दा अ्ग मेरा मुसकान-युक्त सुख ६ । दूसरे किसी अंग का या भाव का 
विचार मन में न श्राने दे । केवल मुख पर ही एकटक दृष्टि लगी रहे । चेसी ही जेसी कि तेज्ञ के 
कढाव में मदुज्ञी की श्रॉस की केवल्न पुतली शो भ्रज्ुन को दीखती थी। 
“मुखारविन्द्‌ मे चित्त को स्थिर करे, तदननन्‍्तर उसको भी त्याग कर मेरे 
शुद्धस्वरूप में आरूढ हो ओर दुछ भी चिन्तन न करे ।” ॥ ४४॥ 
जब मुख में ध्यान स्थिर हो जाय तब झुख को हटा कर केवल श्राकाश में जमावे । 
अर्थात्‌ सुख का चित्र सामने से हटाकर अ्रद्दए्ड व व्यापक नीलिसा की ही कल्पना ध्यान मे ज्ञावे । 
जब आकाश के सिवा कुछ न दीखने क्गे, ऐसा प्रतीत होने लगे कि में खुद उस अखण्ड विस्तृत 
नील-सागर में डूब रह। हूँ, दन्‍सय दो रद्दा हूँ तब मेरे शुद्ध-स्वरूप मे आ्रारूढ़ होकर किसी दूसरी 
थात का पिचार या चिन्तन न करे । जब वह नीलिमा भी न दीखने लगे, व ऐसा मालूम हो मानो 
नीलिसा का दृश्य, तुम्हारी अँख शर्थाद्‌ देखने की शक्ति, व छुम अर्थात्‌ देखने वाले तीनो एक रूप 
हो रहे हो तब जो अनुभव होता है वह्दी मेरे शुद्ध रूप का अनुभव समझो । इस स्थिति में जितनी 
अ्रधिक देर तक रहोगे उतना ही मेरे दु्शन का जाभ मिलेगा। यही समाधि दुशा हैं। ध्यान योग के 
द्वारा इस विधि से मुझ में पहुंचा जा सकता है | बाज-बाज भक्त भजन, धुन, सकीत्तन, जप शआदि 
साधनों से भी इसी अवस्था को पहुँच जाते हैं । 
“इस प्रकार चित्त के वशीभूत दो जाने पर, जिस प्रकार एक ज्योति मे दूसरी 
ज्योति मिलकर एक हो जाती है उसी प्रकार अपने मे मुकको और झुक सवोत्मा 
में अपने आपको देखता है ।” ॥ ४५ ॥ 


अध्याय १४ : भक्ति व ध्यान-योग ३१६ 


इस प्रकार जब चित्त एकाग्र हों जाता है तब साधक अपने में सुकको और मुझ 
सर्वाव्मा को श्रपने में देखता दे । अर्थात्‌ दोनों में श्रभ्िनज्ञता, एक-रूपता, तन्‍्मयता का अनुभव 
करता है। जेंसे एक ज्योति दूसरी ज्योति में मिल्कर एक हो जाती है उसी तरह । 
“इस प्रकार तीत्र ध्यानयोग के द्वारा चित्त का संयम करने वाले योगी के 
चित्त का द्रव्य, ज्ञान और कर्म सम्बन्धी श्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है |” ॥४६॥ 
इस तरह तीत्र ध्यान-्योग से जब चित का संयम हो जाता है तब द्ब्य श्र्थात्‌ 
पदार्थ सम्बन्धी, ज्ञान-सम्बन्धी व क्रिया-सम्बन्धी उसका श्रम निन्रत्त हो जाता है। अब तक 
उसके चित्त को जो यदह्द भ्रम हो रहा था ये सृष्टि के पदार्थ या जगत्‌ मुमसे भिन्न हैं, इनका ज्ञान 
प्राप्त या ग्रहण करने चाला "मैं! हूँ , समस्त कर्सा था क्रियाओं का भी कर्ता में हूँ, या ये पदार्थ 
इनका ज्ञान व इनमे होने वाली इनकी विविध क्रियाये एक दूसरे से मिनन्‍मन हैं, यह रुयाल बदल 
कर सब जगह व सब बात में एकता-पूर्ण, अखण्ड एकता-का श्रजुभव होने लगता है । बेसो ही 
वृत्ति जब जागृति-काल में, जीवन के प्रत्येक व्यापार में चौबीसो घंटे हो जाय तो यही मनुष्य मुक्त 
कहलाता -है । & 


ओपन जा था न मम या अल 


# जीव चार प्रकार के--बड्ध, मम॒ज्तु, साधक, सिद्ध या मुक्त 

बद्ध लक्षण--अ्रधा होकर अधकार में चलने वाले को जैसे दशो दिशाये शूत्य मालूम होती 
हैं बेसा बद्द होता है। भक्त जाता, तापसी, योगी, विरक्त, सनन्‍्यासी उसे नहीं दिखाई देते | कर्म-अकर्ग 
धर्म-अधर्म नहीं टीखते | सत्‌ शास्त्र, सत्सग; सत्पात्र, सनन्‍्मार्ग नहीं दीखते | सारासार विचार नहीं 
स्वधर्माचार नहीं। दान पुण्य परोपकार नहीं, भूत-दया, शुचिता नहीं | जनो को सुख देने वाला मठबचन 
भी नहीं, भक्ति, ज्ञान, वराग्य, व्यान, योग, के साधन नहीं। निश्चयात्मक देव-सतों का विवेक, परमार्थ 
का लक्षण मालूम नहीं, अ्रध्यात्म-निरुपण सुना नहीं, अपने को आप जानता नहीं, जीवों का जन्म फल 
जाना नहीं, बन्ध-मोक्ष का विचार किया नहीं, आत्मवस्तु का पता नहीं, अपने सकल्प'से बंधे, हुए ढया 
क्षमा, करुणा मेत्री नहीं | दम्म, दर्ष, अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, कृतन्नता, कपट, क्ुतव 
इत्यादि, भ्रष्ट, अनाचारी, स्वार्थी, कुणिल, विबादी, मूर्ख, वाचाल पाखण्डी, कठोर, कृपण | 

मुमुकज्ष--अ्नुतापी--आगे की चिन्ता करने वाला । 

साधक--ससार उपाधि से छूटने गले का नाम साधक | अबिद्या व प्रष्च से छूटे वह 
साधका । यह भेट, अहकार, सकल्य, विकल्व, गवं, स्वार्थ, अनर्थ, हे प, कोप आदि परमार्थ के शत्रओ 
को हर देता है। हु 

सांसारिक साधक--निस्पृदह मे अतस्त्याग, व बहिरत्याग दोनो होते 6॥ सामारिक में 
अतस्त्वाग होता है, बहित्याग धीरे-चीरे सघता है | अमाव, सशय, अज्ञान का त्याग मुख्य है | 
आत्मा भाव-रूप, साया अथवा देहादि सम्बन्ध श्रभाव-रुप; अतः माया का त्याग होता है | 

साधक की सहेह बृत्ति निश्चत्त हो जाती है। उसके होने ही सिद्ध हो जाता है | संद्रेट-रहिनत 
जान, निश्चल वस्तु-रूपता, सिद्द का मुख्य लक्षण है। कम-म.य सशय पर है, साथन-माग में वि 
है | परन्तु सिद्ध निःसंदेह वे निश्चय शोता है| नि.्संतेल्ता वे समावान सिद्ध का मुख्य लक्षण है | 


अध्याय--- १५ 
सिद्धियाँ 


[उसमे भिन्न-भिन्न शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक सिद्धियों के नाम व उपाय बताये है। 
वर्तमान आविष्कार उनमे से कई मिद्धियों को प्रत्यक्ष कर रहे # | किन्तु भगवान्‌ ने साथकों को चेतावनी 
दी है कि वे सिद्धियो के चक्कर मे न पडकर मुझे ही पाने का यत्न करें । ) 

“भ्री भगवान्‌ बोले--हे उद्धव | जितेन्द्रिय, म्थिरचित्त, श्वास को जीतनेवाले. 
आर मुझ में ही चित्त स्थिर रखनेवाले योगी को सिद्धियों की प्राप्ति होती है ॥१॥ 

मेंने जो ध्यान-योग यताया है उसके सिलसिले में जब साधक की हन्ठिया उसके वश 
में हो जाती हैं, चित्त स्थिर हो जाता ३, श्वास पर उसका निय॑त्रण हो जाता है, घोर चित्त एक 
मात्र सुमी में स्थिर रहने लगता दै तब्र उसे भ्रनेक प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। लेकिन जिसे मेरी 
चाह है उसे हन सिद्धियों के फेर मे न पढ़ना चाहिए | इससे साधना घटती है-- तप ज्षीण छोता है। 
इन्हें एक प्रकार का महा व्यामोीह या भवर-जाल द्वी समझो, कभी प्रसंग से जोकोपकार के लिए 
इनका उपयोग किया जाय तो भले ही, परन्तु कोरा चमत्कार दिखाने था उसके द्वारा अश्रपनी व 
योग की महिमा बढ़ाने का उद्योग करना प्रनुचित दे । 

“उद्धवजी बोले--हे अन्युत, योगियों को सिद्धि देने वाले आप ही हैं, अतः 
कपया वतलाइए कि फिस धारणा से किस प्रकार कोन-सी सिद्धि प्राप्त होती है और 
सम्पूर्ण सिद्धियाँ कितनी हैं ९? ॥श॥ 

जब आपने सिद्धियों का जिक्र किया ही दे तो मुझे भी यह यता दीजिएगा कि कुत्न 
सिद्धियों कितनी हैं? व किस धारणा से कौन सी सिक्षि मिलती है ? योगियों के सिद्धिदाता तो 
श्राप ही हैं। अतः आप ही समुभे इनका परिचय ठेने की कृपा कीजिए | 

५श्रीभेगवान्‌ बोले--हे उद्धव, धारणायोग के पारदर्शियों ने सब सिद्धियाँ 
अठारह बतलायी हैं, उनसे से आठ मे मेरी प्रधानतां है, और दश गौणी अर्थात 
मक्त्वगुण के उत्कष से होने वाली हैं ।? ॥३॥ 

ऊधो, सिद्धियों का सम्बन्ध धारणा योग से है, उसके पारदर्शियों ने कुल १८ सिद्धियाँ 
बताई हैं, जिनमें से ८ में मेरी प्रधानता है श्र्थात्‌ वे या तो सुम्गी में पाई जाती हैं या योगी के मत्रप 
हो जाने पर प्राप्त होती हैं। शेप १० गौणी कहलाती हैं जो सत्वग़ण के उत्कर से सिद्ध होती हैं। 

“अणिमा, महिमा और लघिमा शरीर की सिद्धियाँ हैं, प्राप्ति नाम की सिद्धि 
का सम्बन्ध इन्द्रियों से है, सुने (पारलोकिक) और देखे हुए (लौकिक) पदार्थों का 
इच्छानुसार अनुभव कर लेना प्राकाश्य नामकी सिद्धि है तथा माया और उसके 
कार्यों को इच्छानुसार प्रेरित कर सकना इईशता है।” ॥४॥ 


अ्रध्याय १५ : सिद्धियाँ 


/पिषयों मे (उनके ससीपस्थ रहते हुए भी) आसक्त न होना वशिता! है*तेथा_ 
इच्छित पदार्थों की जो चरम सीमा को प्राप्त कर लेता है (वह 'प्राकाम्य” नामकी 
सिद्धि आठवीं है) हे सौम्य, ये आठ सिद्धियाँ मुझे स्वभाव से ही प्राप्त हैं? ॥५॥ 

पहले मेरी श्राठ सिद्धियाँ सुन लो । वे हें--श्रणिमा', 'महिमा', 'लघिसा?, आति?, 
ध्राक्ाश्य', 'ईशता”, 'वशिता?, 'प्रकामता! । इनमे प्रथम तीन --अर्थात्‌ अणिमा,” महिमा! व 
“'लधिमा? शरीर की सिद्धियां हैं। इनका सम्बन्ध शरीर को स्वेच्छानुसार छोटा या बढ़ा कर लेने से 
है । 'प्रापि! का सम्बन्ध -इन्द्रिय-जय से है; सुने (पारलौकिक) और देखे हुए (ज्ञोकिक) पदार्थों का 
इच्छानुसार अ्रतुभव कर लेना “प्राकाश्य'---सिद्धि कहलाती है । माया तथा उसके कार्यों को इच्छा- 
नुसार प्रेरित कर सकना 'ईशिता! है, विषयों के समीप रहते हुए भी उनमे आसक्त न होना 
धवशिता? है; तथा इच्छित पदार्थों की चरमसीमा को प्राप्त कर लेना 'प्राकाम्यथः सिद्धि कहलाती है। 
ये आठ सिद्नियाँ सुझे स्वभाव से ही प्राप्त हैं । 

“इस शरीर मे छ्ुधा-पिपासा आदि छः ऊर्मियों (शारीरिक वेगों) का न होना 
दूर-अवण तथा दूर-द्शन, मनके समान शीघ्र-यति हो जाना, इच्छानुकूल रूप धारण 
कर लेना, अन्य शरीर मे प्रवेश कर जाना, स्वेच्छा-मत्यु, देवाह्ननाओं के साथ 
होनेवाली देवताओं की क्रीडाओं का दर्शन, जेसे संकल्प हो उसीका सिद्ध हो 
जाना, ( जिसका कोई उल्लन्नन न कर सके, ऐसी ) आज्ञा और (लोकान्तरों में ) 
बिना रोक-टोक गति-(ये दश सिद्धियां सत्त्वगुण के उत्कषे से होती हैं )।॥६-७॥ 

( इनके अतिरिक्त ) त्रिकालक्षता, निद्व न्द्वता (शीत-उष्ण, सुख-दुःख, राग-हेष 
आदि इन्दहों से अभिभूत न होना, दूसरे के चित्त आदि की बात जान लेना, 
अग्नि, सूर्य, जल्न, विष आदि की शर्क्ति को बॉध देना ओर किसी से भी पराजित 
न होना (ये पांच सिद्धियाँ और भी हें)। ये योग-घारण की सिद्धियाँ नाम-निर्देश 
पूर्वक बताई गई। अब इनमें से जो सिद्धि जिस धारणा से और जिस प्रकार से होती 
है--यह भी मुझसे जान लो” ॥८-६॥ 


“जो पुरुष तन्म्तात्रार सन को मुझ भूतसूक्ष्मोपाधिक (तन्मात्रारूप) 
परमात्मा से स्थिर करता है वह सेरा तन्मात्रोपासक अणिमसा? नामकी सिद्धि 
प्राप्त करता है ।?॥१०॥ 

अणिसा सिद्धि को पाने के लिए साधक को तन्मान्ना-रूप अपना मन--पश्रर्थात्‌ सनका 
सूच्रम-बीज-रूप मेरे तन्म्रात्र-रूप में स्थिर करे । ये जो स्थूल-भूत दिखाई पढते हैं इनके सूचम, 
श्रदश्य अंश था रूप को तनन्‍्मात्रा कहते हैं, यह पहले बता चुका हूँ। मेरे उस सूचम रूप 
का ध्यान अपने सन के सूचम रूप से करना चाहिए--श्नर्थात्‌ दोनों के सूच्म जगत्‌ का तादास्य होना 
चाहिए | जब ऐसा होने लगे तो योगी में अ्णिसा रूप धारण करने का सामर्थ्य भरा जाता है। 

“मुक्त महत्तत्त्व रूप परमात्मा मे सन की महत्तत्त्वरूप से ही धारणा करने वाला 
पुरुष 'महिमा? नाम की सिद्धि आप्त करता है । और इसी प्रकार (पंचभूतोपाधिक 
मुझमें मतको लगाने से) प्रथक्‌-प्रथक्‌ भूर्तों की महिमा! आाप्त कर लेता हे।” ॥१ श। 

महिमा! को प्राप्त करने के लिए सेरे महत्‌ तत्त्व रूप में मनकी महत्‌ तत्त्व रूप से दी 
धारणा फरनी चाहिए । दोनों की महत्ता या ब्यापकता का जब सेल हो जायगा तो शरीर को चाहे 


३२३ भागवत-घर्स या जीवन की क्ृताथंता 


जितना बढा बनाने की शक्ति प्राप्त हो जायगी । अणिमा? से जहां सूचम रूप की सूच॑म-रूप से 
धारया दै तद्दां 'मद्दिमा में मद्दान्‌ रूप की महान्‌ रूप से घारणा है । 

इसी भ्रकार मेरे पद्नभूतात्मक रूपों में--अर्थात्‌ आकाश, वायु, तेज, जल, घृथ्वी से 
मन की घारणा करने से साधक इनकी प्रथक-प्थक्‌ महिसा को प्राप्त कर लेता है। इन भूततों के 
जेसे गुण व शक्ति प्रदर्शित करने की क्षमता उसमें आर जाती है । 


“( वायु आदि चार भूतों के ) परमाणुरूप उपाधि वाले मेरे स्वरूप से चित्त 
को लगा देने से योगी काल की सुक्ष्मता रूप लिधिसा! सिद्धि को शाप्त 
करता है |” ॥१श॥ 

श्रब वायु, तेज, जल व ए्थ्वी, दहन चार भूर्तों के परसाणु-रूप मेरे स्वरूप में अपने चित्त 
को लगाने से योगी काल की सूच्मता-रूप लिमा-सिद्धि को पा जाता दै । इस सिद्धि को प्राप्त 
योगी आकाश की तरह श्रन्यन्न सूच्म देश में रह सकता है । 

“पात्त्विक अहं काररूप मुझ परमात्मा में चित्त की धारणा करने से मेरा ध्यान 
करने वाला योगी समस्त इन्द्रियों का अधिष्ठाठृस्वरूप श्राप्ति' नामक सिद्धि 
पाता है ।” ॥११॥ 

“जो पुरुष मुझ महर्त्त्वाभिमानी सूत्रात्मा में अपने चित्त को स्थिर करता हे 
वह मुझ अव्यक्तजन्मा को प्राकाश्यः न|मक सर्वश्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करता है ।० ॥१४॥ 

वेसे मेरा जन्म अव्यक्त है फिर भी वह मुमे ज्यक्त की तरह देख सकता है। 

“जो त्रिगुणसयी साया के स्वासी मुझ काल-स्वरूप विष्णु भगवान्‌ में चित्त की 
धारणा करता है वह न्षेत्रज्ञ ( जीव ) को अपनी इच्छानुसार प्रेरित कर सकनारूप 
“इंशित्व” सिद्धि पाता है ( अर्थात्‌ सृष्टि और संहारादि कर सकता है ) |” ॥१श। 

अब 'ईशिता? केसे मिलती है सो सुनो । त्रिगुणमयी साया का मे स्वामी हैं, यह पहले 
बता चुका हूँ । विष्णु भी मेरा ही रूप है यह भी बता छुका हूँ । काल भी मेरा ही स्वरूप दे। 
अतः काल-रूप विष्णु भगवान्‌ में जो चित्त की घारणा करता है वह 'ईशित्व” को पा जाता है, 
जिससे क्षेत्र श्र्थाव्‌ शरीरादि व ज्षेत्रज्ञ भ्थाव्‌ जीव को अपने दृच्छानुसार प्रेरित कर सकता दै। 
इस प्िद्धि के द्वारा चद सृष्टि व संहार आ्रादि कर सकता है । 

“जो योगी भगवत्‌--शब्द से कहे गये मुझ तुरीय संज्ञक नारायण से सन 
लगा देता है वह मेरे स्वभाव से युक्त हुआ योगी वशित्ता? नाम की सिद्धि प्राप्त 
कर लेता है ।” ॥१६॥ 

“मुझ निगु ण ब्रह्म में ही अपने निरमेल चित्त को स्थिर करके योगी परमानन्द- 
स्वरूपिणी श्राकाम्य” नाम की सिद्धि प्राप्त करता है, (जिसके मिलने पर सम्पूर्ो 
कामनाओं का अन्त हो जाता है।” ॥९७॥ 

यहां तक भ्रष्ट महासिद्धियों के साधन का चर्णन हुआ । अब १० साधारण सिद्धियों के 
साधन सुनो । 
, हे उद्धव, मुझ धर्ममय शुद्ध-स्वरूप श्वेत हीपाधिपति मे चित्त की घारणा करने 
से ग्रोगी ( जन्म, मरण, क्षुधा, रुष्णा, शोक और मोह-छूप ) छः ऊर्मियों से मुक्त 
होकर शुद्ध स्वरूपता को प्राप्त हो जाता है ।” ॥१८॥ 


अध्याय १५ ; सिद्धियाँ ३२३ 


“समष्टि प्राशरूप सुझ आकाशात्मा-परमात्मा में मन के द्वारा नाद का चितन 
करता हुआ जीव ( दूर-श्रवण नामक सिद्धि से ) आकाश में उपलब्ध होने वाली 
विविध प्राणियों की बोलियों को सुन सकता है ।” ॥१६॥ 

"जेत्रों को सूर्य में और सूर्य को नेत्रों में संयुक्त करके उन दोनों के संयोग में 
मन ही मन मेरा ध्यान करने से सूक्ष्मदर्शी योगी (दूर दर्शन नामक सिद्धि से ) 
सारे संसार को देख सकता है |? ॥२०॥ 

“मन और देह को उनके अनुगामी प्राण-वायु सहित मुझ में भल्ली प्रकार जोड़ 
कर भेरी धारणा करने से ( 'सनो-जव” नामक सिद्धि मिलती है जिसके प्रभाव से ) 
जहाँ चित्त जाता है बहीं शरीर भी पहुँच जाता है |” ॥२१॥ 

“सन को उपादान कारण बनाकर योगी जिस समय जैसे रूप वाला होना 
चाहता है वेसे ही मनोनुकूल रूप वाला हो जाता है| मुममें की हुईं योग-घारणा 
का बल ही उसके ऐसा होने में कारण है ।? ॥२२॥ 

“जो योगी पर-शरीर सें प्रवेश करना चाहे वह उसमें अपने आत्मा की भावना 
करे, ऐसा करने से बाह्य वायु रूप हुआ प्राण ( प्राण-प्रधान लिंग शरीरोपाधिक 
आत्मा ) एक फूल से दूसरे फूल में जाने वाले श्रमर की भांति उसके शरीर को 
छोड़ कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जायगा |” ॥२३॥ 

“४ ( योगी को यदि शरीर छोड़ना हो तो ) एड़ी के द्वारा गुदा द्वार को दबा कर 
प्राण वायु को क्रम से हृदय, वक्ष:स्थल, कंठ और सूर्धा सें ले जाकर फिर ब्रह्मरन्ध्र 
के द्वारा उसे ब्रह्म को प्राप्त कराके शरीर त्याग दे ।? ॥२७॥ 

“देवताओं के विहार स्थलों में क्रीड़ा करने की इच्छा हो तो मुझमें स्थित शुद्ध 
सर्व की भावना करे । इससे सच्त्व-वृत्ति-रूपिणी सुर-सुन्दरियों विमानादि के 
सहित उपस्थित हो जाती हैं |? ॥२४५॥ 

“मुक्त सत्य स्व॒रूप में चित्त को स्थिर करके मेरा ध्यान करने वाला पुरुष बुद्धि 
के द्वारा जिस समय जैसा सद्छुल्प करता है उसे तत्काल वहीं ग्राप्त हो जाता 
है ।";॥२६॥ 

“जो पुरुष मुझ सर्व-नियंता और नित्य स्वाधीन परमात्मा के स्वभाव को प्राप्त 
हो जाता है उसकी आज्ना का भी मेरी आज्ञा के समान कहीं उल्लंघन नहीं हो 
सकता ।” ॥२७॥ 

“( अब लघु सिद्धियाँ के साधनों को सुनो )। मेरी भक्ति के द्वारा जिस धारणा- 
परायण योगी का चित्त शुद्ध हो गया है उसकी बुद्धि जन्म-मृत्यु आदि अदृष्ट 
विषयों के ज्ञान से मुक्त एवं जिकालदर्शिनी हो जाती हे ।” ॥र८॥ 

“जैसे जल जल-जंतुओं का नाश नहीं करता उसी प्रकार जिसका चित्त मुभमें 
लगे रहने से शिथिल हो गया है उसके योगमय शरीर का अग्नि आदि किसी से 
नाश नहीं होता ।? ॥२६॥ 

“जो क्रोई श्रीवत्स व शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुर्धों से विभूषित, तथा 
ध्यूज़, छत्र, वजन आदि से अलझूत मेरे अवतारों का ध्यान करता है वह अजेय 


१२४ भागवत-बर्म या जीवन की कृताथ्थता 


हो जाता है ।” ॥३१०। 
“इस प्रकार योग-घारणा के द्वारा मेरी उपासना करने वाले मुनि को पूर्वोक्त 
समस्त सिद्धियाँ पूर्णतया प्राप्त हो जाती हैं ।” ॥१श॥। 
“जो जितेन्द्रिय, संयमी व प्राण को जीतने वाला है, निरन्तर मेरी ही घारणा 
करने वाले उस मुनि को ऐसी कौन-सी सिद्धि है जो दुलभ हो |” ॥१२॥ 
८ ( किन्तु ) उत्तम योगाभ्यास के करते-करते जिसका चित्त मुक्त में लग गया 
है उस योगी के लिए ये सिद्धियाँ व्यथे कालक्षेप की कारण होने से विध्नरूप ही 
कही गई हैं |” ॥३श॥ 
किन्तु ऊधो, सच पूछो तो जो उत्तम योगाम्यासी है, भौर मुरू में ही जिसका सन रस 
गया है उसके लिए ये सिद्धियाँ व्यर्थ हैं। केवल उसका समय ही इनसे वरबाद हो सकता दै। 
क्योंकि सेरी प्राप्ति के सामने ये बिल्कु्न तुच्छु हैं। समुद्र पार जाने वाले का जेसे पसीने के पीछे 
पढ़ना, या रत्न को छोड़ कर जेसे काँच के टुकछों में मोहित होना मूर्खता दै चेसे ही मेरी सिद्धि 
को छोड़ कर अन्य सिद्धियों के फेर में पढ़ना है । इनसे उत्नटा उनकी प्रगति से बाधा पढती है । 
“८इस लोक में जन्म, ओषधि, तप और मंत्र आदि से प्राप्त होने वाली जितनी 
सिद्धियाँ हैं उन सभी को पुरुष योग द्वारा आरप्त कर सकता है, किन्तु योगी की 
गति ( सारूप्य, सालोक्यादि मुक्ति ) (मुझ में चिच लगाने के सिवा ) किसी 
अन्य साधना से नहीं मिल सकती |” ॥३४॥ 
सिद्धियाँ मनुष्य कई साधनों से प्राप्त कर सकता है। किसी को जन्म से ही कोई सिद्धि 
प्राप्त होती है। ऐसी कई जातियाँ हैं, जिन्हें जन्म से द्वी सांप पकचने श्रादि जैसी सिद्धि मिल्ी 
हुई दै। वनसुपति के प्रयोग से भी कई सिद्धियाँ मिज्नती हैं । जेसे कीमिया, च इन्द्रजाल के 
खेल। मन्त्र से साँप का जदर उतार देनां, कई रोगों को अच्छा कर देना, आ्रादि सिद्ध हो जाते हैं । 
तप से वाचा, सिद्धि-संकल्प-सिद्धि हो जाती है । ये सब सिद्धियाँ योग से मिलन सकती हैं। परन्तु 
योग का जो अंतिम फल या गति है--सारूप्य, सालोक्य आदि झुक्ति-सो सुरू में चित्त लगाने के 
सिवा अन्य साधन से नहीं मित्न सकती । 
“समस्त सिद्धियों का तथा ब्रह्म-बेत्ताओं के (बतलाये हुए ) योग, सांख्य और 
धर्म आदि साधनों का एकमात्र में ही हेतु, स्वामी और अभु हूँ।”॥३५॥ 
फिर एक बात तुम अच्छी तरद्ठ समझ रक्खो कि समस्त सिद्धियों के जितने साधन हैं, 
या ब्ह्मवेत्ता लोग योग, सांख्य, धर्म आदि जो विविध उपाय बताते हैं उन सबका एकमात्र हेतु, 
स्वामी व भ्रभ्ु में ही हूं। अत. जिसने मुझे पा या साथ लिया है उसे इन अलग-अलग साधनों 
के फेर में पढ़ने की जरूरत नहीं रहती । शहद का छत्ता पा जाने पर यदि कोई फूल्नों का रस पाने 
के ज्षिण अलग-अलग फूलों पर भटके तो उसे जसे मूर्ख कहेंगे चेसे ही वे लोग हैं जो मेरी प्राप्ति 
को छोड़ कर सिद्धियों के पीछे भटकतते हें | ये सब सिद्धियाँ किसी न किसी रूप में 'संकरूप सिद्धि! 
में समा जाती हैं। घारणा से मन एकाप्र हो जाता है। उस अवस्था में जो भी सकह्प मन मे 
उठते हैं वे जैसे खुद योगी को प्रत्यक्ष दीखते हैं वेसे दी दूसरों को भी दीख जाते हैं | सामने वालो 
के सन पर योगी के उस संकल्प का ऐसा परिणाम दो जाता है कि उसे वही वस्तु प्रत्यक्ष दीखने 
लगती है जो योगी के मन में होती दै । लेकिन मेरी प्राप्ति के मुकाबले में ये सब थोथी बातें हैं । 


अध्याय १४५ , सिद्धियाँ ३२४ 


“जिस प्रकार गो-बटादि भूतों में पॉचों भूत बाहर-भीतर सब ओर स्वयं 
अवस्थित हैं उसी प्रकार सम्पूर्ण आवरणों से रहित स्वय में ही समस्त प्राणियों 
का ब्रह्म (व्यापक) और अन्तर (अन्तर्यासी) आत्मा हूँ (अर्थात्‌ द्रष्टा, क्षेत्र और 
दृश्य त्षेत्र दोनों मेरे ही स्वरूप हैं) ।” ॥३५६॥ 

जितने भी पदार्थ या भूत हैं जेसे गाय, घडा, पेड आदि इनमें पाँचों भूत भीतर-बाहर 
सब श्रोर अवस्थित हैं। उसी प्रकार में सम्पूर्ण आवरणों से रहित अपनी अवस्था मे, समस्त 
प्राणियों का बाह्य अर्थात्‌ व्यापक और अतर अर्थात्‌ अन्तर्यामी श्रात्मा हूँ । 

यायों कहो कि द्रष्टा व क्षेत्रज्ञ श्र्थात्‌ जीवात्मा रूप से, व दृश्य अथवा क्षेत्र श्र्थात्‌ 
जगत रूप से में ही संसार मे व्याप्त है, ये दोनों मेरे ही स्त्ररूप हैं । इसीलिये एक के सन के 
संकल्प दूसरे के सामने प्रत्यक्ष द्ो जाते हैं । 


अध्याय १६ 
विभूतियों 


“उद्धवजी बोले- हे प्रभो, आप साज्षात्‌ अनादि, अनन्त और आवरणशुन्य 
परतह्म हैं । तथा आप ही समस्त पदार्थों की रक्षा, नाश और उत्पत्ति के आदि 
कारण हैं।”? ॥१॥ 

“आप समस्त ऊँच-नीच प्राणियों में स्थित है तथापि अशुद्धबुद्धि पुरुषों के 
लिए आप सब्वेथा दुर्विज्ेग हैं, आपकी यथोचित उपासना तो ब्राह्मण ही 
करते हैं ।” ॥श॥ 

जब श्रीकृष्ण ने अपनी उपासना व अपना ध्यान करने, अपने में ही सन लगाने पर 
जोर दिया तो उद्धव ने पूछा कि आपकी उपासना करें केसे ! आपका न तो भआरादि दै न झ्त, न 
कोई आवरण था उपाधि दी है, मिससे किसी लघु या चुद्धि-मनोंगस्य रूप में आपकी उपासना 
करें । आप शुद्ध परत्रह्म हैं। संसार में जो कुछु भी बनता, रहता, या ब्रिगढता है उसके आदि 
कारण रूप में आप उपलब्ध होते हैं । फिर आपको पार्वे कहाँ ? आ्राप कहाँ नहीं हैं ? ऊचे-से-ऊँचे 
व नीचे-से-नीचे प्राणियों में भ्राप स्थित हैं । ऐसी दशा से जो ल्लोग अज्ञानी, अपढ़ या अशुद्ध बुद्धि 
के हैं उनकी पहुँच आ्रापके इस रूप तक तो हो नहीं सकती जो परम विद्वान्‌ या ज्ञानी शर्थाव ब्राह्मण 
हैं वे आपकी ऐसी उपासना कर सकते हैं। सुझे तो आप कोई सरल उपाय व ऐसा रूप बताइए 
जिससे सब लोग आप तक पहुँच सक, आपकी भल्री भांति उपसना कर सकें । 

“हे नाथ, जिन-जिन भावों के द्वारा आपकी भक्तिपूवेक उपासना करके श्रेष्ठ 
महर्षिंगए सिद्धि प्राप्त करते हैं, वे सब आप सुमसे कहिये ।? ॥१॥ 

“है भूतभावन, आप प्राणियों के अन्तरात्मा हैं, समस्त प्राणियों में आप गुप्त- 
रूप से लीला करते हैं। आप उन सबक्नो देखते हैं, तथापि आपकी साया से मोहित 
हुए वे आपको नहीं देख पाते |” ॥श॥ 

“हे महाविभूते, प्रथिवी, स्वगे, पाताल तथा दिशान्तरों में आपके प्रभाव से 
युक्त आपकी जो-जो विभूतियों है वे सब आप मुमसे कहिये, में सम्पूर्ण तीर्थों के 
आश्रयभूत आपके चरण-कमलों की वन्दना करता हूँ।” ॥५॥ 

अत आप वे सब रूप या विभूतियाँ मुझे बताइये जिन-जिन का आश्रय लेकर साधारण 
भक्त जन आपकी उपासना कह सके । उसकी जरूरत इसलिए भी है कि साधारण लोग भआपके 
रूप को देख नहीं पाते, आप तो अन्तर्यामी रूप से घर-घर में रहते हैं, अतः सबको देख लेते हैं, 
किन्तु वे आपकी साया से विमोद्दित होने के कारण भ्रत्तद् ष्टि त होने ले, उस रूप को नहीं देख 


अध्याय १६ : विभूतियाँ ३२७ 


पाते । भ्रतः यदि आप पुथिवी, स्वर्ग पाताल आदि मे जो-जो अपनी विभूतियाँ है वे सब बता द 
तो उन्हे बडी सहूलियत हो जाय, ये उनसे से आपके किसी भी प्रत्यक्ष रूप का आश्रय लेकर 
डपासना करने लगेंगे । 

“श्रीसगवान्‌ बोले-हे प्रश्नकत्ताओं मे श्रेष्ठ उद्धव, कुरुक्षेत्र मे शत्रुओं से युद्ध 
करने के लिये तत्पर हुए अज्ु न ने भी मुझसे यही प्रश्त किया था |” ॥६॥ 

“मैं मारने बाला हैँ, ये मरने वाले हैं ऐसी ग्राकृत बुद्धि से युक्त हो राज्य के 
लिए जाति-बन्घुओं के वध को निन्‍्द्नीय पाप समझ कर वह युद्ध से उपरत हो 
गया था |? ॥५७॥ 

“उस समय जब उस युद्धक्षेत्र में मेंने उस पुरुषसिंह को युक्तिपुबंक समझाया 
तो उसने भी तुम्हारे समान ही यह प्रश्न मुझसे किया था।” ॥५॥ 

ऊधो, भारती युद्ध के समय अ्र्ध न ने भी मोह-ग्रस्त होकर ऐसा ही प्रश्न सुमसे पूछा 
था। उसके मन में यह अ्ज्ञान भर गया था कि 'मे मारने वाला हूँ? ये सब मरंगे श्रोर सरने वाले 
हैं, तब मेंने उसे बहुतेरी युक्तियों से समझाया था (उन्हे पाठक गीता में देख लेने की कृपा कर) । 
मेंन कहा था कि मारने चाला तो ईश्वर या इनके कम हैं | तू क्यो यह बोझ अपने सिर पर लिये 
फिरता है ? गादी के नीचे चलने वाला कुत्ता जेसे समझता है कि मेरे ही बल गाडी चल रही दै। 
तू तो निमित्त मात्र है। फिर मरता तो केवल देह है, आत्मा नद्ीं। और देह तो एक दिन छूटने ही 
वाला है। ये तो अपने कर्मो से पहले ही मर छुके हैं, तेरा तो अरब नाममान्न का सहारा इनकी 
म्रत्यु में होने वाला है । तो उस भ्रवसर पर उसने भी ऐसी ही जिज्ञासा की थी। उस ससय तो 
में सक्षेप मे थोडी सी ही विभूतियाँ उसे बता पाया था, तुम्हें ज़रा विस्तार से सुना देता है । 

“हे उद्धव, में इन प्राणियों का आत्मा, सुहृद्‌ और स्वामी हूँ, ये सब भूत भी 
में ही हूँ और इनकी उत्पत्ति, स्थिति एवं लय का कारण भी सें ही हूँ ।” ॥६॥ 

चेसे तो ऊधो ! तुम इस एक बात को खूब याद रख लो कि इन समस्त प्राणियों का 
आत्सा, सुद्द, स्वासी सब कुछ से ही द्वू । इनकी उत्पत्ति, स्थिति व लय का कारण सी में ही हूँ । 
अतः सारे संसार मे में ही फेला हुआ हैँ । किसी भी पदार्थ व जीत्र को तुम लोगे तो बह मेरा ही 
रूप होगा। फिर भी जिसमे जो विशेषता दीखती है विशिष्ट गुण, शक्ति, क्रिया, पेज,बल, औंदाय , 
पुरुष।र्थ, दया, क्षमा, तितिक्षा दिखाई दे वद्दी सेरा तत्त उसमे समझो। उसी रूप से में उसमे निवास 
फरता है । उस विशेपता या चमक को देखकर ही मेरी विभूति की पहिचान कर सकने हो । 

“गतिशीलों मे गति, कल्लनना ( अपने अधीन 2 करने वालों मे काल, गुणों मे 
समता तथा गुणियों मे उनका स्वाभाविक गुण सें हैँ ।? ॥१०॥ 

“शुणयुक्त वस्तुओं मे में सत्नात्मा हैं, महानों में महत्तत्त्व हैँ, तथा सूक्ष्मों मे जीव 
ओर दुजेयों से मन हैँ ।” ॥१श॥। 

“में वेदों का ( अध्यापक ) हिरस्थग् हूँ, मत्रों में त्रिवृत्त ओंकार हैं, अक्षरों में 

अकार हूँ तथा छुन्दों से गायत्री हैँ ।! ॥१श॥ 
“सम्पूर्ण देवताओं में में इन्द्र हूँ, अप्ट चसुओं में में अग्नि हैं, हादश आदित्यों 
में विष्णु हूँ तथा ग्यारह सद्रों से नीललोहित नामक रुद्र हैं ।? ॥१३॥ 
“में श्रम्मऋषियों से शूगु हें, राजऋषियों में सत्र हें, देवऋषियों से नारद हें 


प्र 
न्‍ 


१ 


दे ्े 
श्श्८ भागवत-घरसे या जीवन की कृतार्थेता 


और घेनुओं ( गायों ) में कामधेनु हूँ ।? ॥१४॥ 

“सेद्धूवरों से में कपिल हैँ, पत्तियों मे गरुड़ हैँ, प्रजापतियों सें दक्ष हैँ और 
पितृगण में अयसा हूँ ।? ॥१५॥ 

“हे उद्धव, भुझे देत्यों में देल्यराज प्रहाद, नक्षत्रों और औषधियों मे सोम 
( अर्थात्‌ नक्षत्रों मे चन्द्रमा और औषधियों में सोमरस ) तथा यक्ष-राक्षसों में 
कुबेर जानो )”? ॥१६॥ 

“मुझे गजराजों मे ऐरावत, जलनिवासियों से उनका प्रभु वरुण, ताप देने वाले 
ओर दीप्रिशालियों मे सूये तथा मनुष्यों मे राजा जानो ।” ॥१ण)। 

भें घोड़ों में उच्चे.,श्रवा, धातुओं से सुबर्ण, दरडघारियों में यम और सर्पों मे 
बासुकि हूँ ।? ॥१५॥॥ 

“हे निष्पाप उद्धव, में नागराजाओं में शेषनाग, सींग और डाढ़ वाले जन्तुओं 
में सिंह, आश्रमों में चतुथथाश्रम ( संन्यास ) तथा वर्णों मे आदिवर्ण ( ब्राह्मण ) 
हूँ ।” ॥१६॥ 

“मै तीथे ओर नदियों में गंगा, जल्ाशयों में समुद्र, शस्त्रासत्रों मे धनुष तथा 
धनुधरों में त्रिपुरनाशक सहादेवजी हूँ |? ॥२०॥ 

“मैं निवास-स्थानों में सुमेरु, दुर्गेम स्थानों में हिमालय, वनस्पतियों में अश्व॒त्थ 
( पीपल ) और औषधियों में यव हूँ ।” ॥२१॥ 

“में पुरोहितों में व॒सिष्ठ, त्रक्मिष्ठों ( वेदवेत्ता ओं ) में इदस्पति, समस्त सेना- 
पत्तियों में स्वामिकार्तिकेय और अग्रणियों (नेताओं) में भगवान्‌ ्माजी हूँ ।” ॥२१॥ 

“मै यज्ञों में बद्मयज्ञ, जरतों मे अहिंसा तथा शोधऊ पदार्थों में नित्य शुद्ध बायु, 
अग्नि, सूये, जल, बाणी ओर आत्ता हूँ |” |२३॥ 

“मैं योगों में मनोनिरोध, विजयसाधनों में सत्र, कौशल्लों में आन्वीजक्षिकी 
( आत्मानात्मविबेक ) विद्या और ख्यातिबादियों में विऋल्‍प हूँ ।? ॥२७॥ 

“मैं क्षियों मे शतरूपा, पुरुषों में स्वायम्थुव मजु, मुनीखरों में नारायण और 
न्रह्मचारियों सें सनत्कुमार हूँ ।? | २४५॥ 

“मैं धर्मों में सनयास, अभयसाधनों से अन्तर्निष्ठा, गुहों मे मधुर चचन एव 
मौन और सिथुनों से ( स्री-पुरुष उसयरूप ) प्रजापति हूँ ।” ॥२६॥ 

“मैं सावधान रहने वालों में संवत्सर, ऋतुओं से चैत्र वैशाख ( चसनन्‍्त), 
सासों में मार्गेशी्ष ( अगहन ) ओर नक्षत्रों मे अभिजित्‌ हूँ ।? ॥रण। 

“में यु में सत्ययुग, धीरों ( विवेक्रियों ) मे देवल और असित मुनि, 
व्यासों में द्ैयायन तथा कवियों मे सनस्वी शुक्राचाये हूँ ”! ॥२८॥ 

“मैं भगवानों मे वासुदेव, भागवतों में तुम ( उद्धव ), फिपुरुषों मे हनुमान्‌ 
ओर विद्याधरों मे सुदर्शन नामक विद्याघर हैँ ।? ॥२६॥ 

“मैं रत्नों मे पद्मराग, सुन्दर वस्तुओं सें कल्म-कोश, ठणों में कुशा और 
हियों में गो-घूत हूँ ।? ॥३०॥ 

“मैं व्यवसायियों मे लक्ष्मी ( धन-सम्पत्ति ), छलियों मे छल्ल, तितिछ्लुओं में 


अध्याय १६ : विभूतियाँ ३२६ 


तितिज्ञा और सत्त्वगुणियों में सत्त्वगुण हूँ ।? ॥३१॥ 

“मैं बलवानों का उत्साह और पराक्रम, सात्त्ववों (भगवद्भक्तों) में भक्तियुक्त 
निष्कास कर्म तथा वैष्णव भक्तों की पुज्य नवमूर्तियों में पहिली वासुदेव नामक 
उत्तम मूृति हूँ।” ॥३श॥ 

“में गन्धर्वों में विश्वावसु और अप्सराओं में पूर्वेचिति हूँ तथा पवतों में 
स्थिरता और प्रृथ्वी में गन्ध हूँ ।? ॥१शा 

“मैं जल में रस, तेजस्वियों में महातेजस्वी अग्नि और सूर्य, चन्द्र, तारों में 
प्रभा तथा आकाश में उसका परम गुण शब्द हूँ ।” ॥३१४॥ 

“मैं ही त्राह्मणभक्तों में बलि, बीरों में अजु न तथा प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति 
ओर नाश हूँ ।” ॥१शा 

“मैं ही गति, उक्ति, त्याग, ग्रहण, आनन्द और स्पर्श रूप हूँ तथा में ही 
आस्वाद; श्रवण और घाण हूँ, अतः में समस्त इन्द्रियों का इन्द्रिय हूँ।” ॥२६॥ 

“पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, अहंकार, महत्तत्व, पच महाभूत, जीव, 
प्रकृति, सत्त्य, रज, तम और त्रह्म ये सब भी में ही हूँ ।” ॥३७॥ 

“यह तप्त्वों की गणना, लक्षणों द्वारा उनका ज्ञान तथा उनका निश्चय भी मे दी 
हूँ । ईश्वर-जीव, गुण-गुणी एवं सर्वात्मा सबे-रूप मेरे अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ 
कहीं नहीं है ।” ॥१८॥ 

“काल्ान्तर में परमाणुओं को तो में गिन सकता हूँ, किन्तु करोड़ों अह्मार॒डों 
को रचने वाला में अपनी विभूतियों को नहीं गिन सकता |? ॥३६॥ 

“जिस-जिसमें तेज, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्यं, लब्जा, त्याग, सौन्दय, सोमाग्य, 
पुरुषा्े, तितिज्ञा और विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण हो वह मेरा ही अंश है।” ॥४०॥। 


“ये सब विभूतियां मेंने तुम से संक्षेप में कह दी हैं, तथापि ये मनोविकार 
ही हैं; क्योंकि वाणी से कही जाती हैं ( अथात्‌ ये परमार्थ वस्तु नहीं हैं ), क्‍योंकि 
वह तो सन-वाणी का अविषय है, इनमें तो उसका केवल आभासमात्र है ।? ॥४१॥ 

इस प्रकार मेंने संक्षेप में ये विभूतियाँ बताई हैं । तथापि इन्हें तुम मेरा असली रूप 
मत समझना । ये तो मेरे सन्त के विकार-मात्र हैं। और इसी लिए सुख वाणी से इनका वर्णन 
किया जा सकता दै। ये परसाथ-विषय नहीं है, वह तो मन-वाणी की पहुंच के परे है | इसमें तो 
उसका आभास-सात्र है । 


“वाणी, मन, प्राण और इन्द्रियों को जीतो, बुद्धि को अपने आत्मा के द्वारा 
जीतो, ऐला करने से फिर इस आवागमन के चक्र में न पड़ोगे ।? ॥४श॥ 

“जो विचारवान्‌ बुद्धि के द्वारा वाणी और मत्त का पूर्णतया सयम नहीं करता 
उसका त्रत, तप और ज्ञान कच्चे घड़े में भरे हुए जल के समान ज्ञोण हो 
जाता है।” ॥४श॥ 

“अत: मेरा भक्त मेरी भक्तियुक्त बुद्धि से वाणी, मन और ग्राण का संयस करे 
ऐसा कर लेने पर फिर उसे कुछ और करना नहीं रहता, वह कृतकृत्य हो जाता 
है।” ॥४४॥ 


अध्याय १७ 
' वर्णा भ्रम-धर्म 


[ इस अध्याय में वर्ण और आश्रम की उत्तत्ति बतलाई है ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
शूद्र ये चार वर्ण ओर बह्मचर्य, गहस्थ, वानप्रस्थ ओर सन्यास ये चार-आश्रम हैं। यह चारों वर्ण और 
आश्रम विश्व के एकतारूपी विराट पुरुष के अलग-अलग अ्रगों से निकले हुए हैं | वर्णाश्रम के बारे 
में कहते हुए बताया है कि ब्राह्मण जान-प्रधान, क्षत्रिय बल-प्रधान, वेश्य धन-प्रधान ओर शू द्व सेवाकर्म- 
प्रधान हैं। यह व्यवस्था मनुष्य स्वभाव के अनुसार मानव-भेदों का समाहार करने अर्थात्‌ आत्मविकास 
के उद्देश्य से बनाई गई है। ब्रह्मच्य हृदयस्थानीय है, ग्रहस्थाअ्रम का मुख्य आधार विवाह है और 
विवाह के माने हैं आजीवन मेंत्री | इनके सामान्य धर्मों का भी विवेचन कर दिया है, जिनमें यह वताया 
गया है कि सर्वात्मभाव मनुष्य का लक्ष्य तथा सवंभूतहित उसका साधन है | सत्य, अहिंसा आदि का 
भी विस्तृत विवेचन किया गया है| व्यक्ति किस प्रकार कुटम्ब में अपना विकास साधता है, सामा- 
जिक जीवन की साधना करता है, यह भी समझाग्रा गया है। ] 7 - 


“उद्धवजी बोले--हे कमलनयन, आप्रकी भक्ति ही जिसका स्वरूप है ऐसा 
जो धर्म आपने वर्णाश्रम-धर्म- का आचरण करने वाले तथा और भी ( वर्णाश्रमा- 
धार से रहित ) सब लोगों के लिये कहा है उसके जिस प्रकार अनुष्ठान करने से 
आपमें मनुष्यों की भक्ति हो सकती है, सो आप मुझसे कहिये।” ॥१--२॥ 

/हे प्रभो, हे साधव, आपने पूर्वेकाल में हं स-रूप से त्रह्माजी को जिस उत्तम 
धर्म का उपदेश किया था, हे शत्रुदमन, अधिक काल हो जाने के कारण आपका 

- वह .अनुशासनरूंप घर्मे अब मत्येलोक में प्रायः प्रचलित नहीं रहा ।? ॥३--४॥ 

४हे अच्युत, इस प्रधिवीतत् पर और श्रीत्रह्माजी की सभा में, भी,जहाँ सम्पूर , 
वेद साज्ञात्‌ मूर्तिमान्‌ होकर रहते हैं, आपके इस घर्म का वक्ता, निर्माता और _ 
रक्षक दूसरा कोई नहीं है।ए॥श। > 

“हे मधुसूदन, इस धमे के वक्ता, कर्ता और रक्षक आप जब इस प्रथिवी-तल 
को छोड़कर चले जायेंगे तब इस नष्टप्राय धर्म का और कौन उपदेश करेगा १” ॥६॥ 

“अतः हे स्वार्धमज्ञ ग्रभो, आपके भक्तिरूप उस परम धर्म, का जिसके लिये 
जैसा विधान है, सो आप मेरे प्रति कहिये।” ॥णा। | | 

जब “उद्धव ले! भिन्न-भिन्न विभूतियाँ जान लीं तो श्रब यह जिज्ञासा हुई कि इस भक्ति- 
प्रधान धर्म का पात्नन केसे किया जाय ? कौन, किस- प्रकार से इसका पालन करे तो वद्द परमात्मा 
को पा सकता है ? उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि पहले इंस-रूप में आपने जो धर्मोप्रदेश दिया था, 


अध्याय १७ : वर्शाश्रम धर्म ३३९ 


काल-गति से श्रव उसका प्रचार नहीं रहा । सो फिरसे सुझे सुनाइए । 


: “आरी शुकदेवजी बोले हे राजन्‌ , अपने मुख्य सेवक उद्धवजी के द्वारा इस 
प्रकार पूछे जाने पर, भगवान्‌ श्रीहरि प्रसन्न होकर लोगों के कल्याण के लिये उन 
सनातन-घधर्मों का वर्णन करने लगे |” ॥०॥ 

“श्री भगवान्‌ बोले--हे उद्धव, तुम्हारा यह प्रश्न अति धर्ममय है: वर्णा- 
श्रमाचारयुक्त लोगों के लिये आत्यन्तिक श्रेय:स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला 
है, अतः तुम मुझसे उसका श्रवण करो १? ॥६॥ 

“कल्प के आदि में जो प्रथम कृतयुग हुआ उसमें मनुष्यों का हस नामक 
केवल एक ही वर था ; क्योंकि उस समय लोग जन्म से ही कृतकृत्य होते थे, 
इसीलिये उसे कृतयुग कहते हैं |? ॥१०॥ 

तब श्री कृष्ण बोले-- तुसने यह बड़ा अ्रच्छा प्रश्न किया है । यद्द धर्ममय है और 
मोक्ष-साधक भी है । देखो, चार युगों की कल्पना तो तुम्दें मालूम दी है। पहले युग को 'करत- 
युग” कह्दते हैं । उसमें मनुष्यों का एक ही वर्ण था व उसे हंस कद्दते थे, न समाज था, न समाज 
की जटिल्वताय, न राग ह्वेष या कलह की गु'जायश थी, जिनमें पड़कर मनुष्य नाना प्रकार के पाप 
व कुकर्म करता है। इनके अभाव में मनुष्य जन्मते ही कृतकृत्य हो जाता था । डसे अपनी स्थिति 
व जीवन से पूर्ण संतोष मालूस होता था । इसी से उसका नाम्त कृतयुग हुआ। 


“उस समय प्रणव ही वेद था और ( तप, शौच, दया एवं सत्यरूप चार 
चरणों वाला ) वृषभरूप में ही धर्म था तथा उस समय के निष्पाप और तपोनिष्ठ 
रंग मुझ हंस ( शुद्ध ) स्वरूप परमेश्वर की उपासना करते थे।” ॥११॥ 

उस समय 'प्रणव”--5“ ही वेद था। जिस रूप में आगे जाकर वेदों का विकास या 
विस्तार हुआ, चह्ठ उस समय न होने पाया था। वेदों का सारा ज्ञान उस समय एक '3» में ही 
समाविष्ट था। यह < सारे वेदों का--वंदिक ज्ञान का यीज-रूप है । ब्रह्म या परमात्मा का श्रक्षर 
रूप में संकेत है । इसकी ध्वनि आदि-ध्वनि है। इसका आकार विश्व-रूप व आशय ब्रह्म-रूप है। 
इसी के द्वारा उस समय लोग मेरे हँस” अर्थात्‌ शुद्ध-खप की उपासना करते थे। उस समय में 
वृषभ-रूप से घर्म था। श्रर्थात्‌ तप, शौच, दया एवं सत्य इन चार चरणों से युक्त धर्म का प्रचार 
था। इन्हीं के पालन में सारी घर्म-ब्यवस्था पूर्ण हो जाती थी। प्राकृतिक जीवन से तप अर्थात्‌ 
कष्ट-सहन अपने आप ही हो जाता है। केवल स्वच्छृता काफ़ी हो जाती थी | क्योंकि कन्द, मूल, 
फल के साथ पशु-पक्षी प्राकृतिक जीवन मे महुप्य का आहार रहता है | श्रतः दयान्धवर्म की 
झावश्यकता अपने आप उत्पन्न द्वो जाती है। यह दया-भावना ही उनकी शिकारी मनोवृत्ति पर 
नियंत्रण रखती थी । जीवन स्वभावतः ही सरवह्न था। अतः सत्य ही उनका आचार व्यवहार हो 
रहा था। लोग भोले-भाले सरल, निष्कपट, निष्पाप थे। अतः मेरी उपासना का ढंग भी बहुत 
सरल सीधा-सादा था । 


“फिर हे महाभाग, जेतायुग के आगसन पर मेरे ही हृदय से मेरे श्वास- 
प्रश्वास के द्वारा ( ऋक्‌, साम और यजुः रूप ) वेदत्रयी का आविर्भाव हुआ | उस 
त्रयीविद्या से ( होता, अध्वयु और उद्बाता के कम ) त्रिव्ृत्‌ यज्नरूप से में प्रकट 
हुआ ।? ॥१२॥ 


३३२ भागवत-घससे या जीवन की कृता्थता 


इसके बहुत अर्स याद त्रेता युग आया । अब <* से विस्तृत होकर ऋक साम व यजु 
तीन वेदों का आविर्भाव हो चुका था जेसे ** मेरी ही प्राण ध्वनि है। बसे ही ये तीन वेद मेरे 
श्वास-प्रश्वास समझो । इससे मेरी उपासना यज्ञ-रूप से होने लगी । होता, श्रध्चयु व उद्गता 
के कर्म-मेद से तीन प्रकार का यज्ञ होता था। यह यज्ञ-घ् भी मेंरा ही रूप है सो पहले अच्छी 
तरह समझाया जा घुका है। 


“तथा विराद पुरुष के मुख, भुजा, ऊरू और चरणों से क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वैश्य और शुद्ध--इन चार वर्णों की उत्पत्ति हुईं, जिनकी पहचान अपने-अपने 
आचरण से ही होती है |” ॥११॥ 

फिर वर्ण-ब्यवस्था बनी । इस ब्यवस्था के मूल में सारे विश्व की एकता की कछपना है। 
यह विश्व विराट-पुरुष का शरीर दै। चारों वर्ण इसके भिन्न-मिक्ष अंग कह्पना किये गए हैं। और 
सर्व साधारण को इस तरह समझाया जाता दै मानो विराट पुरुष के सुख से श्राह्मण की, भुजा से 
सत्रिय की, जंघा से वैश्य की व चरणों से शूद्ध की उत्पत्ति हुई है। चारतव में यह एक रूपक है, 
जो शरीर के मिन्न अंगों के समान उन-उन वर्णो का मददतत््व व साथ द्वी एकता बतज्ञाता है इनके 
आचरणों से इनकी पहचान होती दै । 


“इसी प्रकार मु विराद पुरुष की जंघा से गृहस्थ, हृदय से श्रह्मचय, वक्त 
स्थल से वानप्रस्थ और मस्तक से संन्यास ये चार आश्रम प्रकट हुए।” ॥१श॥। 


इसी प्रकार चार अंगों से चार आश्रस के दोने की कल्पना ससराई जाती है--विराटट 
पुरुष की जंघा से ग्रृहस्थ, हृदय से ब्रह्मचर्य, वक्तःस्थल से वानप्रस्थ भौर मस्तक से संन्यास । 

इनकी कल्पना भी इनके सहृत््व के अनुसार ही की गई है। जैसे जंघा पर शरीर का 
आधार है वेसे दी गृहस्थाश्रम पर शेष तीनों झ्राश्नम निर्भर करते हैं । यदि गृहस्थ न हो तोन 
सन्तति हो, न ब्रह्मचर्याअ्रम की आवश्यकता ही रहे । वानप्रस्थ तो मुख्यतः गृहस्थी ही हो सकता 
है। तीनों आरक्षमों के खर्च ग्रादि का भार गृद्दस्थों पर ही रहता है। अतः गृहस्थाश्रम को 
यदि विराद पुरुष का ज॑ंधा-स्थानीय साना तो यह उचित ही है। शरद्मचर्य जीवन में हृदय-स्थानीय 
है । हृदय जेसे सब शरीर में प्राया का सच्चार करता है वैसे ही त्रह्मचय अच्छी तरह सघने पर ही 
शेष तीनों आश्रम सफल हो सकते हैं। स्वास्थ्य, बल, विद्या, ज्ञान, उत्साह, उमंग, पुरुषार्थ हनके 
सम्मेलन का नाम ब्रह्मचय है । इनके बिना न गृहस्थाश्र म सत्ी-साँति चत्न सकता हैन वानप्रस्थ 
या सन्‍्यास हो । छाती से जेसे स्वच्छ वायु शरीर को मिलती दै, कष्ट व कठिनाई सदने का बल 
मनुष्य को छाती से ही मिज्षता है, जब मनुष्य कोई दृढ़ सकढप करता है, किसी पुरुषाथ या 
साहस के काम में जुटता है तो छाती फूलने लगती दै व ऐसा अज्ुभव होने रूगता है मानों छाती 
में हजार हाथियों का बल भ्ागया हो । ग्ृहस्थाश्रस के सुखी जीवन के बाद वानप्रस्थ कष्ट, सयम 
व एक भिन्न प्रकार के सादस का जीवन दै। यह छाती वाले के लिए ही सुगम व सुकर दो सकता 
है । अतः वक्तः:स्थल से उसकी उपमा देना योग्य ही द्वै। संन्यास ज्ञान, ब्रह्मझ्ान, स्याग प्रधान 
है, अतः मस्तिष्क से उसकी तुलना उचित है। 

४पइत्त वर्ण और आश्रमों के लोगों के स्वभाव भी इनके जन्म स्थानों के अनु- 


सार नीचों से नीच और उत्तमों से उत्तम बने हुए हैं ।? ॥१श॥ 
ऊधो, मलुप्यों के स्वभावों को देख कर ही यह वर्णाश्रम ब्यवस्था रची गई है। जिसका 


अ्रंध्याय १७ ; वर्णाभ्रम धर्म श्श्रे 


जैसा स्वभाव है उसको उसी वर्ण में रखा गया है। और उसके अनुसार उनका स्थान विराद- 
शरौर में साना गया दै। अब विराट शरीर से चू“कि तुल्नना की गई दे व शरीर में चु'कि मुख 
या सिर ऊँचा है, दूसरे श्रेंग उससे नीचे हैं, अतः इन वर्णों और आश्रमों को भी ऊँचा व नीचा 
कहने का रिवाज पढ़' गया है। इससे हानि भी हुईं है। चारों वर्णा मे जो घणा का भाव 
या एक के प्रति उच्चता व दूसरे के प्रति तुच्छुता का भाव पाया जाता है, उसका कारण यही 
तुलना है | इस काव्यात्मक या अल्ंकाराव्मक भाषा से लोग गुमराह हो जाते हैं। इसी लिये 
में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह व्यवस्था केवल मलुष्यों के स्वभाव, उनके विकास की 
स्थिति, उनकी गुण-योग्यता को देखकर समाज की श्रवश्यकता के अनुसार बनाईं गई दे । इस 
भ्रम को ठालने के लिए मेंने “धर्म!” शब्द को जगद्द अब प्रकृति या स्वभाव का प्रयोग किया है । 


“शत, दम, तप, शौच, सन्तोष, क्षमा, कोमलता, मेरी भक्ति, दया ओर सत्य-- 
ये ब्राह्मण बणे के स्वभाव हैं |” ॥१६॥ 

सुनो, शम, दम, तप, शौच, सनन्‍्तोष, क्षमा, कोमलता, मेरी भक्ति, दया व॑ सत्य ये 
ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव हैं। श्र्थात्‌ ब्राह्मण के मन मे सदा स्व॑दा शान्ति रहती दै । उद्देग, चिन्ता, 
भय, शोक, उत्साह, किसी भी अवसर पर वह मन को अशान्त नहीं होने देता । कोई उत्तेजित करने 
का प्रयत्न करे तो भी वह घड़क नहीं उठता। जो कुछ करता है वह शान्त चित्त से, न कि आवेश, 
आवेग, क्रोध या उत्तेजना से । शान्त चित्त से जो निर्णय या कार्य किया जाता है उसका फल भी 
व्यक्ति घ समाज को शान्त ही मिलता है; क्‍योंकि हमारी जेसी ब्॒तत होती है वेसी ही तरंगें चह 
समाज मे व दसारे अन्दर भी उपजाती हैं। 


उसकी इन्द्रियाँ उसके वश में होती हैं। वह चाहता कुछ और च इन्द्रियाँ कर डालती 
कुछ और, ऐसा नहीं होता । किसी सुन्द्री स्त्री को देखेगा तो उसको आँखें उसमें माता, लच्मी, 
सरस्वती, सीता, जगदुम्बा के द्वी दर्शन करेंगी, या अपनी बहन, पुत्री का रूप ही उसे दिखाई 
देगा। पेर उसके उठंगे, हाथ, चलेंगे तो किसी की भलाई के लिये ही | किप्ती का चुरा करते समय 
वे निर्बल, बेकार हो जाएंगे । बोलेगा तो ज्ञान की, कत्तव्य की या ह्वित की द्वी सीठी बात; कह, 
तोखी या अ्रप-वाणी उसके मुह से नहीं निकल्ेेगी। ऐसा ही और इन्द्रियों के विषयों में भी 
समम्तो । उसने जो अपना कर्तव्य या धर्स मान लिया है उसी की सफलता में, पूर्ति में उसकी 
इन्द्रियाँ लगेगी । इधर-उधर नहीं भटकेंगी । अपने धर्मानुरूप जिस काम को वह अंगीकार करेगा 
डसे कष्ट उठाकर भी पूरा करेगा। न घमकियों से, न प्रक्ञोभनों से उसे अध-बीच ही में छोड 
देगा। प्रसन्नता से तमाम कष्टों का स्वागत करेगा । अपनी साधना में डँटा रहेगा । उसके लिये भूख- 
प्यास, सर्दी-गर्मी, प्रिय-वियोग, अभिय-योग, सबको शान्ति के साथ सद्देगा । 

शरीर व सव को सदा स्वच्छ रखता है। नित्य जहाँ तक हो सके 5रुडे पानी में 
नदी, तालाब, या कुए पर खुली हवा में चदन को अच्छी तरद्द रगड कर नहाता है। साफ घुले 
फपड़े पहनता है | घर, किताबें, लिखने-पढ़ने का सामान, बिस्तर, बेठक सब साड-बुहार कर साफ 
रखता है। कुविचार व कुवासनाएंँ सन का मेल हैं। दूसरों को कष्ट या धोखा देने, दूसरा की 
चस्तुश्रों का अनुचित व अनधिकार उपयोग करने की भावना को कुविचार; और धर्म व नीति का 
मार्ग छोड़ कर भी अपनी सुख-सिद्धि था भोग-पूर्ति की प्रदृत्ति का नस कुवासना है । इनसे घद 
अपने मन को सर्वदा शुद्ध रखता दै। 


३३४ भागवंत धर्म या जीवन- की कृतार्थवां 


अपने निर्वाह के लिए घर्स व नीति-पथ पर चज्नते हुए जो कुछ मिल जाय उसी में 
चह् सन्तुष्ट रहता दै। दूसरे के अधिक घन, ऐश्वर्य, पद्‌-प्रतिष्ठा, मान-बडाई को देखकर न दुखी 
द्ोता है, न जलता दै। 

दूसरे उसे कष्ट पहुंचाते हैं, छेड़ते हैं, तरह-तरह से उसका अपराध करते हैं, तब भी 
वह सदा उन्हें क्षमा कर देता है । उसका यह विश्वास रद्दता है कि अपनी करनी का फल्न यह 
आप पा जायगा । बक्कि अपने उपदेश से यदि वह उन्हें सुधार नहीं सकता तो उनके लिए नित्य 
ईश्वर से प्रार्थना करता है और इस लिए उसे विश्वास होता है कि वे धीरे-धीरे सुधर जाएंगे । 
यदि वह उन्हें दढ देता है, या दिलाता दे तो इससे वे अधिक दुब त्त व दुराग्रह्दी होते देखे जाते हैं । 
अतः क्षसा को द्वी वह अपनी शान्ति व उसके सुधार का अमोघ उपाय सममता है। 

दूसरों के कष्टों, दुःखों, अभावों के प्रति उसका हृदय सुकोसल रददता है। अपने स्वार्थ- 
सम्बन्धी जरूरी कास उसे दूसरों का दुःख दूर करने के प्रयत्न स्रे नहीं रोक, सकते । अपने जीवन- 
निर्वाद्द या अंगीकृत कार्य को सी वह ऐसी विधि से करता है कि जहाँ तक बने एक चींटी को भी 
कृष्ट न होने पावे । - 

मेरी भक्ति में तत्पर रहता है। मेरी व्यक्तिगत पूजा-अर्चा भी करता है, व मेरे जर्गत की 
सेवा में भी लगा रहता दे । 

दुःखियों पर दया उसमें स्वाभाविक होती है। मन से ही कोरी दया करके वह नहीं 
रद जाता । अपनी सहानुभूति को अपने तदनुरूप कार्यों द्वारा भी पुष्ट व सार्थक करता है । धर 

सत्य तो उसका आधार-स्तम्भ ही समझो । सत्य के दो रूप हैं। केन्द्रीय भोर व्यापक । 
केन्द्रीय या एकस्थलीय सत्य पहले पकड़ में आता है, फिर उसके सहरे व्यापक सत्य तक पहुँचा 
जात। देै। जो विषय सामने आवे उसमें जो सत्य प्रतीत हो वही तात्कालिक केन्द्रीय सत्य दै। 
उस पर अमल करते रहने से ओर प्रत्येक विषय में ऐसे सत्य-शोघन व सत्य-अहण की धृत्ति रखने 
से विश्व-व्यापक सत्य तक दसारी पहुँच हो जाती है । जब वृत्ति ही सत्यमयी दो गईं तो यही 
व्यापक सत्य का साक्षास्कार की अन्तिम्त सीढ़ी दै। फिर जो सत्य सालूम हुआ उसी को मन में 
रखना, उसी को कहना व उसी को करना, सत्य की साधना कहलाती है । जब सन, वचन व कर्म 
में एकता होती दे तब वद्द पूरा व सल्चा आचार या जीवन कद्दलाता दै। कम-से-कम इतने मुख्य 
लक्षण जिनमे हों उन्हें तुम ब्राह्यय सममो। ब्राह्मणों के घर से जन्म लेने से तो वहद्द नामसात्र 
प्राह्यण कद्दला सकता है, बाह्मणों के कुंछ संस्कार होने की आशा उसमें रखी जा सकती है। 
परन्तु सच्चा ब्राह्यण तो उस के लक्षण, स्वभाव या पेशे से ही कहला सकता है । 

ऊधो, चर्ण॑-व्यवस्था में जो सुख्य ठत्त्व है चह यही कि समाज में जीविका, कर्तब्य, 
ध पुरस्कार का ऐसा बेंटवारा कर दिया जाय, कि जिससे परस्पर ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, अनुचित होढ़, 
प्रतिस्पर्धा न बढ़े व सब लोग परस्पर सहयोग, मेज, व सहानुभूति के साथ रद्द कर समाज की 
सेवा व उन्नति करें| समाज-व्यवस्थापकों के सामने जो अुख्य प्रश्न रहता दे वह परस्पर_ विरोधी 
स्वार्थों, प्रवृत्तियों, शक्तियों, स्थितियों का मेल्न बैंठाना, उन्हें एक दूसरे का विघात न करने देकर 
अपनी अपनी रक्षा करते हुए भी सम्मिज्षित रूप से समाज के उपयोग -ब च्षेस-श्रेय में क्णाना । 
यह तभी द्वो सकता है जब ब्यक्तियों की अनुचित इच्छाओं पर रोक लगाई जाय, उन्हें प्रोत्साहन 
नीं दिया जाय व उन्हें परस्पर सहयोग के लिये उत्तेजना दी जाय । समाज के सभी व्यक्ति एक-सी 


- क्रध्यांय १७ : वर्णाश्रम धर्म ३६३४ 


विकसित दशा में नहीं पाय्रे जाते । कुटम्ब के सभी लोग) एक ही साता-पिता की सभी सन्तान, 
एक ही जाति, वर्ग, समाज था देश या घम के लोग एक से गुण, बल, स्वृभातर नहीं रखते -। 
कितने ही समान अ्रचस्था में उन्हें रक्‍्खा जाय, पेतृक व पूर्वजन्स के संस्कार उनके विकास में अपना 
प्रभाव जमाते ही हैं व तरह तरह की भिन्नताएं उत्पन्न कर देते है । इनसम सामन्जस्य करना द्वी 
छम्ताज-ब्यवस्था है । जय जब यह सामन्‍जस्य बिग जाता है, समाज से कलह, श्रशान्त्रि व 
व्यवस्था फेलती है, श्रनाचार भ्रत्याचार का जोर जमता है। इसी अवस्था को धार्मिक भाषा में 
धधर्स की ग्लानिः, धर्म की हानि! आदि कहते हैं। इसो बिगड़ी हुईं अवस्था को सुधारने व फिर 
से सामन्‍जस्य स्थापित करने वाले महापुरुष समय समय पर सब जगद् पेदा द्वोते रहते दें । 

इन्द्दीं को में अपना अ्रवतार कद्ठता हूँ । उस ससाज की व समय की प्राकृतिक आवश्यकता सुधा- 
रकों, समाजनेताञ्रों, महापुरुषों, या अवतारों को छुल्लाती हे । 


समाज-ब्यवस्थापकों के सासने या तो व्यक्ति दीता है या कुटम्व या वर्ग या समाज था 
राष्ट्र, उसे अ्रपनी व्यवस्था की प्राकृतिक भित्ति ह'ढनी पढती है। जब भेदा का सामज्जस्य ही 
समाज-व्यवस्था का मूत्र या हैतु.है तो उसे देखना पढता है कि कौन से भेद मलुष्यक्षत हैं व 
कौन से प्राकृतिक मनुष्यक्नत भेदों को तो मिटा देना उसके लिये मामूली बात है; क्‍योंकि उनके 
लिये स्मृति या विधान, नियमों या प्रणात्रियों मे परिवर्तन काफी होता. है । परन्तु जो भेद 
प्राकृतिक हैं; उन्हीं के सासन्‍जस्य का प्रश्न वास्तविक व जटिल द्वोता हैँ । समाज मे ऊँचनीच, 
अ्रमीर-गरीब, सबल-निबंल, इतने सेद श्राम तौर पर दीखते हैं। इनमे पहिले दो मलुष्यकुंत व 
तीसरा प्राकृतिक है । प्रकृति ने किसी को न ऊँचा बनाया न नीचा, न अमीर बनाश्रा न गरीब 
ये भेद मनुप्यकृत, मनुष्य-रचित ज्यवस्थाओ, रीतियो, विधि-बविधानों का परिणाम हैं । यदि 
मनुप्य-ससमाज यह फैसत्ञा अपने लिये करले कि ससाज सें कोई ऊँच-नीच नहीं समस्या जायगा थ 
ऐसी व्यवस्था बना ले कि जिसमें किसी के पास एक सीसा से अधिक घन, सम्पत्ति न रहने 'पावे 
तो यह उसके वस की बात है। इस फेसले में प्रकृति कोई दखत्न नहीं देगी । परन्तु सवल या 
निरबल, सक्षम या अश्रक्षम बनाना सर्च था सनुष्य फे बस की वात नहीं । श्रतः सबल च निवंल तत्त्वों 
की ऐसी ब्यवस्था कर देना कि वे एक दूसरे को दबाने न पाव द दोनों मिल कर सुखी रहें; यह्‌ 
समाज-व्यवस्थापकों का काम दै । वर्ण-ब्यवस्था में सबल घ॒ निर्वल, सक्षम व अ्क्षम के भेदं की 
ही समुचित व्यवस्था की गई दे; सबलों के श्राक्रमण व श्रस्याचारों से निर्बज्ञों को बचाना ज्षत्रियों 
का धर्म करार दिया गया । जिनमें शरीरवल या बाहुबल्न अ्रधिक दे उन्हीं पर इस बात की 
जिम्मेदारी डाल दी गई है। सबलों के दो वर्ग द्ोते हैं--एक रक्षक दूसरे भ्रत्याचारी । एक में 
दूसरों की रक्षा, सहायता करने का भाष प्रयल द्वोता दै तो दूसरों में भोरों को लूटने, मारने, जवब॑र- 
दस्ती करने का | अ्रतः पहिले दग को क्षत्रिय कह कर दूसरे वर्ग को नियंत्रण में रखने का काम 
उसे सॉप दिया गया। निरलों के दो वर्ग हुए-प्राह्मण व वश्य । अतः इनकी रक्षा का भार भी 
ज्षत्रियों पर रकखा गया। क्षत्रिय, वश्य, शूद्धों के लक्षण श्रागे बताऊंगा, जिनसे पता चल जायगा 
कि बुद्धि, ज्ञान, पठन-पाठनशील लोगा का मेने एक वर्ग बनाया । शरीरवल, व रक्षणशीक्त लौगों 
का दूसरा । द्वच्येच्छु व उपकारशील लोगों का तीसरा घर्ग बनाया | इनसें से एक भी वृत्ति जिनमे 
नहीं पाई जाती, जो विकास फी बहुत निचली सतह पर हैं,उन सव का एक शूद्ध वर्ग बना 
दिया । शूद्ध वर्ग या जन-साधारण शारीरिक श्रम-प्रधान होने से सबसों की भी श्रेणी में पा 


३३६ भागवतत-धर्म या जीवन की कृताथता 


जाता है । साधन तथा ज्ञान-बुद्धिहीन होने से निबलों को भी श्रेणी में शा जाता है। जो हो, यह 
निश्चित हैं कि इन तीनों वर्गों में जो भी निरबल हें उनकी रक्षा का भार सबलों श्र्थात ज्षत्रियों पर 
रख कर सब को वर्श-व्यवस्था द्वारा श्रभय का आश्वासन दे दिया गया हे । 

सबल या निर्वल का यदि ब्यापक अर्थ समर्थ व असमर्थ करें दो ऐसे व्यक्ति इन चार 
वबर्णों में बिखरे हुए मित्र जायेंगे । समर्थ भ्रसमर्थों पर इतने रूप में अत्याचार, ज्यादृती या शोषण 
करते है जिनसे असमर्थों को बचाने की जरूरत दै--सत्ता, घन-सस्पत्ति, व पद॒-प्रतिष्ठा, और उनके 
साधन तथा अपनी स्थितियों व शक्तियों का दुरुपयोग करके समर्थ श्रसमर्थों को इन तीन बातों से 
चल्चित रखते हैं या रख सकते हैं। यह निम्वित दै कि प्रत्येक व्यक्ति सत्ता, सम्पत्ति, व प्रतिष्ठा, 
चाहता है; परन्तु सभी में उनके पाने व रखने की योग्यता नहीं होती । कइ्टयों में तो प्रयत्न 
करने व सुविधा देने पर भी यह क्षमता नहीं आती । और समाज-शास्त्री इस तथ्य की उपेहा 
नहीं कर सकता | इसी लिये वर्ण-प्यवस्था मे योग्यतानुसार काम बाँट दिया गया । इसमें पहिले 
तो संस्कारवान्‌, विशेष योग्यता, क्षमता, था प्रवृत्ति रखने वाले व संस्कारहीन कोई विशेष प्रतिभा, 
शक्ति, योग्यता, व प्रवृत्ति न रखने वाले ऐसे दो वर्ग कर लिये जाते हैं। पहिले को ह्विज, दूसरे को 
शूद्व मास दे दिया गया है, इनमें घृणा या तुच्छुता का कोई भाव नहीं है ये केवल भेद-दर्शक 
है। फिर द्विजों में विशेष प्रद्ृत्तियों का, योग्यताओं का सूक्ष्म-निरीक्षण करके ब्राह्मण, च्षत्रिय 
धेश्य, विभाग बना दिये गये | अपनी अपनी चित्तवृत्ति व योग्यता के श्रभुसार भजुष्य इनमें से 
किसी एक विभाग या वर्ण में शा जाता है। सत्ता, पदु्प्रतिष्ठा, घ घन-सम्पक्ति, ये तीनों चीज 
तीन वर्णों में-क्षत्रिय, व्राह्मण, वेश्य में-र्धाट दी गईं । इच्छा दोते हुए भी यदि पात्रता नहीं है तो 
उस लाभ से मनुष्य को वद्चित दी रद्दना पढ़ेगा । यह व्यवस्था मनुष्य की सर्चसामान्य श्राव श्य 
कताओं की पूर्ति जसे आहार, घर, शिक्षा, आदि से सीधा स सम्बन्ध नहीं रखती है । फेवल विशेष 
हृच्छाश्रों या योग्यताओं का ही हिसाब लगाती दहै। सारे समाज के भरण-पोषण, शिक्षण, रप्तण, 
की जिम्मेवारी राज-संस्था पर, जिसके अध्यक्ष चन्निय बनाये गये हैं, छोड़ दी गई दै। हन 
सामान्य आवश्यकताश्रों को पूर्ति में सब का समान अधिकार स्वीकृत किया गया है। समाज में 
रूगढ़ा कभी सासान्‍्य झावश्यकताओं के द्विये महीं उदा सब उसकी आवश्यकता मानते हैं परंतु 
जब कोई विशेष व्यक्ति वर्ग था संस्था अपने विशेषाधिकार, विशेष सुविधा, विशेष सुख, विशेष 
स्वार्थ का दावा करते हैं, या उन्हें सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, तब झगड़ा खड़ा होता है । उनके 
इन दावों, मांगों या प्रयत्तों से जिनके उचित अधिकार, सुख, स्वार्थ, द्ित, सुविधा का आघात 
पहुचता दे, वे इसका विरोध करते हैं, व यह उचित ही है । इसी “विशेषता” सम्बन्धी समस्या को 
चर्णब्यवस्था ने बढ़ी खूबी से हल कर दिया दै। उसने जो पद्‌ प्रतिष्ठा के विशेष इच्छुक हैं, उनसे 
कट्ट दिया कि आपको पठन-पाठन, अध्ययन-अध्यापन, घुद्धि-ज्ञान सम्बन्धी काम करना होगा, स्याग 
ठप सब जीवन व्यतीत करना द्ोगा । यह कीमत छुकाने से आपको समाज में सबसे ऊचा पद व 
सबसे अधिक प्रतिप्ठा मिलेगी । यह ब्राह्मण हैं ! इस में एक बात अपने आप ही सीधी पढ़ गई । 
चद्द यद्द कि छुद्धि व क्षान-प्रधान ज्ञोगों को चाह भी जितनी आदर व कद्गदानी की होती दै, उतनी 
सत्ता, धन सम्पत्ति को नहीं। इसी तरद्द जिन्हें सत्ता प्रिय है उनसे कहा गया कि अच्छा, तो तुम्ह 
झुख्यतः समाज के रक्षण की जिम्मेवारी लेनी होगी; यदि समाज में एक भी आदमी पर अत्याचार 
हुआ, पुक भी भूखा रद्दा या आशिक्षित रद्य तौ तुम दोषी सममके जाओगे । लेकिन मान-भादर 


अध्याय १७ : वर्णाश्रम धर्म ३३७ 


तुम्हें प्ह्मणों के यरावर नहीं मिलेगा, न घन-पम्पत्ति चेश्यों के बराबर; पर सत्ता तुम्दारी सब पर 
चलेगी । जो धन-सम्पत्ति का संग्रह रखना चाहते थे, उनसे कद्दा कि खेती, व्यापार, व्यवसाय करके 
तुम धन कमाश्रो, परन्तु गोरछा व समाज के लिए आ्रावश्यक धन धान्य की पूर्ति तुम्हें करनो 
होगी । श्रव रहे वे जिनमें किसी विशेष गुण, दृत्ति या योग्यता का प्रादु्भाव नहीं हुआ उनसे कहा 
कि तुम श्रपनी रुचि के सुश्राफ़िक काम धंधा करो, इसकी एवज़ मे समाज से तुम्हें सब तरह के 
शानंद-प्रमोद, खेल-तमारेो, नाच-रंग, गान की छुट्टी रहेगी । 


सय चर्गों की विशेष इच्छाओं की पूर्ति कर देने से प्रत्येक के दूसरे सुख-सुविधाय कुछ 
कम ज़रूर हुईं; परन्तु उससे प्रतिस्पर्धा, इर्प्या-दप का सार्ग बंद हो गया | साथ ही सत्ता, धन, 
प्रतिष्ठा, आमोद-प्रमोद सबके एक ही जगह इकट्ठा हो रहने से, चारों के संगठन के द्वारा समाज में 
जो श्रन्याय, श्रत्याचार अनर्थ द्वो सकता है, उससे भी समाज को बचा लिया गया। इस तरह 
इस ध्यवस्था में चित्तवृत्ति के अनुसार काम, व पुरस्कार पाने के मनोवेज्ञानिक सिद्धान्त, श्रज्ुचित 
होड़ से यचने के आर्थिक सिद्धान्त, कार्य-व्रिभाग के राजनेतिक व्यवस्था-सिद्धान्त, सबका पालन 
अपने श्राप हो जाता है । 

एक बार चालू हो जाने के बाद फिर प्रारंभ मे जन्मना वर्ण मान लेने से वंश-परम्परा के 
संस्कारों या विरासत के सिद्धान्वों का भी पालन हो जाता है । इससे धंधे या जीविका व्यवसाय 
घुनने से सनुष्य को सहुलियत द्वोती द्वै । परन्तु जो भिन्न काथे से जीविका प्राप्त करना चाहते हों, 
वंश-परंपरा गत धंधे की योग्यता या रुचि न रखते हों व दूसरे क्त्तंव्य या काम-घंधे के अधिक 
योग्य हों उन्हें उसकी छूट रखने के लिए आगे चलकर कर्मणा वर्ण मानना उचित होगा। इस 
तरद्द जो ब्यक्ति अपने बाप दादों का ही धंधा करेगा, उसका शुरु से श्राखीर तक एक ही वर्ण 
रहेगा, जो बदुल देगा उनका कर्म के अनुसार वर्ण बदुल्ला जायगा | सब वर्ण धर्म के श्रनुसार चलते, 
श्र्थात्‌ पेहिक या पारलौकिक सुख या उन्नति के सार्ग पर चलते हुए ब्यक्ति व समाज के सुख साधन 
के लिए आवश्यक काम करने को बंधे हुए हैं। अर्थात्‌ सबका उद्देश्य व्यक्तिगत सुख व उन्नति 
फी साधना करते हुए ससाज फी सेवा, कल्याण करना है, इस शत को कोई भी नहीं तोढ सकता 
क्योंकि सारी व्यवस्था का उद्देश्य ही व्यक्ति व समाज की सुख-शान्ति है। इसमें योग्यता के 
अनुसार थोढ़ा वहुत ऊँच-नीच का भेद रह सकता है, जो कि मानवस्वभाव के लिए स्वाभाविक 
है। परन्तु जन्स या धंधे के कारण किसी को ऊँच-नीच मानने का कोई फारण या प्रयोजन नहीं 
है, ऐसा कोई भी धंघा व कोई भी ऐसी योनि नीच नहीं कही जा सकती जिस से समाज का हित 
होता दो ध्मं की सिद्धि होती हो । 


"तेज, बल, धेये, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योग स्थिरता, ब्रह्मण्यता 
(भाह्मण-भ क्ति) ओर ऐश्वर्य-ये ज्षत्रियवर्ण के स्वभाव हैं ॥१७॥ 

भय तुम क्षत्रिय चरण के स्वभाव सुनो । 

सयसे पदला तेज है, वह किसो सी अन्याय, अत्याचार, ज्यादती, अश्रनथे बद॑माशी 
गुढापन फो नहीं सह सकता, चाहे श्रपने साथ की जाय चाहे दूसरों के साथ । ऐसे अवसरों पर 
जो इनके विरोध करने का भाव सन में जायूत दोता है उसे ही ठेज कद्दते हैं । 

फिर चघत्याचारियों घ बदसाशों के य श्ावश्यकश्ाजुसार उनके छोपों को दुमन करने का, 
अपने समाज की रघ्ा झरने का बल भी इनमें होता है । ऐसे यक्ष को बढ़ाने व संघटित करने को 


श्र भागवत धर्म या जीवन की कृतार्थता 


शक्ति भी उन में होती है। अपने अकेले के बस से काम न चले, तो अपने पडोसियों, साथियों, 
सद्दानुभूति व अजुकूलता रखने चालों के बल को वद्द एकत्र कर सकता है, व सफलता-पूर्वक 
विरोध में लगा सकता दे | 

कैसा भी संकट क्यों न दो, केसे भी बली व अदस्य शत्रु या प्रतिपक्षी का झुकाबजा 
क्यों न हो, वह धीरज व हिस्सत नहीं छोड़ता । निराशा व असफलता के श्रवसर पर भी घीरज 
से उसके कारणों की खोज करके फिर फिर मुकाबला करता है, जब तक कि श्रत्याचारियों को 
दबा नहीं दे या उन्हें मित्र बनने पर मजबूर न कर दे । है 

स्त्रियों, बच्चों, बूढ़ों, साधु-सन्‍्तों, अनाथों, निर्वलों, पीढ़ितों, शोषितों की रक्षा व सहायता 
के लिए वह सदा तेयार रहता दै। फिर अपने स्वभाव की उद्चता को छोढ कर नीच बृत्ति से कपट 
या छुक्त से, वार नहीं करता । उसमें कमीनापन नहीं होता । उसके बल्ल व तेज में एक किस्म की 
शालीनता, उच्चता, भद्गता, सौजन्य, भलमनसी की अमिथ छाप रहेगी इसी को शौर्य कहते हैं । 

सब सौसमों में व सव तरह्द के शारीरिक कष्टों को सहन करने की आदत उसे 
रहती है। 
उसका हृदय विशाल होता दै। द्वाथी के पाव में जेसे सबका पांव समाता दे वेसे ही 
उसके विशाक्ष हृदय में सबके लिये स्थान होता दै। सुखी-दुखी, भले-बुरे, धनी गरीब सबका वह 
ध्यान रखता है । व सब उस से श्ाश्नय, राहत पाते हद 

वह आलसी, प्रमादी, अ्रकर्मण्य नहीं होता । सदैव किसी न किसी उद्यम में लगा 
रहता है। बेकार रहना, ठल्लुवा बैठे रहना उसके स्वभाव के विरुद्ध है। 

फिर जो निश्चय कर लेता है उस पर छढ़ रहता दै। बार बार व जल्दी जरदी अपने 
निर्यय व निश्चय नहीं बदला करता । उसके विचार भो स्थिर होते हैं, कदम भी स्थिर होता दै व 
व्यवस्था भी स्थिर द्ोती है । एक बार जो निश्चय कर लिया वह तभी बदलेगा जब उसमें उसे 
बढ़ी भूल मालूम देंगी । इतनी बढी कि मानो धर्म के भरोसे श्रधर्म कर बेठे । 

फिर वह ब्ाह्मणों, क्ञानवार्नों, बुद्धमानों, विद्व।नों का सदेव सान, आदर करेगा उनसे 
मंत्रणा करेगा | वह जद्दाँ तक बने उनके परामश से ही राज्य-ब्यवस्था करेगा । 

एक किस्म का ऐश्वर्य पराक्रम, प्रताप, पौरुष, भ्रभाव, दुर्दूमनीयता, भब्यता, महानता, 
प्रकाश, चमक उसमें दिखाई देगी मिससे दूसरा महुष्य उसके पास जाते ही अपने को छोटा, अप, 
अखु अनुभव करने लगेगा। इन लक्षणों से ज्षत्रिय जाना जाता है। 

“आर्तिकता, दानशीलता, दम्भहीनता, ब्राह्मणों की सेवा करना और धन- 
संचय से सन्तुष्ट न होना--ये वैश्य वर्ण के स्वभाव है ॥१८॥ 

वैश्य का पहला लक्षण दै--आस्तिकता, वह ईश्वर में विश्वास रखता है। धर्म-कर्म में 
रुचि होती है। दान देने में अपने धन का उपयोग समाज, देश, धर्म, दीन-दुखी जनों के लिए 
करने में उसे उत्साह होता है। उसका जीवन सरल व पाखणड-रद्दित द्वोता है, कूट-कपट व छुल 
से वह बरी द्वोता है। भ्राह्मय्ों की अर्थात्‌ ज्ञाववान, विद्वान व ठपोधन लोगों की सेवा में उसे 
अनुराग द्ोता दै। _पुक खास परीक्षा उसकी यद्द है कि धन-सब्य में उसे प्रीति रहती है। उससे 
चह्द अ्रघाता द्वी नहीं । 2 

“ज्राह्मण, गौ और देवताओं की निष्कपट भाव से सेवा करना ओर उसी से 


ध्रध्याय ९७४ वर्णोश्रम धर्म ३३६ 


, जो कुछ मिल जाय उसमें सन्तुष्ट रहना--ये शुद्र वर्ण के स्वभाव हैं? ॥१६॥ 

ब्राह्मण, गाय श्रर्थात्‌ पशु-धन व देवों की अर्थात्‌ समाज व परमेश्वर की कपट-रह्वित 
हो कर सेवा करना शूद्ध वर्ण का स्वभाव है। उससे जो कुछ मिले उस में वह सन्तुष्ट व मस्त 
रहता है । 

[यहाँ स्वभाव बतलाया गया है, न कि धर्म-कर्म । हिन्दू-धर्म-शास्त्रों या नीतिकारो ने 
सदेब इस बात का ध्यान रक्खा है कि वर्गो व समूहों में परस्पर कल्नह् न होने पावे। इस का 
अच्छा उपाय यह है कि अधिकारों पर जोर न देकर कत्तब्यों पर व उसमे भी एक के प्रति दूसरों 
के कत्तंब्यों पर अधिक जोर दिया जाय । या जैसे शूद्धों का कर्म उसकी वृत्ति के अज्लुसार यदि 
सेवा-शरीर शक्ति-प्रधान बनाया गया है तो द्विजों बल्कि ब्राह्मणों तक के लिए यह विधान है कि 
पहले घर के नौकर-चाकरों को खिला कर फिर खावे। नहीं तो पाप के भागी होते हैं --लेखक] 


“अपवित्रता, मिथ्याभाषण, चोरी करना, नास्तिकता, ज्यथं कलह करना, 
काम, क्रोध और दृष्णा--ये अन्त्यजों के स्वभाव हैं? ॥२०॥ 
और उद्धव, अन्त्यज कहलाने चालों के भी लक्षण सुन लो। एक तो वे गन्दे रहते हैं, 
नहाते-धोते नहीं, झूठ बोलते हैं, चोरी भी कर लेते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं। स्त्री-पुरुष 
सम्बन्धी नेतिकता उनमें बहुत कम होती है, गुस्लेल् भी खूब होते हैं, व उनकी नीयत कभी भरती 
ही नहीं, चाहे जितना दो-लो या खिलाओ-पिलाओ । 
: [चतु्ब॒णों में अन्त्यजों का कह्दीं नाम नहीं है। शूद्धों में ही इनका समावेश है। अतः 


यह स्पष्ट है कि अन्त्यज को अलग चर्ण पंचम” मानने की श्रथा बाद से चली है। जब भागवत 
बनाईं गई है, या उसका अन्तिम संस्करण हुआ दे, तब “अन्त्यज! अलग वर्ण बनगये थे, ऐसा 


इस लक्षण से प्रकट होता है |]--लेखक 


“अहिंसा, सत्य, अस्तेय, काम-क्रोध-लोभ से रहित होना और प्राणियों 
की प्रिय और हितकारिणी चेष्टा मे तत्पर रहना--ये सब वर्णों के सामान्य धर्म 
हैं? ॥२९॥ 

ये तो मेने भिक्न-मिन्‍्न वर्णो के लक्षण या स्वभाव या पहचान तुम को बताईं । अब 
सब वर्णो के अर्थात्‌ मनुष्य-मान्न के सामान्य धर्म या कतंव्य समझ लो | ये सबके लिए माननीय 
व पालनोय हैं। इन्हीं के पालन पर मलुष्य-ससाज व वरणण-ब्यवस्था कायम रह सकती है । वर्स- 
व्यवस्था इन सामान्य सानव-घर्मो का पालन कराने के लिए बनाई गई व्यवस्था सममो। वे ये हैं-- 

सबसे पहला धर्म अहिंसा है। यदि समाज के लोग परस्पर अहिंसा का पालन न करें 
तो ससाज-ब्यवस्था एक दिन नहीं चल सकती । सिर्फ क्षत्रियों को ही समाज की रक्षा के लिए 
दुष्टों को दुण्ड देने की इजाजत दी गई है। या युद्ध में मार-काट को अधर्म नहीं माना गया दै । 

यज्ञ-यागादिमें भी पश॒हिंसा की अनुज्ञा दी गई है; परन्तु ये अपवाद-सात्र हैं। मुख्य 
धर्म तो अ्रहिंसा ही है। मनुष्य की कमजोरियों के साथ इतनी रियायत कर देनी पडी है। परन्तु 
मनुष्य का कर्तव्य तो यही है कि वह अधिकाधिक अदिसा की ओर अग्रसर हो । निजी जीवन 
के लिए ही नहीं, में समाज-जीवन की बात कर रहा हूँ। उसे ऐसी पदटतियाँ व प्रणालियाँ निकालनी 
चाहिएँ जिसमें कम-से-कम हिंसा सम्भव हो । 

दूसरा घ॒र्म सत्य है। सत्य चेसे सर्वोपरि धर्म है, संसार में जो-कुछ है चह् सत्य ही है। 


३४० भागवत धर्म कौ कृतार्थता 


फिर भी श्रहिंसा को पकड़ रखने की जरूरत ज्यादा है । क्योंकि अहिंसा को छोद़ देने से सत्य 
हाथ नहीं आता। अहिंसा की पूर्ण कल्पना एक दफा दो सकती है, वह सनुप्य की पहुँच व पकड 
के बाहर इतनी नहीं है, क्योंकि समाज में उसका ल्ञाभ व आवश्यकता यहुत प्रत्यघ्न है । परन्तु 
सत्य का पूर्ण रूप घुद्धि की पहुँच के परे, केवल अ्रुभव-गस्य है। उसका जो सी रूप मनुष्य के 
हाथ लगेगा वह एक अंश दी होगा । जेसे जेसे उसका अनुभव यढ़ेगा, विकास होता जायगा तैसे- 
तेसे यह अंश छूट कर घड़ा अंश उसके हाथ लगेगा । इस तरद्द भरत को जाकर उसे पूर्ण सत्य के 
दर्शन होंगे । फिर सत्य को पालने के याद अर्दिसा अपने श्राप लुप्त दो जाती है । जब मनुष्य की 
वृत्ति में प्राखि-सात्र, भूत-सात्र की एकता समा गई या रस गई तो फिर वह हिंसा या भ्रहिंसा का 
व्यवहार किसके प्रति करेगा । जय तक मन में भेद-बुढ्धि है, दप है, अपने समाज, रृष्टि, या भूतों 
कै भिन्‍म-सिन्‍न होने का भान है तसी तक उनके प्रति दया, सहानुभूति, अहिंसा का भाव पेदा हो 
सकता है व रह सकता है। जय सय जगह में ही में हो गया तो केवल यही सत्य बच रहा, उस 
तक पहुँचाने वानी सीढ़ी अहिंसा ख़तम हो गई, उसका विकास पूर्ण हो गया। इसका श्रर्थ यद्द 
नहीं कि अब उसे हिंसा करने का पद्दा मिल गया, वंल्कि यह कि श्रव उसके विचार ब्यवहार में 
हिंसा-अहविंसा की परिभापा नहीं रही । केवल्न सत्य की भाषा व वृत्ति रद्दी । उससे प्रेरित द्ौकर वह 
सब ब्यवद्दार करेगा । ह्विंसा-अद्दिसा की भाषा व बृत्ति साधक के लिए है। 


चूँ कि जन-साधारण इसी अवस्था में पाये जाते हैं, सेंने सत्य से अर््ठिंसा का नम्बर 
पहले बताया है, अ्रहिंसा को छोढ़ कर कोई सत्य को पाना चाहेगा तो श्रहिंसा तो गईं ही, सत्य 
भी हाथ नहीं लगने का । इसके विपरीत सत्य को एक बाए भृूज्ञ जाय, पर अहिंसा को सच्चाई से 
पकड़े रद्दे तो सत्य उसके रास्ते में अपने श्राप मिल जायेगा, मिले बिना नहीं रहेगा । इसका यह 
भी भर्थ नहीं कि मजुप्य सत्य को झुला दे, इसलिए मेने श्रद्िसा के बाद द्वी सत्य का वर्णन 
किया दै । 

तीसरा धर्म श्रस्तेय है | इसका अर्थ है चोरी न करना, जब किसी की आँख बचाकर 
कोई काम किया जाता हो तो वह अ्रधिकांश चोरी है, गनन्‍्दे काम ही अधिकांश एकान्त सें किये 
जाते हैं। यद्दी चोरी है। योग-साधना जेसे कुछ कर्म ऐसे हो सकते हैं जो एकान्त चाहते हैं। 
मन से भी दूसरे की वस्तु का भोग करना चोरी है। उसको घछुराने का विचार आना और 
ऐसी तजवीज करना चोरी ही है। अस्तेय सत्य-ब्यवह्दार का ही अंग है। सत्य व्यवह्दार 
का श्र्थ यही है कि दस दूसरे को इस बात का आश्वासन देते हैं कि जिसे तुम अपना 
यथा अपनी चीज समझते हो उसे स्वप्न में भी तुम्दें धोखा दे कर लेने की चाह न रखे गा। सत्य के 
इसी रूप पर समाज में परस्पर विश्वास का ब्यवद्दार चलता है । 


खकास--का अर्थ है अपनी आवश्यकता से अधिक चस्तुओं के लेने या उपयोग करने 
फी इच्छा न रखना । संकुचित अर्थ में स्वपत्नी से भी बहुत मर्यादित शरीर-संबन्ध रखना व दूसरे 
फी बहू-बेटियों को कभी चुरी निगाह से न देखना। संक्षप मे अपनी इच्छाओं, भभमिलाषाशओों, 
वासनाश्रों, महत्त्वाकांक्षाओं, स्वार्थों, तृष्णाश्रों का सर्वसुखी संयम्‌ । इसके बिना समाज में अन्याय, 
अ्रत्याचार, शोषण, पीड़न, संत्रास नहीं रुक सकता । दुंड॒ के भय से समाज से अन्याय व शोषण 
नहीं रुक सकता । मनुष्य की इच्छाओं को खुला छोड कर केवल आचार पर बंधन लगाने से 
एक हृदू तक ही सफलता मिल्ल सकती दै। घारुतव में मनुष्य को अपनी आवश्यकताएँ सीमित 


ध्ध्याय २१७१ वर्णाश्रम धर्म ३४१ 


करना ही सिखाना चाहिये । भोग-तृष्णा को बढ़ावा देकर आप समाज सें केसे ही कड़े विधि- 
विधान बनाते रहिए, वे टूट जायेंगे या जाहिरा वा छिपेछिपे उनका भंग होता रहेगा। जाहिरा 
भंग बगावत च गुप्त भंग चोरी की सडन पंदा करता है। अतः जहाँ विधि-विधानों से रोक थाम का 
प्रयरन किया जाय वहाँ इससे भी अधिक मनुष्य को सादा जीवन व उच्च विचार की भोर प्रेरित 
व शिक्षित किया जाना चाहिये। 


| अक्रोध--अरहिंसा का एक ध्यवह्वार है। क्रोध से किसी का भी भला नहीं होता। कर्ता 
स्वयं पछताता है व उस का शिकार श्रावश्यकता से अधिक दंड या हानि पा जाता है और यह 
सब अनिच्छित रूप से हो जाता है। बढे-बडे लडाई-रूगडों का मूल या आरम्मिक रूप क्रोध ही 
होता है। क्रोध का अर्थ है मन का तोल बिगढ़ जाना व इन्द्रियों का अस्त-ब्यरत हो जाना । हमारे 
आयोजनों को शत्रु उतना नहीं बिगाढ़ता जितना स्वतः हमारा क्रोध । शत्रु के वारों और दौंव- 


पेचों से तो हम प्रायः सावधान रहते हैं; परन्तु यह घर में छिपा शत्रु ऐसा एकाएक हसल्ा करता 
है कि हम मूर्च्छित ही हो जाते हैं। उस मूर्च्छित या उन्मत्त श्रवस्था मे समाज का जो नुकसान 
हमारे द्वाथों हो जाता है उसकी गिनती लगाना कठिन है। अतः अपने अन्दर क्रोध के छिपे हुए 
रूप को जरूर पहचान रखना चाहिए। क्रोध का जब आधवेग आरा जाय तो चुप रह जाय व उस 
स्थान से चले जाकर ठंढे पानी से हाथ मुह धो लेना अच्छा उपाय है। 


अलोभ--यह अकास का आगे बढा हुआ रूप है। काम जब अपनी सीमा छोड़ने 
क्षगता है व भ्रधीर हो जाता है तब वह लोभ हो जाता है। दूसरों की वस्तुओं पर सी उसकी निगाह 
जाती व रहती है। यहीं छे बुराई व पाप की बुनियाद पडती है । प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों 
की बुद्धि, कला, विद्या, धन, परिश्रम, योग्यता का उपभोग या दुरुपयोग करके खुद लाभ उठा 
लेना लोभ की ही भवृत्ति है। समाज में अक्सर वे लोग बडे होशियार गिने जाते हैं जो इस तरह 
दूसरों का शोषण करते हैं। परंतु वास्तव मे वे पापभागी ही होते हैं। जिसका उसको देना, लेने देना 
व रहने देना, सत्य का व्यावद्ारिक रूप है । यही समाज में न्याय का रूप है | क्ञोभ ही अक्सर इसे 
तोड़ने का पाप कमाता है। श्रतः मेंने स्वतंत्र रूप से अल्लोभता को मनुष्यमातन्न का धर्म बताया है। 


अब सबसे अंतिम परंतु बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात है--मनुष्य किस भावना से यहाँ 
प्रेरित होकर जीवन-यापन करे । उसके लिए मेरी स्पष्ट सम्मति दै कि वह भूतमात्र के प्रिय करने च 
हित साधने वाली होनी चाहिये । अहिंसा की भावना रखने से मनुष्य अपने आप प्राणिमान्न के 
प्रिय कार्यों में लगा रहेगा व सत्य का अवलंबन करने से उनके लिये द्ितकर कर्म ही उससे सदेव 
होंगे । परन्तु यद्द बात उसे सदेव याद रखनी है कि उसे जीवन में वही काम करने हैं जो मनुष्यमात्र 
को प्यारे हों व उनका कल्याण करने वाले हों। इसी को सर्वभूतहित, विश्वहित, (श्राजकल्न की 
भाषा में अंतर॒राष्ट्रीयता, विश्वबंघुत्व कहिये) कहते हैं। मानव जाति या मनुष्य-समाज के लिये मेरा 
यही संदेश है। सर्वात्ममाव उसके जीवन का लच्य, व सर्वंभूतद्वित उसकी साधना होनी 
चाहिये । इसमे ब्यक्तिगत व सामाजिक, दोनों हेतुओं की पूर्ति बडी खूबी से हो जाती है; व्यक्ति- 
गत व सामाजिक स्वार्थों का इससे अच्छा समन्वय क्या हो सकता दै। सर्वभूततद्धित या संकुचित 
रूप में समा ञ-सेवा, राष्ट-लेवा किस लिये ? व्यक्तिगत साधना के लिये । इस वृत्ति से समाज के 
प्रति उपकार भावना व इस लिये अपने प्रति अहंकार सावना नहीं पेदा होने पाती । घ॒ ब्यक्तिगत 
उन्नति किसमें ? समाज-लेवा मे। इस दृत्ति में व्यक्तिगत स्वार्थी को समाज में विज्ञीन कर देने 


३४२ भागवत घर्स या जीवन की कृतार्थता 


की--समर्पण की उच्च भावना है। इससे व्यक्ति अपने को समाज से प्थक व बढ़ा नहों सान 
सकता । व सच पूछो तो यही उसके बढ़े बनने का सरल उपाय है। ऊधो, इससे अच्छा समन्वय 
था सामण्जस्य, न कभी जगत्‌ सें हुआ है, न भविष्य में ही होने की भ्राशा है, जो भी योजनाएँ 
व्यक्ति घ समाज के समन्वय की बनंगी उन्हें इसी मुख्य तत्व को केन्द्र सें रखना पढ़ेगा । 


घर्णाश्रम-व्यवस्था में गृदस्थाश्रम--कुट्ठम्ब को सुख्य माना गया है, ब्यक्ति को हीं । 
व्यक्तिको समाज की एकाई मानना समाज की प्रार॑भावस्था का सूचक है। ब्यक्ति-स्वात्ंत्य का मतलब 
है विकास का प्रारंभ, संगठन का अभाव । व्यक्ति का श्राथमिक विकास कुट्म्ब में हुआ । कुटुम्ब 
एक व्यक्तियों का छोठा सम्रह है। रक्‍्त-संयन्ध, स्वारथ-सम्बन्ध, स्नेह-सम्बन्ध, इसका आधार है । 
व्यक्ति-स्वातंत्र्य में व्यक्ति अपने सुख-सुविधा से ऊपर उठा हुआ प्रायः नही होता । कुहुम्ब-संस्था 
में उसे कोहुम्बिक सुख-सुतिधा का भी ध्यान रखना पढ़ता दै व उनके किये त्याग भी करना पढता 
है । उनकी सगति, सहयोग, स्नेह आदि का जहाँ वह यथेच्छु भोग करता दै वहाँ वद्द उनके लिये 
स्वेच्छा ले व प्रसन्‍नता से त्याग भी करता दै। कौटहुम्विक जीवन में व्यक्ति पहिल्ली बार संयम की 
आवश्यकता मद्दसूस करता व उसको पालता भी है। समाज कुट्म्ब के आगे का ही कदम है । 
कुटस्ब एक छोटा समाज ही है, जिसमें सामाजिक जीवन के प्रायः सब श्रजुभव मनुष्य को द्वो जाते 
हैं। सभी समस्याएँ उसमें उपस्थित होती हैं व उन्हें उसे हल करना पडता है। कुटुम्ब-जीवन 
व्यक्ति का अपना आत्म-पिकास ही है | ध्यक्ति-स्वातत्य में जहाँ वह अपने एक ही रूप को जानता 
था अब वह अपने माता, पिता, पत्नी, बच्चे झादि अनेक रूपों को पहिचानने क्गता है। ये सब 
उसके आत्मीय हैं--उसी के समिन्न-भिन्न तास रूप हैं, ऐसा वह सहसूस करता दे । इसी भावना 
या अनुभव पर कुट्म्त्र का सुख, स्वास्थ्य, उन्नति व व्यक्ति का संवोष, समाधान अवलंबित है। 


जो भावना, ममत्व, झात्मीयता, आत्मभाव, व्यक्ति का कुट्ठम्ब के प्रति है वही जाति 
या समाज के प्रति होना उसके आगे का विकास-क्रम है। कुट्ठम्ब में व्यक्ति विज्ञीन हो गया था | 
जाति या समाज में कुठम्ब विज्ञीन हो जाते हैं। एक वंश के या एक पेशे के लोगों की एक जाति 
बन जाती है। एक संसरुकृति या धर्म के लोगों का एक समाज बन जाता है। एक सामाजिक 
झादर्श, सामाजिक एकता रखने वालों का राष्ट्र बन जाता दै। सब राष्ट्रों को पुक सानव-समाज 
समझो । ये व्यक्ति के आस्सिक विकास की उत्तरोत्तर ऊंची श्रवस्थाएँ हैं । वर्णब्यवस्था में इसके 
विकास की पूर्ण ग्ुजायश है, बक्कि इसी विकास को साधने के लिये वर्णंब्यवस्था का जन्म हुआा 
है। समाज की सेवा जो इसमे प्रत्येक व्यक्ति ओर संस्था का धर्म बताया गया है, वह तो केवल 
प्रारंभिक बाव है। वर्ण-ब्यचस्था यथपि मजुष्य समाज की व्यवस्था करती है तो भी उसका 
वास्तविक उद्देश दै--उस ब्यच्तस्था के द्वारा मलुष्य से व्यक्तिशः व सामाजिक सदस्य दोनों 
हैसियतों से भूतमात्र--जीवमात्र का प्रिय च हित-साधन । इसका सरल श्रर्थ यह हुआ कि व्यक्ति 
कुट्ठम्ब का प्रिय व द्वित करे, कुुम्ब जाति का, जाति समाज का, समाज राष्ट्र का, राष्ट्र सानव- 
समाज का, मानव समाज प्राणिमात्र का--भूतमात्र का, तभी ये सार्थक व कृतार्थ हो सकेंगे । 
नीचे का एक अपने से ऊपर के द्वित सें समर्पित कर दे । जब व्यक्ति इस तरह अपने से आगे की, 
बडी इकाइयों के लिये अ्प्रने को समर्पित करने लगेगा तो उस की चरमावस्था आ जावेगी जब 
कि भूतमात्र में उसका समर्पण-भाव हो जावेगा। यही आत्सानुभव या ब्रद्मानुभव या परमात्म- 
प्राप्ति दे। जो स्थूलबुद्धि हैं वे इस मर्म को नहीं समझ पाते और इसलिये नाना प्रकार के वाद 


अध्याय १७; वर्णाभम घ्मे. ३४३ 


खड़े करके परस्पर चाद-विवाद करते व रंगे सचातते हैं। मेंने जो लच्य स्थिर किया है, वह 
परिपूर्ण है। इससे आगे जाने की गुँजायश नहीं दै। जो व्यवस्था बनाई है वह भी सिद्धान्त रूप 
में तो अमिट है, बाहिरी रूप या तफसीली नियमों मे समाज की स्थिति के अनुसार परिवर्तन 
होता रहेगा । _  - हे 

“(अब चारों आश्रमों में पहले त्रह्मचारी के धर्म बतलाते हैं--.) जांति कमें 
आदि संस्कारों के क्रम से उपनयन संस्काररूप दूसरा जन्म पाकर टद्विज-कुमार 
(आह्यण, क्षत्रिय अथवा वेश्य वर्ण का बालक) इन्द्रियद्मनपू्वक गुरु के घर में 
रहता हुआ, गुरु द्वारा बुलाए जाने पर वेद का अध्ययन करे ।” ॥२२॥ 

प्रारम्भिक थ्राश्रम ब्रह्मचयं है। इसके पहिले यों तो जातक, आदि संस्कार हो चुकते 
है, परन्तु इस में सुख्य संस्कार है उपनयन-जनेऊ लेना | इस संस्कार से उसका दूसरा जन्म माना 
जाता है। भ्रतः इसके बाद वह द्विज हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, इन श्रेणियों के क्ोग 
ही इस संस्कार से लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि आगे चत्न कर जो विद्याध्ययन व ज्ञान-प्राप्ति करना 
पडती है उसके योग्य चित्त-श्रत्ति व परिस्थिति इन्हीं की होती दै। यह संस्कार हो जाने पर उसके 
लिये सबसे पद्धिला काम दै अपनी -इन्द्रियों का दमन करना । यदाँ से उसका गुरुकुल-वास शुरु 
होता दे | गुरु जब बुल्लाव तब जाकर उनसे वेद का अर्थात्‌ ज्ञान-विज्ञान का अध्ययन करे। 

४५ ऐसे ब्रह्मचारी को चाहिये कि ) मेखला, सगचर्स, दण्ड, रुद्राक्ष की माला, 
यज्ञोपवीत, कमणडलु और स्वतः बढ़ी हुईं जटाये धारण करे, ( शौकीनी के लिये ) 
दाँत और वस्त्रों को न धोबे, रंगीन आसन पर न बेठे तथा कुशा घारण 
करे।?॥रहे॥ 

“स्तान, भोजन, होम, जप, और मूत्र-पुरीषोत्सगे के समय मौन रहे तथा: 
लख «व कक्ष ( बगल ) और उपस्थ के बाल को भी न कटावे ।? ॥२७॥ 

“पूर्ण ब्रह्मचयें का पालन करते हुए स्वयं कभी वीर्यपात न करे और यदि 
कभी ( असावधानतावश स्वप्नादि में ) हो जाय तो जल में स्नान करके प्राणायाम - 
पूर्वक गायत्री का जप करे ।” ॥२४॥ 

मेखला यज्ञोपवीत आदि धारण करे, संयमपूर्ण व कठोर जीवन बितावे । शौकीनी व 
घ्यसनों से परद्देज करे । गुरु के बनाये नियमों का, ब्रह्मचर्य का भल्री भांति पालन करे । 

यदि कभी दृठात्‌ अनिच्छा से (स्वप्नादि में) वीयपात हो जाय तो स्तान करके, प्राणायाम 
करे व गायत्री का जप करे। स्नान से थकान्‌ दूर होकर ताजगी आ जायगी, प्राणायाम से बल- 
संचय होगा व गायत्री-जप से मन को स्वस्थत। व इृढ़ता प्राप्त -होगी । 

“प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय मौन होकर गायत्नी का जप करे तथा 
पवित्र और एकाग्र होकर अग्नि, सूये, आचाये, गो, त्राह्मण, गुरु, बृद्धजन और 
देवताओं की उपासना एवं सन्ध्योपासन करे |” ॥र्क्षा 

मा ब्रह्मचारी में नियमितता, नम्रता व मन से पवित्रता आने के लिये ये विधियाँ बतलाई 
गई दें। ५ 

“आचायें को साक्षत्त मेरा ही स्वरूप समझे, उसका कभी निरादर न करे 
आओर न कभी साधारण सनुष्य समझ कर उसकी किसी बात की उपेक्षा या 
झवहेलना ही करे, क्योकि गुरु स्वेदेवमय होता है |” ॥२ण। 


ठबतक सब अ्रकार के भोग 
गुरुकुछ ह॑रहे0 ए्श्णे 
द्यि 


परमेश्वर कहा श््दस 
५डस अ्तिज से सम्पन्त , 
' छरिति, गाव आत्मा ऋर समस्त प्राणियों मेरी 

करे श्श्श्े 

॥. कस शव पार पु अर हे चद ने कहकाता दै 
का देंज उत्पन्न हो जाता जले जिसे झद्यतेज हैं याद क्न की 
सम्पन्न ब्नद्मावारी को चाहिए कक व अरिन, गुर दमा; कौर समस्त 
बस के प्राणियों से 


अध्याय १७४ वर्णाश्रस धस 


दूरसे ही त्याग दें, मैथुन करते हुये श्राणियों की ओर तो दृष्टिपात तक न करें ।” ॥१श॥ 
लेकिन यहाँ एक बात तो सें ऐसी कहना चाहता हूँ जिसका पालन सभी गृहस्थों 
को, केवल ब्रह्मचारियों को ही नहीं, बल्कि वानप्रस्थ व संन्‍न्यासियों को भी करना डचिंत ह्दे। 
वह है स्त्रियों के सस्बन्ध से मर्यादायुक्त व्यवहार । इसी पर उनकी प्रगति बहुत कुछ अवलंबित 
रहती है। स्त्रियों को चाव से देखना, छूना, उनसे बात-चीव, हँसी-दिल्लगी करना आदि को 
वे दूर से ही छोड दें। मैथुन करते हुये प्राणियों की ओर आँख उठा कर सीन देखे। यही 
प्रारम्भिक दोष है, जिनकी उपेक्षा करने से आगे बडे बडे अ्रनर्थ होजाते हैं व पीछे सबको 
पदछुताना, दुखी होना व चुकसाव डठाना पढता है। 

“हे थदुकुलनन्दन, शौच, आचमन, स्तान, सन्ध्योपासन, सरलता, तीथे- 
सेवन, जप, अध्पृश्य-अभक्ष्य एवं अवाच्यका त्याग, समस्त प्राणियों में मुझे 
ही देखना तथा मन, वाणी और शरीर का संयम--ये धर्म सभी आश्रमों के 
हैं? ॥१७१५॥ 

अब तुस सभी आश्रम वालों के सामान्य धर्म सुन लो। वे हैं शुचिता, आचमन, 
स्नान, संध्योपासन, सरल्ल जीवन, तीर्थ-लेवन, जप, अस्पृश्य, अभक्ष्य, अवाच्य का त्याग, खब 
प्राणियों में सुकी को देखना तथा मन, वाणी व शरीर का संयम । 

( यहां अस्थृश्य-ध्याग से मतलब तात्कालिक अस्पृश्यता से है जेसे मत्न-मृन्र, घूर, 
नाली, गटर, साफ करते समय या गंदे कपडे धोते समय या और गंदी द्वालतों से होने चाली 
शअस्पृश्यता । ) 

४इस प्रकार मैष्ठिक ब्रह्मचये का पालन करने वाला ब्राह्मण अग्नि के समान 
तेजस्वी होता है, तीत्र तपके द्वारा उसकी कर्मवासना द्ग्ध हो जानेके कारण चित्त 
निर्मल हो जाने से वह मेरा भक्त हो जाता है ( और अन्तर्में परमपद्‌ को भ्राप्त 
होता है ) | ॥३६॥ ड़ 

इस प्रकार जो नेष्ठिक ब्रह्मचारी है वह अग्नि की तरह तेजस्वी द्वो जाता है। आग 
में हाथ डालने की जेसे किसी को हिम्मत नहीं दोती वेसे ही उसका विरोध करने की सहसा किसी 
की जुरंव नहीं दोती | भाग मे डालने से जेसे कई चीजें शुद्ध व पविन्न हो जाती हैं वैसे दी 
उसके सम्पर्क से लोगो की सलिनता जल जाती है और दीघ्र ठपों के द्वारा ख़ुद उसकी भी 
वासनाएं जल-शुन जाती हैं जिससे चित्त निर्मेल हो न्ञाता है। चित्त-शुद्धि के वाद वह मेरी भक्ति 
का व फिर वास्तविक परमपद्‌ का अ्रधिकारी दो जाता है। 

४इसके अतिरिक्त यदि अपने इच्छित शास्त्रों का अध्ययन समाप्त कर 
चुकने पर गृहस्थाश्रम से प्रवेश करने की इच्छा हो तो गुरु को दक्षिणा देकर उनकी 
अलुमति से स्तान आदि करें ( अथांत्‌ समावतेन-संस्कार करके ब्रह्मचयाश्रम को 
छोड़ दे )” ॥२ण। 

अ्रय जय गुरुकुल से अ्रध्ययन समाप्त हो जाय, तो शरह्मचारी के लिए दो मार्ग खुलते 
हैं-पहला व स्वाभाविक सार्ग हे गृहस्थाश्षस । इच्छित शास्त्राध्यवन के वाद उसकी रुचि हो तो 
गृहस्थाक्षस में प्रवेश करे, इससे पहले गुरु से विदा ले, उन्हें दक्षिणा दे, उनकी अलुसति से 
स्मानादि कर के गृहस्थाश्रम सें प्रवेश करे । इसे समावतंन संस्कार कहते हैं । श्रथ वह जीवन के 


३४६ सागवत-धर्स या जीवन की कृतार्थता 


दूसरे विभाग मरे प्रवेश करता दे । 

“श्रेष्ठ ब्रह्मचारी को चाहिये कि ब्रह्मचर्यं-आश्रम के उपरान्त गृहस्थ अथवा 
वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे अथवा ( यदि विरक्‍त हो तो ) संन्यास ले ले। 
इस पकार एक आश्रम को छोड़कर अन्य आश्रम अवश्य ग्रहण करे। मेरा भक्त 

अन्यथा आचरण कमी न करे ( अर्थात्‌ निराश्रमी रहकर स्वेच्छाचारों में प्रवृत्त न 
हो )” ॥१प॥ 

श्रेष्ठ ब्रह्मचारी वह है जो ब्रह्मचर्याश्रम के याद किस्ती-न-किसी श्राश्षस को अहण करे । 

यदि ग्ृहस्थ न बनना चाहता हो तो चानग्रस्थी बने, यदि ग्रृहस्थ जीवन से तीत्र विरक्ति द्वो तो 
भक्ते सन्‍्यास ले ले पर भ्राश्रम-विहीन हो कर श्रर्थात्‌ उच्छू खल व स्वेच्छाचारी बन कर न रहे। 
किसी-न-किसी श्राश्नम मे रद्दे जिससे उसका जीवन नियम व संयम में रहते हुए वृद्धि, पोषण, 
व विकास पाता रहे । 

“जो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहता हो वह अपने अनुरूप निष्क्रत्क 
कुल की तथा अवस्था में अपने से छोटी क्रमशः सब की कन्या से विवाह करे”।३६। 

ऊधो, ग्ृहरुथ जीवन का आधार पत्नी पर दे, अ्रत, उसके चुनाव मे काफी सावधानी 

रखनी चाहिए । सारे जीवन भर जिसका साथ रहना है जिससे पुत्र, सतति तथा अन्य सुख, की अ्रमि- 
लापषा दे उसके घुनाव मे जितनी सावधानी रखी जाय उतना ही अच्छा है । यों तो विशेष अवस्था 
में पति-पत्नी सम्बन्ध-विच्छेद कर सकते हैं, परन्तु शोभा, साथंकता तो इसीमें हे कि आजन्म एक 
दी पति-पत्नी का सम्बन्ध सघुर व सुखमय रदे । मेंने स्वयं बहु पत्नियां की हैं, मेरी शक्तित व 
सामर्थ्य की तुलना दूसरों ले करना उचित न होगा, परन्तु मैं अपने अनुभव से कद्टता हूँ कि 
एक द्वी पति-पत्नी का दु/म्पत्य जीवन जितना सुख-श्रेय-दाता है उतना अधिक का नहीं । अतः 
जो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता चाहे वद्द पहले तो लड़की के संस्कार शर्थात्‌ कुल्न को देखे। 
जहां अच्छे संस्कार रक्षित हों उसे- सत्कुल समझना चाहिए। अपने अनुरूप संस्कार द्वी देखना 
चाहिए, फिर वद्द अवस्था में कुछ छोटी हो ओर अपने बर्ण को हो । 

विचाद्द एक अ्रकार की आजीवन मेत्री है । मित्रता ससान-गुण शील में ही सम्भव 

व स्थायी हो सकती है । यही नियम दास्पत्य-सम्बन्ध पर भी लागू है। एक चरण में ही प्रायः 
समान-गुण-शील मिलते हैं | इसलिए मेरी सिफारिश सवर्ण विवाद्द करने की है, श्राजकल जो 
बहुतेरे वंश, जातियां बन रही हैं, इनके संकुचित दायरे में ही विवाह करने की आवश्यकता नहीं 
है । जात-पांत कोई 'बरह्मवाक्य? नहीं हें । समान-गुण शीलत्व ही सुख्य कसौटी है । यदि स्व- 
वर्ण में समान ग्रुण-शील कन्या न मिले तो दूसरे चर्णों में कर लेना चाहिए। इससे वर्णुच्यचस्था 
में कोई बाधा नहीं पडती । केवल ग्ृहस्थ-जीवन के सुख-सुविधा का सवात्न हे | स्ववर्ण में उसकी 
अधिक सम्भावना देखकर द्वी उस पर जोर दिया गया है । 


इस आश्रम का आधार दास्पत्य-्सुख पर है । इसलिए दाम्पत्य-जीवन के झुख्य 
सिद्धान्त भी यहां समझे ज्ो। वर्ण-ब्यवस्था या भागवत्त-धर्म दोनों के श्रद्गुसार दाम्पत्य-्जीवन 
धर्म-पालन श्र्थाव्‌ ब्यक्ति व समाज-की उन्नति के लिए है । इसमें व्यक्तिगत सुख या भोग-विलञास 
के लिए कतई गुजाइश नहीं है | स्त्नी-संग भी फेवल सन्तान-प्राप्ति के लिये ही करना चाहिये । 
काम-शान्ति इसमें गौण है। वेसे तो कामेच्छा मलुष्य में स्वाभाविक है| परत वर्णु-व्यवस्था के द्वारा 


अध्याय २१७ : वर्णाश्रम धर्म ३४७ 


व्यक्ति व समाञ्ञ के भावी व स्थायी सुख की दृष्टि से, उसे संयम में रखकर संठान को पहला 
व काम-शान्ति को दूसरा स्थान दिया गया है| प्रतः मजुष्य को ख़व काम-अबृत्ति को गौण 
मानने का प्रयत्न करते रहना चाहिये । श्रनुभव से वे देख लगे कि संयम में ही कुल मिला कर 
अधिक वास्तविक व स्थायी सुख है, काम-तृप्ति या कामसातिरिक से नहीं । 

संतानोत्पत्ति का सम्बन्ध रति-क्रिया से है । इस उदेश्य से जब रति-क्रिया का प्रसद् 

श्रावे तो इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि जिससे दंपती की काम-शान्ति हो जावे । 
इस पर दम्पती की मानसिक सुस्थिति बहुत कुछ अवलंबित रहती है । शारीरिक सबन्धों में 
रति-तुष्टि व मानसिक सहयोग श्रर्थात्‌ रति, व प्रीति ये दो दाम्पत्य-जीवन के स्तंस हैं। सारे गृह 
कार्य्यों में सेवा व धर्म-कृत्यों में दंपत्ती का पूर्ण मानसिक सहयोग होना चाहिये । यह तभी संभव हे 
कि जब दोनों के विचार व भाव-धारा एक हो तथा परस्पर श्रम्तिट स्नेह व सोहाद हो । यह 
स्नेह परस्पर विश्वास व आत्मीयता का रूप घारण करे | रस्सी की दो लट जेसे परस्पर हढ़ता 
से एक दूसरे को पकडे रहती हैं उसी तरह पति-पत्नी का जीवन परस्पर निगढित रहना चाहिये । 
स्त्री पति को परमेश्वर व पति-पत्नी को देवी, भगवती के सदश समझे । दोनों सदा एक दूसरे 
को व समाज को प्रसन्‍न, सुखी, उन्नत बनाने का द्वार्दिक प्रयत्न करें । इस विषय में राम-सीता 
हमारे आदर्श हो सकते हैं । सीता ने यदि राम के साथ चन-जीवन को प्रासाद-जीवन से भी 
अधिक सलोना माना तो रास के लिये सीता का वियोग असह्य हो गया था, जबतक उसे वापिस 
प्राप्त नहीं किया तबतक उन्होंने चेंन नहीं लिया । केवल रूपप्रधान या काम-तृप्ति-प्रधान दाम्पत्य- 
संबन्ध या जीवन कभी हितकर व सुखकर नहीं हो सकते । 

दास्पत्य संबन्ध में यद्यपि वर वधू को ही अपना चुनाव करने का अधिकार है व रहना 

चाहिए तो भी माता-पिता, आप्त-दृष्ट व गुरुनन की सल्लाह व सस्मति का इसमें सदेव आदर 
करना चाहिए । युवावस्था भावना-प्रधान होती है । बुद्धि की तीघ्रता व विद्या का संग्रह हो गया 
हो, तो भी अनुभव व व्यवहार-जगत्‌ की देख-भाल का मूल्य इनसे कम नहीं है। 

“यज्ञ करना, पढ़ना और दान देना--ये धर्म तो सभी ह्विजों ( ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वैश्य तीनों ) के लिये विहित हैं. किन्तु दान लेना, पढ़ाना और यज्ञ 
कराना--ये केवल ब्राह्मण ही करे ।”? ॥४०॥ 

श्रव॒ में चारो वर्णो के शृहस्थों के धर्स तुम को बताए ठेता हूँ । यज्ञ करना, पढ़ना,व दान 

देना ये घर्म तो सभी द्विजो ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य ) के लिए उचित हैं; परन्तु दान लेना, पढाना 
व यज्ञ कराना--ये केवल ब्राह्मण ही करे । यज्ञ कराना? से अभिप्राय उन समस्त कर्मा से हे जो 
परोपकार के लिए, जिनमे अपने स्वार्थ-सिद्धि की भावना न हो, किये जाते हैं । इनमें समस्त लेवा- 
कर्मो का समावेश हो जाता है । जाति-सेवा, समाज-सेवा, धर्म-सेवा, राष्ट्र -सेवा, सानव-सेवा 
जीव-दुया, आदि के आयोजन इसी के अ्रन्तगंत हूँ। यां यज्ञ” एक विशिष्ट प्रकार की विधि है 
जिसमें 'वलि! दान का विधान है। परन्तु वह विशिष्ट समय के लिए ही उपयोगी हो सकता दै, 
व था। वास्तव से यज्ञ का व्यापक अथ दी ग्रहण करना चाहिए। गीता? में भी सेने “यज्ञ? के 
अर्थ का विकास किया है। क्रिया! समयानुसार परिवर्तनीय है, 'सावना” सार्वकालिक है। 

पढ़ने से अ्रभिप्राय सब स्शास्त्रों व विद्याञ्रों के ज्ञान वा प्रयोग से है । 

दान देने से सतलव सब सत्कारयों में उत्साह से बिना बदला पाने की अ्रसिलापा से, 


श्ष्प भागवत-्धर्स या जीवन की कृताथेता 


कीहिं, प्रतिष्ठा, सान आि के प्रलोभन से रहित होकर, सहायता करने से है। इतने काम धर्थाव, 
परोपकार या सेवा-कार्य, शिक्षा-प्राष्ति व प्रयोग तथा सार्वजनिक कार्य्यों में साम्पत्तिक आदि 
सहयोग ये तो द्विजातिसान्र के लिये अनिवाय हैं । अर्थात्‌ यदि ये न कर तो दंडनीय हैं । 
शूद्रों पर इनकी पाचन्दी नहीं है । उनके लिये ये लाजमी नहीं हैं। याद रखना चाहिये कि 
शूत्र उसी को कहा दे कि जिसमें ट्विजाति-योग्य विशिष्ट विकास का अभाव है। जिसमें इनमें 
से किसी प्रकार की प्रवृत्ति का विकास पाया जायगा वह अ्रपने-आप ही उस वर्ग या वर्ण में 
आाजायगा । यह घर्य विभाग लोहे की दीवार की तरद्द किसी मर्यादा से परस्पर पृथक्‌ नहीं 
किया गया है । बल्कि नालियाँ से परस्पर मिलाये गये उन भिन्‍न-भिन्‍त तालावों की वरद्द है 
जिनमें एक दूसरे का पानी श्राता-जाता रहता है। अस्तु-- 

लेकिन इस सें तोन काम केवल ब्राह्मण वर्ण के दी करने योग्य हैं--दान सेना, पढ़ाना, 
यज्ञ कराना । यहां दाव लेने का श्रथ है--अपने निर्वाह के लिये दूसरों से आर्थिक सहायता 
लेना । पढ़ाने का अर्थ है अध्यापक का, उपदेशक का, ज्ञान-दाता का, परामश का, धर्म-ब्यवस्था 
का; कर्तव्य-निर्णय का आदि कार्य करना । ये सब बुद्धि व विद्या-ज्ञान-प्रधान कम हैं । इन कर्मो 
के द्वारा ब्राह्मण अपनी जीविका के किये कोई ठहराव न करे । इस लिए शेष वर्णों से उसे दान 
लेने का अधिकार दिया गया दै भौर इसलिए दूसरे वर्णा को जीविकार्थ दान छेने से मना किया 
गया है । 

यज्ञ कराना! से अ्रभिप्राय समस्त परोपकारी कार्यो की प्रेरणा करना, उनका आरम्भ 
करना, उनकी व्यवस्था व संचालन में सहयोग देना, उन्तकी योजना और विधि-विधान 
बना देना । 

“इनमें भी प्रतिभ्रह (दान लेने) को तप, तेज और यश का विधातवक समझ 
कर अन्य दो वृत्ति ( अध्यापन और यज्ञ कराने ) से ही जीविका-निवाह करे 
अथवा यदि इनमें भी ( परावलम्बन ओर दीनता आदि ) दोष दिखलाई दे तो 
केवल शिलोव्छवृत्ति से ही रहे” ॥४१॥ 

यश्मपि मेंने आह्षण की जीविका के तीन उपाय बताये हैं तो भी प्रतिग्रह या दान 
लेने से ब्राह्मण का तप, तेज व यश घटता है । बिना उसकी विशेष सेवा लिए--उपकार किए 
किसी से ग्रुञर-बसर के लिए घन लेने से वह्द दूसरों की दृष्टि में छोटा दो जाता है। आवश्यकता 
पडने पर उसका विरोध, अ्रतिकार या श्राल्ोचना करने की हिम्मत या तबियत नहीं होती । मन 
में दुविधा पेदा हो जातो है । विरोध करते हैं--मना करते हैं तो जिसका खाया उसी से लड़ने 
के दोष की कहपना सन में पेदा द्वोती है । नहीं करते हैं तो क्तव्य-पालन में त्रटि होने की 
शिकायत अपना सन करता दै । ऐसे समय अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहने का साहस बहुत कम 
लोगों में होता है । इसी का फज्न तप और तेज का ज्षीण होना है । उसके सुलाहिजे से दब कर 
कभी-कभी भ्रच्छे कार्मो से पराब्त्त होना पढ़ता है व अवाण्छुनीय कार्मो को अंगीकार कर लेना 
'. पढ़ता है । यद्यपि ये सब कच्चे आ्राह्मों के लक्षण हैं, फिर भी जो ऐसा महसूस करें कि उनमें 
ऐसी कच्चाई या कसी दे ठो उन्हें किसी भी दशा में दान नहीं लेना चाहिए । बल्कि यज्ञ कराके 
या पढ़ाके उसके पुरस्कार या दक्षिया रूप में धन अहण करना चाहिए । परन्तु यह भी हो 
सकता दे कि इसमें मी परालम्बन या दीनता का अनुसव किसी को हो । विद्यादान के बदले में 


अध्याय १७ : वर्णाश्रम धर्म ३०६ 


धन लेना, या पुरोहिती या अन्य शुभ कर्म के विधान के एवज में दक्षिणा लेना किसी को अब्दा 
न लगे तो उसे चाहिए कि वह शिलोन्छबृत्ति से जीविक्ा-निर्वाह् करे | खेत में राह में पढे हुए 
अनाज को, जो एक प्रकार से उसके स्वामी द्वारा व्यक्त क्रिया गया है, बीन कर उस पर निर्वाह 
करना शिलौन्छद्त्ति कहलाता है । ब्राह्मण के लिए ऐसा ही कड्ठा नियम रखना आवश्यक है । 
तभी उसका तप; तेज, यश सुरक्षित रह सकता है । 

“यह अति दलेभ त्राह्म-शरीर कुद्र विषय-भोगों के लिये नहीं है, यह तो 
जीवन पयनन्‍त कठिन तपरया और अन्त में अनन्त आनन्दरूप मोक्ष का सम्पा- 
दन करने के लिये ही है ।? ॥४श॥ 

क्योंकि यद्द ब्राह्मण शरीर ऊधो, चुद्र विषय्र-भोगों के लिए नहीं हैं । इसका तो बहुत्त 
ऊँचा उद्देश्य है । आजीवन कठोर तपोसय जीवन ही ब्राह्मण का- भूषण है । इससे तप के द्वारा 
श्रन्‍्त में उसे 55 मोक्ष, ब्रह्म-स्थिति तक पहुँचना है, जहां जाकर सलुष्य अनन्त सुख का भागी 
होता दे । 

“इस प्रकार जो ब्राह्मण सन्‍्तोपपूवेक शिलो्छबृत्ति से रहकर अपने अति 
निर्मेल सहान्‌ धर्म का निष्कासता से आचरण करता है वह स्वेतोभाव से मुझे 
अआत्मसमपेण करके अनासक्ति पूवेक अपने घर में ही रहता हुआ अन्त से 
परम शान्तिरूप मोक्षपद प्राप्त कर लेता है |” ॥2१॥ 

जो घ्राह्मयण इस प्रकार शिलौन्छाबत्ति से पेट पालते हुए सदा सनन्‍्तुष्ट रहता हे, 

सेव निष्कास-भाव से अपने धर्साचरण में लगा रहता है वह भले ही अपने घर से क्‍यों न रहे, 
गृहस्थी के सब काम-काज क्‍यों न करता रहे, चह अवश्य परम शान्ति रूपी सोज्ष-पद को पा 
जाता दे, क्योंकि हन सब कासो में लगा रहते हुए सी उसकी आत्मा सुझे ही समर्पित रहती 
है । इससे वह संसार के सथ पदार्थों व यातों में अ्रनासक्त-भाव से रहता है। घर ओर वन, 
एकान्त व यहुजन-समाज ये तो केवल साधन या निमित्त-मान्र हैं। यदि भीतर से सन शुद्ध, 
इृढ़ व एकाग्र है तो ये बाहरी स्थितियां गौण दें, इनकों अविक महत्व नहीं देना चाहिए । थद्ि 
भीतर का प्रकाश स्वच्छु व सतत है तो ऊपर का लद्द छोटा हो या बढा, हवा को रोकने के लिए 
काफी हो जावा दे । 


“जो कोई ऐसे आपत्तिग्रस्त भक्त ब्राह्मण को कष्ट से निकालते है उन्हे में भी 
समस्त विपत्तियों से बचा लेता हूँ जेसे कि समुद्र से ड्ूबते हुए पुरुष को नोका बचा 
लेती है ।” ॥४४॥ 

ऊचो, ऐसे विप्रों की सुझे बटी चिंता रहती हैं। इनको कष्ट में देसकर जो पुरुष इनकी 
सहायता करते हैं व उन्हे कष्ट से छुटा लेते हैँ, उन्हें म कभी नहीं भूलता । उसका से अच्द्ा 
बदला उन्हें देता हूँ। मं भां उन्हें समस्त विपत्तियों से बचा लेता हूं | ठीक उसी तक्तरह जिस तरह 
नाव समुद्र से पार कर देती है। मेरे इस आश्वासन के याद न तो विप्र को संकट को घबराना 
चाहिए, तन उनकी सहायता करने वालों को कोई झटका रहना चाहिए 

“विचारवान्‌ राजा को चाहिये कि पिता के समान सम्पुण प्रज्ञा की और रवय॑ 
अपनी भी इसी प्रकार आपत्ति से रक्षा करे जिस प्रकार कि युधपति गज़राज 
अपने प्याप को भी ( अपनी ही बद्धि ओर वलवबिक्रम से ) दिपच्षियों से बचा 


भागवत-घधर्म या जीवन की कृता्थता 


/ता दि 7 ॥४श॥ 
कटी अगर तुम छत्रियों के धर्स सुनो। प्रजा के रक्षण का भार उन पर होने से राज्य की 
जिम्मेवारी उन्हीं की है। अतः में उन्हें राजा व राजवर्ग ही सम्बोधित करूंगा। जो विचारशील 
राजा हो उसे उचित द्वै कि घद पिता की तरह अपनी प्रजा की व खुद श्रपनी सी रछ्षा में सर्व 
तत्पर रहे । सब प्रकार की ठेहिक, देविक व भौतिक झ्रपत्तियों से प्रजा को बचावे । पिता अपने को 
संकट में डालकर भी, प्राण देकर भी, संतति का रक्षण व पालन-पोपण करता है। इसी तरह राजा 
प्रजा का भरण-भोपण करावे | देखो यूथपति गजराज शवसर पडने पर दूसरे गजो की भी रप्ा 
अपने चुद्धिवल व विक्रम से कर लेता दै श्रोर खुद भी अपने को बचा लेता है। वेसे ही अपनी 
प्रजा के प्रति राजा का भी कतच्य दे । 
“ऐसा (घ्मेपरायण) राजा इस लोक मे सस्पूर्ण दोपों से मुक्त होकर अन्त 
समय सूर्य सदृश प्रकाशमान विमान पर बैठकर स्वर्गेलोक को जाता है और वहाँ 
इन्द्र के साथ सुख भोगता है ।” ।४६॥ 


ऐसा राजा केवल संसार में ही प्रजा का प्यारा नहीं होता, यह्कि सरते समय सूर्य के 
जैसे प्रकाशमप विप्तान पर चढ़कर स्वर्गलोक को जाता दै। चहाँ इन्द्र के साथ रहकर वह तरह 
तरह के सुस्त भोगता हैं। उसको इस महान सेवा से इस लोक के उसके ऐसे बेसे दोप घुल जाते 
हैं। प्रजागण उन्हें भूल जाते हैं भौर में भो उनका दंंश हल्का कर देता हूँ । जह्दाँ विच्छू के काटने 
की जरूरत थी वहाँ चींटी ही काटकर रह जाती है, ऐसा समझो | 
“जिस ब्राह्मण को अर्थ-कष्ट हो वह बैश्यवृत्ति द्वारा व्यापार आदि से उसको 
पार करे और यदि फिर भी आपत्तिग्रस्त रहे तो खड़ग घारण कर ज्षत्रियवृत्ति का 
अवलस्बन करे किन्तु किसी भी दशा से नीच सेवारूप श्वानवृत्ति का आश्रय न 
ले ।? ॥४७॥ 
वेसे तो दूसरे लोगों का कर्तव्य दै कि ताह्मयण को कष्ट से न पढने दं, परन्तु यदि कोई 
सहायता स्वेच्छापू्वंक न करे तो उसे चाहिए. कि बह व्यापार, वाणिज्य करके या भले ही ज्षत्निय- 
कर्म द्वारा जीविका प्राप्त कर ले। परन्तु किसी भी दशा में वह नीच भीकरी या सेवा-रूपी श्वान- 
बृत्ति का झ्राश्रय न ले । यह भापद्धम है ऐसा समझा जाय | 


“क्षत्रिय को यदि दारिद्रय से कष्ट हो तो वह वेश्यबृत्ति से, मृगया (शिकार) 
से ०! ब्राह्मणबृत्ति (पढ़ाने) से निर्वाह करे, किन्तु नीच सेवा-बृत्तिका आश्रय 
न ले।? ॥४५॥ 


“इसी प्रकार आपत्तिप्रस्त वैश्य शूद्र वृत्तिरृप सेवा का और शूद्र ( उच्चवर्णे 
की स्त्री से नीच बण के पुरुष से उत्पन्त) 'कारू” नासक ग्रतिलोस जाति की चटाई 
बुनाई आदि वृत्तियों का आश्रय ले। (ये सब विधान आपत्काल के लिये ही है) 
आपत्ति से मुक्त होने पर अपने लिये निन्‍्य निम्न वर्णोचित कर्म से जीविका प्राप्त 
करने का लोभ न करे |? ॥४६॥ * 


इन तीनों चर्णों के लिए ये आपदर्म बताए हैं। श्वान-वृत्ति सबके लिए निंदुनीय दे । 
ब्राह्मण भले ही क्षत्रिय या वश्य की धृ्ति से, क्षत्रिय-पैश्य बृत्ति से, वैश्य चटाई आदि बनाकर शुद्ध 
वृत्ति से पेट भरले, परन्तु नीच नौकरी का आशप्रय कभी न ले। क्योंकि जो उद्र पाज्षन के लिए 


ऊ (५ ९ 
अध्याय १७ : बर्णाश्रस धर्म 
किसी की नौकरी करेगा उसकी स्वतंत्रता, स्वावत्नम्बन, तेजस्विता, सब नष्ट हो जायगी। &. 


“गृहस्थ पुरुष को चाहिये कि वेदाध्ययन (त्ह्मयज्ञ), र्वधाकार ( पितृ-यज्ञ ) 
स्वाहकार (देव-यज्ञ), वलिवैश्वदेव (भूतयज्ञ), तथा अन्नदान (अतिथियज्ञ) आदि 
के द्वारा मेरे ही रूप ऋषि, देव, पितर, ( मनुष्य ) एवं अन्य समस्त प्राणियों की 
यथाशक्ति नित्य पूजा करता रहे ।” ॥४०॥ 


गृहर्थों का एक परमधर्म है। वह पॉच प्रकार के लोगों का सदेव ऋणी होता है 
(१) ब्राह्मण श्रर्थात्‌ गुरु वर्ग का, (२) पितरों का, (३) देवताओं का, (४) भूत-म्राणियों का व (९) 
उन उ्यक्तियों का जिनसे डसे समय-असमय सहायता मिली है। इन पाँचो के उपकार से उसे 
उचकऋण होना है। इसका उपाय बताता हूँ। वेदाध्ययन अर्थात्‌ स्वाध्याय करके व स्वाध्याय के लिये 
दूसरों को प्रोत्साहन देकर वह ब्रह्मययज्ञ करे। गुरु-गृह में जो उसने विद्योपा्जन किया दै उसका 
बदला समाज को दस प्रकार दे। स्वधा' के द्वारा अर्थात्‌ गरीबों व अनाथों को भोजन वस्त्र 
आदि देकर पितृ ऋण से उऋण हो | माता-पिताओं आदि बडढों के डपकार का बदला इस प्रकार 
चुकावे । उनको स्छति में पाठशाला, अन्नसन्न, कुऐँ, बावली, तालाब, धर्मशाला, पुस्तकालय, 
वाचनालय आदि खुलवाबे । 'स्वाह! के द्वारा अर्थात्‌ पानी, सिंचाई, (नहर, नाव, पुष्प-वाटिका, 
आ्रादि के द्वारा द्वियज्ञ! करे । बलि वश्वदेव के द्वारा श्र्थात्‌ पशु-पक्षियों, चीटियो की रक्षा, व 
पदार्थ-सात्र का सदुपयोग समाज की सेवा से करने के आयोजरों द्वारा भूतयज्ञ करे । फिर अन्नदान 
श्र्थात्‌ अतिथिसत्कार या भूखों के लिए सदावर्त या अन्य अच्छे श्रायोजन करके (जेसे कताई आदि 
के द्वारा) अतिथि-यज्ञ करे । यह सममे कि यह जो देव, ऋषि, पितृ, मनुष्य, पशु-पक्ती आदि हैं सब 
मेरे ही रूप हैं। इनके हारा वह मेरी ही पूजा करता है। इस भावना से, ग्ृहस्थ नित्य इन 
समस्त प्राणियों की पूजा द्वारा मेरी पूजा किया करे । 


“स्वयं बिना उद्यस के प्राप्त अथवा शुद्ध बृत्ति के द्वारा उपार्जित धन से, अपने 
द्वार जिनका भरण-पोषण होता हो उत्त लोगों को कष्ट न पहुँचा कर, न्‍्यायपूर्वक 
यज्ञादि शुभ कसे करता रहे ।? ॥४१॥ 

हसके सिच्रा इस बात का गृहस्थ सद्ेव ध्यान रक्खे कि वह बिना उद्यम के श्राप्त 
किसी वस्तु को न ग्रहण करे । चहदी धन गृहण करे जो शुद्धि-बृत्ति से उपाजन किया गया हो। 
फिर जिनका भरण-पोपषण श्रपने द्वारा होता हो उनको कष्ट पहुँचाकर वह प्राप्त न किया हो । सबेदा 
न्‍्याय-पूर्वक समाज ब संसार में रहे तथा सदेव यज्ञ, शुभ के करता रदे । 


“अपने कुठुम्ब में ही आसक्त न हो जाय, बड़ा कुठ्ुस्वी होने पर भी भगवद्‌- 
भजन मे प्रमाद न करे। वुद्धिमान्‌ विबेकी को उचित है कि दृश्यमान प्रपंच के समान 
अदृश्य स्वगांदि को सी नाशवान्‌ जाने |” ॥श्श। 

उसके लिए इतना ही काफी नहीं है, बल्कि खुद अपने कुठुम्य मे भी आसक्त न हो । 
केवल कर्तव्य व जिम्मेदारी समझ कर सब कुटुस्बियों के प्रति श्रपना व्यवहार रक्खे । उनके माया- 
मोह में न फंसे, जिससे समाज व धर्म-संबंधो कत्तंव्यों मे बाघा न पढ़े। कुट्टम्ब बढ़ा हो तो भी 
कभी सगवद्धजन में, भगवान के कार्यो मे, समाज व जगत्‌ की सेवा में शिविलता या सुस्ती न करे। 
स्वर्ग की लालसा न रक्से । यह समझे कि जेसे यह स्म्यसान प्रबन्ध प्र्थाव, संसार नश्यर है बेसे 
ही स्पर्ग धर्थाव्‌ स्वर्ग के सुख या भोग भी नस्वर हैँ । बह तो परसात्मा के दर्शन या सुक्ति की ही 


र्‌ 
भागवत-धं या जीवन की क्ृताथंता 


ग्रैक्षिलषा रखे । 


“यह पुत्र, स्त्री और कुद्ठम्बादि का सयोग (प्याऊ पर इकठटटे हुए ) पथिकों 
के सयोग फे समान ( आगमापायी ) है। ये सब सम्बन्धी अपने शरीर के साथ 
ही छूट जाते हैं, जे से स्वप्त केवल निद्रा की समाप्ति तक ही रहता है. |” ॥४शे॥ 

कुटमिप्रयों के मोद्द में न फँलने का एक उपाय यह है कि उनका अर्थात्‌ रुत्री, पुत्र भादि 
का सयोग उन मलुष्यों या राहगीरों की भीड़-सा समझे जो प्याऊ पर पानी पीने के लिये श्रा 
जुथ्ते हैं । प्याऊ चालू रहती दे पर पथिक आते-जाते रहते हैँ। ऐसा द्वी कुदुस्ब है । इसमें हमारे 
साथी सममे जानेवाले सुसाफिर ही हैं जो आते-जाते रहते हैँ । जबतक हमारा शरीर है तबतक 
उससे थोड़ी देर का नाता है, फिर आप मरे व जग डूबा, सब का नाता हटा | स्वप्न की तरद्द दी 
इनका द्वात्न है । नींद की समाप्ति तक जेसे स्वप्त रद्दता दै वेले ही शरीर की समाप्ति तक यह 
कुटुम्ब रहता है । फिर इसका माया-मोह मनुष्य क्यों रक्‍्खे ? इस ज्ञान या धारणा से ग्रद्दस्थ को 
कुटुम्ब मे अनासक्ति रखने व बढ़ाने में अच्छी सहायता मिलेगी । 

“ऐसा विचार कर मुमुच्षु पुरुषों को चाहिये कि घरों में अतिथि के समान मसता 
ओर अह'कार से रहित होकर रहे, आसक्तिवश उनमे लिप्त न हो जायें ।” ॥४७॥ 

ऐसा! सोच कर सुमुछु ग्ृहस्थी को चाहिए कि वह घर में अपने को अतिथि ही सान कर 
रहे । कुट्ठम्बियों के प्रति सारी समता, अपने बडे होने का, या कुट्टम्त्रियों को अपने से भिन्‍न 
सममूने का अहृक्कार व्याग दे । शरोर सबधी अहक्लार भी छोड़ दे । वद्द सदा इस बात में सावधान 
रदे कि कहीं उनकी मोह-माया के वश र्म न हो जाये । अतिथि की निगाह जसे आगे जाने पर 
लगी रहती है येसे ही ग्रृहस्थ कु्वम्थ व ग्रह को चन्द्‌ दिन का बसेरा सममे व सदेव आगे के 
कार्यक्रम का द्वी ध्यान रक्खे । 

“गृहस्थोचित कर्मों के द्वारा मेरा ही पूजन करता हुआ मेरी भक्ति से युक्त 
होकर चाहे घर में रहे, चाहे वानप्रस्थ होकर वन में बसे अथवा यदि पुत्रवान्‌ हो 
तो ( स्त्री के पालन-पोषण का भार पुत्र को सौप कर ) सनन्‍्यास ले ले |”? ॥४५॥ 

बह यह सममे कि जितने भी ग्रृद्टोचित कर्म हैं उनके द्वारा वह मेरा ही पूजन कर रद्दा 
है । इस पूजा-भाव से ही वढ गृद्दस्थ-जीवन बितावे, मेरी भक्ति से कभी विरत या विज्लग न हो । 
गृहस्थ-जीवन की मर्यादा पूरी होने के बाद चाद्दे तो वह वन सें जाकर बस जाय, वानग्रस्थाश्रम 
स्वीकार करले, भ्रथवा पुत्र दो तो संन्यास केले । घर-गृद्दस्थी का भार युत्र पर साँप दे । मतलब 
यह दे कि एक अवस्था या अ्रवधि के बाद ग्रहस्थ को गृहस्थ-जीवन छोड देना चाहिए व संयम से 
रहकर जीवन आत्म-साधना या लोक-लेवा में लगाना चाहिए। 

“किन्तु जो गृह मे आसकत, पुत्रैषणा और वित्तेषणा से व्याकुल है, स्त्रीलम्पट 
ओर मन्दमति है बह मूढ़ में हँ--मेरा है? इस मोहबन्धन में बंध जाता है|” ॥५६॥ 

किन्तु इसके विपरीत, जो घर-गिरस्ती के माया-मोह में, नोन, तेल, लकड़ी या निनयानवे 
के फेर में पड गया है, धन-पुत्र आदि को तृष्णाओं से व्याकुल रद्दता है, स्त्रीज्ृम्पट है और 
इन कारणों से जो अपनी मन्द बुद्धि का परिचय देता है, उसे मूर्ख ही समझो । वह में हूँ, मेरा है! 
इसी 'चक्‍कर में पडा रद्दता दै व दु.,ख भोगता है। 


“बह सोचता है--अह्दो, मेरे माता-पिता बूढ़े हैं, स्त्री छोटी अवस्था के 


अध्याय १७ ; वर्णाश्रम-धर्म 


बाल-बच्चों वाली है, ये बच्चे मेरे बिना अति दीन, अनाथ ओर दुःखी होकर केसे 
जीवेंगे ।? ॥५ण। 
डससे यदि कहा जाय कि भाई अब जवानी उत्तर गईं, घर-ग्रृहस्थी का मोह छीड़कर 
कुछ परलोक की भी सुध लो, दूसरो के भले का भी कुछ उपाय करो, तो कहता है 'श्रजी अभी तो 
बृढ़े सॉ-बाप घर में हैं इनकी सेवा कोन करेगा ? बच्चा छोटा है, घर-धार कौन सेंभालेगा ? मेरे बिना 
इन बच्चो का लालन-पालन कौन करेगा ? ये दीन-द्वीव व दुःखी श्रोर श्रनाथ होकर केसे रहेगे ?" 
“इस प्रयार गृहासक्ति से विज्ञिप्त चित्त हुआ यह मूृढ़ बुद्धि विषय-भोगों से 
कभी दुप्त न होकर उन्हीं का चिन्तन करता हुआ अन्त में एक दिन मरकर घोर 
अन्धकार में पड़ता हे ।? ॥५८॥ 
ऐसी गृहासक्ति से जिनकी श्रकल मारी जाती है घह मूठखुद्धि, विषय-भोग से 
कभी तृ॑प्त नही हो सकता । दिन-रात उन्हीं का चिन्तन करता रहता है और श्रन्त में 
मौत श्राजाती है तब जाकर अन्धकार में पड जाता दै । 


उदछव, यह जो कुछ भी मेने तुम्हे समझाया उसका से यह है कि भक्तिसार्ग कोई मेरी 
वयक्तिक पूजा-अर्चा में ही समाव नहीं हो जाता है। समाज-वर्स क्री उससे उपेक्षा नहीं दे । 
हतना ही नहीं, बल्कि समाज-धर्म की रक्षा के ही लिये वर्ण्यधस्था बनाई गई दे । व मेरे प्रस्येक 
कथन को उस के पालन करने का झादेश दिया गया है । न भक्ति-सार्ग संकृचित या एकांगी है 
न वर्णब्यवस्था जात-पांत की जकड-बन्दी है। मेरे इतने विवेचन के याद किसी के भी मन से 
इस घियय मे सन्देह नही रह सकता कि ये दोमा उपाय सार्वभौम-सार्वदेशिक दें । 


& यस्‍स्य यज्ञक्षणु प्रोक्त पुसो वर्णोभिव्यक्षकम | 
तदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनेव विनिदिशेत्‌ ॥ (भागवत ७१२३७ ) 
(जिम पुदप के बरण को प्रकट करनेवाला जो लक्षण बताग्य गया है वह यदि अन्य यर्ण 
बाला भे नी मिले तो उसे भी उसी दंगा वा समनाना चाहिये ।) 


अध्याय १८ 


वानप्रस्थ ओर संन्यास 


[ इसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति की एकता बतलाई गई है । ज्ञानियों, अनुभवियों और जीवन- 
मु्तों ने यह बताया है ओर वेद-शास्त्रों ने इसे पुष्ट किया है कि ईश्वर सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है 
व जीव तथा ईश्वर दोनों एक हैं---जगत्‌ भी ईश्वर का ही प्रत्यक्ष रूप, सकल्प, स्पन्द, कम्पन, तरग, 
प्रतिविम्ब, आदि है। इस ऐक्य--ज्ञान या भाव से ईश्वर की प्राप्ति होती हे जिससे मनुष्य के यावत्‌ 
दुःख मिट जाते हैं ओर वद अखण्ड सुख-शान्ति व मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। इस मूल ज्ञान 
या आशय के अनुकूल जो-कुछ हो वह सत्य, ग्राह्म तथा इसके प्रतिकूल जो-कुछ हो वह त्याज्य या 
अग्राह्म समझना चाहिए,। ऐक्य-शान, ऐक्य-मार्ग, ऐक्य-भाव--भक्ति-मार्ग है। इस उद्देश्य से कर्म करना 
कर्म-मार्ग है, योग-साधना योगमार्ग है और अपने आपको भगवान्‌ पर छोड़ देना भक्ति-मार्ग है | ] 


“भ्री भगवान्‌ बोले--हे उद्धव, जो वन में (वानप्रस्थ आश्रम में ) प्रविष्ट होना 
चाहे वह अपनी स्त्री को पुत्रों के पास छोड़कर अथवा अपने ही साथ रखकर शान्त- 
चिप्त से अपनी आयु के तीसरे भाग को बन में रह कर ही बितावे ।” ॥१॥ 

अब तुम वानप्रस्थियों का आचार-धर्म सुनो;--ग्रृहस्थाभ्रम में मनुष्य की वृत्तियाँ भोग 
में व मोह में फँसी ही रहती हैं । उनसे छुटाने का उपाय वानप्रस्थ दै। जब तक घर से दूर जाकर 
एकांत में न रहे तब तक सहसा इन आसक्तियों से छूटना कठिन है, परन्तु जिन्होंने गृहस्थ-जीचन 
में भी संयम पर ध्यान दिया है उनके लिये बिल्कुल असंभव हो सो भी नहीं है । ऐसे घ्यक्ति 
अपने घर के ही किसी हिस्से में एकांत-लेवन व संयम साधना कर सकते हैं । में कई बार कह 
चुका हैँ कि बाह्य श्राचार व विधि-विधान, आंतरिक साधता, मन को साधने के लिये है | यदि घर 
में रहकर सन विपयो से दूर रद्द सके तो वन में जाने व रहने की कोई ज़रूरत नहीं है । परन्तु 
जिन्हे बस में जाने की ज़रूरत या इच्छा दे वे चाहें तो अपनी पत्नी को साथ ले जावे । यदि पत्नी 
की तयारी न हो व पति को सं असुविधा हो तो पुत्र के पास ही घर पर रहने दे । जब तक सन 
शांत, स्थिर, शुद्ध, सम न हो जावे तब तक वद्द चन से ही रहकर साधना करता रहे । 

“बह बन के शुद्ध कन्द, मूल और फलों से ही शरीर-निर्वाह्‌ करे, वल्कल- 
वस्त्र धारण करे, अथवा तृण, पत्ते और भृगचर्मादि से काम निकाल ले।” ॥श॥ 

“केश, रोस, नख और श्मश्रु, (मूछ-दाढ़ी) रूप शारीरिक मल को धारण किये 
रहे (क्षौर न कराबे), दन्तधावन न करे, जलमे घुसकर नित्य त्रिकाल स्नान करे और 
प्रथिवी पर सोबे ।? ॥श॥। 


अध्याय ?८: बानप्रस्थ और संन्यास 


“आ्रीष्म में पंचार्नि तपे, वर्षाऋतु में बरसती हुई धारा का आघात सहते हुए 
अश्वावक्राश नामक ब्रत का पालन करे, तथा शरद्‌ ऋतु में कण्ठपयन्त जलसे डूबा 
रहे--इस प्रकार घोर तपस्या करे ।” ॥४॥ 

“अग्नि से पके हुए (अन्न आदि) को ओखली में अथवा पत्थर से कूटकर या 
दॉतों से पीसकर खा ले |” ॥५॥ 

“अपने उदर-पोषण के साधनभूत कन्द-मूलादि स्वयं ही संग्रह करके लाबे। 
देश, काल और बल को भली भाँति जानने वाला मुनि अन्य समय लाये हुए पदार्थ 
का प्रहण न करे ।” ॥६॥ 

“वन्य कन्द-मूलादि से बनाये हुए चरु-पुरोडाशादि से ही समयोचित आग्न- 
यणादि कर्म करे। वालसप्रस्थ हो जाने पर वेद्‌-विहित पशुओं द्वारा मेरा यजन न 
करे |” ॥७॥ 

५हाँ, वेद्वेचाओं ने अग्निहोत्र, दश, पौणमास और चातु्मास्यादि का तो मुनि 
के लिये पहले ही के समान निरूपण किया है |” ॥८॥ 

अपने संयम व तप को बढ़ाने के लिए पूर्वोक्त नियमों व ब्रतों का पालन करता रहे। 

“इस प्रकार घोर तपस्या के कारण (मॉस सूख जाने से ) जिसकी शिराएं 
(नर्सें) दीखने लगी हों बह मुनि मुझ तपोमय की आराधना करके ऋषिलोक आदि 
में जाकर फिर वहा से कालान्‍्तर में मुझको प्राप्त कर लेता है”? ॥६॥ 

इस प्रकार घोर तप से उसके शरीर का मांस सूख जाता है व बदन की नसे दीखने 

लगती हैं, यह मेरे तपोसय रूप की आराधना है। हसके फलस्वरूप वह पहले ऋषि ल्लोकादि 
में जाता है, वहाँ से फिर समय पाकर वह मुझको प्राप्त कर लेता है। 

ऋषि मेरे मुख्य प्राण का एक रूप दे । पहले इसकी चर्चा हो चुकी है उसे तुम भूले 

न होगे। 

“जो कोई इस अति कष्टसाध्य सोज्ष फलदायक तप को ज्षद्र फलों ( स्वगे- 
लोक, त्रह्मत्तिोक आदि ) की कामना से करता है उससे बढ़कर मू्खे और कौन 
होगा १? ॥१०॥ 

परन्तु यदि कोई ऐसा घोर तप, कष्टदायक साधना किसी च्षद्ध फल जेसे स्वर्गलोक आदि 

की कामना से करता है तो उससे बढ़कर सूर्ख कौन हो सकता द्वै ? यह तो हीरा, मोती के बदले 
में गाजर, मूली माँगने जेसा ही हुआ । 

“वानप्रस्थी जिस समय अपने आश्रस के नियमों का पालन करने में असमर्थ 
हो जाय ओर इसका शरीर बृद्धावस्था के कारण कॉपने लगे तो अग्नि को (भावना 
द्वारा ) अपने अन्तःकरण से आरोपित कर सेरा स्मरण करता हुआ अग्नि से प्रवेश 
कर जाय । (यह विधान अविरक्त के लिये है)।” ॥११९॥ 

यदि चुढापे श्रादि के कारण घोर तप न हो सके, या अपने आपश्चमादि के नियमों का 

पालन न दो सके तो वानप्रस्थी को चाहिए कि वह अपने हृदय सें मानसिक अग्नि चेता के 
उसीसे तप-लाधना करे। श्रर्थात्‌ सन सें ग्नि की भावना करे, उसी में तथे । फिर मेरा स्मरण 


भागवत-धर्म या जीवन की कृता्थता 


ररते हुए ऐसी कढपना करे जैसे वह उस शआाग में प्रवेश कर रद्दा है । खेकिन यह विधान उस 
व्यक्ति के लिए है जो शविरक्त हो। 

“और यदि अपने कार्मों के फलस्वरूप इन नरकतुल्य लोकों में उसको पूर्ण 
बेराग्य होजाय तो आहवनीय आदि अग्नियों को त्यागकर सन्यासी होजाय 7 १श॥ 

परन्तु यदि अपने कर्स-फल-रूप में उसे हनन नरक-तुल्य ल्लोकों से विरक्ति हो जाय, 
इनकी चाह उसके मन से निकल जाय तो फिर उसे इन आहवनीय आदि अग्नि की ज़रूरत नहीं 
है । धह इन सबको त्यागकर सँन्‍्यासी हो जाय । श्र्थात्‌ वैराग्य होने के बाद फिर अग्नि द्वारा तप 
साधन की ज़रूरत नहीं है | तप वेराग्य का साधन दै। वेराग्य होने पर वह संन्यास का अधिकारी 
हो जाता है। क्योंकि यदि इस लोक में या परलोक में कुछ भी भोग की अभिलाषा याकी है तो 
फिर संन्यास एक विडसम्बना-मातन्न होगा । 

“ऐसे घिरक्त वानप्रस्थ को चाहिए कि वेद-विधि के अनुसार ( अष्टकाश्राद्ध- 
पूबेक प्राजापत्य थज्ञ से ) मेरा यजन करके अपना स्वेस्व ऋत्बिकू को दे दे और 
अरग्तियों को अपने प्राण में लीन करके निरपेक्ष होकर स्वच्छन्द विचरे।” ॥१३॥ 

जब वानग्रस्थी को इतना बिराग पेंदा हो जाय तो वह वेद-विधि के अनुसार शर्थात्‌ 
अ्ष्टकाश्नाद्धूपूर्वक प्राजपत्य यज्ञ से मेरा यज़्न करके अपना सर्वस्ष, अपने पास जो कुछ हो सब 
ऋष्विक को दे दे ओऔर अ्रग्नियों को अपने आ्राण में ज्ञीन करके श्रर्थात्‌. प्राशमय श्रग्नि को जामप्रत 
करके फिसी बात को चाद्द व चिन्ता सन से न रखते हुए स्थच्छुन्द घिचरण करे । अब गरद्द संन्‍्यासी 
हो गया । 

“इस विचार से कि यह हमारे लोक को लाँधकर परमधाम को जाथगा, 
देवगण स्त्री आदि का रूप धारणकर ब्राह्मण के संन्यास लेते समय विध्त किया 
करते हैं ( अत: उस समय सावधान रहना चाहिए ) |” ॥१४। 

जहाँ किसी को देखा कि वह स्वरग-लोक आदि की परवाह नहीं करता तो देवता फोरन 
चोंकते हैं कि 'यह हमारे लोकों को लाँधका परस पद को प्राप्त करेगा? तो वे उसके मार्ग में 
कठिनाइया व बाधा उपस्थित करते हैं। स्न्नी-आदि का रूप धारण करके वे उसे ललचाते व डिगाने 
का यत्न करते हैँ | संन्यास लेते समय मनुष्य के सन में अश्रपने रहे-सह्े भोग-संस्कारों की जायृति 
होती है । जब घर छोडकर कहीं बाद्दर जाते हैं तो जेसे बाल बच्चों की याद आती है व उनका 
ध्यान खो देने में कष्ट अनुभव द्वोता है चेसे ही संन्‍्यासाश्रम के समय सन की दशा द्वोती है। 
आज से संसार का सब नाता, सब मोह-बन्धन हूटे। एक नई जीचन-यात्रा आरम्भ हुई | ऐसे अचसर 
पर घर, सस्था या समाज के लोगों की झुखाकृतियां मन के सामने शझा-आकर श्रपना प्रभाव 
डाक तो आश्चय नहीं है। ऐसे समय मे सावधान रहकर मन को श्रच्छी तरह वश में रखे 
रहना चाहिए । 

“यत्ति को यदि वस्ध-चारण करने की आवश्यकता हो तो एक कौपीन और 
जिससे कौपीन ढक जाय ऐसा एक और वल्ल रकखे और आपत्काल को छोड़कर 
दण्ड तथा कमण्डलु के अतिरिक्त और कोई वस्तु पास न रक्खे |” ॥१५॥ 

ऊधो, यह सन्यास अंतिस आश्रम है। यह त्याग की चरस सीसा दै१ठप इसमें साधना 
नहीं रह जाता, बल्कि स्वाभाविक जीवन ही बन जाता है। इसके नियम व बृत्तियों पर ध्यान दोगे 


अध्याय १८ ; वानप्रस्थ और संन्यास 


4 क्न्‍ 8 >ौज 


ती यह बात रूट समझ मे आजायगी । देखो, यति को यदि वबसन की आवश्यकता हो तो वह एक 
लंगोटी ही रक्खे । अ्धिक-से-अधिक एक ऐसा वस्त्र और रखले जिससे कौपीन भी ढक जाय | 
ओऔर वस्तुओ्नों की जगह वह दण्ड व कमण्डलु ही रक्खे, इससे अधिक कुछ नहीं । बीमारी श्रादि 
आपस्काल में इस नियम को कुछ ढीला किया जा सकता है। 


सच पूछो दो प्रकृति ने सनुण्य को ऐसा सर्वाज्ञपूण बनाया है कि उसे किसी बाहरी 
साधन की ज़रूरत अपनी रक्षा व आवश्यकता-पूर्ति के लिये नहीं है । जिन अंगों की रक्षा अधिक 
सावधानी से करनी है उन पर प्रकृति ने खूब रोम उपजाए हैं । यों सारा शरीर ही रोमाच्छादित 
है। यह प्रकृति ने अपनी तरफ से शरीर को कपडे ही पहनाए हैं । नख, दाँत आदि काटने, खाने, 
पीसने, चबाने के दृथियार दे रक्खे हैं। हाथ का चुल्लू बनाकर पानी पी सकते है | हाथ का 
सिरहाना लेकर सोया जा सकता है । जंगल के कंद-मुल-फल खाकर व बहते रमरनों का हाथ से 
पानी पी-पीकर खुली हवा से प्राण-शुद्ध वायु अहण करके मनुष्य बडे मज़े में अपना भरण-पोषण 
कर सकता है। फिर आकाश के चैँँदोवे के नीचे, जिसमे प्रकृति ने बडी कारीगरी से चाँद-सूरज व 
नक्षत्रों के चलते-फिरते दिध्य फूल टॉके हैं, व प्रकृति की दरी-भरी दूब व घास को मख़मल-जसी 
मुलायम फ़शं-रूपी गोद से बढ़े मज़ से श्राराम ले व सो सकता हे । परन्तु मनुष्य की कुछ 
सामाजिक श्रावश्यकताओं ने व अश्रधिकांश से संस्कृति या सभ्यता के भोह ने उसे प्रकृति के 
स्नेह व लालन-पालन से बहुत बिछुडा दिया है। संन्यास-जीवन बाह्यतः फिर से पकृृति से लीन 

हो जाने का, व श्रन्ततः परत्रह्म मे लीन हो जाने/का जीवन दे । 

“वृथिवी को देखकर पेर रक्खे, वस्त्र से छानकर जल पिये, सत्य भाषण करे 
ओर सन में भल्ी-भॉँति विचारकर कोई काम करे |” ॥१६॥ 
संन्‍्या्सी का सारा जीवन ही स्वभाव-सिद्धु द्वोना चाहिए । आँख का काम भ्ता-बुरा 
देखकर चलना है, अ्रतः संन्‍्यासी को उचित है कि वह अच्छी तरह देख-भालकर आगे कदस 
रकक्‍्खे । चारो ओर व ख़ासकर जिधर कदम उठाना दो उधर देख ले कि नीचे कोई कीडी, कांटा 
या गंदी जगह तो नहीं है। इसी तरह पानी हमेशा छानकर पिये, जिससे न तो गंदा पानी पेट 
में जावे न कीडे-मकोडे झादि जन्तु ही पेट मे चले जाव, जो बोले, सु'ह से जो कुछ निकले वह सत्य 
से पविन्न किया हुआ शब्द होना चाहिए । जो वाणी सत्य होती है वह्दी पवित्र समझी जाती है । 
जो वस्तु पवित्र होती है उससे सबका कल्याण होता है। असत्य बोलने की अपेक्षा, जहाँ योजना 
अनिवाय न दो वहाँ मौन रह जाना अच्छा है। सत्य बोलने का अर्थ उद्दण्डता व घमंड-भरी बात 
कहना नहीं है । दूसरों पर वद्भपात हों, ऐसी भी भाषा न हो । आशय सत्य होना चाहिए । एक ही 
सत्य आशय की भाषा जुदा-जुदा हो सकतो है । अतः अपने सत्य आशय को प्रकट करने के लिये 
सदा मझदु व मधुर भाषा का प्रयोग करना चाहिए । भाषा बाहरी वस्तु है, अतः बाहरी ससाज की 
अवस्था देखकर इसका प्रयोग करना उचित है । एक ही आशय बच्चे को एक भाषा में कहा 
जाता है, बडो को दूसरी भाषा मे, माता को तीसरी भाषा से व पत्नी को चौथी भाषा में । सत्य, 
पविन्नता का सम्बन्ध आशय, हेतु से है, भापा उसे प्रन्यथा न प्रकट करे, परन्तु वह ऐसी श्रवश्य 
होनी चाहिए जो दूसरों कं। रुचिकर हो, स्थागतन्योग्य हो, वे उसे प्रीति से सुनने व सममने का 
प्रयस्न करे । 

इसी तरद्द सन को जो शुभ व पवित्र मालूम हो बेसा झाचरण करे । संन्यासी हो 


बज 


भागवत-बसे या जीवन की कृताथता 


जॉन पर श्रव उसे दूसरों के वचनों पर चलने की आवश्यकता नहीं रही । अब उसका मन इतना 
शुद्ध स्थिर व बुद्धि ह_तनी परिपक्व हो चुकी होती है कि वह उन पर आधार रखकर व्यवहार 
कर सकता है । अ्रन्तःकरण जिस बात की गवाही दे, सनोदेवता जिस बात की प्रेरणा फरे, 
अत में जैसी आज्ञा च आदेश दे उसके अनुसार ही वह चले । जब मन शुद्ध हो जाता है तो 
उसमे जो प्रेरणायं उठती है वह व्यक्ति या समाज के लिये हितकर ही होती हैं, यह श्रद्धा रखकर 
संन्यासी चले । हां; इतना अवश्य देखता रहे कि सन उसे धोखा तो नहीं दे रद्दा है । इसकी 
कसौटी यह दे कि वह भोग, सुख-सुविधा की तरफ ठो नहीं हुलक रहा है । जहाँ ऐसा सन्देद हो 
वहाँ फौरन ही उसकी रास खीच ले । 
“मौनरूप वांणी का दर्ड, निष्क्रियतारूप शरीर का दर्ड और ग्राणायामरूप 
मन का दसण्ड--ये तीनों दस्ड जिसके पास नहीं हैं वह केवल बॉस का दण्ड लेने 
से (त्रिदरडी) संन्‍्यासी नहीं हो सकता ।”? ॥१७॥ 
सनन्‍्यासी बांस या पल्लाश आदि का दण्ड तो रखता है, परन्तु वह उसका वास्तविक 
दुण्ड नहीं दै | कोरे यास भ्रादि का दण्ड रखने से ही कोई संनन्‍्यासी नहीं कहला सकता । यदद 
तो बाहरी चिह्न दै | कुछ भीतरी गुणों का प्रतीक मात्र है । उसका सच्चा दण्ड तो इस प्रकार 
है :--बाणी का दण्ड हे मौन, शरीर का है निरिच्छा व निस्प्ृदहदता, प्राणायाम मन का दण्ड है । 
/४( जातिच्युत अथवा गोघातक आदि ) पतित लोगों को छोड़कर चारों 
बर्णों को भिज्षा करे | अनिश्चित सात घरों मे मांगे। उनसे जो कुछ मिल्न जाय उस 
से ही सन्तुष्ट रहे।” ॥१८॥ 
वह सिक्षा पर अपना निर्वाह करे । चारों वर्णों केयदहाँ भिक्ता माँग सकता है। 
पतिर्ता के घरों से भित्षा न ले । पतितों से मतल्नव यद्दा समाज से बहिप्कृत, देश-द्रोही या 
घातक जैसे व्यक्तियों से है । [सात घर भी पहले से निश्चित किये हुए न हों । मुद्दा यह दै कि 
श्रकस्मात्‌ किसी के घर जाकर जो-कुछ अपने-आप पकी चीज मिल जायें, वही प्रहण करे । 
ऐसा नियम रखने से किसी को संन्‍्यासी के लिये विशेष श्रायोजन या व्यवस्था न करनी होंगी थ॑ 
सनन्‍्यासी सी मिष्टान्न आदि हृच्छित वस्तु खाने के लोभ से बच जायगा | 
“बस्ती के बाहर जलाशय पर जाकर जल छिड़ककर स्थलशुद्धि करे और 
(समय पर यदि कोई और भी झा जाय तो उसको भी) बॉटकर बचे हुए सम्पूरो 
अन्न को चुपचाप खाले | (बचाकर न रक्‍खे और न अधिक मॉगकर ही 
लाचे )।” ॥१६॥ 
फिर बस्ती के माहर किसी जलाशय के फिनारे जाय व स्थान को अच्छी तरह माद- 
बुह्दार थे बन सके तो घोकर या पानी डिड़ककर खाने के लिये बेठ । उस समय यदि और कोई 
भूया प्यासा ग्रा जाय तो पहले उसे खिल्लावे व जो कुछ बच जाय उस सारे को आप खा ले । 
खाते समग्र मौन रहे । न तो कुछ बचाकर दी रखे, न अधिक सांगकर द्वी जावे । 
' अनासक्त, लितेन्द्रिय, आत्माराम, आत्मग्रेमी, धीर और समदर्शी होकर 
अकेला ही प्रृथ्नरी पर विचरे।” ॥रण। 
बपव तक पहों डसने घर-द्वार में अनासक्ति रखी थी तहाँ अन्र वस्तु-मात्र च व्यक्ति-मात्र से 
पासक्ति छोड़ दे । अपनी सारी इन्द्रियो को वश में रखे । श्रास्म-चिन्तन में ही सदा मरन रहे । 


अध्याय ?८: वानप्रस्थ ओर संन्यास ३४६ * 


यह्कि आत्ममय हो रदे । अपने अन्दर व बाहर सभी जगह अश्रपनी आत्मा का ही दर्शन करे बा 
इससे उसकी दृष्टि में सब के प्रति समता आ जायगी । अपने जेसा ही सबको समझने लगेगा। 

फिर वह अकेला रहते हुए भी अपने को अकेला नही सममेगा। जो मनुष्य स्वार्थी दे वह बहुजन- 

समाज में रहते हुए भी अकेला है; क्योंकि चद्॒ सबको अलग रखकर केवल अपने ही सुख- 

स्वार्थ को देखता है | परन्तु जो परमार्थी है वह अकेला रहते हुए भी समाज मे है; क्योंकि वह्द 

सद्दव प्राणि-सात्र के सुख व हित से तत्लीन रद्दता है । पृथ्वी पर कद्दीं भी चह अकेला रहे तो 

उसे कोई भय, चिन्ता, हुःख न होगा, न रहेगा । 


“मुनि को चाहिये कि निजेन और निर्भेय देश में रहे तथा मेरी भक्ति से 
निर्सलचित्त होकर अपने आत्मा का मेरे साथ अभेदपूर्वक चिन्तन करे |” ॥२१॥ 
सुनि को उचित है कि वह ऐसे स्थान का आश्रय करे जो निर्जन हो, व किसी प्रकार 
के विन्न-बाधा की संभावना न हो । वहाँ रहते हुए मेरे भाव में सदा लीन रहे, जिससे 
उसका चित्त सदा निर्मल, प्रफुल बना रहे । और जब कभी अपनी आत्मा का ख्याल करे तो 
उसे मुझ से जुदा न माने, न समझे । सदुव आतत्सा व परसात्मा के अमभेद-भाव का चिन्तन 
करता रहे । 

“ज्ञाननिष्ठा के द्वारा अपने आत्मा के बन्धन और मोक्ष का इस प्रकार विचार 
करे कि इन्द्रियों की चंचलता ही बन्धन है तथा उनका संयम ही मोक्ष है।? ॥२०॥ 

सर्देव ज्ञाननिष्ठ रहे । ज्ञान के ही विचार व चर्चा में रत रद्दे । जब कभी सोचे तो 
आत्मा के ही बन्ध व मोक्ष के विषय में । क्योंकि वन्धन ही दुःख का सूल है । अतः मनुष्य- 
मात्र को चादिये कि वन्धन से छुटकारा पाने का सदेव प्रयत्न करे । संन्‍्याली के लिए तो दूसरा 
कोई कर्तव्य ही शेष नहीं रहता है । अतः वहद सेव यही सोचे कि इन्द्रियों की चन्‍्चलता दी 
यन्धन का कारण है और' उनका संयम ही मोक्ष का । वह इन्द्रियों के बारे से कभी निश्चिन्त 
या ग़ाफ़िल न रहे । गर्मियों से घास-पात सूखे दिखने लगते हैं । किन्तु श्रनुकल परिस्थिति 
होते ही उन अ्रद्श्य बीजो व जडों ने अपना ज़ोर जमा ही लिया । डसी तरह मनुष्य की वासना 
या संस्कार ऊपर-ऊपर से कई बार दब गये मालूम होते हैं जिससे साधक या यति समझ लेता है 
कि अब इनका प्रभाव नहीं पड सकता; परन्तु कई बार अलुकूल परिस्थिति पाते ही वे अपना 
ज़ोर जमाकर उसे पढाड देते हैं । अतः इन्द्रियों के वश में हो जाने पर भी उन्हें सहेच उन 
सब परिस्थितियों से बचाते रहना चाहिये जिनसे संयम का बॉध हटने का श्रन्देशा हों । जब 
इन्द्रियाँ जीवित ही म्तवत्‌ दो जॉय, सन द्वी नहीं, इन्ठ्ियो की तरफ से ही, शरीर के द्वारा ही, 
भोग घ भोग्य पदार्थों का विरोध होने लगे तब अश्रधिक निश्चिन्तता: रक्‍्खी जा सकती है। 
सुन्दरी रमणी को देखकर, रुपयों का ढेर सामने होते हुए, प्रशंसा, कीति सुनते हुए कोई भी 
इन्द्रिय चल्‍्चल न हो, उसमें किसी प्रकार की हलचल, संवेदन, विकार न पेंदा दो, वल्कि सतव्त 
पएँठने लगे तो समके कि श्रव ख़तरे से बाहर हुए । 

#इसलिये मुनि को चाहिये कि छहों इन्द्रियों ( मन एवं पंच ज्ानेन्द्रियाँ ) 
को जीतकर ओऔर समस्त चुद्र कामनाओं को छोड़कर अन्तःकरण से परसानन्द 
का अनुभव कर निरन्तर मेरी ही भावना करता हुआ स्वच्छन्द विचरे |” ॥२४३॥ 

इसलिए सुनि को चाहिए कि बह छुट्ठों इन्टियो को--पांच' ज्ञानेन्तियाँ च एक मन को, 


भागवत-धर्स या जीवन की कृतार्थता 


जींत...ले । इसका प्रारम्भ समस्त छुद्र कासमाओं को जीतने से होता है । जब कामनाएं 
छोड दी जाती हैं तव हृदय परमाननद का अनुभव करने लगता है । क्‍योंकि कामनाओं के 
छूटते ही हृदय का संघर्ष-ह्वन्द्र छूट जाता है, जिससे दुःख का अनुभव उसे नहीं द्ोता । फिर 
केवल आनन्द ही शेष रह जाता है । जिस आनन्द में उत्तार-चढ़ाच हो वह साधारण, व जो 
स्थिर हो वह परसाननद कहलाता है | ज्यों-ष्यों कामना छूटने लगे त्यो-त्यों सुनि मेरी अ्धिका- 
घिक भावना करे क्‍योंकि कामनाओ्रों से छूटे मन को कहीं तो लगाना ही दोगा। और जगह लगाने 
से फिर कामनाओं के चक्कर में पड जाने का अन्देशा है, अत, झ्लुक में ही सन लगाया जाय । 
व ज्यों-ज्यों मुझ मे सन अ्रधिक क्गेगा त्यों-स्यों उसमे ऐसा आनन्द व सुख अनुभव होगा कि 
बड़ी-मढी कामनाय सी तुच्छु व॒ त्याज्य सालूम पढ़ने ज़्गंगी । उधर मन जाने ही न पायगा । 
सभी भक्तों व सन्‍्तों का अनुभव यहाँ मेल रखता है । जिसका मन भुर में लग गया है, मेरी 
मलक लिन्हें दिखाई देगई है वे फिर उसपर इतने ल्ट्ट हो गये हैं कि दूसरी बातों से मन 
बिलकुल विरक्त व उदासीम द्वो गया है। अतः यह परस्पर सहायक चक्कर है । ऐसी घृत्ति से 
मुनि स्वछुन्द विचरण करे । 

केवल भिक्षा के लिये दी पुर, आम, गोष्ठ और यात्रियों के समुदाय से 
जाता हुआ पुण्य देश ( तीथेस्थान आदि ) नदी, पर्चेत, वन और आश्रमादियुक्त 
भूखण्ड में बिचरता रहे ।? ॥२छ॥ 

वह निरीह होकर सारे संसार में घूमे । तब ससार के सेद व लेप से बचा रहेगा । 
संसार से उसका स्वार्थ यदि रहा दे तो वह केवल भिक्षा तक द्वी । इसी निमित्त वह भले ही घुर, 
ग्राम, गोष्ठ और यात्रि-ससुदाय से अपना सम्बन्ध या सम्पक रखे । उनकी सेवा या कष्ट-दुःख 
में द्वाथ बैंठाने के लिण तो वह सर्व॑दा अस्तुत रहे, परन्तु अपनी खुख-सुविधा की दृष्टि से वह 
सदैव उन्तसे दूर रद्दे । पेसी द्ृत्ति बनाकर वह पुएय देश, नदी, पर्वत, वन, झाश्रस, संस्था 
आदि सभौ भुखण्ड में विचरण करे। 

#सिक्षा भी अधिकतर वानप्रस्थियों के स्थानों से ही ले, क्योंकि शिलोरूछ- 
वृत्ति से भ्राप्त हुए अन्न के खाने से बहुत शीघ्र ही शुद्धचित्त और निर्मोह हो 
जाने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है ।? ॥२४॥ 

जहाँ तक हो सके भिक्षा भी घानप्रस्थियों के स्थानों से ह्वी ले, क्योंकि अन्न-जल्न का 
बहुत असर सन की शुद्धि व पविन्नता पर पडता है | यद्द अजुभव से देखा गया हईं कि जो 
शिलोछिबृत्ति से प्राप्त अन्न पर रहते हैं उनका चित्त बहुत जल्दी शुद्ध हो जाता है, वे मोह-साया 
से जल्दी छूट जाते हैं । क्‍योंकि भिक्षा मे ही क्यो न हो, यदि हम किसी से कुछ लेते हैं, तो 
उसका सिद्दाज़, मोह, दबाव, असर पड़ता ही है । फिर भिक्षा में सढव शद्धू साधन से कमाया, 
च स्वच्छु शद्व मन से प्रेम-पूवंक दिया अज्न तो मिलता नहीं है । छुली, लंपटी, कामी, चोर, 
कपटी, दुष्यसनी, आदि लोगों का अन्न खाने से मन में हन कुविचारों का डद॒य हुए बिना नहों 
रह सकता । अतः मनुष्य को व खासकर झुनि व यति को ऐसे श्रशुद्ध अन्न से बचने का 
प्रयप्न करना ही चाहिए। इस प्रकार चित्त जब शुद्ध व निर्मोह्द हो जाता है तब परम सिद्धि पाने 
में देर नहीं लगती । 

“इस;दृश्य प्रपच को कभी वास्तविक न समझे : क्योंकि यह नष्ट हो जाता 


अध्याय १८: वानप्रस्थ और संन्यास +- 


है, - इममें अनासक्त रहकर लौकिक- और पारलौकिक समस्त कामनाओं (कार्य, - 
कर्मो) से विरक्त हो जाय ।? ॥२६॥ जे + 
फिर इस बात को हृदय मे सदा के लिए अ्रंकित करके रखले कि यह जो दृश्य- 
प्रपच्च--संसार है, यह वास्तविक नहीं है । क्योंकि यह नाशवान्‌ है ! इन्द्रिय-जयकर लेने के 
याद वह मन एकापग्र होने लगता है व एकाग्रता से तथा मेरे ध्यान से उसकी उत्तरोत्तर शुद्धि 
होती है । इन दो प्रक्रियाओं के बाद मन वास्तविक सत्य को ग्रहण करने-योग्य स्थिति में आता 
है । अतः पहले इस धश्य-जगत्‌ की शअचास्तविकता को समझ ले व फिर उसमें आसक्ति न 
रखे । यदि उसकी बुद्धि को यह बात जेच जायगी तो अपने आप ही डघर से ध्यान व * आसक्ति 
हटने लगेगी । इस अनासक्ति का फल यह होगा कि लोकिक ही नहीं, अलौकिफ विषयों की 
कामनाओं व काम्यै कर्मो से भी वह विरक्त होने जगेगा। 


“आत्मा में जो मन, वाणी और प्राण का संघातरूप यह जगत है वह सब. 
माया ही है--इस प्रकार विचार द्वारा उसका बोधकर अपने स्वरूप में स्थित हो ' 
जाय और फिर उसका स्मरण भी न करे ।? ॥२७॥ 


जैसे यह -घाहर जगत्‌ है वैसा ही हमारे शरीर के भीतर भी एक जगत है । जेसे बाहरी 
जगव ईश्वर के शरीर में है-घेसे-ही यह जगत मनुष्य के शरीर में है। इस जगत को भी तुम समर 
लो । वह दे मन, प्राण, वाणी का संघात । लेकिन यद्द भी बाहरी जगत्‌ की तरह साथा ही है। 
यह सोचकर वह अपने स्वरूप में श्रर्थातव्‌ आत्मा में स्थित हो जाय श्रौर फिर उस जगत का 
स्मरण भी न होने दे । अर्थात्‌ चौबीसों घण्टे यद्द स्मरण रखे कि आत्मा ही सस्य है; यह जगत्‌- 
भीतरी व बाहरी सथ्र साया दै, नश्वर है, श्रोर इसी जागृति से संसार मे अपना कप्तंव्य पालन फरे। 


“जो ज्ञाननिष्ठ हो, विरक्त हो अथवा किसी भी वस्तु की अपेक्षा न करने 
बाला मेरा भक्त हो वह आश्रमादि को उनके लियों ( चिहों ) :के सहित छोड़कर 
वेद-शास्त्र के विधि-निषेधरूप बन्धन से मुक्त होकर भी खच्छुन्द विचरे |” ॥२८॥ 

जब वह ज्ञाननिष्ठ व विरक्त हो जाय; श्रर्थात्‌-पूर्वोक्त ज्ञान में ही जब वह २४ घण्टे 
स्थित रहने लगे व संसार की नश्वरता देखकर इसके भोग पदार्थों से विरक्त हो जाय व जब 
उसके मन में किसी प्रकार की कोई अमिलाषा न रहे, किसी वस्तु की अपेक्षा न रह जाय, तथ वह 
श्रौर सब याह्य वस्तुओं को, जेसे आश्रम व उनके चिह्रादि को छोड दे व एक मात्र मेरी भक्ति में 
ही, सेरे भाव से ही, ततलीन रहे । ऐसी श्रवस्था प्राप्त हो जाने पर फिर वेदु-शाख-वर्णित विधि- 
निपेधात्मक नियमो व क्रियाश्रों के आचार उसके लिए आवश्यक नहीं रद्द जाते। चह प्रपने को 
हन बन्धनो से मुक्त समझे । अ्रय दह सब तरद्द स्वसन्त्र, सुक्त हो गया । श्रव विधि-विधान 
उसके आचार के प्ररक व विधायक नहीं रहे, उसकी ज्लान-निष्ठा या ईश्वर-निप्ठा रही । 

“बह बुद्धिमान होकर भी बालकों के समान क्रीडा-करें, निपुण होकर भी 
जड़वत्त्‌ रहे, विद्वान होकर भी उन्म्तत्त .( पागल ) के समान बातचीत करे और 
सब प्रकार शास्त्र-विधि को जानकर भी पशुवृत्ति से रहे-।” ॥२६॥ 

अब उसका प्ाचार यिल्कुल-पझोर तरह का हो ज़ायगा। पद्दले-उसके मन में अपनी विद्या, 
ज्ञान, पुरुषार्थ सिद्धि आदि का कुछ अभिमान रहा करता था। इन प्राप्तियों के थोड़े-बहुठ प्रदर्शन 


भागवत-घर्म या जीवन की कृता्थता 


मे उसको रुचि रहती थी। अ्रपनी प्रशंसा करवाता यदि न हो तो उसे कम्-से-कम सुनता चाव 
से था। अपनी निन्‍्दा को सुन तो लेता था, फिर भी मन में कुछ बुरा ज़्गता था व निन्दक की, 
मन में दी सही, टीका कर लिया करता था। निन्दुक व प्रशंसक की जुदा-जुदा श्रेणी उसके पास 
थी। श्रव यह सारा अ्रभिसान व आसक्ति चल्नी जाने से उसमें एक बालक की-सी सरलता दीख 
पढ़ेगी । चुद्धिमान्‌ होते हुए भी ऐसा सालूम पढेगा मानों यह चालक-ला सरल, नि्दोप, भोला 
है, कहीं सी बनावट, छुल, कपट, टेढ़ा-तिरछापन का नास-निशान नहीं है । व्यवद्दार-निषुण 
होकर सी उस निपुणता को दिखाने का प्रयत्न नहीं होता, जिससे वह्द दूसरो को जड जैसा ही 
मालूम हो सकता है। विद्वत्ता की धाक दूसरों पर नहीं जमाना चाहता, विद्वत्ता के बल पर 
दूसरों को श्राकर्षित नहीं करना चाहता, इससे दूसरों को ऐसा आभास होगा मानो यह कोई 
उजहु, अनपढ़ है। शाघ्षज्ञ होते हुए भी ऐसा जान पड़ेगा मानो कोई निरा गंवार दे । श्रपने को 
प्रदर्शित करने की अ्रपेज्षा अपने को छिपाने की ही द्वत्ति उसकी द्वो जायगी । जेसे-जसे चह अधिका- 
घिक देश्वर-निष्ठ होता जायगा बसे-वैसे ये लक्षण उससे श्रपने-आप प्रकट होते जायगे। 
जान-बूककर या अयस्नपूर्वक हन ज्षक्षणों को लाने की ज़रूरत नहीं है, या बनावट से ऐसा ब्यव- 
हार करना भी अज्नुचित है। वह तो सत्य के प्रतिकूज्न होने से ज्ञान, भक्ति, या कर्म सब भवस्थाओं 
के क ख ग॒ घ के भी प्रतिकूल दे। उनसे ऐसी दी बृत्ति से रहा जायगा, वे प्रयध्न करके बनावट 
करना चादँ तब भी नही दो सकेगी--यही उनकी ज्ञाननिष्ठता या ईश्वर-निष्ठता की कसौटी है । 
“उसे चाहिये कि क्मंकाण्ड के व्याख्यानादिरूप वेदवाद से प्रेम न रक्खे 
पाखण्डी और केवल तर्कपरायण भी न हो तथा जहा कोरा वाद-विवाद हो वहाँ 
कोई पक्ष न ले ।” ॥३०॥ 

फिर यति को चाहिए. कि वह वेदवाद में न पड़े। श्रर्थात्‌ वेदों के अक्षरार्थ करके 
मये-नये घाद म तो निकाले न उनमें दिलचस्पी ही ले । न पाखण्डी बने, न पाखणिडियों को आश्रय 
दे, न कोरा तकंटी ही बने, न शुष्क चाद-विघाद मे भाग ले। ऐसे वाद-विवाद के ससय उसे 
किसी एक पक्त के समर्थन के चक्कर में न पड़ना चाहिए। वद्द सबंदा आशय, फक्ष, हेतु की तरफ 
ध्यान दे। भक्तरों फी खौंचातानी, शब्दार्थों को महस्व देने से, मूल आशय का, भर्थाव्‌ सत्य का 
घात होता है। शब्द श्राशय को व्यक्त करने के लिए ही बोले जाते हैं । वे आ्राशय के याद्य चिह्न 
था संकेत-मात्र हैं। झाशय का पूर्ण या तद्ठत्‌ रूप या चिम्र उनसे आंखों के सामने खड़ा नहीं होता- 
सलकमान्न दिखाई देती है । अ्रतः अद्वरों व शब्दों में ही यदि उल्लक रहे, उन्हीं को मद्स्व दंगे 
तो मुज्ञ श्राशय तक पहुंचने न पावेगा । यदि पहुँच भी गये तो वह खो जायगा | अत. बुद्धिसान्‌ 
मनुष्य को चाहिए कि शब्दों के संकेत से मल आ्राशय को ही सघेंदा समझने का यरन कर । जय 
ऐसा करंगे तो ऊपरी सतसभेदों व विचारों के लिये बहुत कम स्थान रद्द जायगा। जहां शब्दों व 
अक्षरों की खींचातानी हों, इन्हीं को अधिक महत्व दिया जाता हो, यहाँ निश्चित रूप से सत्य को 
शोध, शोधक-च्त्ति का अ्रमाव समझ लेना चाहिए व उससे दूर रहना चाहिए | 

ऐसे अघसरों पर स्वाजुभघ या दूसरे अलुभवियों के अल्ञुभवों पर अधिक आधार रखा 
जा सकता हैं। केवल बुद्धि के तके भी कई बार, श्रक्तरार्थ की तरद्द, घास्तविकता या मुत्त उद्देश से 
भटकाकर छल्ले जाते हैं। सब शास्त्रों और विधि-विधानों या वेदों का सत्न उद्देश्य हे--मलुष्य प्राणी 
फो सतज्ञान प्राप्त कराना व उसके द्वारा उसके आस्यंतिक सुख का मार्ग सुक्षम व निश्चित बनाना | 


रु 


झ्रभ्याय १८ : वानप्रस्थ ओर संभ्यास 


ज्ञानियो, अ्नुभवियोंच जीवम्मुक्तों ने यह बताया है और वेद-शास्त्रों ने इसे पुष्ट किया दे 
के ईश्वर सत्य हैं, जगत्‌ मिथ्या है व जीव तथा ईश्वर दोनों एक दुं--जगत्‌ भी ईश्वर का दही 
प्रत्यक्ष रूप, संकल्प, स्पन्द, कम्पन, तरंग, प्रतिबिम्ब आदि है । इस ऐक्य-ज्ञान या भाव से इेश्वर 
की प्राति होती दे जिससे मनुष्य के यावद्‌ दुःख सिठ जाते हैं व वह अखण्ढ सुख शांति-सुक्ति 
का अधिकारी हो जाता है | इस मूल ज्ञान या श्राशय के अनुकूल जो कुछ हो वह 
सत्य, आह्य तथा इसके प्रतिकूल जो कुछ हो वह त्याज्य या अग्माह्म समझना चाहिए । 
ऐक्य-ज्ञान, ऐक्य-मार्ग, ऐक्य-भाव, भक्ति सार्ग है । इस उद्देश से कम करना कम सांग हैं 
योग-साधना यौग-सा्ग है। सतरूब यह कि श्रसल्ली व वास्तविक तथ्य अर्थात्‌ सत्य पर सदंव दृष्टि 
रखे । ऊपरी शब्दार्थों व निरर्थक शुप्क वादविवादों से, पंडिताई सें, चह न उलमे, न पडे । जहा 
सत्य की छानबीन होती हो, विवाद नहीं, विचार, विनिमय होता हो, एक ओर सच्ची जिज्ञासा व 
दूसरी ओर समाधान करने की वृत्ति हो, ऐसी मण्डली मे वह ज़रूर योग दे व अपना प्रामाणिक 
मत, अनुभव आ्रादि प्रकट करे। सब लोग उसे स्वीकार कर दी लें--ऐसा श्राग्रह वह न रक्खे । 
दूसरे को मनवाने का जहां ऐसा आग्रह हो वहां सत्य का अभाव ही समझो | सत्य का आग्रह स्वयं 
श्रपने लिए द्वोता है | श्रपने लिए उसका शआाग्नह न द्वो तो वहाँ भी सत्य की उपलब्धि या तो हुई 
नहीं या होती नदीं, उसी तरद्द दूसरों पर श्रपना आग्रह लादना भो सत्य-गति, सत्य-प्राप्ति, या 
सत्यक्ृत्ति के विपरीत है । दूसरों को हम अपने श्रनुभव युक्ति व उपदेश से समझाने का यरन- 
भर ही कर सकते दै। इसमे आप्रह या तो अहंकार का, अ्रदस्मन्‍्यता का लक्षण है, या अ्ज्ञान व 
मुढ़ता का । 


“बह धीर पुरुष अन्य लोगों से उद्विग्न न हो ओर न औरों को ही अपने से 
उद्विग्न होने दे, निन्दा आदि को सहन करे, किसी का अपमान न करे ओर इस 
शरीर के लिए पशुओं के समान किसी से बैर न करे ।” ॥३१॥ 

ऊपर तो उसकी मानसिक वृत्ति बताई, अश्रब उसका श्राचार सुनो । वह औओरों के साथ 
इस तरद्द व्यवहार करे जिससे न तो दूसरों के मानसिक दुःखों व क्लेशों का कारण बने, न उनके 
दिये दुःखों व क्लेशा से दुश्खी व प्रभावित ही होवे । संसार में यो ही दुःख क्या कम दे कि 
मनुष्य श्रोर हु.ख बढ़ाने का उद्योग करे | श्रतः प्रत्येक मनुष्य का यही कर्तव्य है कि वह अपना व 
वूसरो का दु:ख सदेव कम करने का प्रयत्न करे । दुःख देने का प्रसंग आ ही जाय तो दो सूरतों में 
उसे अनिवाथ समका जा सकता है, एक तो स्वयं सामनेवाले के द्वित के लिए, दूसरे अपनी 
शक्ति, निर्बेत्नता, मर्यादिताश्रों के कारण । पहली दशा मे भी सजवूरी की हालत मे ही दुख 
दोने दिया जा सकता हैं। श्रर्थात्‌ किसी भी दशा से, कहीं भी, दुःख देने की निर्यत ही नहीं हो 
सकती । सजबरी से असहााय होकर दुःख पाते हुए सद्दा ही जा सकता है । परन्तु यदि अपने को 
कोई दुःख दे, कष्ट में डाले जाय तो ऐसा धर्म-युक्त या नीति-युक्त उपाय तो ज़रूर करना ही 
चाहिए जिससे वह दु ख या संकट टत्त जाय । पर चद्द आ हो पढे तो उसे घैर्य से सह ले, व देने- 
वाले के प्रति सन में क्रोध या बेर का भाव न आवे। अपने ही अ्रद्श का फल उसे समझ ले। सामने 
वाले वे कहे सी भले दी, समझावे भी सले ही, पर वह सब मिन्र-भाव से, स्नेह से, न कि बैर- 
भाव या शत्रता से | इसी तरह कोई निनन्‍दा करे तो उसे भी शान्ति से सुन ले व सद ले | यद्द तो 
ज़रूर सोचे कि निन्‍्दमा में कुछ तथ्य दे या नहीं, तथ्य हो तो उस पर विचार भी करे व अपने में 


भागवत-धर्मे या जीवन की कृताथेतां 


कुछ सुधारने या व्यागनै-प्रोग्य हो तो उसे सुधारे व स्यागे भी; परन्तु निन्‍दा करनेवाले पर क्र 
न हो, न उसकी बुराई ही चाहे । उसका नतीजा उसी के अपने कर्मा पर या ईश्वर पर छोड़ दे । 
बल्कि उसे सुबुद्धि देने के ल्षिए ईश्वर से प्राथना करे च करता रहे । 

इतना होते हुए भी खुद किसी का भी अपमान न करे । यदि हमारी दृष्टि में सभी 
नारायण हैं तो हम कैसे किसी का अपमान फरेंगे ९ यों' भी किसी का अ्रपसान करना अपना ही 
छोटापन है । यदि तुम साधक हो, भक्त हो तो तुमको नम्र दी रहना चाहिए, किसी का भ्रपमान 
करना नम्रता-विनय के विपरीत है । यदि तुम ज्ञानी सिद्ध;द्वो तो सामनेवाला परमात्मा ही है। 
तुम्द्दारा ही दूसरा रूप है, उसका श्रपमान क्यों ? उसकी त्रुटि तुम्दवारी च्रुट्टि है; उसका अपमान 
तुम्दारा श्रपना ही श्रपसान है। चुम कहोगे कि जब मेरा सबके ' प्रति आत्मभाव है तो फिर मे 
दूसरे को दुःख देने, अपमान करने, हानि पहुचाने से क्यो हिचकू ? तो से कहूँगा कि तुमने यह 
उल्नटा झ्राशय निकाला | अभेद दृष्टि या श्रद्नेत भावना तो तुम्हारी हुई है न कि सामनेवाले की । 
श्रत; उसके तुम्दारे प्रति किये गये व्यवहार को तुम अपने दी द्वारा किया गया ध्यवहार समझ 
सकते हो । परन्तु वह तो भेद-बुद्धि वाला है श्रतः तुम्दारे व्यवहार को भेद-दृष्टि से ही देखेगा। 
तुम्दारे श्रपमान को वह श्रपसमान ही समझेगा । वह तुमसे बदला लेगा । इससे तुम अ्रकारण ऋंसट 
में पठ जाओगे । उसकी यह स्थिति भुलाकर तुम उसके प्रति ध्यवहार करोगे तो घत्य की अ्रवद्देलना 
करोगे । तुम्द्दारे जिस व्यवहार का असर सासनेवाले पर पढने वाज्षा दो वह तुम्हारी दृष्टि मे 
कितना द्वी' डचित व योग्य भी दो तो यदि सामनेवाले की मनःस्थिति का विचार न करोगे तो उल्दा 
तुम्द्दी मुसीयत में पढ़ोगे । बह तुम्हारे श्राशय को ग़ल्ञत सममेगा व उसके क्िए जो कुछ कार्यवाही 
करेगा उसकी बुरी प्रतिक्रिया तुम पर होगी । अत्त, में ब्रह्मशानी या-ब्ह्मनिष्ठ हूँ, इसका श्रर्थ इतना 
ही है कि दूसरे के मेरे प्रति किये गये व्यवहारों का शर्थ सर्देव ऐक्य-भावना से करूँ, किन्तु मेरे 
उनके प्रति किये जाने वाले व्यवहारों में सदेव उसकी भेद-घुद्धि का दिसाव ज़रूर लगा लू । ग्रह्म- 
ज्ञानो के व्यवहार का यही राजमार्ग है। नहीं तो वह अपने व दूधरों के लिए सदेव भ्नर्थ, विवाद, 
भंगड़े-बखेडे व परिणाम में अ्रशान्ति का कारण बनेगा | फिर किसी उच्च उद्देश्य से, समाज, देश 
या घर्म-कार्य के लिए किसी से लडना-रूगड़ना पड़े, किसी को दुःख पहुचाना श्रनिवार्य ही हो जाय 
तो यह एक बात दे। किन्तु अपने शरीर के सुख-दुःखो के लिए किसी को सताना पढ़े या किसी से 
वर-साव रखना पड यह दूसरी बाठ है। पहली-बात तो-समझ मे थ्रा सकती है | मलुष्प-शक्ति की 
मर्यादा का नाप उससे निकलता है पर दूसरी तो सामान्य पुरुष के लिए भी उचित नहीं है । फिर 
यति-संन्‍्यासी के लिए तो और भी ग़ेर वाज़िग्र दी है। उसका ऐसा ब्यवद्वार तो पशु-तुल्य ही 
सममना चाहिए । 


“जैसे कि एक ही चन्द्रमा के भिन्न-भिन्न जलपात्रों मे' अनेक प्रतिबिस्ब पड़ते हैं 
उसी प्रकार समस्त प्राणियों में और अपने मे भी एक ही परमात्मा विराजमान है। 
तथा ( अपने कारण पृथ्वी आदि रूप से ) समस्त देह भी एक ही है।” ॥१श॥ 

घद्द ऐसा ही समझे कि समस्त प्राणियों में व सुझ मे एक ही परमात्मा विराजमान है। 
तथा यद्द जो सिक्ष-भिन्च देह हैं वे भी सब पुक दी हैं। क्योंकि जिन पाच सत्वों से उसका देह बना 
है उन्हीं से दूसरे सब देद्द बने हैं । केवल उन तत्वों की मात्रा व मिल्लावट का भेद है। चन्द्रमा तो 
पुक द्वी है, परन्तु जितने घढों मे, ताज्ञायों मे, कुशों में देखोगे घह श्रत्नग-अक्षग दिखाई पढ़ता है । 


न्‍ ३ पल 
अध्याय १८ : वानंप्रस्थ ओर संन्यास इ्ध४ 
इसी तरद्द परमात्मा श्रलग-अलग देहों मे जुदा दीख पडता हैं। यह हमारा केवल झज्ञान या भ्रम 
ही है। वास्तव मे जीवमातन्र से उसी एक की चेतन सत्ता विद्यमान है। 
“धीर पुरुष कभी-कभी समय पर भिज्ञा न मिले तो दुःख न साने और मिल 
जाय तो प्रसन्न न हो, क्योंकि दोनों ही अवस्थायें देवाघीन हैं ।” ॥३३॥ 


फिर जो यति धीर है उसे चाहिए कि यदि समय पर भिक्षायां अन्य वस्तु न मिले तो 
उससे दुःखी न हो श्रौर मिल जाय तो उससे सुख श्रशुभव न करे। दोनों अवस्थाओं से अपने सन 
को स्थिति को एक-सा रखे । क्योकि भिज्षा या शअ्रन्य चस्तु का उसके लिए मिलना या न मिलना, 
समय पर मिलना था न मिलना श्रादि देव-तन्त्र पर अवलंब्रित है। यति समाज पर श्रपना यह 
भार छोड दिया है और हो सकता है कि भूल से,, असावधानी से, अन्य आवश्यक कार्य आ 
पड़ने से या कोई अचानक कठिनाई पेदा दो जाने से, संस्यासी को ससय पर वस्तु न मिलते । 
श्रतः यदि ऐसी बात पर वह बिगडने या दु, ख करने लगेगा तो समाज के प्रति उसके समंभाव मे 
बाधा पहुँचेगी व श्रनजान से ही समाज के प्रति उसके हाथों अन्याय हो सकता है। फिर ईश्वर- 
प्राप्ति के आगे ये शारीरिक सुविधा की वस्तुए' उसके लिए बहुत तुच्छु हैं। इन छोटी-छोटी बातो 
से यद्दि मन की समता नष्ट होने लगे तो समझूना चाहिए कि उसने संन्‍्यासी बनने में जल्दी को हे। 


“राणरक्षा आवश्यक है, इसलिये आहार मात्र के लिये चेष्टा भी करे, क्‍योंकि 
4 व ग्रे है. 
प्राण रहेंगे तो तत््वचिन्तन होगा और उसके द्वारा आत्मस्वरूप को जान लेने से मोक्त 
प्राप्त होगा ।? ॥१७॥ 


जहाँ तक उसके स्वार्थ या सुख से सम्बन्ध है, केवल प्राण-धारणा मे ही उनका समा- 
वेश हो जाता हैं। वह अपने लिए अगर कोई उद्योग करे तो केवल प्राण-घधारणाथ । इसी निमित्त 
वह आहार श्रादि की चेष्टा करे । सो भी तब तक जब तक जीवित रहने की इच्छा- हो, वह प्रयोज- 
नीय हो । जब तक शरीर मे प्ररण है तभी तक तत््वचिन्तन शक्य है । और तत््वचिन्तन ही आध्म 
स्वरूप को जानने में व सोक्ष प्राप्त कराने मे सहायक होता है। केवल इसी आशा व विचार से 
आहार श्रादि का उद्योग करे । दूसरी सब इन्द्रिय-क्रियाएं उसकी निस्वार्थ व निरपेक्च-भाव से 
चाहि '। 


/विरिक्त मुनि को उचित है कि देववशात्‌ जैसा आहार मिल्न जाय, अच्छा हो 
या बुरा; उसीको खा ले; इसी प्रका( वस्त्र और बिछौना भी जैसे मिले, उन्हें ही 
स्वीकार कर ले ।” ॥३५। 


इस तरह जो आहार मिले उसी को शान्ति से पा ले--हस विचार से या मरझट मे न 
पढे कि यह स्वादु है या श्रस्वाहु, व रूखा-सूखा है या तर-माल । इनकी और से वह सदैव उदा- 
सीन रहे । चह इस बात पर विश्वास रखे कि यत्ति अधिकांश में तो अपने ज्ञान या भात्र यत्न पर 
जीवित रहता है । धनन जिस अंश तक उसमें सहायक है उसी श्रंश तक उसका महत्व है। अतः 
वह प्राण-घारणा की ही दृष्टि प्रधान रकखे । यही बात स्तान, चास, कपडे, बिस्तर श्राद्रि के बारे 
मे । वे सुन्दर दया असुन्दर, फटे पुराने हू या नये, ऋल्ञायुक्त हैं था कलाहदीन,बरढ़िया हैं या घटिया, 
इन बातों का विचार न करे । शरीर-रक्षा-मात्र ही उनकी उपयोगिता देग ले. जैसे थे गन्दे न होने 
चाहिए झादि । 


भागवत-धर्म या जीवन की कृताथेता 


““ज्ञाननिष्ठ परमहंस शौच, आचमन, रनान तथा अन्य नियर्मों को भी शास्त्र- 
विधि के अधीन होकर न करे, बल्कि मुझ ईश्वर के समान केवल लीलापूर्यंक 
करता रहे |” ॥३६॥ 

ज्ञानी पुरुष जीवन के जो भी कार्य जेसे स्नान, आचमन आदि, इसलिए न करे कि 
शास्त्रों मे उनका विधान है । बल्कि इसलिए करे कि वे स्वच्छुता के लिए श्रावश्यक हू । मतलब 
यह कि श्र चह किसो विधि-विधान से बंधा नहीं है । जब तक सन संयम म॑ नहीं रहता या 
भोग-सुख की वासना रदह्दती है तब तक विधि-विधानों या शास्त्र-बन्धनों का सहारा लेकर चला 
झयब उनके सहारे की उसे ज़रूरत थ रही । इस सम्बन्ध मे वह सेरा श्रजुकरण करे । मेँ जसे सब 
काम लीला से श्रर्थात्‌ सहज स्वभ्नाववश करता हैं, न कि किसी के शआ्रादिश उपदेश या विधि 
निषेधात्मक नियसों पर चलकर । उसी तरद्द वद भी स्घतन्त्र होकर केवल अपने लचय पर दृष्टि 
रखकर चले । 

“उसके लिये यह विकल्परूप प्रपंच नहीं रहता, वह्‌ तो मेरा साक्षात्कार 
होते ही नष्ट हो जाता है, प्रारग्घवश जबतक देह है तबतक ( बाधित रूप मे 
ही ) उसकी कभी-कभी प्रतीति होती है, उसके पतन होने पर तो बह मुभमे ही 
मिल जाता है ।! ॥३७। 

ऐसी स्थिति से पहुच जाने पर डसके लिए. यह विश्व-प्रपञ्च नहीं रहता। क्योंकि 
यह विकल्परूप है। वस्तुत तो है नहीं, कल्पित आरोपण-मात्र है। अतः मेरा साक्षात्कार होते ही 
वह नष्ट हो जाता दै। परन्तु जब तक देह है तय तक कमी-कभी उसकी प्रतीति बाधित रुपमें 
ही द्वोती रहती है। जब तक प्रारव्ध है तत्र तक देह तो रद्देगा ही। देह के पतन के बाद वद्द यति फिर 
मुझमें मिज् जाता दै। श्रत जब तक देह दै तप तक उसे सारे व्यवद्वार इसी ऐक्य-भाव या आत्म- 
भाव से करने चाहिए । वह सब को अह्यमय मानता हुआ रहे, न फि दूसरों से भी चह सब के 
प्रति या अपने प्रति ब्रह्मभाव की अपेक्षा रक्खे | दुनिया साधारणत. उसे अपनी द्वी दृष्टि से देस- 
कर उसके प्रति वेसा रुख़ रक्खेगी। और यदि वह ब्ह्यवादी है तो उससे यद्द ज़रूर श्रपेज्ञा 
रक्खेगी कवि उसका व्यवद्दार तदनुरूप दी दो। जब दुनिया को उसके आचार-व्यवहार से यह विश्वास 
दो जायगा तभी दुनिया की दृष्टि और व्यवहार बदल सकता है। दुनिया के लिए यही स्वाभाविक 
है। उसके पास मनुष्य की अ्रवस्था की कसौटी उसका आचार ही दै। लेकिन यति दुनिया की दृष्टि 
के फेरे मे न पढ़े। उसे तो अपने द्वी हृदय पर द्वाथ रखकर चलना चाहिए। इससे दुनिया 
अपने आप ठीक हो जायगी । आखिर तो जसे हम होंगे वसा ही दुनिया को मानना व समझना 
पड़ेगा | जसे दस हैं या जपा हमारा व्यवहार है वसा द्वी तो हम भी दुनिया से सनवाना चाहेंगे। 
यदि हमारा आचार, हमारे विचार, बृत्ति के अनुकूल है तो दुनिया हसारे भाचार से हमारी 
सही बृत्ति तक अवश्य पहुँच जायगी । संभव है, इसमें कुछ समय लगे । परन्तु वह अनिवाय है। 
खुद दसे भो अपने को सही-सद्दी समझ लेने मे बढ़ा समय लगता है तो फिर दुनिया को क्‍यों 
नल्गे १ 

यहां तक सिद्ध, ज्ञानी या संन्यासी के घर्म अथवा लक्षण बताये । आज जिज्ञासु या 
साधक के कर्तव्य बतल्ाते हैं। इन धर्मों या कर्तव्यों के विषय में इतना ही यहां कद्दे देता हूँ. कि 
जितनेभर बाह्य आचार, नियस, साधना, उपासना बतलाई गई है या बतलाई जाती दे वह सब 


्् 
पध्याय १८: वानप्रस्थ और संन्यास *३६७ 


छेश, काल या पात्र के अनुसार संशोधनीय, सुधारणीय व्‌ परिवतनीय है। इनमे कोई त्रिकाल्ा- 
बाघित नहीं है, न सभी व्यक्तियों पर लागू दी हो सकती है या की जा सकती है | मनुष्य के 
स्वभाव में, प्रकृत्ति की रचना में ही जब इतनी विविधता है, तव सब के लिए एक ही नियम, एक 
ही साधना, एक ही उपदेश, एक दी व्यवस्था नहीं हों सकती । अ्रजुभव-प्रदेश मे एकता 
सान-प्रदेश में मतन्‍सेद, साधना-प्रदेश से श्रनेकता यह अ्रविच्रल सिद्धान्त है | और यही कारण हैँ 
जो मेरे बताये व चलाये सनातन-धर्म में हृतनी विविधता पाई जाती है । यह हमारा दूषण 
नहीं गुण, स्वाभाविकता व श्रेष्ठता है । 
५( यहाँ तक सिद्ध ज्ञानी के धर्म कहे, अब जिल्लासु के कतेव्य बतलाता हूँ ) 
जिस धीर पुरुष को इन अत्यन्त दुखःमय फलचाली विषय-वासनाओं से बेराग्य 
गया है और जिसे मेरे भागव॒त-घर्मों की भी जिन्नासा नहीं है, वह किन्‍्हीं 
पिरक्त मुनिवर को गुरु मानकर उनकी शरण जाय ।" ॥३८॥ 
ऊधो, उस मनुष्य को जिज्षासु समझो जो संसार की विषय-वासमाओश्रों के कडवे फल् 
भुगत झुका है। जिसने देख लिया है कि इनका फल दुःख के सिघा दूसरा नहीं हो सकता। शत; 
जिसके मन में इनके प्रति विराग उत्पन्न हो चुका हे पर म श्रभी उससे छुटकारे का मार्ग हाथ लगा 
है, न मेरी शोर, न मेरे बताये घ॒र्मों की भ्रोर प्रवृत्ति हुईं दे उसे उचित दे कि वह किसी विरक्त 
मुनि या साधु पुरुष की शरण जाय, उसे अपना गुरु या पथदर्शक मानकर उसके बताये मार्ग 
पर चले । 
“उन गुरुदेव को मेरा ही रूप जानकर वह अति आदरपू्थेक भक्ति और 
श्रद्धा से तब्र तक उनकी सेवा-शुश्रषा मे लगा रहे जब तक कि उसको न्रह्मन्नान न 
हो जाय तथा गुरु की कभी किसी से निम्दा न करे।” ॥३६॥ 


सौन-विचार कर एक यार गुरु कर लेने के याद फिर उस पर पूण विश्धास रबखे व 
जैसा मुझे मानता है उसी तरह गुरु को भी माने, उन्हें मेरा ही रूप समझे । आदरपृर्वक उनकी 
सेवा-शुश्रपा करे । उमकी निन्‍्दा कभी न करे | जो यात समझ में न आये वह उनसे पूछे ज़रूर, 
उनके यारे में भी उमसे पूछताछ करे, परवश्तु दूसरों के समक्ष उन्तकी निनद्ता म करे। क्योंकि ऐसा 
फरना दुप्टों का काम है। और जय तक ऐसी दुप्टता यनी हुई हैं तब तक कोई श्रेय:साधन में 
प्रगति महीं कर सकता । दूसरों की निन्‍द्रा वही करता हे जिसे दूसरों की घुराहयां ही देखने 
फी श्रादत है थौर उम्हें फेलाने में रुचि हैं। निन्‍्दा से सर्वथा यिगाड ही होता है। अत: कह 
सकते है कि जिसे संसार में विगाड मंजर हो वही निनन्‍्दा-फम में प्रवृत्त हो। फिर जिस गुरु के पास 
जीवन को उन्नत यनाने के लिए गये हो उनकी निन्‍्द्रा करमा तो दुप्टता से भी धधिक गिरी 
दशा का सूचक ह। शिष्य का काम गुरु के गुण देखना है, घ गुरु का काम शिष्य के दोप देखना 
है। फ्योंकि शिष्य फो तो 'ग्रपने गुण, यल, शक्ति यढ़ाना है, अ्रतः वह हन्हों बातो को टेखने व 
उनकी उपासना करने से सिद्ध हो सकता है। परन्तु गुरु को शिष्य के श्रवगृण, दोष, ब्रटियाँ, 
निर्यलताए' निफालनी ऐहैं, धतः उसकी इप्टि हन पर रहना स्वाभाविफ, उपयोगी व अनिषायय द्दे। 

एस प्रकार भिन्नासु व तक गुर की सेवा में रहे जब तक कि ग्र्नज्ञान न हो जाय, 
जो कि संसार के सय दुःणों से छूटने का पक-माश्र रामयाण उपाय हईै। 

“जिसने काम, फ़रोध, लोभ, मोह, मद ओर सास्सये--इन छः शत्रुओं को नहीं 


भागषत-घर्म या जीवन की कृताथता - 


“जीता, जिसके इन्द्रियरूपी घोडे और बुद्धिरृप सारथि अति अचर्ड -हो .रहे-हैं 
तथा जो ज्ञान और वैराग्य से शून्य है तथापि संन्‍यासी के बेष से पेट पालता है, 
वह यतिधसे का घातक है और अपने यजन्नीय देवताओं को, अपने को और - 
अपने अन्तःकरण में स्थित सुकको ठगता है। ज्ञिसकी वासनाएं क्षीण नहीं हुई हैं,, 
ऐसा वह मूढ़ इहलोक और परलोक - दोनों ओर से मारा जाता है।” ॥४०-४१॥ 
ऊधो, मनुष्य की कमज़ोरी समझ में आने जेसी है । परमात्मा ने जब-जगप्‌ रूप धारण +- 
किया तब यह उसकी कमज़ोरी ही समझना चाहिये । उसका अवतरण ,तो स्पष्ट ही -है।. अपनी - 
निजानन्द्सयी निडव॑न्द्द उच्च स्थिति से उत्तरकर.“उसने दुन्द्द व सुख-हुःखमय /“जगत्‌-का रूप 
धारण किया। यहीं संसार मे निबंज्ञता, अशक्ति, कमी, त्रुटि का. सूत्रपात -हुआ ।+ अतः, सार 
की कोई वस्तु इससे ख़ाल्ती नहीं मिलेगी । जब -तक नाम रूप है, तब/ तक- कोई-स-कोई - त्रटि 
ज्ञगी ही रहेगी । एस परम्शव्मस्वरूप होने पर दी उसका ख़ातसा हो ; सकतता-है ।+ श्रतर- त्रटि। 
कमी, निरब॑ल्षता उतनी बुरी नहीं है जितना पाप, पाखण्ड, -घोखा,-कपट,, छुल है। ये सब 
असत्य के रूप हैं। सत्याग्रही अपनी - त्रुटि को देखने का..यरन करता -है, -मालूम होने, पर. , 
उसे सुधारता है, परन्तु कपटी व पापी तो अवग्रुण को गुय व ग्रुण कों-अवशुश के रूप. में, - 
अन्धकार को प्रकाश व प्रकाश को अन्धकार के रूप में डंके की चोट पेश करता है व दुनिया 
को मूर्ण बनाता है। अतः वह-सुमे किली-तरह -भी सह्य नहीं दे । निरब॑ह्न पर जहाँ सुमे ठया, 
श्राती है, तहाँ ढोंगी के लोक-परलोक दोनों बिगढ जाते हैं। 
“शान्ति और अहिंसा यति ( सन्यासी-) के मुख्य धर्म;हैं, - तप-और :ईश्वरीय 
चिन्तन वानप्रस्थ के धर्म हैं, प्राणियों की रक्षा औरःयज्ञाकरना ग्ृहस्थ के मुख्य धर्म 
है तथा गुरु-सेवा ही ब्रह्मचारी का परम-घसस है|”? ॥४२५॥ 
“ऋुगामी गृहस्थ के लिये भी त्रह्मचयं; तप, शौच; सन्‍्तोष तथा ' भूत-दया 
ये आवश्यक धमे हैं और मेरी उपासना -करना< तो मनुष्य-मात्न ' का | परस, धर्म: 
है ।? ॥४१॥ 
श्र चारों श्राश्नमों के मुख्य धर्म संक्षेप में सुन जो | शान्तिःव भ्र््दिंसा-यति के सुख्य/ 
धर्म हैं। तप व ईश्वर-चितन वानप्रस्थ के, प्राणियों की रक्षा व यज्ञ श्रर्थाव+परोपकारार्थ -कर्म 
करना गृहस्थों के मुख्य धर्म हें तथा गुरु-सेघा ब्रद्गाचारी का परम धर्म है। 
गृहस्थ को उचित है कि केवल ऋतु-काल में ही अपनी भार्या के साथ संयोग करें। 
सो भी, जैसे कि पहले बता चुका हूँ, केवल सन्‍्तति की प्राप्ति के लिए । लेकिन ऐसे ऋतु-गामी' 
गृहस्थ को भी चाहिए कि वह ब्ह्मचय, तप, शोच, सन्‍्तोष व भूतदुया का पालन करे। ये 
उसके लिए आवश्यक ध् हैं। ऋतुकाल में स्त्री-गमन के अलावा और समयों में स्त्री की 
जगदम्बा का रूप सानकर उसका आदर करे । उसे काम्लुक दृष्टि से न देखे, न काम-चेष्टा ही' 
करे । केवल सन्‍्तानोत्पादन के लिए दिया हुआ वह ईश्वरीय साधन दै, ऐसी भावना रक्‍्खे। 
तप से अभिप्राय है अपने धर्म-पालन में आनेवाले सब तरह के कष्टों को प्रसन्‍नता से सहना। 
बाहरी स्वच्छुता को शौच, व धर्म-पूवेक जो कुछ मिले उसी-में निर्वाह करने की ब्त्ति को सन्‍्तोष 
कौर दूसरे जीवों के प्रति समभाव रखने को भूत-दया कहते. हैं | इनके अलावा मेरी उपासना ' 


अध्याय १८: वानप्रस्थ और संन्यास हि 
करना मनुप्य-मात्र का परम धर्म है। मेरी उपासना का दुद्देरा अर्थ हे-मेरे सत्र गुणों को. प्राप्त 
करने की चेष्टा व प्राप्त गुणों का उपयोग जगत्‌ की सेवा मे करने की तेयारी । ड़ 

“उस प्रकार स्वधर्म पालन के द्वारा जो सम्पूर प्राणियों में मेरी भावना रखता 
हुआ अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, वह शीघ्र ही मेरी विशुद्ध भक्ति पाता 
है ।? ॥४४॥ 

/हे उद्धव ! मेरी अनपायिन्ती ( जिसका कभी हास नहीं होता, ऐसी ) भक्ति 
द्वारा वह सम्पूर लोकों के वासी और सबके उत्पत्ति तथा लयस्थान एवं सबके 
कारणभूत मुझ परत्रह्म को प्राप्त हो जाता है।” ॥४श॥ 

५इस प्रकार स्वधर्म-पालन से जिसका अन्तःकरण निर्मेल हो गया है, और 
जो मेरे ऐश्वय को जान गया है, वह विरक्त पुरुष ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्न होकर 
शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लेता है।” ॥४६॥ 

“बर्णाश्रम वालों के लिए यह आचार रूप धर्म है। मेरी भक्ति से युक्त होने 
पर यही उनके परम निःश्रेयस का कारण हो जाता है ।” ॥४७॥ 


“हे साथो | तुमने जो मुझसे पूछा था सो वह सब तुम्हारे प्रति कह दिया 
कि जिस प्रकार स्वधर्स का पालन करता हुआ भक्त मुझ परत्रह्म को प्राप्त होता 
है ।” ॥४८॥ 


श्र्थात्‌ जिसका जेसा स्वभाव है उसके अनुसार अपना वर्ण चुनकर तदनुसार अपना 
धर्म पालते हुए जो सब सें सर्वदा मेरी ही भावना रखता है और अनन्य भाव से मेरा भजन 
करता है वह शीघ्र हो मेरी विशुद्ध भक्ति को अर्थात मेरे शुद्ध भाव को पा जाता है। यह मेरी 
भक्ति अ्रनपायिनी होती है, इसका कभी हास नहीं होता । शुरू में जो भक्ति होती या की 
जाती दे चह तालाब की लहरों की तरह या सनके उतार-चढ़ाव की तरह चञ्जल, अ्रस्थिर, 
घटती-बढ़ती रहने वाली होती है । लेकिन स्वधर्म-पात्नन से फिर वह स्थिर, अनपायिनी हो जाती 
है। इसके द्वारा मुझ परवह्म को पा जाता है। चूंकि में ही सब लोको का स्वामी हुँ और सब 
के उत्पत्ति तथा लय का स्थान और सबका कारणभूत हूँ, श्रटः भक्तजन साधारणतः मुझे 
ही पाने की इच्छा रखते हैँ ओर वह उनकी इच्छा पूर्वोक्त विधि से पूर्ण हो जाती है । 

स्वृधर्म-पालन से सनुप्य का अंतःकरण निर्मल हो जाता है और ऐसे अन्तःकरण से 
मेरे ऐश्वर्य का प्रतियिम्ब दठीक-दीक पडने लगता है जिसको देखकर फिर से संसार” के विषय-भोग 
में रुचि नही रहती । वह विरक्त हो जाता है । यह बिरक्ति उसे ज्ञान-विज्ञान की प्राप्ति की 
शोर प्रेरित करती है शोर ज्ञान-विज्ञान के द्वारा फिर मनुष्य मुझे सहज ही प्राप्त कर लेता हैं। 

वर्णाश्रमियों का यह आचार-रूप धर्स मेने तुस्हें बता दिया हैं| इन धर्मो का पालन 
यदि सेरे प्रति भक्तियुक्त अ्रन्तःकरण से किया जाय तो यही मनुष्य के परम निःश्नेयश्ष का 
कारण हो जाता है । हे 

तुम्हारे प्रश्न का सविस्तार उत्तर मेंने दे दिया और वह विधि बतला दी जिससे मलुप्य 
सुझ परमह्य फो पा लेता है। संक्षेप से बह हूँ भक्ति-पूर्वक स्वधर्म-पालन । 


समाप्त 


